सूरसागर ठाब्दावली 


(एक सांस्कृतिक अध्ययन) 


डॉ० निर्मला सक्सेना 
छुम०"ए०, डीं० फिलू ० 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


प्रकाशक 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
इलाहाबाद 


प्रथमावृत्ति २०००, १४५६२ 


मुल्य : तीस रुपये 


मुद्रक 
भार्गव प्रेस, इलाहाबाद 


पापा मम्मी 


प्रकाशकीय 


भक्‍त-शिरोमरिय महाकवि सूरदास के गीत और पद 'सूरसागर” के नाम से संग्रहीत 
है । यह ग्रन्थ जगत्प्रसिद्ध है। सूरदास हिन्दी भाषा और साहित्य के आधार-स्तभों मे है । हिन्दी 
साहित्य के आदि युग से विद्वतृतमाज हिन्दी के इस सूर्य की भाषा और भाव-व्यंजना पर 
चिन्तन-मनन तथा विचार-विमर्श करता झा रहा हैं। विदुृषी लेखिका ने सूरसागर में महाकवि 
द्वारा प्रयुक्त संज्ञा शब्दों का सास्कृतिक विवेचन प्रस्तुत किया है। श्रध्ययन की यह दिशा 
सर्वथा नवीन है। हिन्दी के वर्तमान महत्वपूर्ण काल में यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि 
हिन्दी की अमूल्य निधियों का सांगोपांग और वेज्ञानिक अव्ययन प्रस्तुत किया जाय । महा-कवि 
सूरदास की शब्द-साधना महती है और लोकोत्तर आनन्द के प्रणेता है। अपने समय में कवि 
ने भावाभिव्यक्ति के लिए ब्रज तथा इतर भाषाश्री के जिन शब्दों का प्रयोग किया था उनके 
सन्दर्भ सहित अ्रध्ययन को कवि की रचना को उजागर करने में और भाषा को गौरव देने में 
निश्चय ही सहायक होनी चाहिए । इस दृष्टि से डाक्टर निर्मला सक्सेना का यह कार्य मह त्वपूर्य 
श्रथच श्लाघनीय है । 

डाक्टर निर्मला सक्सेना ने बड़े श्रध्यवसाय से सुरसागर के संज्ञा शब्दों का संकलन कर 
उनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया है। शब्द, शब्द का प्रयोग, श्रर्थ, संदर्भ और समकालीन 
रचनाओं मे या उससे पुरातन साहित्य में शब्द-विशेष का प्रयोग आदि सभी श्रावश्यक तथ्य 
इस ग्रन्थ मे निहित है । हमारा विश्वास है कि इस अभिनव भ्रध्ययन को विद्वन्जन शोर साधारण 
पाठक समान रूप से उपयोगी पावेंगे । साथ ही हमारा यह भी विश्वास है कि डावटर निर्मला 
सक्सेना के इस विद्वत्तापूर्य कार्य से स्फूर्ति लेकर अन्य शोधकर्ता हिन्दी के महाकवियों की 
रचनाओं पर श्रध्ययन प्रस्तुत करेंगे । हमे यह ग्रन्थ प्रकाशित करते ह॒ष है । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, विद्या भास्कर 
इलाहाबाद, मन्‍्त्री तथा कोषाध्यक्ष 


प्रावक्रधन 
यह ग्रन्थ वास्तव मे थीसिस के रूप मे लिखा गया था जिस पर प्रयाग विश्वविद्यालय 
ने १६५४८ में मुझे डी० फ़िल० की उपाधि प्रदान की थी। उसी थीसिस का यह संशोधित और 
परिवरद्धित रूप है। एम० ए० करने के कुछ वर्ष पश्चात्‌ १६४३ में मेने शोध कार्य के लिए 
सुरसागर की शब्दावली को अध्ययन का विषय चुना था। सुरसागर की समस्त शब्दावली को 
एक ही थीसिस की सीमा में बाँधना असम्मव समझ कर अपने निर्देशक डा० धीरेन्द्र वर्मा की 
सम्मति तथा आदेश के शअनुसार केवल संज्ञा-शब्दों का सांसक्न तिक दृष्टि से विवेचन करने का 
प्नें निश्वय किया था। 
अतः इस ग्रंथ की विशेषता सूरसागर में प्रयुक्त लगभग १७०० संज्ञा शब्दों के सांस्कतिक 
विवेचन से है। इस दृष्टि से सूरसागर की शब्दावली पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया 
था । प्रस्तुत भ्रध्ययन समाप्त करने के बाद डा० प्रेमनारायण टंडन का 'सर की भाषा' शीर्षक 
ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसका छठा श्रध्याय सांस्कृतिक नामावली से सबंधित है। डा० टंडन 
के संपूर्ण ग्रंथ का एक भ्रंश होने के कारण उसमे सांरकृतिक शब्दों के उदाहरणस्वरूप कुछ 
सूचियाँ सात्र दी गई है तथा इनके साधारण महत्त्व पर कुछ प्रकाश डाला गया है। विषय- 
साम्य के कारण 'सूर की भाषा' के इस अध्याय के साथ प्रस्तुत ग्रंथ का आंशिक साम्य दिखलाई 
पड़ सकता है, किन्तु वास्तव में सूरसागर के समस्त सांस्कृतिक संज्ञा शब्दों को लेकर उनका 
विस्तृत वर्गीकरण तथा ग्रध्ययन प्रस्तुत प्रबन्ध की विशेषता है । शब्दावली की व्याख्या के साथ- 
साथइन शब्दों के सूर द्वारा प्रयोग पर विशेष प्रकाश डालने के उद्देश्य से प्राचीन काल में, सुर 
के समकालीन कवियों, विशेषतया तुलसी तथा जायसी के काव्यों में, तथा वर्तमान समय मे 
ब्रजप्रदेश में प्रयुक्त इन शब्दों के रूपो से तुलना करने की भी यथासंभव चेष्टा की गई है। 


प्राचीनकालीन शब्दों के रूपों को समभने के लिए डा० वासुदेवशरण अश्रग्रवाल के 
दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों, (इंडिया एज नोन टु पारिनि तथा हर्षचरित : एक सास्क्ृतिक अध्ययन' से 
विशेष सहायता ली गई है। डा० श्रग्नवाल द्वारा व्याख्या सहित प्रकाशित पद्मावत' तथा 
डा० देवकीनंदन श्रीवास्तव लिखित तुलसीदास की भाषा क्रमश: जायसी तथा तुलसी द्वारा व्यवहृत 
शब्दावली पर प्रकाश डालने मे श्रत्यन्त सहायक सिद्ध हुए। तुलनात्मक अंशो में इन ग्रन्थो का 
उपयोग निरंतर किया गया है । वर्तमान समय में ब्रजभाषाभाषी कृषक वर्ग की संस्क्ृतिक 
शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करने के लिए डा० श्रम्बाप्रसाद सुमन के ग्रन्थ कृषक जीवन संबंधी 
ब्रजभाषा शब्दावली से भी विशेष सहायता मिली है। सुरदास की समकालीन स्थिति पर प्रकाश 
डालने वाले भ्रन्य भाषाशं के प्रन्थो में आईने श्रकबरी' तथा बनियर और मनूची के यात्रा-विवरणों 
से सहायता ली गई है । शब्दावली का संकलन नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सूरसागर 
( प्रथम संस्करण, संवत्‌ २००५४ वि० ) से किया गया था। शब्दों के आगे दी गई संख्याएँ 
इसी संस्करण की पूर्ण संख्या की बोधक है । 

इस ग्रन्थ की त्रुटियों से मैं श्रपरिचित नहीं हुँ। शब्दावली की संख्या बढ़ जाने के 


[६ पा 


कारण शब्दों का पूर्ण ऐतिहासिक तथा तुलनामत्क विवेचन करना संभव नहीं हो सका। यदि 
भविष्य में इस अ्रध्ययन को श्रग्नसर करने का अवसर मिल सका तो मेरी इच्छा अध्ययन के इस 
पहलू पर विशेष ध्यान देने की है। वास्तव में शब्दों के ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अ्रध्ययन 
के लिए दीर्घकालीन, व्यापक और गभीर अध्ययन तथा मनन की आवश्यकता होती है । 

प्रयाग विश्वविद्यालय से हिन्दी विभाग में लगभग दो वर्ष ( १९४३-४४ ) डी० फ़िल० 
के नियमित विद्यार्थी के रूप मे डा० धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में मैने शब्दों का संग्रह तथा 
विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया था। इसके उपरान्त विशेष परिस्थितियों के कारण 
मुझे प्रयाग छोड़ना पड़ा और कार्य अत्यन्त मन्द गति से अ्ग्ररर हो सका। डा» वर्मा के 
निरंतर प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के बिना यह कार्य कदाचित्‌ अधूरा ही रह जाता। उनके बार-बार 
उत्साहित करने के फलस्वरूप १६४७ से मैने इस शब्दावली का विस्तृत अ्रध्ययन फिर प्रारम्भ 
किया और अंत में उसे प्रस्तुत अध्ययन का रूप देने मे सफल हो सकी । डा० वर्मा को गुरु-रूप 
में पाना उनके विद्यार्थी अपना परम सौभाग्य मानते है, बिन्‍तु मैं पिता और गुरु दोनो रूपों में 
उनको पाकर गौरवान्वित हूँ । पिता, गुर और साथ ही मित्र के समान वे संदेव जीवन के हर क्षेत्र 
में पथ-निर्देशन करते रहे है ।उनसे मैने क्या पाया है, यह मेरे लिए शब्दों मे बताना प्रसम्भव है । 

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के ग्रन्थों . के अध्ययन से मुझे जो निरंतर प्रेरणा और 
सहायता +मिली उसके लिए में अत्यधिक आभारी हूँ। हिन्दी इस्टीव्यूट, श्रागरा के डायरेक्टर 
डा०विश्वनाथ प्रसाद जी ने इस अध्ययन की रूपरेखा को क्पया ध्यानपूर्वक देखकर भ्रनेक उपयोगी 
सुझाव दिए। अंत में दो गई शब्दानुक्रमणिका उन्ही के सत्परामर्श का परिणाम है। ग्रंथ की 
धामिक तथा दार्शनिक शब्दावली के अध्ययन में डा० दीनदयालु गुप्त के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय से मुझे बहुत सहायता मिली । अपने इन समस्त गुरुजनों 
के प्रति में सादर आभार प्रकट करती हूँ । 

झ्ंत में में उन अन्य समस्त विद्वानों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकाशन अपना कर्तव्य 
समभती है।जिनके ग्रंथो से मैने इस अध्ययन में सहायता ली है। इन कृतियों का उल्लेख 
यथास्थान किया गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडमी के अधिकारियों की क्ृपाय 
से हो रहा,है। इसके लिए में इस संस्था के सहायक मंत्री डा० सत्यत्रत सिनहा तथा भअन्य 
अधिकारियो की कृतज्ञ हूँ । 


लखनऊ, निर्मला सक्सेना 
मार्च, १६६१ 


विषय-सूचा 


पृष्ठ 
प्रावकथन ० ७ 
विषय-सूची ग 
सहायक-प्रंथों की सूची न श्र्‌ 
संकेत-सूची 3 
खंड १--वस्त्राभूषणशों के नाम [7० १--७२] 
अध्याय 
१, वस्त्र के पर्यायवाची शब्द 23 रे 
२. वबस्‍्त्रों की सामग्री तथा बनावट ही ६ 
३.  बस्त्रों के रंग तथा रंगाई न ११ 
४. शोढ़ने तथा बिछाने के वस्त्र ३ श्द 
५, स्त्रियों का पहनावा 0.2 २१ 
६. पुरुषों का पहनावा 4 २६ 
७, बच्चों का पहनावा ; ३२ 
८. स्त्रियों के आभूषण २४ 
६, पुरुषों के आभरण कम ड६्‌ 
१०, बच्चों के आभषरा 5 प्पू 
११, स्त्रियों की छ्ूंगार तथा प्रसाधन सामग्री ६१ 
खंड २--खाद्य तथा पेय पदाथ [7० ७३--१२६ | 
१, भोजन संबंधी साधारण शब्द मर | ७३ 
२, श्रनाज शौर तेल न ७६ 
३. भसाले ३ पड 
४... फल, मेवा, तरकारी की पद 
५, खाँड शभ्रादि तथा दूध और उसके अ्रन्य रूप थ् १०३ 
६. पकवान--मिठाई तथा नमकीन 202 ११२ 
७, भोजन की अन्य सामग्रियाँ श्रथवा व्यंजन 3 ११६ 
८. पेय पदार्थ कल १२५ 
६, ताम्बूल भ्रथवा पान कर १२६ 
१०, भोजन करने का ढंग श्श्ध् 
खंड ३--स्थानवाचक शब्द तथा काल विभाजन [० १३१--१५१ 
१, कष्णकथा से संबंधित शब्दावली रन १ह्ट्‌ रे 


२. रामकथा से संबंधित शब्दावली का १४२ 


अध्याय पृष्ठ 


९ 


२, 
३. 
४ 


न ७ टुआ (ले 2७ 


2 चित 
के 


“0 #£ ० <ए >> ४० 


ग्रन्‍्य स्थानवाचक शब्द | १४५ 
पौराशिक कल्पित स्थान - १४० 
काल विभाजन तथा ग्रह नक्ञत्रादि ; श्प्१ 
खड ७->-व्यापार, व्यवसाय, द्वाप, श्राम-अबच 

तथा नग, धातु, सिक्के [४० १४३--१८१] 
व्यापार और वारिज्य १घ४ 
व्यवसाय तथा शिल्प ४8 १५६ 
ग्राम-प्रवन्ध तथा कृषि कर श्ष्द 
नग, धातु तथा सिक्के जा १७३ 

प्रसिद्ध पौराशिक मरणियाँ १७७ 
खड ५--राजंद्रबार, शासन-व्यवस्था तथा युद्ध [पृ ० १८३---२० १ | 
राजा, राजदरबार तथा महल श्ष्छ 
शासन व्यवस्था है १६२ 
यद्ध तथा शस्त्रास्त्र १६४ 

खंड ६--- सामाजिक रुगठन, संस्कार तथा त्यौहार [9० २०३--२३०] 
वरणा-व्यवस्था तथा जातियाँ २०५४ 
सती-प्रथा ३४४३ २०८ 
संस्कार, गह्यकर्म तथा आश्चम धर्म दे २०८ 
त्यौहार २२६ 
खंड ७--धममं तथा दशंन [ए० २३१---२५७]| 
दाशनिक तथा धामिक शब्दावली २३३ 
योग साग से सबंधित शब्द ३2 २४० 
धामिक कृत्य किन २४४ 
भ्रन्धविश्वास हे २५२ 
अन्य साप्रदायिक शब्द २५६ 
खंड ८--साहित्य, संगीत तथा नृत्य [० २४६--२१८३ ] 
साहित्यिक ग्रथ २६१ 
वाद्य “यन्त्र ला २६९७ 
सगीत सबंधी पारिभाषिक शब्दावली की र्७्८ 
राग रागिनियाँ २७६ 
लोकगीत २८० 
नृत्य २८२ 

: खेंड ६--पशु-पत्नी[ ए० २८४--३१४] 
जगली पशु २८२७ 
पालतू पशु स्व्य्द 


दूध देने वाले जानवर २६२ 


अध्याय 


ही 


०506 5 6 33 0 6 260 88 


न हर हू (० २० 


श्छ #एऐन > ८ 
श्र के 


सवारी के लिए उपयोगी पशु 

जल में रहने वाले | जानवर 

सर्प तथा श्रन्य रेगने वाले जानवर 
कीट पतग 

प््षी 

कल्पित पौराखिक पशु-पक्षो 


खंड १०--॥चक्ष, लता तथा पृष्प [० २१५--३३१] 


वक्षादि के सूचक साधारण शब्द 
पुष्पों के नाम 

पुष्प-वत्ष 

फलो के वृक्त 


भ्रन्य वुक्षों के नाम 

भाड़, लता आ्रादि 

कल्पित पोराणिक वृक्ष हे 

खंड ११--गृहस्थी की उपयोगी वस्तुएँ [प्ृ० ३२३३--३४३) 
साधारण पात्री के नाम 

भोजन करने के पात्र 

ग्रन्य पात्र 

भ्रन्य छोटी वस्तुएं 

बठने तथा सोने के उपकरण 

खंड १२--मनोविनोद तथा वाहन [7०३५४--३६७] 
मनोविनोंद के साधन 

वाहन 

द्री के नाप 


शब्दानुक्रमणिका 


प्ष्ठ 

२६९६ 
23 ५ 
३००७० 
२०३ 
२०१ 


२१२ 


३१७ 
श्श्द 
३२५ 
२२७ 
शश८ 
३२६ 
३३० 


३३२४ 
३१२६ 
३४० 
३४६ 
२४० 


३५७ 
२६४ 
२३६७ 


३६६ 


सहायक-प्रथों की सूचो 
क्‌. मुख्य-पग्रन्थ 


सूचना--पअ्रन्थो के आवश्यक संकेत कोष्ठक में दिए गए है । 
श्रष्टछाप और बललभ सम्प्रदाय (भाग १, २) डा० दीनदयालु गुप्त, 


आईने ग्रकबरी 


( झाईने झ्र० ) 


अ्रष्टछाप के वाद्य-यन्त्र 

( अष्टछाप ) 

कृषक जीवन संबंधी ब्रजभाषा शब्दावली 

| श्रलीगढ़ क्षेत्र की बोली के ग्रधार पर ] 
( कृ० जी० ) 

कबीर का रहस्यवाद 


ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली 
( ग्रा० श० ) 

तुलसीदास की भाषा 
( तु० भा० ) 

प्राचीन भारतीय वेशभूषा 
( प्रा० भा० बे० ) 

ब्रज की लोक कहानियाँ 


ब्रज लोक संस्कृति 


ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन 
भारतीय चित्रकला का विकास 


सूर की भाषा 


हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, २००४ वि०। 
भाषान्तरकार तथा संपादक 

श्री रामलाल पाडेय, 

विद्या मंदिर, कानपुर, सन्‌ १६३५ ई० । 

श्री चुन्नी लाल शेप, 

ब्रज साहित्य महल, मथुरा, स० २०११वि० । 
श्री अम्बराप्रसाद सुमन, 

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद । 


डा० रामकुमार वर्मा, 

साहित्य भवन लिमिठेडड, प्रयाग, १६३७। 
डा० हरिहर प्रसाद, 

राजकमल प्रकाशन, सितबर, १६४६। 

डा० देवकी नंदन श्रीवास्तव, 

लखनऊ विश्वविद्यालय, स० २०५४ वि०। 
डा० मोतो चन्द्र, 

भारती भडार, प्रयाग, प्र» स> २००७ वि०। 
डा० सत्येन्द्र, 

ब्रज साहित्य मडल, मथुरा, प्रथम संस्करण, 
मार्गशीर्ष पूणिमा, सं? २००४॥ 

डा० सत्येन्द्र, 
ब्रजसाहित्य मंडल, मथुरा, सुर जयन्ती २००५वि० 
डा० सत्यन्द्र 

प्रो० चिरजीलाल भा, 

लद््मी कला कुटीर, गाजियाबाद, १६५४७ ई० । 
डा० प्रेमनारायण टंडन, 

हिंदी साहित्य भडार, लखनऊ, १६५४७ ई० । 


सूर-निर्णय 
संगीत शास्त्र ( भाग १) 
संस्कृत साहित्य की खूपरेखा 


हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अ्रध्ययन 
( हष० सां० श्र० ) 


हिंदुश्रों के ब्रत, पर्व भर त्यौहार 


श्री द्वारिका प्रसाद पारीख तथा श्री प्रभुदयाल मीतल, 
भ्रग्रवाल प्रेस, मथुरा, प्रथम सं० श्रीकृष्णजन्माष्टमी, 
२००६ वि०। 

श्री महेंश नारायण सक्सेना । 

पं० चन्द्रशेवर पांडेय तथा श्री शांतिकुमार नानूराम 
व्यास, साहित्य निकेतन, १६५४ ई० । 

डा० वासुदेव शरण श्रग्नवाल, 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, सम्मेलन भवन, प्रथम 

सं०, वि० सं० २०१० । 

श्री समंप्रंद्ाप त्रिपाठी, 

किताब महल, इलाहाबाद, १६५४७ ई० । 


ख्‌, काव्य-प्र न्‍्थ 


तुलसी-ग्रंथावली, दूसरा खंड 
( तु० ग्रं० ) 
पद्मावत मूल और संजीवनी टीका 
( प० सं० टी० ) 
मेघदूतम्‌ ( कालिदास विरचित ) 
श्री रामचरित मानस 
( मानस ) 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता 
( गीता ) 


ग. 


प्रामाणिक हिंदी कोश 


हिंदी शब्दसागर 
संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ 


उद्‌ “हिंदी कौश 


हिंदी-प्रनुशीलन 


( हिं० अनु० ) 


रामचन्द्र शुवल, भगवानदीन, त्रजरत्नदास, 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १६२० ई० । 
डा० वासुदेव शरण श्रग्नरवाल, 

साहित्य सदन, चिरगाँव, काँसी, २०१२ वि० । 

श्री ब्रह्मशंकर शास्त्री, १६४३ ई० । 

श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१० सं०। 

गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१३ सं०। 


कोश 


श्री रामचन्द्र वर्मा, 

हिंदी साहित्य कूटीर, बनारस । 

श्री श्यामसुन्दर दास, ना० प्र० सभा, काशी । 
चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा, 

रामनारायण लाल, इलाहाबाद । 

श्री रामचन्द्र वर्मा 


, पत्र-पत्रिकाएं 


आश्विन-मार्गशीर्ष, २००८, श्रंक रे, 

दस हिंदी शब्दों की निरुक्ति , 

डा० वासुदेव शरण भ्रग्नवाल । 

चैत्र-ज्येष्ठ, २०११, श्रंक १, 

भारतीय प्रभिधान ज्षेत्र में ग्राभषणों का महत्त्व” 
ड़ा० विद्याभूषण विभु । 


श्राश्विन-मार्गशीर्ष, २००७, अंक ३ 
हिंदी के सिलाई संबंधी शब्द और उनकी व्युत्पत्ति/ 
डा० हरिहर प्रस्ताद गुप्त । 
पौष-फाल्गुन, २०१०, अ्रंक ४, 
'कुछ ग्रामीण शब्दों की व्युत्पत्ति', 
डा० हरिहर प्रसाद गुप्त । 
अ्क्‍्तुबर-दिसम्बर, १६५४७, भ्रंक ४, 
संस्कारों से संबंधित शब्दावली”, 
डा० श्रम्बा प्रसाद सुमन । 
ड, अंग्रेज़ी-ग्रन्थ 
8 ला्७0७च् ० 5काहएए॥ '0छ078- 50 8. ९. 4288 ७५])8, 


6778, 085806%) ?6"0व4 ( ४०, ] ) थादे 89 $. 8. 
(आए शॉए 07 ७४७४०7४७, 947 


87--6 ४087 8.0५00 फ्वद्धीं, #879]860द +०ए॥ 
9४०!. 4 एछडाशत0 ऐएए मी, 30ाएक्षया 
( आईने० ) 873-94 


छ]0/408 07 साव[& ० पाता 7 7), ९, 8०0॥.] ए७, 

एप्प बाते (ाशंग्रां0ा,.. ग78ए 9॥070७' 3700078, 4952, 

( ग्लोरीज श्रॉफ इंडिया ) 

हा48 288 ितर0ज़7/ 60 रिक्षाया। ४, ए. 8. 82/'8 छ8), 

[ ७. 5प00ए 0 ॥86 (पपछी. शिएंणालद 0ए ३, 8, 80078, 3॥8- 
६6०7७] 7 (06 88॥&७- ॥छ)90 ॥,9ए व ०प्रएएकक 27088, 4958. 
१४४७४! | 

( इंडिया ऐज नोन टु.पारिनि ) 

[6 804 (0070 ॥078 0/ 06 रिएाणश97 'ैपा४7784 ैह3॥॥87, 
76079१6 ०0 प्लञाप्रवैएडाधा 

( 4200-500 8. 4). ) 

शक्वां0)ए 29064 ०ा ३80 


5007'008, 

( भ्रशरफ ) 

क्‍६तप्रा'8, 0 |90704 ए, 5, 070ए86 २, 3., 874. 
शल्याणा' ( श्वाक 3 ) 7लंए०व & 66 ऐ०07/0- ऐ०७४४०७॥ 

( ग्राउज्ञ ) 2/0ए77068, 0076. 77688, 


3079 ॥00 ॥॥00207 0० 0०2७). ०००१80० ॥(६॥0०० ए॥०व, 
476% (653-708) 9०. -4, पफक्का8॥8000 छाती 77047०/07॥ 
७ए जश्ञ, ॥"ए॥6, 7.070407, 
( मनूच ) बें०ात शंपाए३ए, [907, 
50एव88 |॥ कैप्शीाओ एनलं।व28, 407, #प्रयापव[, 
( कौमुदी ) 


(6 00प्रा॑ 46 ० +09 (४89७६ 


॥0298 ( 556-707 ) 


5 . 8. ७7॥89707 


औक्वा0[ए 28७९९ ० !'७/शंक्ा) ॥॥4 


प्रिप्राः0]0087॥ 80008 
( भ्रन्सारी ) 


7. 36/07'. 


प+३8ए०॥४ ता 86 शैपछपा ्रतफाए6, है 0ए7864 छाते 79770764 6०१ॉ- 


( 666-668 &. 7). ) 
( बनियर ) 


भ्रं० 
ग्रठ 
अंध्या ० 
ख० 
त्तु ० 
देश० 
परि० 
पृ ० 
श़छ 
फ़ा० 
भा० 
श्लो० 
सं० 


#607 728800 प्र०0० 7. 8700778 
078708]960070 ४७979 ४, (०09४(90]6, 
ए४, 8, 007४80)6 704  060०श- 
097५. 


संकेत-सूचो 
अंग्रेज़ी 
अरबी 
अ्रध्याय 
खंड 
तुर्क़ी 
देशज 
परिशिष्ट 
पृष्ठ 
प्रकरण 
फ़ारसी 
भाग 
श्लोक 
संस्कृत 


सूचना--पुस्तकों के संक्षिप्त नाम सहायक-ग्रंथों की सूची में दिए गए है । 


खण्ड १ 


पस्त्रामृषणों कु नाम 


१, वच्न के पर्यायवाची शब्द 


१--वस्त्र के अर्थ मे सूरसागर मे कई शब्द प्रयुक्त हुए है । ये शब्द या तो साधारणतया 
अनेक प्रकार के परिधानों के लिए आये है, अथवा किसी वस्त्र विशेष को ओर संकेत करते हैं । 
बसन (१२६०, ६४३) | स० वसन ] तथा अम्बर (६४२. २४७, ३६) [ स० अ्रम्बर ] 
शब्द सूरसागर के अधिकांश पदो मे वस्त्र के साधारण श्र्थ में आये है असन-बसन को चित * 
करें। विस्वंभर सब जग कौ भरे । (३६३) | कृष्णजन्मोत्सव पर नद द्वारा तरह-तरह के 
परिधान, रत्नाभूषण। श्रादि दान करने का उल्लेख अनेक पदों में है :--- 
तब अम्बर और मंगाइ, सारी सुरंग चुनी। 
ते दीनी बधुनि बुलाई, जेसी जाहि बनी ।' 
ग्रथवा-- 'उर मनि-माला पहिराइ, बसन विचित्र दिये। 
दे दान-मान-परिधान, पूरन काम किये / (६४२) 
ग्रथवा-- इक पहिले ही आासा लागे, बहुत दिननि ते छाए, 
ते पहिरे कचन-सनि-भूषन नाना बसन अनूप ।* (६४३) 
तथा-- ले ढाढिनिकचन-मनि-मुक्ता, नाना बसन अनूप | (६६५४) 
बसन शब्द बालिका राधा के परिधान वर्णन में भी प्रयुक्त हुप्मा हू +- 
'नील बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पीठि इलति भकभोरी' (१२६०) | 
प्रथम स्कंध के द्रौपदी-वस्त्र-हरण प्रसंग में 'बसन' तथा “अंबर' द्रौपदी की सारी के 
लिये आये है :--- 
दुस्सासन जब गही द्रोपदी, तब्र तिह बसन बढ़ायो' (३२) 
अंबर गहत द्रोपदी राखी, पलटि अंध-सुत लाज” (३६) 
सकल सभा में पैठि दुसासन, अंबर आनि गह्यौ' (२४७) । 
कृष्ण के वस्त्रो मे बराबर पीत बसन तथा पीताम्बर का उल्लेख किया गया है। 
यह कही तो श्रधोवस्त्र, कही उत्तरीय के लिये आये हैं । कही-कही 'बसनरे बिछाने वाले वस्त्र 


१---मानस, बाल०, १९६३, 'हाठक धेतु बसन सनि नृप विप्रन्ह कहे दीन्हु--राम के 
जन्म पर दान | 

सानस, बाल०, ३१६, मनि बसन भूषन भूरि वार्राह, नारि मंगल गावहीं--रास- 
विवाह के श्रवसर पर | 

२--मानस, बाल०, ३१६ केकि कंठ दुति स्यामल प्रंगा, तड़ित विनिदक बसन 
सुरंगा'---राम रूप वर्णन । 

३--सानस, बाल०, ३२८ परत पांबड़े बसन अनूपा” | 


के वस्त्र के पर्यायवाची शब्द 


के भर्थ मे श्राया हैँ--यहै श्रोढ़ि जात बन यहै सेज को बसन, यह निवारिति मेह बूंद छाह 
घाम की । (२११४)। 

२--थोड़े ही स्थानों मे एक श्रन्य शब्द परिधान (६४२) [ स० परिघानमृू--वस्त 
धारण करना | मिलता हैं। श्रगा नामक वस्त्र के नीचे पहना जाने वाला एक वस्त्र 'परिधानी- 
यम्‌' भी था। दूसरा उल्लेखनीय शब्द कापरा' (६५८,२१३०) [ सं० कर्पठ:, कर्पठम | है-- 
“'काढी कोरे कापरा (अ्ररु) काढ़ो घी के मौन । जाति-पाँति पहिराइ के (सब) करौ छठी कौ 
घार । (६४८८) 

अथवा -- 'कापर दान पहिरि तुम आए, 

चलहु जु मिलि उनही पे जैये, जिनि तुम रोकन पथ पठाए (२१३०) । 

कर्पट'* प्राय. कपडे की चीर या पेबंद लगे पुराने कपड़े को कहते थे। गेरुए रंग के 
वस्त्र को भी कभी-कभी कर्पट कहते थे, किन्तु वर्तमान काल में कपड़ा शब्द वस्त्र मात्र के श्रर्थ 
में प्रयुक्त होने लगा है । 

कोरा (६४८) [सं० कुमार[* बिना धुले नये वस्त्र या मिट्टी के बर्तत को कहते है । 
यह प्रायः ऐसे नये सूती वस्त्र के लिए आता हैँ जिसमे बिना धुले एक मटमैलापन होता है। 
इस प्रकार कोरा शब्द एक सीमित अर्थ में कपड़े या मिद॒टी के बर्तन के विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त होने लगा। सूरसागर में भी कोरा शब्द इसी अर्थ में आया है काढ़ौ कोरे कापरा' 
(६५८) । मेरठ की बोली मे आज भी कोरा पिंड' क्वॉरा के श्रर्थ में बोला जाता हैं। नये 
वस्त्र के लिए नये शब्द के अतिरिक्त नूतन या नव भी आया है-- तन पहिरे नूतन चीर 
(६४२) ।चीर उतारि वस्त्र न4* पहिरो । (३१६६) । 

३--पारिनिकालीन चीर (२४७,६४२) [सं० चीर] शब्द भी सूरसागर में भ्रनेक 
बार प्रयुक्त किया गया है। पट शब्द प्राय. सारी या घोती के अ्र्थ मे अधिक आया है। प्रथम 
स्कथ के द्रौपदी-चीर-हरण प्रसंग मे यह सारी के श्र्थ मे ही मिलता है--'एक चौर हुतौ मेरे 
पर, सो इन हरन चह्मौ | हा जगदीस ! राखि इहिं अवसर प्रकट पुकारि कह्यौ । (२४७) 

प्रथवा--भक्ति-हेत प्रहलाद उबार्‌यो, द्रौपदि-चीर बढ़ायो । (२०) | 

दशम स्कन्ध में कृष्ण-जन्मोत्सव तथा श्रन्य प्रसंगों मे भी चीर कही-कहीं सारी था 
झ्ोढ़ती का भ्र्थ देता है--नव किसोरी मुदित हवै हुवे गहति जसुदा पाइ। करि भलिंगन 
गोपिका, पहिरे भ्रभूषन चीर ।' (६४४) 

या-- तन पहिरे नृतन चीर, काजर नेन दिये । 

कसि कंचुकि, तिलक ललाट, सोभित हार हिये । (६४२) 
झथवा--एकनि को गौदान,समर्पत, एकनि कौ पहिरावत चीर ॥* 
एकनि को भूषन पाटठस्बर, एकनि कौ जु देत नग होर ।' (६४२)। 
कृष्ण तथा बलराम मक्खन के लिए माता यशोदा से झगड़ रहे है-- 


१--प० सं० ध्या०, ९७६।१ “रतनसेनि कह कापर आये! । 

२---हुषे ० सोॉ० झआ०, पृ० १३० 

३--हिन्दी शब्दसागर के भ्रनुसार 'कोरा” द्ाब्द की उत्पत्ति संस्कृत 'केवल' से है । 
उसमें भी कोरा का अरथे नया श्रथवा अछूता मिलता है। 

४--शौता श्र० २, इलोक २२---नवानि गृह्लाति नरोष्परारिण ।? 

+०-मानस, बाल०, ३४८--करहि निछावरि सनि गन चोरा? । 


वस्त्राभूषणों के नाम मे 


'भाखन मागत, बात न मानत, भँखत जसोदा जननी तीर 
जननी मधि सनमुख संकर्षन खैचत कान्ह खस्यो सिर-चीर | (७७६) 
कृष्ण के लिए उलाहना लेकर गोपियाँ यशोदा के पास जाती है-- 
'फूटी चुरी गोदि भरि ल्यावे, फाठे चीर दिखाबे गात (६५०) | 
हिंडोला शीर्षक पदों में भी यह शब्द प्रायः इसी श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है-- 
'पहिरे चौर सुरग सारी, चुह-चुह चूनरि बहुरंगनौ 
नील लंहगा, लाल चोली कसि, केसरि अंग सुरगनौ' (३४४०) 
या-- सब पहिरि चुनि-चुनि चीर, चुहि चुहि चूनरी बहुरंग, 
कटि नील लेहगा, लाल चोली, उबटि केसरि श्रग' (३४४८) 
तथा 'नीप-छाॉह जमुन-तीर, ब्रज ललना सुभग भीर, पहिरे श्रंग विविध चीर 
नव सत सब साजें । (३४४७)* । 
४--बस्त्र* शब्द भी सूरसागर मे आया है--'चीर उतारि ब॒स्त्र नव पहिरौ, गेह 
देहरी पग तब दीजौ । (३१६६) । 
चीर-हररा प्रसंग में प्रायः उपयुक्त सभी शब्द वस्त्र के साधारण श्र्थ में प्रयुक्त 
किये गए है--- 
अंबर दिये मन भाए'! (१४१२) 
“अंबर दीन्हे परमानंद' (१४१०) 
'बसन भूषन सबनि पहिरे (१४१३) 
सो वस्त्र हार तब पावहु' (१४०६) 
'मेरे कहे भ्राइ पहिरो पट” (१४०५४) 
'भूषन चीर तहाँ कछु नाहि! (१४०३) 
चोली चोर हार बिखराएँ (१४१७)। 
इन पद्मांशों मे भी चीर तथा पट प्रायः सारी की श्र संकेत करते है । 
कपड़े सीते समय यदि सिकुडन-सी पड़ जाती है तो उसके लिये भोल शब्द शआ्राता है । 
भोल पड़ी सिलाई दोष-युक्त मानते है। सूर ने 'कोल' शब्द खोट' था दोष के साधारणख भश्रर्थ 
में प्रयुक्त किया है-- 
१--मानस, बाल०, ३१८, 'पहिरे बरतन बरन बर चोरा' | रास-विवाह के अवसर 
पर स्ियाँ अनेक प्रकार की सुन्दर साड़ियां पहने हुए थीं । 
मानस, अश्रयोध्या०, १६५, 'पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर । 
बिसमउ हरष न हृदय कछु, पहिरे वल्कल चीर ।! 
प० सं० ध्या०, दहै चांद अरु चंदन चीरू” (१६८।३) 
“पुनि पहिरे तन चंदन चीरूः (२६६।१) 
“पहिरे सुरंग चीर धनि भीना' (३३६।२) 
'पपटुवन्ह श्रानि चोर सब छोरे' (३२६।१) 
श्राईन की सूची में सोने के काम के बच्चों सें चीर का उल्लेख है। जायसी ने भी 'मोति 


लाग झौ छापे सोने' वर्णन किया है । 
२--ऋग०, सं० ५, सूक्त ४७, मंत्र ६ वच्ना पुत्राय सातरो वयन्ति' | 





््‌ वस्त्रो की सामग्री तथा बनावट्र 


“कंधौ तुम पावन प्रभु नाहीं, कै कछू मो में फोचो' (१३६) । 

५--सूर के अ्रतिरिक्त जायसी तथा तुलसीदास ने भी प्रायः ये सभी शब्द प्रयुक्त किये 
है शर इन्हीं अ्र्थों मे । श्राजकल इनमे से कुछ शब्द जैसे 'बसन', परिधान तथा 'अंबर' बोल- 
चाल में साधारणतया प्रयुक्त नही होते है । इनका स्थान प्रमुख रूप से कपड़ा? शब्द ने ले 
लिया है। वस्त्र' भी सुनने मे आता है । चीर' शब्द चल रहा है, किन्तु बिल्कुल भिन्न अर्थ 
में । श्राजजल किसी कपड़े की लम्बी किन्तु पतली पट्टी को ही चीर कहते है । कुछ लोग 
कपड़ा फाड़ने के लिए 'चीरना' शब्द भी काम में लाते है । वास्तव में चीर शब्द पुराने साहित्य 
में भी, बिना सिले कम चौडे पर लम्बे बस्त्रो के श्रर्थ में ही प्रयुक्त होता था, जैप्ते साडी, ओढनी 
घोती या पगडी । यही श्रर्थभेद के फलस्वरूप अब कपडे की पतली पट्टी के लिए आने लगा 
हैं। अलीगढ ज्षेत्र* में अवश्य 'पचरग चीरा' एक प्रकार की चादर को कहते है जिसमे कई रंगो 
की धारियाँ होती है । वहाँ की जनपदी बोली में वर के वस्त्रो में एक लाल रंग को पट्टी को 
भी 'चीरा' कहते है ।* कपड़े के लिए जनपदी बोली में एक अन्य शब्द 'लत्ता' [सं० लत्तक] 
भी प्रयुक्त होता है तथा कभी-कभी पहने जाने वाले विशिष्ट बस्त्रों के लिए 'घराऊ लत्तार | 


२-वच्चों की सामग्री तथा बनावट 


६--सू रसांगर के कुछ थोडे से हो पदो से वस्त्रो के साथ उनकी बनावट के संबंध मे 
भी पता चलता है। इनमें से कुछ नाम श्रत्यन्त प्राचीन है, जेसे दुकूल तथा पट । 
दुकूल” (२४५४६, १२४५) [सं० दुकूल] शब्द प्रथम स्कन्च्र के दौपदी-वस्त्रहदरण शीर्षक 
पदों में एक दो स्थलों में आया है--- 
बढ़े दुकूल कोट अंबर लो, सभा माँक पति राखी' (२७) 
दशम स्कन्ध में कृष्ण के वस्त्रों की शोभा-वर्णन में भो दुकूल मिलता है-- 
स्थाम-देह दुकुल-दुति मिलि, लसति तुलसी-माल 5 (१२४५) । 


१--#० जो०, प्र० १३, श्रध्याय रे 

२--ह#० जी०, प्र० १२, अध्याय ११ 

३--क#० जी०, प्र० ११, अध्याय १ 

४--हुष० सां० श्र०, ए० ७६, ७७--वाण ने जो छ: प्रकार के वश्र बताये है उनमें 
दुकूल भी एक है । अमरकोदा में क्षोम व दुकूल एक ही अर्थ में आये हैं किन्तु वाण ने दोनों में 
भेद बताया है। समानता इतनी ही थी कि दोनों पौधों की छाल के रेशों से बनाये जाते थे । 
वारप ने दुकूल' तथा <दुगूल' दब्द प्रयुक्त किये हैं। यह प्राय: पुंडदेश :उत्तरी बंगाल: से आ्राता 
था जिससे धोती, उत्तरीय, चादर, गिलाफ़ आदि बनाये जाते थे । सावित्री तथा सरस्वती के बच्चों 
में दुकूल बल्कल का उल्लेख है । दुगूल तथा दुकुल बल्‍्कल के अन्तर के संबंध में श्रनुभान है कि 
पहला महीन व दूसरा मोदा होता होगा । “दुकूल' शब्द की ध्युत्पत्ति संदिग्ध है। संभवत: यह 
झ्रादिम या देदय भाषा के कूल कपड़ा से आया है जिससे कोलिक “हि०कोली” बना है। 
दोहरी चादर या थान के रूप में बिकने के कारण “हिकूल' या दुकूल' नाम पड़ गया होगा । 

शुप्रकाल सें दुकूल ग्रत्यन्त प्रिय बछ्धी था। इसमें से हंसदुकूल वच्न-निर्माण कला का 
उत्कृष्ट उदाहरण था। बार ने हु के बच्चों में उल्लेख किया है । 

५---तु० ग्रं०, गोता० ७, 'बलकल बिसल दुकूल मनोहुर” | 


फनी हनन 5 





बस्त्रांभूषणों के नाम हे 


हिडोला शीर्षक पदों मे कई स्थानों पर राधा-कृष्ण के नीले तथा पीले दुकूल वस्त्रों का 
उल्लेख है--- 
'कनक नूपुर कुनित कंकन, किकिनी झनकार । 
तहं कुंवरि वुषभानु के संग सोहे नंदकुमार । 
नील पीत दुकूल स्थामल गौर अंग विकार । 
मनहूँ नौतन घन-घटा में तड़ित तरल-अ्रकार । (३४५६) 
अथवा--गौर स्यामल अंग मिलि दोठउ, भए एकहि भाँति 
नील पीत दुकूल दुति, घन दामिनी दुरि-जाति! (३४५१) | 
. दुकूल वस्त्र पौधों की छाल के रेशे से बना अत्यन्त मुलायम, कीमती रेशमी वस्त्र होता थाँ; 
सूरसागर के उल्लेखों से अनुमान होता है कि यह शब्द अच्छे किस्म के रेशमी वस्त्र के श्रर्थ मे 
ही प्रयुक्त हुआ है | द्रोपदी, तथा क्ृष्ण-राधा संबंधी बस्त्रों के वर्रान में प्राचीन नाम देना 
स्वाभाविक ही है । सूरसागर में पीले व नीले रंगो के दुकूल का ज़िक्र श्राया है जब कि प्राचीन 
साहित्य में सफेद दुकूल का उल्लेख श्रधिक है*। वर्तमान काल में दुकल शब्द लोग भूल से 
गये है । 
७--दूसरा उल्लेखनीय शब्द पट (१४७४, ३४४७, १२४२) [सं० पटः] है। यह 
शब्द अनेक पदो मे प्रयुक्त हुआ हैँ । द्रोपदी वस्त्र-हरण प्रसग में वस्त्र के श्रन्य पर्यायवाची शब्दों 
के भ्रतिरिक्त 'पट' भी आया है-- 
'सुमिरत ताम, द्रुपद-तनया कौ पट अनेक ।विस्तार॒यौ' (१७) 
या--सुमिरत पट कौ कोट बढयौ, ,तब दुःख सागर “उबरी । (१६)। 
कृष्ण तथा राधा के बस्त्रों मे नीले या पीत-पट का पहले भी जिक्र किया जा चुका 
है--बा पट पीत की फहरानि' (२७६) । 
या--“नव नील-तन-घनस्यथाम । नव पीतपट अभिराम” (१२४१) 
तंथा--नील पीत पट घन दामिनी कौ भोरे' (३४५७)। 
पट के अतिरिक्त पटबर (६५६, ६४३) [सं० पट: + अंबरं] पाटंबर-पंबर (१६६, 
६५४) तथा पाट-पटम्बर (४१) शब्द प्रथम स्कन्ध में विनय तथा दशम स्कन्ध के क्ृष्णा- 
जन्मोत्सव संबंधी पदो में विशेष रूप से मिलते हे--पाटम्बर अम्बर तजि गूदरि पहिराऊँ 
(१६६) तथा तुम्हरे भजन सर्बाह सिगार, किकिनि नूपुर पाट पटंबर, मानौ लिये फिरै 
घरबार' (४१) । 





१--प्रा० भा० बे०, एृ० १४७ आजचारांग की टीका में 'गोडविषय विशिव्ट कार्पासिक 
दिया गया है किन्तु निशीथ ७, (ए०४६७) में दूसरी व्याख्या है दुगुल्लों रुकखो तस्स 
वागो घेत्तु उदूखले कुट्टरज्जति पारिएण ताव जाव भूसी भूतो ताहे कच्चति दुशुल्लो', श्रर्थात्‌ 
दुकूल वृक्ष की छाल के रेशे पानी में कूट कर श्रलग कर लेते हैं और उनसे सूत कात कर 
बनाते हैं | यही व्याख्या ठीक लगती है। ऐसा लगता है कि लोग ठीक श्र्थं भूल कर प्रत्येक 
महीन धुले वस्र को दुकूल कहने लगे । 
२--प्रा० भा० बे०, ए० ५४ 
प्रा० भा० बे०, पृ० ६० 
हुषे० सां० श्र०, ए० १५ 


वेस्‍्त्रों की सामग्री तथा बनावैंट॑ 


॥ ६ $ 


पुत्र-जन्म पर नद पट-पाटम्ब॒र भी दान करते है-- 

“एकनि कौ भूषन पाटंबर, एकनि कौ जु देत नग हीर' (६४३) 
झ्थवा--हीरा-रतन-पटंबर हमकौ दीन्‍्हे ब्रज के भूष' (६५४६) 
या --मनि मानिक पाटंबर-अंबर लेत न बनत विभूति (६४४) । 

सारी के पट का भी उल्लेख किया गया है--कचुकि कीनि, भीनि पट सारी, चंदन 
सरस सुछद (४४३२) । 

यहाँ पट के झतिरिकत 'मीनि! शब्द की श्रोर भी ध्यान जाता है। पदुमावत में 
भी 'भीनि' का उल्लेख है ( पहिरे सुरग चीर घनि भीना--३ ३६२) । 

हिडोला शीर्षक कुछ पदों में रगीन या पाच रग के पाठ की डोरी का वर्णन है-- 

'पंचरंग पाट कनक मिलि डोरी, अ्रतिही सुधर बनावनो' (२४४०) 
प्रथवा--'पंच रंग बर पाट-पविजन्ना बिच बिच फौदा गोहनो 

नाचति सखी संगीत परस्पर, पहिरि पवित्रा सोहनों' 
तथा--पंचरंग-बरन पाट की डाडी, अतिही सौज बनाई । 

पाठ या पट शब्द वस्त्र-खड के भ्रर्थ में आते रहे है। पट! शब्द भ्रत्यन्त प्राचीन 
है तथा रेशम का द्योतक था*। सूरसागर की उपयुक्त पंक्तियों मे पट या पाठ शब्द 
रेशमी वस्त्र का ही पर्यायवाची ज्ञात होता हैं। कृष्ण, राधा तथा द्रौपदी के वस्त्रों मे रेशमी 
वस्त्रों का उल्लेख अधिक स्वाभाविक हैँ । श्रबर के साथ प्रयुक्त होने के कारण व सूती तथा 
रेशमी वस्त्रो मे भी सभवतः श्रन्तर किया गया है। 'पच्र रग” पाट की डोरी के लिए अन्य 
पदों मे 'बहुरग रेसम बरूहा' प्रयुक्त किया गया है अत. पचरंग पाट' का भ्र्थ भी पांचरंग के 
रेशम से बनी डोरी अधिक उपयुक्त होगा । 

कुछ स्थलों पर पट शब्द साधारण वस्त्र खंड के लिये भी लिया जा सकता हैं-- 


उन्‍ीलक-क अत किलमत के अग्नि तट चिजओ 





१- हुषे० सां० अ०, पृ० २३--हष के वस्चों में भी वासुकि के केंचुल के समान 
अत्यन्त महीन बबेत फेन जेसे अधरवास का उल्लेख है। बाण ने इसके लिये 'भग्नाशु क' 
शब्द भी प्रयुक्त किया है। वाण ने अन्य विशेषण “अकठोररम्सागर्भकोमल', “नि:इवासहार्य” तथा 
स्पर्शानुभिय” दिये हैं। (४०७६) अंग्रेजी में इसी को बिठ डे परी” भी कहते हैं। मुग़ल काल 
में इनको वाफ्त-हवा' विशेषर देते थे (०७६)। 

२--आ० भा० बे०, एृ० २६, २७, २८, ६५-- जनग्रंथ जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति में पटुगार॑! 
रेशमी वस्र बिनने वाले व्यक्ति के लिये श्राया है (४० २६) । आचारांग सूत्र में (२।५।१।४) 
भी पट्ट शब्द रेशम का बोधक है। (०२७) महाभारत के सभापव सें (२४७२२) वाह नीक 
तथा चीन के बने कीटज तथा पट्टुज बच्चों का उल्लेख है। वाल्मीकि रामायरप में (१।१८।५) 
राम-दशशेन प्रसंग सें क्षोम व पट्ट के पांवड़े बिछाने का उल्लेख है । चीन-पटु का श्रर्थ चीन का 
बना रेशमो कपड़ा था (पए० २८)। 

एू० ६५, दिव्यावदान (प्० ३१६) में रेशमी वच्ध के लिए पट्ठाश कचीन, कौशेय तथा 
धोत-पहु शब्द आये हैं। (० १४८) श्राचारांग टीका में (२,५, १,३) “पु सूत्र निष्पन्नानि! 
व्याख्या है। हुषे० सां० झऋ०, पृ० ७८--जेनआगम के अनुयोगद्वार सूत्र में कौटज वस्र पांच 
प्रकार के बताये गये हैं--पट्ट, सलय, असुंग, चीनासुंय तथा किमिराण । पट्ट से पाट-संज्ञक रेशम 
तथा किमिराग से सुनहरै रंग के मूंगा रेशम का श्रनुमान होता है। पृ० ६८, १५५, : पहट्ठ 
शब्द सुकुठ के श्र सें भी आया है, जसे शीर्षपदु । 


बस्त्राभूषणों के नाम न 


'पट कुचल, दुरबल द्विज देखत, ताके तदुल खाये (हो) (७) 
या--द्वुपद सुता पट हीत करन कौ दुस्सासन अभिमानी” (२५०) 
तथा--सुमिरत नाम, द्रपद तनया कौ पट शअ्रनेक बिस्तार॒यौ' (१७) । 

सूरसांगर में पट के ये दोनो अ्रर्थ बहुत स्पष्ट रूप से अलग-अलग नही जा सकते है । 

आजकल पट शब्द वस्त्र के अर्थ मे श्राता है या फिर अक्सर घूंघट या पर्दे के श्र्थ में श्रयुक्त 
ता है। 

पा ८--कहीं-कही रेशमी साड़ी या धोती के लिए पटोले या पटोौरी (२५६, २३११ ) 
[ स० पट्ठकल, पत्नोर्ण | शब्द कृष्ण तथा राधा के वस्त्रों में मिल जाते है :-+ 

जाके मीत नंदनदन से ढकि लइ पीत पटोले' (२४६) 
या--- भंग मरगजी पटोरी राजति छवि निरखत रीझत ठाढ़े हरि! (२३११) । 
होली प्रसंग मे भी 'इक ले पोंछति ललित पटोलनि” आया है । 

गुजराती पटोल वस्त्र आज भी प्रसिद्ध है। पाठन के पटोलो में रंगीन सूत की बुनाई में 
भी 'भाते' [सं० भक्ति] बनाते है” । पटोल के मूल में सं० 'पट्ुकूल' शब्द हैं. इसका तथा 
'दुकल” का 'कूल' एक ही है? । पटोर३ [सं« पत्रोर्ण] रेशम को च्ञोरस्वामी ने कोड़ो की लार 
से बना बताया है। गुप्तकाल में पत्रोर्ण को कोमती मानते थे तथा यह एक प्रकार का धुला रेशम 
होता था। पद्मावत तथा मानस में भी पटोरी' रेशमी सारी या धोती का उल्लेख आया है? । 

६--सूरसागर मे प्रयुक्त श्रन्य उल्लेखनीय शब्द रेसम (६४६, ३४४६) [फा० 
प्रबरेशम] है । यह प्रायः पालने तथा हिंडोले की डोरी के विशेषण रूप में झ्राया है-- 

'पंचरग रेसम लगाउं, हीरा मोतिनि मढ़ाउ' (६५६) 
तथा-- बहुरंग रेसम-बरूहा, होत राग भकोर' । (३४४६) । 

आजकल अंग्रेजी शब्द सिल्क' के अ्रतिरिक्त 'रेशम' शब्द सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता 
है । फ़ारसी उद्गम होने के कारण स्पष्ट ही है कि यह शब्द मुसलमानी' संस्कृति के साथ ही 
श्राया होगा । 

कुछ पदो मे तनसुख (४४३४५) [तन + सुख] नामक वस्त्र का उल्लेख हुआ है। तन- 
सुख सम्भवतः अ्रद्धी का फूलदार कपड़ा होता था । प्रायः इन सभी स्थलो में गोपियों के श्यू गार 
के श्रवसर पर तनसुख की सारी किसी अच्छे वस्त्र की सारी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । आाईने- 
अ्रकबरी में सूती कपड़ो की सूची मे तनसुख का नाम है। एक थान का मूल्य चार रुपये से पाँच 
मोहर तक था" । गोपियाँ उद्धव से कहती हैं :--- 


१--हषे० सां० अ०, ए० ७४ 

२--हुषें ० सां० अ०, ए० ३७ 

३--हर्ष ०सां० श्र०, ए० ७७---लकुचबटादिपत्रेषु कृमिलालोणकृत पत्रोर्रम/|-- 
क्षीरस्वामी, 'पत्रोर्ण धोतकौशेर्य बहुमुल्यं महाधनम्‌--प्रमरकोश । 

४--प० सं० व्या०, ६४८।१ “पदुसावति नइ पहरि पटोरी' १८५।२: '"में कोरी संग 
पहिरि पणोरा' १८५।२ लहरि पटोरे! (३२६।१)-नामक भारी रेशमी लंहगा शादी में वर- 
पक्ष वाले कन्या के लिए भेजते थे | भ्वधी में ये शब्द आज भो प्रयुक्त होते हैं । 

प्रा० भा० वे०, प्‌ृ० १५५--शुप्तसुग सें मंदसोर के बने वच्न बहुत प्रचलित थे । वर्णन 
से यह पठोल' नामक वस्र लगता है । 

सानस, बाल०, ३२६--कम्बल बसन विचित्र पढ़ोरे ।' 

५--आईने श्र०,ए० ३०८ 


१० वस्त्रों की सामग्रो तथा बनावट 


हाँ हैं तरल तरयौनता काके, अ्रु तनसुख की सारी' (४४३५) । 

गोपियों के दधि-दान, रास, हिडोला, होली, आदि प्रसंगो के श्युगार-संबंधी पदों में हो 
प्रायः उल्लेख मिलता है :-- 

'जुबती अंग सिगार संवारति । 

न है ३३ ० हे 

“छुद्रघटिका कटि लंहगा रंग, तन तनसुख की सारी । 

सर खवालि दधि बेंचन दिकरी, पग नूपुर-धुनि भारी, (२११६) । 

भक्ति के उपकरणों में वल्कल (३६३) [सं० वल्कल] का उल्लेख स्वाभाविक है। 
बल्कल वस्त्र वक्त की छाल से बनते थे तथा प्राचीन काल में साथु मुनि तथा ब्राह्मण वर्ग के 
लोगो में प्रचलित था। बौद्ध भिक्षुओ्रों को वल्कल पहनने की अनुमति न थी*। अश्रमरकोष में वस्त्रो 
के चार प्रकार मिलते हैं* | छाल के रेशे से निर्मित वस्त्र वल्क' नाम से वर्णित है। अ्रतएव 
सूरसागर में भी भक्ति-संबधी पदों मे वल्कल का उल्लेख स्वाभाविक ही है--झसन-काज प्रभु 
शन-फल करे | तृषा हेत जल झरना भरे। पात्र-स्थान हाथ हरि दीन्हे । बसन काज वल्कल 
प्रभु कीन्हे ।। (२६१) । 

नवम स्कन्ध में भी बनवासी राम का प्रथानुसार रेशमी तथा बहुमूल्य वस्त्रों का 
त्याग कर वल्कल वस्त्र अ्रथवा द्रम-चस (४८१) धारण करना उचित ही है-- हवे विरक्त 
सिर जटा घरे, द्रुमचर्म भस्म सब गात'--४८२ । 

१०-- वस्त्रों की बनावट के सम्बन्ध से कमखाब या ब्रोकेड की तरह के वस्त्र का बोब 
भी एक पद द्वारा होता है। शिशु कृष्ण के ऋगुलि' की बनावद ऐसी ही बताई गई है-- 
'औनीये भगुलि तामे कंचन तगा' (६४५७) । तुलसी ने 'जरकसी' शब्द इसी भ्र्थ मे प्रयुक्त 
किया है ।* सोने चाँदी के तारो के वस्त्र बनाने की कला प्राचीन भारत में भी थी। आज भो 
धनी वर्ग में इस प्रकार के वस्त्र प्रचलित हैं, तथा बनारस इनके बुने गाने का प्रधान केन्द्र है । 
सदैव से ये वस्त्र भारत से विदेशों में जाते रहे है । 

सूरसागर में कुछ स्फुद प्रसगों में तूल् (२६८, ४६) का निर्देश भी है। यह दीपक के 

प्ाथ प्रायः श्राया है--गृह दीपक, धन तेल, तूल तिय, सुत ज्वाला श्रति जोर! (४६) श्रथवा 
'तेल-तुल-पावक-पुट भरि धरि बने न बिना प्रकासत' (३६६) । इसके भ्रतिरिक्त सेमर (१०२, 
१६६) [ सं० शाल्मलः, शाल्मलि: | की श्रोर भी ध्याव ज्ञाता हे--भश्रंब सुफल छाड़ि, कहा 
सेमर को धाऊे (१६६) । सेमर की रुई के श्रर्थ में भी तूल का प्रयोग हुआ है--सिमर फूल 
सुरग भति निरखत, मुद्ित होत खग भूप । परसत चोच तूल उघरत मुख परत दुःख के कप ।' 
इस प्रकार भ्रधिकतर मिथुया सासारिक श्राकर्षणों का उदाहरण सेमर की रई से दिया गया है । 
लंकादहन प्रसंग मे तूुल के साथ सन (५४२) [स० शण] का उल्लेख भी है--सन अ्ररु सूत 
घीर पाटम्बर, लौ लंगूर बंधाएं। तेल-तुल पावक-पुट धरिके, देखत चहै जरौ ।' 

तूल तथा सन शब्द प्राचीन है। बौद्ध साहित्य में 'सनी' वस्त्र का उल्लेख है ही ।९ 


१--प्रा० भा० बे०, पृ० ३१, (सहावर्ग ८।२८।२-३) 
२--प्रा० भए० बे०, पृ० १४४ 
३--बतुलसी, गीता० ४२ 'लसत भंगूलो फरीनो दामिनि की छवि छीनी, 


सुंदर बदन सिर पिया जरकसी |? 
४--प्रा० भा० बे०, एृ० ३१ 


वस्त्राभूषणों के नाम ११ 


उसके बाद भी निर्धन लोग सन की बनी धोतियाँ पहनते थे। झ्राईने अ्रकबरी में सन 
पटसन से रस्सियाँ बनाने का जिक्र है। तूल के श्रर्थ में श्राज़् साधारणतः “रुई! शब्द 
बोला जाता हैं, जो सेमल तथा कपास दोनो के लिए ही झाता है। सूर ने भी आकरुई 
(३४७३) द्वारा रुईं शब्द भी तूल के अर्थ में प्रयुक्त किया है ---उडिये उड़ी फिरति नैनन सग, 
फर फूटे ज्यों आकरुई' (३२४७३)। कारतिकी फसल में पटसन या फुलसन नामक पौधा लगाते है । 
इसी के ऊपरी रेशे से सन तैयार किया जाता है। तुलसी ने भी वल्कल तथा मृग के चर्म का 
उल्लेख मानस में किया है ।* पद्मावत में भो 'पाट' शब्द रेशम के भ्र्थ में श्राया है ।* वस्त्र बनाने 
वालो के लिए पटवन्ह या पटुवन्हे [स० पद्ठवाय] शब्द भी आये है (९ 


३-वस्त्रों के रंग तेथा रंगाईै 
११--सूरसागर से स्त्री पुरुषो के बस्त्रों के साथ-साथ बराबर उनके रमों का निर्देश 
भी किया गया है । सारी का कुसभी रग उस समय का प्रिय रंग ज्ञात होता है--भूलन प्राईं 
रंग हिडारै । पंचरंग बरन कुसुभी सारी, कचुकि सौध बोरै! (२४५६) भ्रथवा 'नख-सिख सजि 
सिगार ब्रज-जुवती, तनु डड़िया कुसुभी बोरी की । (३२४६०) । कृष्ण के राधा-रूप वर्णन में भी 
इस शब्द का उल्लेख आया है--स्याम अभ्रग कुसुंभी नई सारी' (३४१७) अथवा स्पाम अग 
कुसुभी नई सारी कल गुज की भांति, इत नागरि नीलाबर पहिरे जनु दामिति घन काति। 
(२७७३) तथा 'सावरे तन कुसुभी सारी ।” (२७८३) । 
उपर्युक्त पद्माशो मे इस रग की तुलना गुजा फल अथवा दामिनि से होने के कारण 
इसके सही वर्ण का भी अनुमान हो जाता है। कुसुम पुष्प के पौधे का नाम कर्र है जिनमे अलग- 
अलग लाल ठथा पीले दो वर्णो के फूल आते है | इनसे ही रंग भी तैयार होता है। वर्षा ऋतु 
में पद्मावती ने भी इस रग का चोला पहन लिया था ।£ 
१२--दूसरा अभिक उल्लिखित रग नीला है। नीलाम्बर सारी के अनेक उल्लेख 
है । बलराम, राधा तथा गोपियो के वस्त्र प्राय. इस रग के बताए गए है---'नील बसन भामिनि 
बनी (३४८४) श्रथवा 'उत गिरिधर नीलाम्बर सारी घूंघट झोट निहारे! (२७७०) । सारी की 
किनार प्रायः लाल बताई गई है--ल्ञाल ढिगनि की सारी' (१३१२)। ढिगनि का भर्थ किनार 
हैं। सारी पाच रगो* की भी रगी जाती थी--अग पचरग सारि' (१६६१) श्रथवा 'पंचरंग 
सारी बहुत दिवाई' (३५२८) । झाजकल सतरगी सारी या इद्रधनुषी भाँति की सारी रंगने की 
प्रथा चल रही है | जायसी ने सात रगो का उल्लेख किया है ।* सूर ने बनमाल का रग प्रवश्य 
१--आईने श्र०, छए० १८६ 
२--मानस, अ्रयोध्या०, १६५ 'पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर। 
बिसमउ हरषु न हृदय कछु पहिरे वल्कल चीर ।' 
३--प० सं० व्या०, २९१।६ दुहूँ दिसि गेंडुवा श्रो गलसुई | कांचे पाठ भरी धुनि रुई।' 
४--पं० सं० ध्या०, ३८५॥४ 'भिल पटवन्ह खरबार सँवारे' 
३२६।१, पदटुवन्हु चीर आनि सब छोरे । 
५--प० सं० व्या०, ३३७७ हरियर भुम्मि कुसुंभी चोला । 
६--वेतो रक्‍्तस्तथा पीत : कृष्णो हरितमेव च॑ ।' 
७--प० सं० घ्या०, ३२९।५ सातहुँ रंग जो चित्र चितेरे! ५५३२।२ “सातहुँ रंग सो 
सातहुँ पेंवरी । 





३ वस्त्रो के रंग तथा रंगाई 


सतरंगी बताया है जो इद्रधनुष के समान शोभा देता थां--की बनमाल लाल उर राजहि की 
सुरपति धन चार (२६७६) भ्रथव। इंद्रधनु नह बन-दाम बहु सुमन के” (२६७६) । 
१३--अनेक रंगो का निर्देश भी कई पदों में है--“चुहि चुहि चूनरि बहुरंगनो' 
(३४४८) या “रंग रंग बहु भाँति के गोपनि पहिराए' (२६६०)। चुदरी रंगने की कला के संबंध 
मे बताया जा चुका है। चुहचुह भ्रथवा डहडहो (३१२६)--'नीलाम्बर श्रोढे ही आए, श्रति 
डहड॒हौ नयौ” शब्द चटक रंग के बोधक हैं। इसको आज घोखा [सं० चोतज्ञा--चोक्ख + क] 
रंग भी कहते है । 
कृष्ण के बहुनायकत्व सम्बन्धी पदों मे उनके नवरंगी रूप तथा रंग-मय होने का चित्रण 
अ्रमेक पदो में है--भाजु बनौ नवरंग पियारौ अथवा आजु बने नवरंग छबीले (३२६३,२२६४) 
तथा अंग अंग रंग भरि आए हो । (३१७५) । कृष्ण जन्मोत्सव पर नाइन के सम्बन्ध में भी 
कवि ने यही कहा है--“नाइन बोलहु नवरंगी' (६४८) । 
१४--सारी के अन्य रंगों मे लाल या सुरंग भी उल्लेखनीय है--'पहिरे चीर सुरग 
सारी”, 'सारी सुरंग मिलि' तथा 'सारी सुरंग सुही' (६४२) | गोपियों का उपमान लाल मुनिया 
के भुंड से लेकर भ्रत्यन्त सुन्दर चित्र खीचा गया हैं-- 
मुख मंडित रोरी रंग, सेंदुर मांग छुही 
उर अंचल उड़त न जानि सारी सुरह सुही 
मनु लाल-मुनयनि पाति पिंजरा तोरि चली” (६४२) १९। 
सारी लाल तथा पीली दोनों रगी जाती थी--धपीत अरुन तन चीर' (३४३३) नीलाम्बर पाट्टंबर 
सारी, सेत पीत चुनरी अ्रुनाएं (१४०२)। इसी प्रकार कचुकी, लंहगा तथा श्रोढ़नी के रंग प्रायः 
लाल तथा नीले ही बताये गये हैं--'नींल लंहगा, लाल चोली (२४५०) अथवा 'सारी सुरंग 
मिलि, नील लंहगा, सोभ कंचुकि लाल, (३४५६) । थोड़े ही स्थलो में अंगिया तथा उपरना का 
रंग श्वेत बताया गया है--'स्वेत अंगिया अंग” (२४४६) तथा 'पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना 
सोहे हो' (४४)। भंगिया का रंग लाल पीला अथवा कुसूंभी भी रंगा जाता था--राती पीरो प्रंगिया 
पहिरे, नव॑तन भूमक सारी (३४६१), 'कंचुकि कुसुम सुरंग! (३४८०५), नीलाम्बर कंचुकि 
सुरंग तन (३४६०) । स्त्रियाँ अंगिया दो रंगों की भी पहनती थी---'अंगिया नील मांडनी राती' 
(१६७१), 'लाल चोली नील उड़िया' (१७८६) । भ्रजंता के कुछ चित्रों मे कई रंगों की अ्रथवा 
बुन्दीदार कंचुक चित्रित हैं। कभी पीठ का रंग कत्थई व सामने का लाल है। 
१५---क्षष्ण तथा बलराम के वस्त्रों में क्रमशः पीले तथा नीले रंगों का अधिकांश रूप से 
उल्लेख है। कृष्ण के परम्परागत पहनावे में पीताम्बर है भ्रतः इसके अ्रनेक उल्लेख स्वाभाविक 
हैं+--'दाऊजी कहि स्याम पुकार॒यो। नीलाम्बर कर ऐंचि लियौ हरि, मनु बादर ते चंद 


१--प० सं० व्यां०ण, ३२९॥५ सुरंग चीर भल सिघल दीपी | 
१८५।॥७ 'पदटुइनि पहिरि सुरंग तन चोला |” 
२---प० सं० व्या०, १८४।६, ७, सब सुरूप पदुसिनी जातो, पान फूल सुंदर सब राती 
“करहि कुरेर सुरंग रंगोली, औ चौवा चंदन सब गीली ।! 

५६०२, ३, बरन बरन सारो पहिराई--रायमुनो पिजर हुति छूटी ।' 

३--प० सं० ध्या०, ३२६।२ 'कु दिया और कसनिया रातों । 

४---तुलसी, मानस; ३२७ “पियर उपरना कांखासोती 'पीत पुनीत सनोहर धोती ।/ 
तु० प्रं०, गोता०, १०३ 'ग्रथित चूनरी पीत पिछौरी' । 


बस्त्राभूषणों के नाम १३ 


उजारयो (४०७) :पीताम्बर कहूँ भयो तुम्हारी कीधौ लियो गहौ' (३१३७) 
अ्रथवा-- भीजैगो पियरो' पट, आवत है मेहरा” (३१६५) 


तथा 'पीत बरन लखि, पीत बसन उर, पीत धातु श्रंग लावै', (३१६७) । पोत पट का 
उपमान प्रायः तड़ित है--'तडित किधौ पटपीत” (२६७५) । 


राधा तथा कृष्ण के बस्त्रो मे भी नीले तथा पीले रंगों का ही मिलान है---'नील पीत 
दुकूल, स्थामल गौर अंग विकार, गौर स्याम मिलि नील पीत छबि' (३४४०) | 'लै कारी 
कामरी उढाई (२६०८) कमरी का रंग अ्रवश्य काला बताया गया है । उनकी पाग में जाबक 
या सहाउर का रंग लगने का उल्लेख अनेक बार है--'सिथिल पाग दस्तार की जावक रंग 
भोने' (३१३०) 'लटपटो पाग महाउर पागी” (३२६३) । शिशु कृष्ण की चौतनी का रंग प्रायः 
लाल बताया गया है--'सिर लाल चौतनी' (७०७) । 'पीत भगुलिया' (७२५, ७५०) के साथ 
एक जगह भंगूली बित्र विचित्र (७३३) भी बताई गई है। 
१६--कहीं-कही भ्रनेक रंगों के नाम एक प्ताथ दिये गये है--'पहिरे बसन अनेक बरन 
तन, नील, अ्रुन, सित पीत (३४८७) अ्रथवा--- नये बसन झराभूषन पहिरत, अरुन सेत 
पाटंबर कोरी' (१४२६) पद २५४३० में अनेक रंगों के नामो की सूची-सी मिल जाती है-- 
स्थाम-रंग रांची ब्रज नारी। और रंग सब दीन्हें डारी॥ 
कुसुम-रंग गुरुजन पितु माता । हरित रंग भगिनी अरु भ्राता ॥ 
दिना चारि में सब मिटि जैहै । स्थाम रंग श्रजराइल रैहे ॥ 
उज्जवल रंग गोपिका नारी। स्पाम रंग गिरिवर के धारी ॥ 
स्पामहि में सब रंग बसेरौ । प्रगट बताइ देउं कह भेरो ॥ 
भ्रुन सेत सित सुन्दर तारे। पीत रंग पीताम्बर धारे॥ 
नाना रंग स्पाम गुनकारी। सूर स्थाम-रंग घोष कुमारी ॥* 
इन पक्तियों मे यह संकेत भी है कि सफेद तथा काला मूल रंग हैं तथा काले रंग पर 
दूसरा रंग नही चढ़ सकता । सूरसागर में इस प्रकार एक-एक रंग के कई-कई पर्यायवाची शब्द 
भी मिलते है जैसे लाल के सूचक सूहा, सूही, लाल, राता,* शभ्रर्न, लोहित [अ्र० लग्नल, सं० रक्त, 
अरुण, लोहित], सफेद के लिये सित,' उज्जवल, गौर तथा धवल [स० श्वेत, उज्वल, गौरं, 
धवल], काले के लिये कारा, स्यामल, स्याम, कृष्ण [सं० श्यामल, श्याम, काल: कृष्ण:] तथा 
पीले के लिये,पियरा, पीत [स० पीत_] तथा हरे के लिए हरा तथा हरित [स० हरित.] आदि । 
१७--रंगों के वर्ण भी जगह-जगह उपमा या रूपक द्वारा स्पष्ट किये गये है। प्रायः 
नीला रंग बादल के वर्स का बताया गया है--स्याम तनु घन नील माना या 'मानौं नव जलद 
पर दामिनी की कला' (२६४१) पीला वर्स दामिनि या स्वर्ण सा वर्णित है---कनक बरन तनु 
पीत पिछौरी” (२१४८) । सफ़ेद रंग का वर्ण चूना, बक-पकिति झ्रादि से मिलाया गया है-- 





१--प० सं० व्या०, ३२६।६ 'पेमचा डोरिग्रा श्रौ बीदरी । स्थाम सेत पियरी हरी | 
१८४।५ बरन बरन पहिरे सब सारी” । 

२--प० सं० ध्या०, ५५६।१ “बिछावन राता' । 

३--प० सं० व्या०, ३३६।६ सित बिछावन सोर सुपेती । 


१४ वस्त्रों के रग तथा रंगाई 


| 

'हुदय चुन रण (२५२७) अथवा--नही बग पांति बर मोति-माला' (२६७६) । सफेद दातों व 
भ्रधरो और लाल मसूडो के उपमान, निम्नलिखित हैं -- 

'कुद दसन' (२४०७४), दाड़िम दसन! (२३६५) 'दसन की दुति तडित मानौ' (२४४०) 
प्रथवा अधर बिद्रम' (२४४१) । 

१्८य--इन रंगो के श्रतिरिक्त फाग या होली शीर्षक पदों मे जिन वस्तुओं अथवा फूलों 
आदि से रग बनाये जाते थे उनके नाम भी दिये गये है। इस अनेक प्रकार के फूलों तथा 
धातुशो से रंग बनाये जाते थे-- 

'हाथनि लै भरि-भरि पिचकारी, नाना रग सुमन बोरी की (३४६०) 

या-- बहु विधि सुमन अनेक रंग छवि, उत्तम भाँति धरे (३४७१) 
तथा--धूरि धातु रग घट भरे (३५४३२) । 

फूलो के रगो में टेसू (३४६२) [सं० किशुक] केसरि (३४६७) [सं०्केसरम, केशरम्‌] 
कुमकुमा (३४७२) [सं० कुंकुमम|, कुसुंभ (३२४६८) [सिं० कुसुभ | झथवा कुसुम 
[सं० कुसुम] के रंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है--टेसू-कुसुम निचोइ के, रगभीती ख्वालिनि 
(३४८४ ) या 'टेसू कुसुम निचोई कै (री) अस केसरि कौ रंग' (३४६२) कनस-कलस केंसरि भरि 
ल्याई, डारि दियौ हरि पर ढोरी की' (३४६०) तथा 'कनक कलस कुमकुम भरि लीन्‍्हे, कस्तूरी 
तामे घसि घोरी' (३४१६) । 

१६--टठेसू [सं० किशुक] अथवा पलाश चैत के महीने में होली के समय में फूलता 
है । इसका पीले वर्ण का रग होली में खेला जाता है। इसके फूल एक साथ खिलते है तो ऐसा 
लगता है मानों वन में आरग-सी लग गई है । सूरसागर में टेसू के रग का उल्लेख है-- द्वादस 
बन रतनारे देखियत चहेँ दिसि टेसू फूले' (१४७२) । जायसी ने भी टेसू फूलने का वर्जन किया 
है आइने अकबरी मे भी केसू या टेसू के सबध में लिखा गया है ।* पलाश के वृत्त से 
अनेक उपयोगी वस्तुएँ भी बनती है जैसे पतली डडियो से साधारण कत्था, छाल से रस्सी श्रौर 
कागज तथा पत्ते से दोने । इस वृक्ष से गोद भी प्राप्त होती है । उपनयन-सस्कार में ब्रह्मचारी 
का दड, यज्ञ-पात्र झ्रादि भी बनते हैं । पाणिनि ने आषाढ़ या पलाश का उल्लेख किया है जो 
उपनयन में काम आता था ।* सूरसागर में दोने बनने का उल्लेख है--दोना-पलास के 
(१०८८२) । साहित्य मे पलाश से सबधित भ्रमेक उपमायें व रूपक मिलते है । 

२०--दूसरा पौधा केसर का है। इससे भी रंग बनाते थे। इसका रग ललाई 
लिए हुए पीला या सोने के समान होता है । सूरसागर में इसके रंग का वर्ण बताया गया हैं 
--“जरद केसर” (३४८६) या 'फ़ल गुजा की भाँति', जनु दामिति! (२७७३) | उसको 
केसरिया रंग कहते है। पद्मावत मे भी 'कुकुंह-बानी' (केसरिया), कुसुम फूल' तथा केसर 
:सोनजरद: शब्द मिलते हैं ।१ आईने भ्रकबरी से जाफरान (केसर) के लगाने तथा चुनने आदि 





१--प० सं० व्या०, ३५३।३ “'भीज भंजीठ टेसू बन राता' । 
२--आईने श्र०, पएृ० १८३ 
३--ईंडिया एज नोन दु पारिनि, श्रध्या० ३, पृ० १३२ 
४--प० सं० ध्या०, २८५१ फिरा श्ररगजा कु कु ह-बानी” 
३२७ कुसुम फूल जस' 
३२६) सोन जरद जस केसर । 


वस्त्राभूषणों के नाम १५ 


की उस समय की प्रचलित विधियो का ज्ञान होता है।* इसका पौधा ढलुवाँ जगह पर. लगाते 
है जो जाड़े मे फूलता है। प्रत्येक फूल मे तीन केसर होते है । केसर चुनने का ही काम कठिन 
दोता है । श्रीनगर के पास के गाँव पनपूर में सबसे अ्रधिक कंसर उगाने का निर्देश श्राईने- 
अकबरी में है । श्राज भी स्पेन, फारस तथा चीन मे केसर होती है किन्तु काश्मीर की सबसे 
अच्छी मानी गयी है। केसर का उपयोग वैद्यक शास्त्र मे दवा की तरह भी हैं। इसकी सुगध 
तथा रंग अत्यन्त चित्ताकर्षक होते है श्रतः मीठे पकवानो में भी डालते है । कुमक्रमा (२५१६) 
रगो के पाउडर से भरी हुई लाख की गेद होती थी जो किसी व्यक्ति विशेष की ओर फेंक कर 
मारते थे। शरीर से टकरा कर इसके रग बिखर जाते थे। होली शीर्षक इन पदों में कुमकुमा 
का उल्लेख अनेक बार हुआ है । 

फुलेल रंग (३४६०) [सं० पृष्पतेल--फुल्लएल--फूलएल--फुलाएल--फुलेल] का 
उल्लेख भी हँ-- कनक-कलस कोटिक कर लीन्‍्हे, भरि फुलेल रंग घधोरी की । घड़ो में 
सुगन्धित तेल भरकर रग घोल लेते थे जो फुलेल रग कहलाता था। रंग मजीठी (४११०) 
[सं० मजिष्ठ ] का निर्देश भी है जो इसकी छाल से बनता है । 

२१--इन फूलो के रंगों के भ्रतिरिक्त श्रन्य नाम चोबा (३४६१) चंदन (३४१०) 
[ सं० चंदन ] अगरू (३४६१ ) [सं० अगरु-ऊद लकड़ी] अरगजा (३४६९१) [सं० अगरु], 
कृपूर (३५०५) [सं०कर्पूर , कर्प्र] अबिर (३४७२) [अ्र० श्रबीर], गुलाल (३४५६) [फा० 
गुल्लाल] तथा बंदन (३४८५) [स० बंदनीया] आदि प्रायः सभी एक साथ होली शीर्षक पदों 
में मिल जाते हैं-- 

चोवा चंदन अ्रगरु अरगजा, छिरकतिं नगर गली (३४६१) 

चोवा चंदन अ्रबिर कुमकुमा, छिरकत भरि पिचकारी' (३४७२) 
प्रथवा--'पिय प्यारी खेले जमुन-तीर । भरि केसर कुमकुम अ्ररु अबीर । (३४७४) 

'घसि मृग' मद चंदन श्ररु गुलाल । रंगभीने अरगज वस्त्र माल | 

तथा--चोवा चंदन अग॑रु कुमकुमा सोहै माट भरे । (३५१५) । 

२२--चंदन, अ्रगरु तथा कपूर वृक्षो से प्राप्त होता है। श्राईने अ्रकबरी में इनके बारे 
में लिखा गया है। श्रबुलफजल ने सदल (चंदन) के संबंध मे लिखा है* कि यह चीन से 
भारत में लाया गया था। यह लाल, सफेद व पीला तीन रंग का होता है । आजकल दक्षिण 
भारत मे कुर्ग, हैदराबाद, करनाटक तथा नीलगिरि पर अभ्रधिक होता है। मलयगिरि का चंदन 
विशेष रूप से प्रसिद्ध है--मलय चंदन लेप कीन्हें' (२४५६) । चंदन से इत्र, तेल तथा जलाने 
की धूप बनाते है तथा इसकी लकडी से भी अनेक वस्तुएँ बनती है | चंदन अपनी सुगन्धि के 
लिये विशेष रूप से प्रसिद्ध है तथा शीतल* होने के कारण लोग पानी में घिस कर शरीर पर 


.._ ३--आ्राईने अ्र०, पृ० १७६९ 
आईने अ० पृ० १६२--एक सेर केसर का सुल्य बारह से बाइस रुपये तक 
तथा कमंदी केसर का एक रुपये से तोन मोहर तक था । काइसोरी केसर श्राठ से 
बारह रुपये तक मिलती थी। 
२--आईले श्र०, पृ० १७३--चंदन का प्रति मन सूल्य बत्तीस से पत्तीस रुपये तक था 
( छ० १६२ )। 
३--प० सं० व्या०, चंदन बिरिख सुहाई छांहा/ ५५३।४, 'चंदन चरचि लाव नित 


१६ वस्त्रों के रंग तथा रंगाई 


लगाते थे । इसकी सुगंधि तथा शीतलता के कारख वृद्ध पर सांपों के लिपठे रहने का उल्लेख 
साहित्य मे बहुत झ्राया है। 
झाईने अकबरी में श्रगरु के बारे में बताया गया है तथा उसके भेद भी दिये गये है । 
यह एक वृक्ष की जड़ ऊद (अगरु) होती है। इसको गुजरात से लाने तथा उस समय चंपानेर 
में पैदा होने का जिक्र भी है। इसकी सुगन्धि के कारण लोग इसे जलाते थे, और बदन मे 
लंगाते थे तथा खाने के काम भी आता था। आजकल अगर के वृक्ष अधिकतर झ्रासाम, बगाल, 
खसिया तथा मर्तबान की पहाड़ियो तथा भूठान में पाये जातें है । सिलहट में अगर का इत्र 
बनता है और मद्रास तथा बंबई में भ्रगरबत्तो । 
२३--तीसरा वृक्ष कपूर का है जो आईने भ्रकबरी में हिन्द महासागर तथा चीन का 
बताया गया है*। लकड़ी के अन्दर कपूर नामक की डली के समान व बाहर गोद की तरह 
दिखायी देता है। साफ करने से ही इसका रग सफ़ेद हो जाता हैं। कपूर के अनेक भेद तथा 
बताने की विधि भी दी गई है। यूतान मे कपूर को ठंडा व हिन्दुस्तान में गर्म मानते हैं। भी मसेनी 
कपूर का उल्लेख भी है*। आजकल कई वृक्षो से कपूर निकालते है जो अधिकतर दारचीनी 
किस्म के है। प्रधान वृच्त दारचीनी और कप्री देहरादून व नोलगिरि पर मिलते हैँ । कलकत्ते 
तथा सहारनप्र के कंपनी बागों मे भी कुछ वृद्ध हैं। दारचीनी जीलानी ( जिसका पत्ता 
तेजपात व छाल दालचीनी कहलाती है ) से भी कप्र बनता है। यह दक्षिणी भारत, लंका 
तथा बरमा में अधिक होता है। सुमात्रा तथा बोनियो मे बरास वृक्ष से कपूर बनाते है । चीन 
व जापान में भी कपूर बनाया जाता है। कपूर की सुगधि भी अच्छी होती हैं। झाईने अश्रकबरी 
में चोवा बनाने की विधि भी दी गई है? । यह अभ्रगर की लकडी से बनाते हैं । एक सेर अगर 
से दो से पन्द्रह तोले तक चोवा निकल श्राता है। श्ररगजा भी मेंद, चोवा, बनफशा, गेहला, 
गुलाब, चंदन तथा कपूर झ्रादि के मिश्रण से बना सुगंधित द्रव्य है। भाईने अ्रकबरी में इसके 
बनाने की विधि वर्णित हैं तथा गरमी में शरीर में लगाने का उल्लेख है5। चदन बदन गुलाल 
झ्ादि के सूखे चुरे से भ्रथवा इन सभी सुगंधित पदार्थों का रंग में मिला कर होली खेलने 
का ही बराबर सूरसागर में वर्णन है। एक तो इनमें से कुछ द्रव्य शीतल होते हैं दूसरे सुगधित 
होने के कारण मनहर ज्ञात होते होंगे--- 
'मगमद साख जवादि कुमकुमा केसरि मिले मिले मथि घोरी” ( ३४८६ ) 
“चंदन कपूर चूर फैटनि भराइ री” (३५०५) 
“कनक कलस कुमकुम भरि लीन्हौ, कस्तूरी तामें घसि घोरी” (३५२६) 
लव केसरि अरगजा घोरि'! (३४६७) 
कुमकुम चंदन अरगज घोरे' (२५१६) । 
२४--उपरयु कत पंक्तियों में उल्लिखित सूगसद (३२४५६,३४२६) [सं० मृगमद] तथा 
साख जवादि (३४८६) मृग तथा गघबिलाव नामक पशुओ्रों से प्राप्त सुगधित द्रव्य है। मृगमद 
या कस्तूरी (फा० मुश्क) मृग की नाभि से प्राप्त होता है। आईलने भ्रकबरी मे सुगन्धियों की 
१--आाईने भ्र०, ए० १७१ 
२-- ) 9 ४० १६८ 
३--प० सं० व्या०, रे३२६।४ कपूर्रमिवसेना!। 
'४--आ्राईने श्र०, ए० १७३ 
५--श्राईने अ०, ३६० १६० 


वस्तराभूषणों के नाम १७ 


सूची में कस्तूरी तथा शाख या जबाद का विस्तृत वर्णन है! । हिन्दी मे इसी को जवादि कहते 
है। यह द्रव्य गधबिलाव या मुश्कबिलाव नामक नेवले के समान पशु से प्राप्त होता है । 
सुमात्रा से इसके लाने का उल्लेख भी है। यह अफ्रीका में भी होता है। इसी प्रकार की तीसरी 
वस्तु बंदन (२४१६,३४८५०( [स० वदनीया] भी है। इसे गोरोचन भी कहते है जो गाय से 
प्राप्त होता है तथा इसका वर्ण पीला होता है। होली शीर्षक अनेक पदों में बंदन की चर्चा 
है---कोउ बंदन माड़ति' (३५१ ६) बूका बंदन साति' (३४२५) तथा 'चदन बदन ऊपर सीचे' 
(३५१४) । इसी को संभवतः हरिताल कहते है जिससे पीला रग बनाया जाता था । 
२५--इनके अ्रतिरिक्त होली मे अबीर (३५१०) [श्र०] तथा गुलाल (३४५६) 
[फा० गुल्लाल] डालने की अभी तक प्रथा है। अश्रबीर तो भ्रबरक के चूर्ण से बनता है तथा 
गुलाल भी लाल रंग का चूरा सा होता है। श्रबीर के रग भी बताये गये है--- बुका सुरंग भ्रबीर 
उड़ावरता (३४८८) तथा 'बरन पचासक श्रबिर सवारे! (३५१०)। रोरी 'चदन बदन रोरी, 
केसरि मृगमद घोरी' (३५३५) [ सं० रोचनी ] भी लाल रंग का चूर्ण होता है। होली के 
ग्रवसर के अतिरिक्त कृष्ण-जन्मोत्सव पर भी कवि ने यह चित्र खीचा है --चोवा चदन अ्रबिर 
गलिनि छिरकावन रे! (६४६) | सूरसागर में होली के इन नेसगिक रगो मे लाल तथा पीले 
रंग विशेष रूप से मिलते है--पीत अरुन रग नाए सिर ते! (३५१०) 
ग्रथता--उन पटपीत किये रंगराते, इन कचुकी पीत रग बोरी' (३४५६) 
'सौधे भरयो कमोर, लाल रंग होरी (३४८४) 
कुसुम-बरन रग घोरि' (१४६८) । 
केसर तथा किशुक के रंग बनाने के कारण उनके वर्स भी लाल तथा पीले होना 
उचित ही है। । 
२६--रंग में भीगने का भाव भी अनेक प्रकार के शब्दों में प्रकद किया गया है--- 
'खेलत है भ्रति रसमसे रंगभीने हो' (३४८१) 
'रंगभीजी ब्वालिनि! (३४८५) 'रंगरांची ग्वालिनि! (३४८५) द 
श्रति लोहित दृग रंगमेँगे खेलत बने, दोड रंगभीने' (३५१३) ” 'भीने रंग कौन के 
हो लाल” (३१७०) स्याम-रंग-रसपागी' (२५२७) तथा “उन पट-पीत किये रंगरातेरे इन 
कंचुकी पीत रंग बोरी' (३४८६) । इन पंक्तियों द्वारा सुर के भाषा पाणिडत्य की और स्वतः 
ध्यान चला जाता है। 
सुरसागर से स्त्री पुरुषों के तत्कालीन प्रादेशिक प्रिय रंग लाल, नीला तथा पीले ज्ञात 
होते है । यह रंग उस' समय सरलता से तैयार हो जाते थे। काले, हरे तथा सफ़ेद का उल्लेख 
बहुत कम स्थलों मे है। मिश्रित रंगो जैसे बेगनी तथा रंगों के हल्के वर्ण जैसे झआसमानी, गुलाबी, 
धानी श्रादि नाम भी नहीं मिलते हैँ । उत्तर से दक्षिण तक गावों मे आज भी नीले तथा लाले 
रंग के परिधान भ्रधिक दिखाई देते है । कुमायू प्रदेश में भ्रवश्य पहाड़ी स्त्रियाँ श्रधिकतरकालें 
लंहगे पहने दिखलाई पड़ती है । यों ये चठक रंग लोगो को अधिक अच्छे लगते है किन्तु गांवों 
में इनके श्रधिक पहनने का कारण यह भी है कि इन रंगों मे मैल नहीं उभरता है । पुरुषों नें 
१--आईने अ०, पृ० १६२--१७० श्रबुल॒फ़्जुल ने एक तोला कस्तुरो का सूल्य एक 
से साढ़े चार रुपए तक बताया हैं । 
२--तु० ग्रं०, गीता १।२, 'वीथिन्ह कु कुम कोंच, अरगजा, अगर, अझबीर उड़ाई । 
३--प० सं० दी०; ४२६।१ भियेड रंग राता । 


श्ष भोढने तथा बिछाने के वस्त्र 


रंगीन धौती पहनना छोड़ दिया है। विवाह के अवसर पर अवश्य प्रायः वर को पीली धोती 
पहनती पड़ती है ॥ 


४&-भ,रोढ़ने तथा बिद्वाने के वच्र 


२७--सूरसागर में ओढने तथा बिछाने के काम में आने वाले थोडे से शब्द मिल जाते 
हैं | इनमें से सर्वप्रथम उल्लेखनीय शब्द कामरि, कमरी या कांवरि (१०७१,१०८५,४४३३) 
[सं० कम्बलः कम्बली-कामरी-कावरि] है । इष्ण के परिधानों मे कमरी का विशेष स्थान है । 
मोंचाररण-प्रसंग मे कृष्ण के कथे पर पड़ी कामरि का अनेक बार वर्खन हुआ है---'सोई हरि काँघे 
कामरि, काछ किए, नाँगे पाइनि, गाइनि टहल करे (१०७१) अथवा 'सूरदास काँधे कामरिया 
भौर लकुटिया कर को (२१३२) तथा 'हाथ लकुठ कामरि काँधे पर' (४२६६) । ऋृष्ण के 
साथी वाल बाल भी बन जाते समय अपनी-अपनी कमरी ले जाना नही भूलत्ते--- 
धवाल मंडलीं में बेठे मोहन बट की छाँह, दुपहर बेरिया सखानि संग लीने' 
एक दूध, फल, एक भझरगरि चबेना लेत, निज निज कामरी के आसननि कीने ।(१०८५) 
कामरी का रंग प्रायः काला बताया गया है--- 
कान्ह काँधे कामरिया कारी, लकुट लिये कर घेरे हो! (१०७०) 
ग्रथवा--तुम कमरी के श्रोढ़नहारें, पार्टंबर नहि छाजत। 
सूर स्थाम कारे तन ऊपर, कारी कामरि भ्राजत । (२१३५) । 
काली कमरी से संबंधित मुहावरों का भी अनेक पदों में प्रयोग किया गया है-- 
“सूरदास कारी कमरी पै चढत न दूजो रंग” (३३२) 
प्रथवा--धघोये रंग जात नहिं कंसेहुँ ज्यों कारी कमरी' (४१४४) | , 
बललभ संप्रदाय में कमरी ईश्वर की शक्ति-स्वरूपा विद्या माया की प्रतीक मानी गई 
है। सूरसागर में भी कई स्थलों मे इसका संकेत मिलता है। इस दृष्टि से पद (२१२३३) बहुत 
महत्वपूर्ण है--- 
यह कमरी कमरी करि जानति। 
जीके जितनी बुद्धि हृदय में, सो तितनों अ्नुमानति ॥ 
या कमरी के एक रोम पर, वारों चीर पटंबर । 
सो कमरी तुम निंदति गोपी, जो तिहुँ लोक अडंबर ॥ 
कमरी के बल भसुर संहारे, कमरिहिं ते सब भोग । 
जाति पाँति कमरी सब मेरी, सूर सब यह जोग।॥॥ 
एक श्रौर पद (२१३४) भी ध्यान देने योग्य है---धनि धनि कामरी मोहन स्थास की । 
कंबल शब्द वैदिककालीन है तथा बहुत समय तक ऊनी वस्त्रों के साधारण अर्थ मे श्राता 
रहा था। तुलसी तथा जायसी ने भी कंबल का उल्लेख किया है*। आजकल जनपदी बोली" 
में कंबर या 'कम्मर' कहते है | सूरसागर में भी कबर शब्द कही-कहीं प्रयुक्त किया गया है--- 
दीजै कान्‍्ह कांधे कौ कबर' (२६०६)। 
१--प॥्रा० भा० बे०, पृ० १०, अथवं ० (१४।२।६६९) 
२--तुलसी, सानस, बाल० ३२६--कम्बल बसन विचित्र पठोरे |? 
प० सं० ध्या०, १२६।॥६ 'कसे ओढ़ब कांवरि कथा! । 


वस्त्राभूषणों के नाम १९ 


२८--#ष्ण के जन्मोत्सव पर चादर 'परि० ७: [फा० चादर ] दान देने का उल्लेख 
है--काहूँ कौ चादर दई हो काहूँ दीनी खोर' | बोली मे “चादरा' या 'चहर' कहते है । 
यह शब्द प्रायः श्रोढ़ने तथा बिछाने दोनों प्रकार के वस्त्रों का बोधक है। श्रोढ़ने वाली चादर 
को लंबाई चौडाई शाल से अधिक होती है । शाल बेहतर किस्म के गर्म कपड़े का तथा प्राय: 
कढा हुआ होता है । दो पर्त की चादर को दोहर कहते है । यहाँ ओढने वाली चादर की ओर 
संकेत ज्ञात होता है । 

कुछ पदों में गूदरि (१६६) का उल्लेख है--पाटम्बर भ्रम्बर तजि गूदरि पहिराऊँ । 
फटे पुराने वस्त्रों से ओोढने या बिछाने का जो वस्त्र बनाते है उसे 'गूदरि' या गूदड़ी कहते है ॥ 
पुराने कपड़ों तथा कपड़ों की कतरन आदि को गूदड़ कहते है। कवि ने चीर पुरातन (४३११) 
द्वारा इस भाव को स्पष्ट किया है-- पहिरि मेखला चीर पुरातत, फिरि फिरि फेरि सियाएं ।' 
(४३११) । ऊपर की पंक्ति में पाटम्बर-अबर छोड़ कर 'गूदरि' धारण करने से यही श्रर्थ स्पष्ट 
होता है। भ्रमरगीत के योग संबंधी पदों मे गूदरि तथा कथा (४४२३) का उल्लेख अनेक बार 
किया गया है । योग के अन्य उपकरणों में इनका भी स्थान है । यह दोनो पुराने बस्त्रो से बनाये 
गये साधारण वस्त्र है, अतः सांसारिक सुखो की ओर से विमुख योगी तथा योगिनियो के लिये 
इनका उपयोग उचित ही है किन्तु भला राधा तथा गोपियाँ कैसे धारण कर सकती है-- 

'सिंगो सेल्ही भसम$रु कथा, कहि अलि काके गरै परेगौ (४३२७) 
ग्रथवा--कंचुकि कीनि कीनि पट सारी चंदन सरस सुछंद 

भ्रब कंथा एके अति गुदरी क्‍यों उपजी मति मंद' (४४३२) 

उनकी विरह-व्यथा ही स्वतः योग है-- 

“बिरह भसम चढ़ाइ बेठीं, सहज कंथा चीर 

हृदय सिंगी टेर मुरली नेन खप्पर हाथ” *४२१२:। 

जायसी ने भी रत्नसेन के योगी रूप मे कथा का उल्लेख किया है । श्राजकल भी स्त्रियाँ 
घर में ही पुरानी धोतियों की कई पर्तें मिलाकर कथरी बनाती है जो प्रायः बिस्तर पर दरी के 
समान बिछाने के काम आती है। वे डोरे डाल कर उसमें फूल पत्तियाँ श्रादि बनाकर 
झाकषक रूप देने का यत्त करती है। साधु सन्यात्ती आदि कथरी ओोढ़ते भी है। सुरसागर में 
ओोढ़ने या पहनने के उल्लेख ही है । पुराने वस्त्र के लिये सुरसागर में ज़ीरन :३४१: ,[सं# 
जीर्णी] भ्रथवा पुरातन (४३११) शब्द कई स्थलों मे मिलते है--“जीरन पट कुपीन तन धारि'। 
जायसी ने इसी के लिये चिरकुट शब्द प्रयुक्त किया है [चिरकुटः भ्रवधी:, सं० चीर-॑-कुट् 
(काटना, छेदना) | | सूरदास जी ने चुरकुट (१४७०) शब्द चूर-चूर करने के श्र्थ मे प्रयुक्त किया 
है। इन्द्र गोवर्धन के संबंध में अपना क्रोध प्रकट करते है--बज-घातनि करों चुरकुट देउ 
घरनि मिलाइ । (१४७०) । 

२६---साधु योगी श्रादि मुगचम (४१२३, ४१५६) [सं० मृगचर्म] या त्वचासग 
(४३०८) भी काम मे लाते थे । गोपियाँ उद्धव की योग शिक्षा से श्रत्यन्त चिन्तित थीं--बचन 
दुसह लागत शअलि तेरे ज्यों पजरे पर लौत, सूगी, मुद्रा, भस्म, त्वचामृग भ्ररु अ्वधारन 
पौन' (४३०८) श्रथवा 'मुद्रा भस्म विषान त्वचामृग ब्रज जुवतित नहिं भाए! (४१२३) । 

१--प० सं० दी०, १२६।५ 'कंथा पहिरि डंड कर गहा ।' 

२७६७ 'काहुहु कंथा चिरकुट लावा। पहिरह राता दगल सोहावा ।' 
२--प० सं० दी०, २७६७ काढ़हु कंथा चिरकुद लावा 


२० झोढ़ने तथा बिछाने के वस्त्र 


मृगचर्म का पर्यायवाची शब्द सगछाला (४१५४६) भी मिलता है--ऊथधो कहें सूगी 
भ्ररु सेली, केती भस्म जनाऊं! सोलह सहस सुदरी काजे मृगछाला कहूँ पाऊ / (४१५६) तथा 
'घरि आसन सूगछाल' (४३५६) । 

शिव-सबंधी पदों में भी मृग-चर्म का उल्लेख है-- 

'उम्रा कौ छाँड़ि, अरु डारि मृगचर्म कौ, जाइक निकट रहे रुद जोई (४३७) । 

वैदिक काल से ही चमडे व खालो का उपयोग बिछाने तथा ओोढने के लिए होता आया 
है । मृगचर्म पवित्र माना जाता था और यज्ञादि के अवसर पर विशेष रूप से उपयोग मे श्राता 
था। साधु तथा योगी मृगचर्म ओढते भी थे । श्राज भी मृगचर्म पवित्र माना जाता हैं तथा 
धामिक कृत्यों मे विशेष रूप से काम में आता है। मानस में तो मृगचर्म संबंधी प्रसंग सहत्वपूरों 
हैं ही । रत्नसेन के योगी रूप में जायसी ने बधछाला का उल्लेख किया हैं । 

३०--चटाई के समान बिछाने की वस्तुओं मे कुसासन (३४१) [सं० कुशासन| तथा 
कुस-साथरी* (४६५) [स० कुश ] भी उल्लेखनीय शब्द है-- 

कुस-आसन दे तिनहि बिठायौ' (३४१) 
ग्रधवा--'नातौ मानि सगर सागर सौं कुस-साथरी परयौ (५६६) 
ग्रथवा, 'कुस-साथरी बैठि इक शासन बासर तीनि बिताए' (५६५) । 

कुस [सं० कुश| एक प्रकार की भूंडदार घास होती है। इसकी लम्बी तथा पतली 
पत्तियों से ही आसन बनाये जाते है । इसकी एक दूसरी किस्म दाभ [स० दर्भ[ कहलाती हैं 
जिससे पितरों का तर्पण करते है । हाथ में कुश लेकर स्नान करने का उल्लेख सूरसागर मे 
भी है-- 

'साकपत्र ले सबे भ्रधाए नहात भजे कुस डारी' (१२२)। 

विवाह-संस्कार में कन्यादान भी कुशोदक से लेते हैँ । इसका उल्लेख तुलसीदास ने 
किया हैरै। कुश का श्रासन मृगचर्म के समान ही पवित्र माना जाता था तथा यज्ञादि के भ्रवसर 
पर बिछाते थे । पारिनि की श्रष्टाध्यायी में भी यज्ञ के उपकरणों में कुश घास का उल्लेख है 
तथा पवित्र बताई गई है? । 
क्‍ झातिथ्य सत्कार में सदैव ही सर्वप्रथम अघोसन, अरघासन [ सं० श्रघर्यासन ] देने 
की प्रथा रही है। सूरसागर में कई स्थलों मे इसका उल्लेख किया गया है, विशेषकर किसी मुनि 
पंडित भ्रादि के झ्रागमन पर-- 

'महर भवन रिषिराज गए । 





१--मानस, अ्रएय० २७ सीता परम रुचिर रूग देखा । अ्रेंग-अंग सुमनोहर वेषा । 
सुनहु देव रघु बोर कृपाला । एहि रूग करि अ्रति सुंदरदाला । सत्यसंघ प्रभु॒ बधि 
करि एही । आनहु चर्म कहति बेदेही | तब रघुपति जानत सब कारन । उठे 
हरषि सुर काज़ु संवारन ।” 
प० सं० दी०, १२६५, ६ 'कर उदपान काँध बच छाला! । 

३--तु० ग्र, गीता०, ए० ३६० 'कुस-साथरी देखि रघुपति की हेतु श्रपनपौ जानी 


“5० ग्र० जानकी०, १६१ अगिनि थापि मिथिलेस कुसोदक लीन्हेउ, कन्यादान 
विधान संकलप कीन्‍्हेउ' 


४-४ डिया एज नोन दु पारिनि, अध्याय ६, घृ० ३७१ 


वस्त्राभूषणों के नाम २१ 


चरन धोइ चरनोदक लीन्हो, अरघासन करि हेत गए ४ (७०३) 
ग्रथवा--ता गृह रिषि अगिरा सिधाए 

अर्घासन दे तिनि बेठाएं। (४१६) । 

इस प्रथा पर तुलसीदास जी के काव्य से भी प्रकाश पड़ता है'। जायसी ने कही-कही 
आसन या सिहासन के लिए पाट शब्द प्रयुक्त किया है ।* 


५--स्त्रियों का पहनावा 


३१---राधा और गोपियो के वस्त्राभरणो के वर्णन सबंधी अंशों द्वारा उस समय के 
पहनावे का पता चलता है । यह पहनावा प्रमुख रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण स्त्रियों 
का था। वस्त्रो के संबंध में विशेष रूप से दशमस्कन्ध पूर्वाद्ध के रासपंचाध्यायी, जलक्रीड़ा, पन- 
घट-लीला, दान-लीला, रूप-वर्रन, मान-लीला, भझूलन, बसंत-लीला शीर्षक अंशो में विशेष 
उल्लेख मिलते हैं। इसमे तोन वस्त्र प्रमुख थे--श्रोढ़नी, कंचुकी, तथा लंहगा । भ्रमर-गीत के 
पदो में गोपियाँ 'कंथा' न पहनने का उच्लेख करती है (४३१२) क्योकि यह तपस्विनियाँ पहनती 
थी । कुछ पदों (१६६१,२०६३) मे एक साथ श्रनेक वस्त्राभूषणों के नाम मिलते है। ओढ़नी 
(७३४) और उदनिया (१३१२) लंहगे के साथ सिर पर भ्रोढ़ी जाती थी । क्रष्ण के पहनावे 
मे भी ओढ़्नी का वर्णन है--लाल ढिगनि की सारी ताकौ, पीत उढनिया कीनी' (१३१२) 
ग्रथवा पीत उढ़नियाँ कहाँ बिसारी' (१३११)। आजकल भी सिर पर ओ्रोढने के वस्त्र को 
झोढनी कहते है । यह पाच हाथ लम्बी तथा तीन हाथ चौड़ी होती है ।* यह शब्द ओढन' से 
संबंधित है--[सं० उपवेष्ठन, प्रा० झावेड्ठन]१। चूनरी (४४) तथा चूनरि (परि० ११२) का 
उल्लेख अनेक पदो में किया गया है--“चुहचुह चुनरि बहुरंगतौ' (३४५०) भ्रथवा 'नयौ पितांबर, 
नई चुनरी, नई नई बूंदनि भीजति गोरी (१३०३)। विनय शीर्षक पदो में माया संबंधी एक पद में 
“राती चूनरी' (४४) का निर्देश है | चुंदरी मे एक विशेष प्रकार की रगाई होती थी । राजस्थान, 
गुजरात, पंजाब तथा विशेष रूप से साँगानेर मे आजकल भी ऐसी रंगाई होती है। इसमे कपड़ा 
बाँध-बाँध कर रंगा जाता है श्रतएव इसे बॉधन को रंगाई भी कहते है | भ्रन्य-अन्य भाँत की 
चनरी जयपुर में भाँत-भतुल्या' कहलाती है तथा मेरठ में भाँत-भंतीली । इसके लिए संस्कृत 
शब्द भक्ति! था। इंद्रधनुष की भाँत की चूनरी भी बनती हैँ | चूनरी हल्के व बारीक सूत की 
बनती है । हर्षचरित में इसी के लिए 'पुलक-बध' तथा “भक्ति” शब्द आए है । बाँधन्‌ को रंगाई 
का यह उल्लेख प्राचीनतम है ।* एक अन्य प्राचीन शब्द 'फुटुक' भी संभवतः इसी छपाई का बोधक 


१--मानस, बाल०, ३१६ अरघु देद श्रासन बठाए! । 

२--प० सें० दी०, ५५६ 'तहाँ पाठ राखा सुलतानो? । 

३-७० जी०, प्र० ११, श्रध्या० २--हेसचंद्र ने श्रोढ़ना के लिये देशी नाम-माला 
(१।१५५) में ओडठर' शब्द लिखा है। 

“४--हि० अनु०, आराहिवन सार्गशीर्ष २००७ क्रं० ३--हिन्दी के सिलाई संबंधी शब्द 
झौर उनको व्युत्पत्ति । 

५-...हर्ष ० सां० श्र०, ए० २३, ७३-७४ बहुविधभक्तिनिर्माणाचतुरपुराणपोरपुरा 
न्प्रिबध्यमानेबंद्ध बच द 


२२ स्त्रिय ।का पहनावा 


था ।* जायसी ने गुजरात के छपे वस्त्रों का परिचय दिया है ।* लंहगे के साथ ग्रोढने के श्रन्य 
वस्त्रों में दुपटि (परि० ७) [स० द्वि+पटः] और उपरेना (४४, १६१८) शब्द भी मिलते 
है। उपरैना स्त्री-पुरुष दोनों के वस्त्रो में प्रयुक्त हुआ है । चीर-हरन-लोला में गोपियो के उपरना 
छीतने का वर्शोन किया गया है---लिए उपरना छीनि सबनि के, जहाँ तहाँ कुंजनि अरुफाए' 
(२१३०) । माया संबंधी पद (४४) में 'पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहै (हो)' मिलता है । 
इस पद में उपरना चूदरी के ऊपर श्रोढ़ने का वस्त्र बताया गया है। उपरना (उपरि। 
आवरण) आ्राज भी चूदरी या झोढ़नी के ऊपर श्रोढ़ते है । यह चूदरी से बड़ा होता है--पाँच 
हाथ चोड़ा तथा छः: हाथ लम्बा ।र दुपटिया बढ़िया कपडे की ओढनी होती है ।* 
३२--घाँगरी ( [स० घर्षरा, धर्षरी, घर्घरिका] अथवा घाधरी शब्द सुरसागर में 
कम मिलता है। यह अ्रधिक घेर का लेहगा होता हैं। इसमे चौबीस से तीस तक पाट होते 
है । छोटी तथा क्वॉरी लडकियाँ घघरिया पहनती है ।* लेहगा (४४,३४०४०) । [सं० लक + 
अंगा | सूरसागर के अनेक पदो में मिलता है--नील लंहगा, लाल चोली” (३४३०) भ्रथवा “दच्छिन 
चीर तिपाइ कौ लेंहगा, पहिर विविध पट मोलनि महगा । (३२४१६) ।* लेंहगे के चार भाग 
होते है--नेफा, घेर, संजाप या गोठ तथा लामन अथवा गोट की रगीन पट्टी ।” नेफे के खुले 
भाग को 'नीबिया' कहते है । धोती के सामने की चुन्नट को भी नीबी कहते हैं |" सूर ने 
उसी श्रर्थ में 'नीबी' शब्द प्रयुक्त किया है। राधा के शोभा वर्णन मे चाल, गज श्द्धला 
नूपुर, नीबि नव-रुचि ढाल' (३०६०) अ्रथवा नोबी ललित गही जदुराई (१३००) ॥। श्रार्य 
सत्री-पुरुष 'तीवि' नामक तहमतनुमा वस्त्र भो पहनते थे । नीवि की व्युत्पत्ति “नि >नीचे और 
“वी 5 ढकना से की गयी हैं| डा० सरकार तामिल शब्द नई >बुनता से करते है और उसे 
: चौड़ा बुना हुआ किनारा मानते है ।5 जायसी ने 'फुंदिया' शब्द सभवतः फुंदनेदार नीवीबन्ध 
के लिए प्रयुक्त किया है ।* बालिका राधा के वस्त्रों में फरिया (१३२२,१३२६,१ २६०) शब्द 
ही श्रधिकतर मिलता है--“जपुमति राधा कुँवरि सँवारति-- सारी चीरि नई फरिया ले, अपने 
हाथ बनाई । (१३२२) तथा तिल चांवरी गोद करि दीन्ही फरिया दईं फारि नव सारी' 
(१३२६)। छोटी लड़कियो के लेहगे को श्रब भी फरिया कहते है । तहसील अ्तरौली, श्रनूअशहर, 


७0६४७७७७७७७७७७७७७/७७७॥४/७७७७७७॥/७॥४//७४७७७/एएशएएशश/शशशशशशााााााााा न लक लाल आल ुलअअ नल लक लत बल ल ललइन अमल 


१--प्रा० भा० बे०, एृ० ६६--फुट्टक” :दिध्यावदान ए० (३१६) शब्द संभवत: 
तु दरी, अ्रथवा छींट के श्रथं-में श्राया है तथा 'पुष्पपट्ट' (ललित-विस्तर ए्‌० 
१४१) फूलदार बख्र के अर्थ में । 

२--प० सं० ढठी०, ३२६।२ 'छाएल पंडुआए गुजराती का उल्लेख जायसी ने भी 
किया है । 

३--&#० जो० प्र० ११, श्र० २ 

४० )) १9 १5 

५--क० जी० प्र० ११ अ्रध्याय २, 'घरघर? हेमचंद्र देशी नाम-माला २।१०७ 

६--अश्रशरफ के अनुसार दक्षिण के देवगीर तथा महादेवतगरी अ्रच्छे कपड़े के 
लिये प्रसिद्ध थे। श्रच्छे प्रकार की मलमल के पूरे टुकड़े का सुल्य १०० टठांक 
तक था । 

७---#० जी, प्र० ११ अध्याय २ 

८--ञ्रा० भा० बे०, पृ० १७, १८ 

९---प० सं० दी०, ३२६॥२ फुदिया और कसनिश्ना राती? । 


वस्त्राभूषणों ने नाम॑ र्रे 


प्रिकंदराराऊ तथा कासगंज में यह शब्द लंहगे के श्रर्थ में बोला जाता है किन्तु तहसील इगलास, 
कोल, हाथरस, तथा सादाबाद में श्रोढ़नी के अर्थ मे ।* पद्मावत में फरिया के लिये फारी शब्द 
भ्राया है ।*९ 
३३ -स्त्रियों का तीसरा वस्त्र चोली (२१७२) [सं० चोली] अंगिया' (३४४६) 
[सं ० अ्रंगिका] भ्रथवा कंचुकी (१३६२) [सं० कंचुक., कंचुली, कचुलिका] था । नील लेंहगा, 
लाल चोली', (३४४०), अंगिया नील' (१६७१) 'कसनि कंचुकि बंद! (३०६८) श्रादि वर्णन 
श्रनेक पदो में मिलेगे। चोलो मे प्राय. अ्ंगिया के समान बंद नहीं होते है । दोनो ओर से बढ़े 
कपड़े को खींचकर बाँध लेते है भ्रथवा डोरी डाली जाती है | अ्रगिया में चार बंद होते है भर 
पेट व पीठ खुली रहती है । 'सूरसागर' में भी बंद या तन्ती का उल्लेख है--कसनि कंचुकी 
बंद' (३ ६८) 'तनी चोली की तोरी? (३४८८) । अगिया की सजावट भी बताई गई है जैसे 'कठाव 
की श्रंगिया' (२१४८) तथा बहु नग जरे जराऊ अंग्रिया' (२०६३) । कुछ स्थलो में इसके 
अलग-अलग भागों के नाम भी मिलते है---अंगिया नील साँडनी राती' (१६७१) भ्रथवा 'नील 
कंचुकी मांडनि लाल (१७६८) । अंगिया के सामने टके हुए तिकोने साज को [सं० मंडन- 
सजावट] मांडनी या लहर कहते है ।अंतरोटा श्रवलोकि कै, अश्रसुर महामद माते (हो) (४४) 
मे अंतरोटा शब्द शआ्राया है। अंतरौटा [सं० अंतरपट] भ्रगिया के सामने नीचे किनारे पर 
लटकती पट्टी होती है । यह इस तरह जोड़ते है कि पेट ढक जाता है । इसका नोचे का भाग 
नाभि तक लटकता रहता है। इसे 'घाट' भी कहते है ।* 
३४--च्रजप्रदेश में प्रचलित ऊपर के पहनावे के अ्रतिरिक्त सारी (६४२,२११६,१६६१, 
३४१२) [सं० शाटिका, शाटक:] शब्द बहुत बार आराया है। सारी के साथ कंचुको का उल्लेख 
प्रायः मिलता है। लंहगे के साथ भी सारी का उल्लेख बहुत से पदो मे हैं--पगनि जेहरि, लाल 
लंहगा, अंग पंचरंग सारि' (१६६१) या 'छुद्र घंटिका, कटि लेंहगा रग, तन तनसुख की सारी' 
(२११६)। इन स्थलो में सभवतः साड़ी शब्द ओढ़नी के श्रर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । झ्राज भी 
राजस्थान में लेहगे के साथ ओढ़ने वाले वस्त्र को साड़ी या हाड़ी' कहते है । इसकी लम्बाई- 
चौड़ाई श्रोढ़नी से अधिक होती है श्र्थात्‌ ढाई गज़ के स्थान पर चार गज । सूर ने साड़ी के रंगों 
कुसुभी” (३४४६) 'पचरंगी' (१६६१) आदि के साथ-साथ किनार का भी उल्लेख कई पदों 
१--३%० जी० प्र० ११, अ्रध्या० २ 
२--प० सं०_टी०, ३९६।२--फारी या फरिया एक विशेष प्रकार का लहगा था जो 
सामने की ओर सिला नहीं रहता था । इसमें सामने 'फड़का” नामक पठली लद- 
क॒ती थी । कुछ जेन तथा राजस्थानी चित्रों में यह वस्न पहने हुए ख्त्रियाँ चित्रित 
हैं। पटलो के दोनों श्रोर खुले तार छूटे रहते हैं । प्रायः लड़कियां तथा नई उद्र 
की स्त्रियों ही फरिया पहनतों है। बुंदेललराडी तथा ब्रजभाषा में फरिया झोढ़नी 
को कहते हैं । 
३--हर्ष० सां० भ्र०, ए० ५६--थानेहवर की स्त्रियां कंत्ुक पहनती थीं। लगभग 
छठी दाताब्दि में हुणों के श्राने के बाद चोली या कुर्ता पहनने की प्रथा प्रारंभ 
हुई थी । अहिच्छात्रा की खुदाई में चोली पहने ख्रो-मूर्तियां मिली हैं । 
४--क० जी०, प्र० ११, श्रध्या० २ 
४--प्रा० भा० वे० पृ० ३७ साड़ी को सट्ट या साटक कहते थे---जातक (४३१) रे, 
२६६ : :बलित्थग साठको--जातक (३२४, दे; पृ० १५)। 


१४ स्त्रियों का पहनावां 


में (१३११,१३१२,१३१३) किया है जैसे 'लाल ढिगनि की सारी” | टिगति अथवा किनार का 
रंग प्रायः लाल ही बताया गया है। कुछ पदो मे तनसख की सारी का उल्लेख है---तन तनसुख 
की सारी' (२११६, ४४३५) । तनसुख सभत्रत. तजेब या अद्धी की तरह का बढिया फूलदार 
कपडा होता था । बस्त्रों की बनावट के प्रसंग में इसके सम्बन्ध में बताया जा चुका है। कुछ 
पदों में 'कूमक सारो' का वर्णन है--भूमक सारी तन गोरेहोँ” (३४१२)। भूमक साड़ी या 
ओढ़नी में सोने चादी के भुमको या मोती के गुच्छो की कतार इस तरह लगाते है कि वह माथे 
पर आए। “चुनरी सारी' (२०६५) का उल्लेख भी है। यह सारी राजस्थान की बाधरणी रंगाई 
से रंगी जाती थी। चूदरी मे किनारे लाल बाकी पीला भी होती है । डंडिया (३४६०) तथा 
पटोरो (२३११) साड़ियाँ भी उल्लेखनीय है । डड़िया [हिन्दी डाड़ी-रेखा] छड्ठीदार श्रथवा ऐसी 
साडी को कहते है जिसमे बीच की लम्बाई में गोटा टाककर रेखाएँ बनाई जाती हैं। पटोरी के 
संबध मे बताया जा चुका है। पलल्‍ले के कोने को खू ट' कहा गया है--वीलाम्वर ग(ह खूंट 
चुनरी हँसि-हँसि गाठि जुराई ।' (३४६७) | अंचल (२०४५) आंचल ३०७३) [सं० अंचल] 
सारी के सामने का भाग है--अंचल चंचल गति ।* शप्रथवा 'उर उड़त अंचल उधरि मुख 
तथा 'उड़त अंचल लटकी बेनी दपट झपठे मोर (३४४६) । 
३५--अ्रन्य वस्त्रों मे सूथन (१६७२) उल्लेखनीय शब्द हैं। यह एक दो पदों में ही मिलता 
है। इससे स्पष्ट है कि ब्रजप्रदेश के हिन्दू वर्ग मे इसे पहनने की प्रथा अधिक न थी। 'सूथन जंघन 
बांधि नाराबंद, तिरती पर छबि भारी” (१६७२) भथवा नाराबंदन सूथन जघन' (१७६८) का 
उल्लेख है । हर्षचरित में तीन प्रकार के पाजामो--स्वस्थान, पिंगा, और सत्तुला के नाम मिलते 
है । पाजामें की तग मोहरी में पिडली कसी रहती थी ।* पाजामे का झ्राम रिवाज (प्र० शती ई० पू०) 
शकों के समय से इस देश में हुआ और गुप्त राजाओं ने सैनिक-वर्दी में रकखा। इसी को 
पाजामा (फ़ा० पायजामा) भी कहते है । तंग मोहरी का पाजामा अलीगढ़ी पाजामा कहलाता 
है सं० [स्वस्थान-सुत्यान-सूथन-सूथना | । गणपति शास्त्री की टीका के श्रनुसार--संपुठक जांघों 
की रक्षा के लिये एक विशेष वस्त्र होता है। कोई-कोई टीकाकार इसे सुथना या सूथन कहते है। 
पाजामे के लिए श्राजकल भी सुथना [सं० सूत्रनद्ध] शब्द मिलता है।* सूथधन के साथ ध्यान 
देने योग्य दूसरा शब्द नाराबंद (१६७२) [फा० बंद] श्राया है। बौद्धकाल मे इसी के लिये 
'कायबध” शब्द मिलता है ॥४* नाराबंद [फा० कमरबंद] नेफ़े मे डाला जाता है । बोलियों में इसे 
जारवन' जरिवतन' अथवा 'इजारवन्न' भी कहते हैं ।* कमरबंद भ्राजकल कई प्रकार के बनते 
है--बुनैना, बटेना, फुलना, भब्बुआ तथा बादला ।" सूरसागर में यह विस्तार नहीं मिलते है । 
- 7-तनसुख की सारे लही-हरिकाल 
'तनसुक्ष की सेज लाल”--केशवदास 
२---अंचल को पहला (सं० पल्‍लव-पल्लप्र-पल्ला) भी कहते हैं किन्तु सूरसागर में प्रयुक्त 
नहीं किया गया है। संस्क्ृत साहित्य में पल्लब” शब्द अ्रधिक प्रयुक्त हुआ है । 
३--हुषं ० सां० आऋ०, पृ० १४८ 
४--प्रा० भा० बे०, पू० ५४ 
३--प्रा० भा० बे०, पृ० ३५ 
६--हि० अ्नु०, श्राधिवन मार्गंशीर्ष २०० ७, श्रंक रे हिन्दी के रिलाईस ब्ंधों शब्द तथा 
उनकी व्युत्पत्ति ।' 
७०--कृ० जो०, प्र० ११, भ्रध्या० २ 


असुत्राजूषरंगों के नीमे २५ 


३६--अनेक पदों मे घघट' (१७६८, १२७६) [स० अवगुठन] का उल्लेख है। यह 
नेत्र-संबंधी तथा रास पंचाध्यायी शीर्षक अरंशों मे अ्रधिक प्रयुक्त हुआ है । छृष्ण-प्रेम के कारण 
गोपियों ने लोक-लज्जा सूचक घृधठ छोड़ दिया--- 


नाच कहो तब घृंघट छोरुयो, लोक लाज सब फटकि पछोरयोौ (१२७६) अथवा 
“कोउ न रहत घर घृघटवारी' (३४८९) । हिडोले में भी घूंघट का निर्देश है--हंसि हाव- 
भाव कठाच्छ घूषट गिरत लेति सम्हारि/ (३४५६) | कृष्ण के रूप के प्यासे राधा तथा 
गोपियो के नेत्र घंघट की झाड़ नहीं मानते--- 

मेरे माई लोभी नैन भये ।........ 

रहत न घुंघट ओट भवन में, पलक कपाठ दिए । (२६१६) 

अथवा मनु घुंघट पट मे दुरि बैठयो, पारधि रति-पति ही कौ' (२३२०) 

तथा दे घूंघट-पट श्रोट नील, हँसि क्ुँवरि मुदित मुख मोरे । (१३५०) 

झौर सबै हिरानी हरि-मुख हेरे । 

घूंघट-ओट-पठ-ओ्ोट करै सखि हाथ न हाथनि मेरे! (२२७१) 


घूंघट का वर्तमान पर्दे वाला रूप मुसलमानों के साथ आया था। प्राचीन काल का 
श्रवगुंठन इस रूप में नही था ।* मालती के वेश मे' हर्षचरित में भी अ्रवगुठन का उल्लेख है। 
वाण ने देहाती स्त्रियों के वर्णन मे ही घूंघट का उल्लेख किया है। मुसलमानों से रक्षा के 
लिए इसका प्रचार बढा । ग्रामीण वर्ग की हिन्दू स्त्रियाँ मुसलमान स्त्रियों के समान बुर्का या 
प्रलग कपड़े का पर्दा ( ४७४ ) काम मे नही लाती थी । बाहर के व्यक्तियों के सामने अपनी 
साड़ी का पलल्‍ला खीचकर हो मुख ढाँक लेती थी ।* सूरसागर में भी ऐसे ही श्रवगुठन का वर्खन 
मिलता है। तुलसीदास ने एक स्थल में विवाह के अवसर पर प्रचलित घूृंघट की प्रथा का 
संकेत किया हैं ।* 


सूरदास जी के समकालीन कवियों तुलसी तथा जायसी ने भी प्राय: इन सब वस्त्रों का 
उल्लेख किया है। तुलसी द्वारा स्त्रियों के पहनावे में प्रयुक्त प्रमुख शब्द चूनरी, सारी, तथा 
पिछौरी है ॥* तुलसी ने वस्त्राभूषयों का वर्णन सूर के समान विस्तार से नही किया है। पूर्वी 
उत्तर प्रदेश में लेहगा तथा श्ोढ़नी पहनने की प्रथा अधिक न थी। यो जायसी ने पदुमावती- 
श्युद्धार-वर्णन भ्रादि प्रसंगे मे सारी के साथ लहर॒पटोर नामक लंहगे, फारी, कसनिया तथा कंचुकी 
का उल्लेख भी किया है। चंदन चीर' या चोला” के साथ-साथ रंगाई तथा छपाई के भी 
विस्तार दिये गए हैं 





१--हर्ष ० सां० श्र०, पए० २३, नीलाशुकजालिकमेव निरुद्धार्धवदना' 
२--अशरफ़, ए०२४४, मनूचो, भाग १, ए० ६२ 
३---तु० प्रं०, बरवे, १६--का घूंघट सुख झुँदहु नवला नारि ! 
चाँद सरग पर सोहत यहि अनुहारि ।* 
४-- » 9» गीता०; ४० ३२६ “राजति राम जानकी जोरो ।........ 
संगलसय दोउ, अंग सनोहर ग्रथति चूनरी पीत पिछौरी | 
५१--प० सं० दो०, पद ३२७ 
६----प० सं० दी०, पद ३२६'पदुबन्ह चीरि आति सब छोरे' 


२च पुरुषों का पहलावा 
६-पुरुषों का पहनावा 

३७--सुरसागर में कृष्ण के रूप-वर्णान से सम्बन्धित दशम स्कंध के अनेक पदों से उनके 
बस्त्रों का विस्तृत वर्रन है । राम, बलराम, नन्‍्द्र तथा गोप श्रादि के वस्त्रों के उल्लेख भी जहाँ- 
तुहाँ है । कृष्ण के वस्त्रों में कवि ने प्रधांनरूप से उनके परम्परागत वस्त्राभूषणों का वर्णन किया 
है. जैसे-मीताम्बर, कुंडल, मोरमुकुट श्रादि | फिर भी कृष्ण के वर्णित वस्त्रो तथा श्रन्य स्कन्‍धों 
के-कुछ: उल्लेखो से हम सूरकालीन ब्रज प्रदेश में प्रचलित ग्रामीण वर्ग के पहनावे का श्रनुमान 
प्रवश्य लगा सकते है । यह लोग धघोती, पटका तथा दुपद्गा पहनते थे। कभी-कभी जामा या 
ढीला कुर्ता भी पहना जाता था। सिर पर पगडी या टोपी और पैर मे जूते होते थे । 

३८--ष८्ण के वस्त्रों मे धोती के लिये काछुनी (३०७) [काछ लगाकर धोती पहनना, 
सं० कत्षा से] शब्द बहुत से स्थलों मे प्रयुक्त हुआ है--काछनी कटि पीत दुति, कमल-केसर- 
खंड” (३०७), 'कटि कछनी किकिनि-धुनि बाजति' (२००७), तथा सुभग कटि काछनी राजति, 
जलज केसरि-खंड' (१२४१) । 'काछनी' की दोनों लागें पीछे घुरस ली जाती है । यह ग्राधी जांच 
तक का चुन्नटदार पहनावा भी होता है जो आजकल रामलीला या मूर्तियों के श्रृद्भार मे पहनाते 
है । 'काछा' [सं० कक्षा > कमरबन्द] साधुओ के लंगोट को भी कहते हैं ।* हर्षचरित में 
कक्षा' का उल्लेख हुआ है ।* 

कृष्ण के परम्परा से आये हुए पहनावे मे पीताम्बर (१२४३, २०२०) [सं०] 
पीत-पट (१२४६, १९६४) [स०], तथा पीत-बसन (२००७) [सं०] उल्लेखनीय 
हैं। कृष्ण के रूप-वर्यत शीर्षक पदों में पीली धोती तथा पीला दुपट्टा दो प्रमुख वस्त्र 
माने जा सकते है। पठ, बसन तथा अम्बर शब्दों की व्याख्या वस्त्र के पर्यायवाची शब्दों के 
सिलसिले में की गई हैं। यह शब्द कुछ पदों मे धोतो के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है--पीताम्बर 
कठि-तठ छवि- सुन्दर * (१२४३), 'कनक मेखला कटि पीताम्बर' (१६८६), 'पहिरि पितम्बर, 
चरन पावरी, ब्रज-बीथिनि में जात” (१६८६) तथा कटि-तठ सुभग पीत-पट राजत, अदभुत 
वेश बनावत' (१६६४), और 'कटि-तट पीत-बसन, सुदेस' (१२५४१) । कुछ पदों में उत्तरीय 
या दुपटटू के अर्थ में मिलते हैं जेसे---'कटि कछनी किकिनि धुनि बाजति चरन-चलत नूपुर रव 
लाये । ग्वाल मंडली मध्य स्याम घन, पीत-बअसन दामनिहि लजाये। (२००७) अथवा--त तड़ित 
किों पीत-पठट, (२६७४), की दामिनि कौधति चहुँ दिसि की सुभग पीत-पट फेरनि'! (२६७६) 
'मोर-मुकट कुंडल, बनमाला, पीताम्बर फहरावे' (२०२०) तथा “रोहिनि सुत, जसुमति सुत 
की छबि, गौर स्याम हरि-हलधर-गात । नीलांबर, पीताम्बर श्रोढ़े, यह सोभा कछु कही न जात।' 
(१८३३) । इन पदो में वस्त्र फहराने का उल्लेख है भ्रतः उत्तरीय ही होना चाहिए । बलराम के 
उत्तरीय का रंग पीला (पीताम्बर) न होकर नीला (नीलाबर) है, यह ध्यान देने की बात है। 

३६--घोती (१६०२) [प्न॑ं० धोत्रिका-धोत्तिया-धोत्ती-धोती] का उल्लेख कृष्ण सम्बन्धी 





पदों में कम है, किन्तु नन्‍द के वस्त्रो में कई पदो मे मिलता है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा जाने 
१--हि? श्रनु०, कुछ सिलाई संबंधी दब्द तथा उनकी व्युत्पत्ति' 
२--हष० .सा० झ्र०, ए० २१, कक्याध्रिकक्षिप्तपललवं । 
३--मावस, बालकारुड, २३३ किहरि कटि पट पीत्र घर सुषमा सील निधान । 
देखि भानुकुल भूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ।? 
|; का २४४ “कि तुनीर पीतपद- बांधे! 
9». 9. २१७/पीत असन परिकरः कदि भाथा 


वस्त्राभूषणों 'के नाम बक 


के बाद व्यंग्य करती हँ--दधि अ्रु भात हाथ करि लेते, लै कुंजनि में खात । श्रब सुनियंत हैं 
धोती पहिरे, चढे खराऊ नहात । (४४४५) । नन्द जमुना में स्नान के लिए गए तो वरुण उन्हें ' 
बाघ कर ले जाते है। इस प्रसंग में 'धोती' शब्द प्रयुक्त हुआ है---'यह कहि नन्‍्द गये जमुना< 
तट । लै धोती-फारी विधि कर्मट” (१६०२) व 'धोती भारी तटपैं परि! (१६०२) । धोती को ' 
जनपदी बोलीं मे 'धोबती' भी कहते है ॥ 'धौत्त' शब्द का श्रर्थ कपड़ा* हैं। आजकल धोती 
एक लाग की अ्रथवा दो लाग की पहनी जाती है। फेंट लगाने की भी कई विधियाँ प्रचलित है, 
जैसे किसान काम के समय दुलंगी फेटिया बँधाव बाधते है ।* लपेट के लिए फेंट शब्द भी 
श्राया है--फेंट कसे ग्रबीर कोरी की या 'फेंट गुलाल भराइ के (३४६९२) । आजंकंल इस 
अधोवस्त्र के लिये धोती शब्द ही प्रचलित है ।* पाश्चात्य प्रभाव से समाज के कुछ वर्गों में यह 
पहनावा उठता जा रहा है और उसका स्थान मुसलमानी पहनावे पाजामे तथा पश्चिमी पहनावे 
पैट ने ले लिया है। फिर भी बंगाल, दक्षिणी भारत आदि भागो में धोती ही श्रधिक पहनी जाती 
है । ग्रामीण वर्ग के पहनावे में पाश्चात्य प्रभाव का विशेंष प्रभाव नही पड़ा है और धोती उनके 
पहनावें का प्रमुख अंग है । 

४०--कंधे पर डालने वाले वस्त्र-खरशाड के लिए सूरसागर में कई शब्द प्रयुक्‍र्त हुए हैं--- 
दुर्पाटि (परि० ७) [स० द्वि-पट |--काहू को दीनीं दुपटि हो, करि करि पीरे छोर (परिं७' 
७) । कृष्ण के बस्त्रों में 'दुपटि' शब्द प्राय: प्रयुक्त नही हुआ है । उनके वस्त्रों में पीताम्बर, पीतर 
पट, तथा पीद्भबसन के श्रतिरिक्त उत्तरीय के भ्रर्थ मे उद़निया (१३११, १३१२) [प्रोडठण]' 
शब्द ही अ्रधिकांश पदों मे मिलता हैं--पीत उढ़निया कहाँ बिसारी” (१३११) प्रथवा “लाल: 
ढिगनि की सारी ताकौ पीत उढ़निया कीन्ही (१३१२) | इसी भ्रर्थ में एंक नया श॑ब्द पामैरी' 
(२०७५) प्रयुक्त हुआ है :-- 

ओडढ़े पीरी पामरी (हो) पहिरे लाल निचोल । 

भौहेँ काट-कटीलिया (मोहि) मोल लियो बिनु मोल । (२०७५) 

पामरी शब्द बहुत कम प्रयुक्त किया गया है। निचोल (२०७५) [स० निचोल:]' का 
श्र्थ श्रोढ़नी या चादर है किन्तु यहाँ समवत' धोती अ्रथवा शरीर के ऊपरी भाग के किसी वस्त्र " 
के श्र्थ में लिया जा सकता है । 

स्त्री-पुरुष दोनों उपरैना या उपरना (६२६, १६८६, ३१०२) [सं० उपरि + भावरण]' 
भ्रोढ़ते थे कंयोंकि विनय पदों में माया-वर्णन में तथा राधा के बस्त्रों मे उल्लेख होने के साथ हीं 
कृष्ण के वस्त्रों में भी आया है--बलि उपरैना गिरिघर लाल (१६८९) व' 'उधरि गयो उेर ' 

ते उपरैता, नख-छत बिनु गुन माल” (३१०२) श्रथवा 'उपरैना मुरली लई! (३४२७) । उपरनी 





१--#० जी०, प्र० ११, अध्या० १ 
डा० सु० कु० चाटुर्ण्या : भारतीय श्रार्यभाषा और 
हिंदी प० १०१ 


जे मल 99 १9 3११ ड्रग 


३--#० जी०, प्र० ११, अध्या० १ 

४--अ्रमरकोत् सें घोती के लिये श्रंतरीय/ 'उपंसव्यान', 'परिणान! तथा “अधोशुक' 
आदि पर्याय मिलते हैं । इनके श्रथों में क्या भेद थे, यह स्पष्ठ नहों हैं ।- 

५--पंस्कृत में छोर के लिए पदान्त' दब्द है-- “राजा पठान्तेन 'फेलकम्च्छादयति' 
हुए रत्तावली ताटिका, निर्णय सागर प्रेस, च० 'सं०, प्ृ० ६२ 
हुषं० सा० स०, ए० ७४ उमयपदान्तलग्म!, 'पूृ० &८ सानाशुकपटान्‍तो 


श्द पुरुषों का पहनावा 
वस्त्रों के ऊपर चादर की तरह ओोढ़ते थे | हर्षचरित में भी राजाओ के वस्त्रों मे आच्छादनक' 
नामक हलकी चादर का वर्णन है । मथुरा संग्रहालय मे सूर्य तथा उनके अनुचर की मूर्तियाँ चादर 
श्रोढ़े हुए हैं । अ्जन्ता के भित्ति चित्रों में भी चादर चित्रित की गई है । चादर श्रोढ़ने की प्रथा 
सासानी पहनावे से आई थी ॥* 

कृष्ण के वस्त्रों में पिछोरी (२००३, ४६४) [स० पक्ष + पट्ट] भी भोढने वाले वर 
के अर्थ में आया है--राजति पीत पिछौरी, मुरली बजावे गौरी' (२००३) । यही शब्द नवम- 
स्कथ में राम-लक्ष्मण आदि भाइयो के वस्त्रो मे धोती के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है---कटि-तट 
पीत पिछौरी बांधे, काकपच्छ धरे सीस” (४६४) | आजकल भी किसानो के जाड़े में श्रोढ़ने की 
बड़ी चादर को 'पिछौरी कहते है ।* 

४१--पटुका (परि० ७) [सं० पट: अथवा पट्टिका] का उल्लेख बहुत कम है तथा क्ृष्ण- 
सबंधी वस्त्रों में नहीं मिलता है। भ्रन्य स्थलों में आया है जैसे कृष्ण-जन्मोत्सव पर--काहू को 
पटुका दियो हो । हर्षचरित में राजाओं के वस्त्रो के वर्णन मे 'शस्त' शब्द का उल्लेख है। शकर 
ने 'शस्त का भ्रर्थ पट्टिका डोर किया है ।* पटका बाघने की प्रथा भारत में शकों द्वारा आई 
तथा गुप्तकाल में भी चलती रही । बौद्ध तथा जैन साहित्य में स्त्रियाँ भी पठके [कायबंध] के 
समान वस्त्र कमर में कलात्मक ढंग से बांधती थी | यह पटके बांस के रेशे, चर्मपट्ट, ऊनी' पट्टी, 
बटे हुए चोल वस्त्र भ्रादि के बनते थे ।१ आजकल पढके को फेंटा या कमरफेंटा भी कहते है ।* 
सूरसागर में भी फेंटा (१५३) इसी श्रर्थ मे मिलता है--माया को कटि फेंटा बांध्यो: (१५३) । 
उत्तर प्रदेश के गाँवों में फेंटा बांधने की प्रथा श्रब. भी चल रही है । शहरों में भी विवाह के 
अवसर पर वर को कमर में पटका बाधना पड़ता है । 

प्रथम स्कंध में राजा के वैराग्य लेने के सिलसिले में कुपीन [स० कौपीन] वस्त्र का निर्देश 
भी है--जी रनपट कुपीन तन धारि, चल्यौ सुरसरी सोस उधारि। यह संन्‍्यासियों के पहनने कौ चीर 
झथवा लंगोटी होती है। प्राचीन काल से ही-साथु संन्यासी इस प्रकार का वस्त्र पहनते भाए है । 

४२--सिले हुए वस्त्रों मे बगा, कगा तथा चोलना शब्द मिलते है । बगा तथा झूगा 

बालक कृष्ण के वस्त्रों मे आये है अ्रतः इन शब्दों का विवेचन उप्त स्थान पर हो किया गया है । 
चोलना (१५३) [सं० चोल-ढीला वस्त्र] भी विनय पदो में ही मिलता है। ऋृष्ण के वस्त्रों में 
सिले कपड़ों का उल्लेख कही नही है । इसका यही कारण हो सकता है कि सूर ने कृष्ण को 
प्रधानरूप से परम्परागत वस्त्राभूषणों से ही सुसज्जित किया है । उस समय के प्रचलित सिले 
कपडों--चोलना, कबा, आ्रादि का उन्होंने श्रन्य स्थलों पर उल्लेख मात्र कर दिया है जेसे--'काम- 
क्रोध को पहिरि चोलना कठ विषय की माल' (१५३)। हर्षचरित में चीन चोलक' नामक कोट 
राजां के वस्त्रों में श्राया है। यह एक तरह का ऊँचा कोट था जो चीन से शकों द्वारा भारत 
में लाया गया था ।* पदमावत में 'चोला' शब्द लंहगे के भ्र्थ में प्रयुक्त हुआ है--तारा मंडर 


कव्क्क 





१--हुषं ० सां० भ्र०, ४० १५३ 

२--क० जी०, प्र० ११, श्रध्याय १--कबीर ने पिछोरी के लिए 'पछेवड़ा? दाब्द 
प्रयुक्त किया है । 

३--हुषं ० सां० झ०, पृ० १५४ 

४-० भा० चे०, पृ० ३६ 

२--$#० जो०, प्र० ११, अ्रध्या० १ 

६--हषं० सां झ्र०, पु० १५१, १५२ 


स्त्राभूषणों के नाम २६ 


पहिर भल चोला' (१८४।३)*। झ्राजकल साधु-मुल्ला जो ढीला सा लम्बा कुर्ता पहचते है उस 
भी 'चोला कहते है । 

परि० ७ मे* 'काह कौ पटुका दियो हो, काहू कुलह कबाइ' में 'कबा' शब्द विचारणोय 
है । यों तो 'कबा' नामक वस्त्र अ्रकबर तथा जहागीर के समय मे अत्यधिक प्रचलित था। श्राइने- 
अकबरी में भी इसके बारे मे दिया गया है कि यह एक तरह का रुई का कोट-नुमा वस्त्र था। 
मनूची २ ते भी कबा का उल्लेख किया है कि एक लम्बा खुला हुआ गाउन होता था । उस समय 
के पहनावे का प्रधान अंग होने पर भी सूरदास ने इसका उल्लेख बहुत कम किया है । होबो- 
प्रसंग मे बागे (३५२०) का नाम भी आया है--ताना रंग गये रँगि बागे |” इसकी व्याख्या 
बच्चों के वस्त्रों मे है। एक स्थल में 'मरगजे तन के बागे' (२४४४) भी वर्णित हैं । 

४३--पाग, पगा (६४६, ५५८, १६८६, ३१०३) प्रथवा पिया (३६७८) तथा 
पागरी (परि० ७) | स० पटक. | पी के श्रर्थ में मिलते है। नवम रकन्ध के रावण-मंदोदरी 
संवाद मे मदोदरी रावण से कहती है--तृन दसननि ले मिलि दसकंघर कंठनि मेलि पगा' (५५८०) ' 
पगड़ी बदलने की प्रथा मित्रता की द्योतक थी । कृष्ण के बस्त्रों मे पाग” के रग तथा बांधने के ढंग 
का वर्णान मिलता है--'रोकि रहत गहि गली सांकरी, टढ़ी बाँधत पाग' (६४६) अथवा “बॉल 
कुंतल बलि पाग लटपटो (१६८६) । कृष्ण फूलों से अलंकृत पाग भी पहनते थे--'फूलनि सं 
लाल पाग, लटकि रही बाम भाग, सो छबि लखि सानुराग, टरति न मनते' (१६६३) | कृष्ण 
की पाग प्राय. लाल रग की बताई गई है । कुछ पदो में जावक का रंग लग जाने का भी उल्लेख 
है--जावक सौ कह पाग रंगाई, रगरेजनि कोउ मिलि बाला (३१०३) अथवा सूर देव 
लटपटी पाग पर जावक की छबि लाल (३१०३)। इस विनय पद्माश में मनुष्य के अहंकार 
का सुन्दर चित्र है :--- 

'कबहुँक कूदि सभा में बैठयौ, मूछनि ताव दिखायौ। 

टेढ़ी चाल, पाग सिर ठेढी टेढे-ठेढ धायो । (३०१) 


पाग छोटी पगड़ी को कहते थे । इसे प्राय' हिन्दु या राजपूत पहनते थे । राजपूतों का 
पगडी दक्षिणी ढग की पगड़ी से संभवत: आई थी ।१ पगडी (उष्णीष) भारत के प्राचीनकालीन 
पहनावे से भी थी। स्त्रियाँ भी कभी-कभी उष्णीष पहनती थी। अ्रथर्ववेद (१५॥२॥१) में 
'उष्णीष' का सर्वप्रथम उल्लेख है। पगडी बांधने तथा अलंकृत करने के ढंग में बराबर परिवर्तेन 
होते रहें है । हर्ष मे पाडर उष्णीष” का उल्लेख है ४ मुगल बादशाह भी मोतियों तथा बहुमुल्य 
रत्नों से अलंकृत पगड़ी पहनते थे। बनियर ने भी इसका उल्लेख किया है| पगडी को श्राजकल 
स्वाफा या साफा, मुड़ाइसा, मुड़ासा [सं० मुस्डवासक] तथा हिमामा [अ० इमामा]* भा 





३२३०--प्‌ ० सं० टी०, पृ७ १७६ 

२--परि० ७ सें बसों के कुछ ऐसे नाम एक साथ दिये गये है जो सूरसागर में, बहुत 
कस आए हैं या नही मिलते है जसे कबा, पटका तथा दुपटि । परि० ९ के पद 
संदिग्ध समझे मए हैं। 

३--भनची, प्रृ० ३४० 

४--कौमुदी, ए० ८५ 

५--हषें० सां० श्र०, पृ० ४४ 


३० पुरुषों का पंहनवा” 


कहते हैं । झाजकल भी राजस्थान, पंजाब तथा दक्षिण में साफा बाधने को प्रथा चल रही है । उत्तर 
प्रदेश के गाँवों में अवश्य साफा दिखाई पड़ जाता है । यहाँ की गर्म लू से बचने में इस पहनावें से 
बहुत सहायता मिलती है। साफे की लपेट को भी फेट, पेंच या बंधन कहते है--“बांधत फेटें पाग 
सँवारी (३५२०), लटपट पेंच संवारति' (२६५४)तथा 'लठपटी सिरपेंच छूटे बधान लागे'(३२६१)। 
परि० ७ में 'कुलह कबाइ' का उल्लेख है । बालक कृष्ण के पहनावे में कुलही शब्द 
बराबर प्रयुक्त हुआ है ! कुलह (परि० ७) [फा० कुलाह] शको हारा भारत मे आई 'थी । सांची 
के भ्रर्धचित्रों तथा अजन्ता के भित्ति-चित्रो मे वुलाहनुमा टोपी मिलती है । सस्क्ृत खोल' ईरानी 
'कुलाह' का झूपान्तर था ।* 
४४--सू रसागर मे जूते के पर्याववात्री शब्द पांवरी (१६६१) पनहियां (४६३) [सं० 
पदनद्धा, पदनन्नी] और पद्त्राणु (४८२) [स० पदत्रारा] मिलते है--पहिरि पितंबर, चरन 
पावरो, ब्रज बीथिनि में जात' (१६६१) । नवम स्कंध में राम लक्ष्मण आदि भाइयो की शरत्रीड़ा 
शीर्षक पदों में--खेलत फिरत कवकमय झागन पहिरे लाल पनहिया' (४६३) तथा दशरथ-विलाप 
शीर्षक पदों मे--ब्रिन रथ रूढ, दुसह दु ख मारग, बिन पद-त्रान चले दोउ भ्रार्त' (४८२) वर्णन 
है । कष्ण के रूप-वर्णान मे जूते का उल्लेख कम किया गया है । एक तो कृष्ण के सगुरण रूप के 
परम्परागत पहनावे में जूते का स्थान नही है तथा गाँव के अरहीर ग्वाला आदि वर्ग के लोग जूते 
कम पहनते होंगे | झ्राज भी निर्धनता के कारण यह वर्ग जूते* कम ही पहन पाता है। पदसावत 
में भी खढाऊं अ्रथवा पादुका के अर्थ में पॉवरि' शब्द मिलता है--पॉवरि पाव लीन्ह सिर छाता' 
(१२६७) श्रथवा पावरि तजहु देहु पग पैरी'रे (खड़ाऊं उतार कर पनही पहनो) । पद्मावत में 
पाँवरि' पाँवड़े के भ्र्थ मे भी मिलता है ।* सुरसागर के कृष्ण संबंधी उल्लेखों में पावरि पादुका 
के अर्थ में ही झ्राया है। नव स्कन्ध से राम के पदत्रान'ं तथा 'पनहियां' जूते के प्रर्थ में 
आए है । कृष्ण की पादुका के लिए खराऊं (४४४५) शब्द भी कहीं-कहीं श्राया है --'झब 
सुनियत है धोती पहिरे, चढ़े खराऊ नहात ।' 
४३--सू रसागर द्वारा दरबारो में प्रचलित सिरोपाव (१२०४, २५४७) [सिर + पांव] 
देकर सम्मानित करने की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है। कस ने श्रक्रुर को सिरोपाव देकर 
नन्दपुत्र को बुलाने भेजा--कईहिं खबास को सैन दे, सिरोपाव मगायौ अपने कर लै करि दियौ, 
सुफलक-सुत लीन्हो' (३४५४७) । कंस द्वारा नन्द को भी सिरोपाव* दिया गया--दियौ सिरपाव 
१--हुषें ० सां० श्र०, ए० १५५ 
प० सें० टी०, ४६६।४ जिबा खोलि राण सों मसढ़े” 
२--प्रा० भा० बे०, पएू० १७६--महाव्युत्पत्ति में जूते के लिये उपानह, प्रादुका, पाद- 
बेज्डनिका और मंडपूल शब्द झाए हैं। संडपूल भारतीय घुंडा जूते से सम्बन्धित 
हो सकता है। 
पृ० २०--यजुवेद सें 'उपानह” शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है। 
३--५० सं० व्या०, २७६।२ पेरी--पनही, जूता (अ्रवधी) 
४--प०सं० दो०, १६७।६ 'पांवरि होउ जहां श्रोहि पावा! : 
(स० पादपद्ठ-पायवट्ट-पांचड़-पांवड़ा? )' 
*--विवाह के भ्रवसर पर दिये जाने वाले पांच वच्न 'पहिरावती” कहलाते हैं । श्रथर्व- 
वेद :६।५।२५: में भी पंचवच्चों का उल्लेख है--“पंच स्क्‍मा पंचनवानि वस्रा 





बस्त्राभूषणों के नीम ३१ 


नुपराव ने महर को (१२०५४) | सिरपाव में जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि सिर से 
पैर तक की पूरी पोशाक होती है। इसमे पाग, अंगा, दुपट्टा, पाजामा तथा 'पठका होता है। 
पह्रावनि' (१३५१७) का फाग प्रसंग मे उल्लेख है--रंग रंग पहिरावनि दई' (२५१७) भ्रथव 
राधा श्यगार वर्णन में 'मनहुँ देति पहिरावनि अंग (२८०१) । यह भी सिरोपाव का ही 
प्र्थ देता है । श्राज कल भी यह प्रथा चल रही है । 
कृष्ण गाय चराने के लिये जाते थे तो लकुट" (२०२४, २०५८) [सं० लगुड;, लकुट:, 
लगुल.,] भी अपने साथ रखते थे | 'कचन-लक्रुट” का उल्लेख गोवारण शीर्षक पदो में है-- 
आगे जाइ कनक-लकुटी लै, पथ सवारि बताव (२०५४८) अ्रथवा-- 
'घट भरि देहु लकुट तब दही । 
हों हूँ बड़े महर की बेटी, तुम सी नही डरेहौ ।। 
मेरी कनक लकुटिया दैरी, में भरि देहौ नीर। (२०२४) 
तथा 'कटि कछनी, कर लकुट मनोहर, गोचारन चले मन अनुमानि' (१८०३३) । 
आ्राज भी ग्रामीण पुरुष बाहर जाते समय हाथ में एक लाठी अ्रवश्य रखते है । ग्वाले 
भी गाय चराने के लिये जाते समय छोटा-सा डण्डा लिये रहते है । 'लकुट' छोटे डराडे के लिये 
ही प्रयुक्त हुआ हैं । नन्‍्द श्रपने ग्रांव के महर थे और विष्णु के संगुरा रूप कृष्ण के रूप- 
वर्णन में विशेष वेभव तथा सम्पदा सूचक वस्तुओं का स्थान-स्थान पर वर्णन किया गया है। 
इसी को ध्यान में रखकर शायद कवि नेलकुट' कनक की बताई है। गोवद्ध न-धारण प्रसंग पे 
गोप गवालों के लकुट रखने का जिक्र भी हँ-- 
'स्याम कहत नहिं भुजा पिरानी, ग्वालनि कियौ सहैया । 
लकुटिनि टेकि सबनि मिलि राख्यौ, अरु बाबा नन्‍्दरैया । (१४८३) 
माया नटी के वर्णन मे---माया नटी लकुटि कर लीन्हे कोटिक नाच नचायौ” (४२) 
द्वारा नटियो के लकुट लेकर नृत्य करने की ओर संकेत है । 
तुलनात्मक 
४६--सूर के समान तुलसी ने वस्त्राभूषणो का वर्णन नही किया है। राम कृष्ण तथा 
भ्रन्य देवताशों के सगुण रूप वर्णन में उन्होंने उनके परम्परागत बस्त्रो मे पीत बसन तथा पीता- 
म्बर का उल्लेख किया है । 
तुलसी ने विवाह के अवसर पर वर-वधू की सज्जा का संत्तिप्त वर्णन अ्रवश्य 
किया है। वर के बस्त्रों में पीत धोती, कटिसूत्र, पीत जनेऊ, मुद्रिका, पियर उपरना, कुंडल, 
तिलक तथा दुलहन की .वेशभूषा में चूनरी तथा पीत पिछोरी का उल्लेख है । राम की शोभा 
का सुन्दर वर्णान है-- 
(१) 'पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रबिद्वामिनि जोती । 
कल किकिनि कटिसृत्र मनोहर, बाहु बिसाल विभूषन सुन्दर । 
पीत जनेड महाछबि देई, करमुद्रिका चोरि चित लेई। 
सोहित ब्याह साज सब साजें, उर आयत भूषण उर राजे। 
पियर उपरना कांखासोती, दुहँ आचरन्हि लगे मनि मोती । 





१--प० सं० टी०, ४८८।१ पान दीन्ह राघो पहिरावा” 
२--ह० जी०, प्र० ८,- अध्याय २--अंधेरा होने पर पशुझ्ाला (सार) में जाते संगय 
किसान सन्‌ को सेंठी जलाकर हाथ में ले लेते हैं उसे भी 'लकूटी” कहते हैं । 


इक बच्चों का पहनावा 


नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौन्दर्ज निधाना। 
सुन्दर भुकुटि मनोहर नासा | भाल तिलकु रुचिरता निवासा । 
सोहत मौरु मनोहर माथे। मंगलमय मसुकुता मनि गाथे ।* 
(२) सोभासींव सुभग दोउ बीरा । नील पीत जलजाम सरीरा॥॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ।। 
भाल तिलक श्रमबिन्दु सुहाये । श्रवन सुभग भूषन छबि छाए ।॥। 
बिकट भृकुटि कच घूधरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥* 
पदुमावत में पुरुषों के वस्त्रो से सम्बन्धित शब्दावली बहुत कम है । पदुमावतती के 
शुद्भार तथा रूप वर्णन की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । रत्नसेन के प्रारस्भिक जोगी रूप 
के धाद विवाह के अवसर पर वर रूप में जो वर्णन है उसमे मुकुट, सोने के जड़ाऊ कुंडल, लाल 
दगला तथा पनही का उल्लेख मिलता है । दगला मोटे वस्त्र का रईदार अंगरखा होता था । 
इसी को झाईने अकबरी में गदर” नामक वस्त्र बताया गया हैं। चित्रावली से राजा की वेश- 
भूषा मे दगल' का उल्लेख है।* 


७--बच्चों का पहनावा 


४७--सू रसागर के नवम-स्कन्ध में दशरथ-पुत्रों के शर-त्रीडा सम्बन्धी दो पदों में उत 
बालकों के बस्त्रों का वर्णन भी किया गया है--खेलत फिरत कनकमय आंगन, पहिरे लाल 
पन्रहियां (४६३) तथा 'कटि-तठ पीत पिछौरी बाँधे, काकपच्छ धरे सीस” (४६४) । कवि ने उन 
बालकों के बारे मे इतना ही कह कर सनन्‍्तोष कर लिया है किन्तु दशम स्कन्ध के प्रारम्भिक अ्रश 
में शिशु तथा बालक कृष्ण की शोभा तथा रुूप-माधुर्य का अनेक पदों मे बारबार वर्णन करके 
भो उसे तृप्ति नही होती । उन्होने जन्म से लेकर बड़े होने तक सब संस्कारों के साथ ही हर 
नई बात जैसे दात निकलना, घुटने घलना, पैरो चलना, बोलना, श्रादि का चित्र सा खीच दिया 
है । बलराम सम्बन्धी भी कुछ अंश हैं। इन पदो के श्राधार पर हम सूर के समय मे प्रचलित 
बच्चों के वस्त्रो पर कुछ प्रकाश डाल सकते है । 
छोटे बच्चों के सिले हुये वस्त्रों मे कंगुलिया (७२५) मंगूली (७३५) मंगुली (७०७) 
मंगुलि (६५७) तथा झगा (६५४७) प्रमुख वस्त्र ज्ञात होता है । भ्रनेक पदों मे इसकी चर्चा की 
गई है---पीत भंगुंलिया की छवि छाजति, ब्रिज्जुलता सोहति मनु कन्दहि' (७२५) अथवा 'स्याम 
बरन पट पीत भंगुलिया' (७४०) या 'कुलही चित्र बिचित्र फंगूली!? (७३४) 'छोटो बदन छोटिये 
फ्रिगुली (७४१) । कृष्ण के जन्मोत्सव पर ढाढियों को भी दान दिया गया---दिब को बड़ो महर, 
दैत न लावे गहर, लाल की बधाई पाऊ, लाल को झगा' (६४७) । मगुली का रंग पीला ही 
बताया गया है। बड़े होने पर भी कृष्ण का प्रिय रंग पीला था। एक स्थान पर कमखाब से 
बने ऋगा का जिक्र ह--प्रफुलित हुं के श्राति, दीनी हैं जसोदा रानी, कौनीये भगूलि तामे 
१--मानस, बालकाराड, ३२७ 
२--मानस, बालकारड, २३३ 
३--प० सं० टी०, प० २६३ ३४०२ 'दपल चोर पहिर्राह बहुभांती” 
२७६, 'पहिरउ राता दगल सुहावा' 
४--त० म्लं०, गीता० ए० २६१, 'कुलही चित्र बिचित्र भंगूली” 
मानस, बाल १६६, पोत अंगुलिया तनु पहिराई! (१६६) 





वस्वाभूषणों के नाम ३३ 


कंचन-तगा' (६५७) । कमखाब के वस्त्र भारत मे प्राचीन काल से ही बनते रहे है । मुगलकाल 
मे तो बादशाह तथा बेगमो को यह वस्त्र बहुत प्रिय था और बहुत-सा धन कमखाब के वस्त्रों पर 
व्यय किया जाता था। ग्राजकल भी बनारस की बनी ब्रोकेड' प्रसिद्ध हैं। “रगा एक प्रकार 
का ढीला कुर्ता होता था। आजकल भी कहो-कही विवाह मे निकरोसी के समय यह वर को 
पहनाया जाता है ।* ऋगा का ही अ्रल्परूप भगुला या भंगुलिया है | यह बच्चों को पहनाया जाता 
है । इस कुर्तें को विशेष प्रकार से सीते है । गले में एक चोड़ी-सी पट्टी लगाकर उसमे फ़ीता डाल 
कर खीच कर बांधा जाता है। आजकल इसी वस्त्र को 'फबला' भी कहते है । 

एक अन्य वस्त्र बगा, बागे (६५७, ७१३) [फा० बाग] का उल्लेख भी है--नाचे 
फूल्यौ अ्रेगनाइ, सुर बकसीस पाइ, माथे के चढाइ लीनों लाल कौ बगा' (६५७) भ्रथवा भेरे 
कहै बिप्रनि बुलाइ, एक सुभ घरी धराइ' बागे चीरे बनाइ, भूषन पहिरावो' (७१३) । बगा 
श्रगरखे से मिलता-जुलता एक बस्त्र होता है। इसमे सीने पर तीन बन्द लगाए जाते है तथा 
लम्बाई घुटने तक होती है। भ्राजकल कही-कही “बागा' पगड़ी तथा दुपट्टा दोनों को मिला कर 
कहते है ।* 

८--बिना सिले बस्त्रो मे पीत पट (७१५)।पिछोरी-(७६६) ओढ़नी (७३४) तथा 
निचोल (७१२) मिलते है | ये शब्द बाद के कृष्ण सम्बन्धी पदों में भी मिलते है । शिशु 
कृष्ण ने घुटनों चलना झ्रारम्भ कर दिया है--भ्रांगन खेलत घुटुरुनि धाये ।.... 
उपमा एक अभूत भई तब, जब जननी पट-पीत उढ़ाये । 
नील जलद पर उडुगन निरखत, तजि सुभाव मनु तड़ित छपाये (७२२) 

फिर वे पैर-पैर चलने लगते है--मनिमय आंगन नन्‍्द के खेलत दोउ भैया....नील 
पीत पट ओढ्नी* देखत जिय भाव /” (७३४) । बाद के पदो मे भी बलराम के बस्त्रों का रंग 
नीला वर्णित है । दोनों बालक आंगन में दौड़-दौड़ कर खेलने लगे है-- 

'पियरी पिछौरी कीनी और उपमा न भीनी । 
बालक दामिनि मानौ ओोढ़े बारौ बारि-धर । (७६६) 

इस पद में पिछौरी सम्भवतः श्रोढ़नी के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वर्षगांठ के अवसर पर 
माता यशोदा ने उबटन लगा कर, स्तान करवा कर लाल निचोल (७१२) [सं० निचोल > चादर, 
झोढ़नी, घूँघठ, पल्ंग-पोश, डोली का परदा; सं० निचोलकः > जाकेट, प्ंगिया, उरस्त्राय | 
पहनाया-- सिर चौतनी डिठौना दीन्हौ, आँखि श्राँजि पहराइ निचोल (७१२)। बाद में भी एक 
दो पदों में कृष्ण के वस्त्रों में निचोल शब्द प्रयुकतत किया गया है --ओढ़े पीरो पामरी (हो) 
पहिरे लांल निचोल ।” (२०७५४) दोनों स्थानों पर इस बस्त्र का रंग लाल ही बताया गया है। इन 
पदों मे यह शब्द सम्भवतः शरीर के उध्वंभाग के किसी वस्त्र, कुर्ता अथवा जाकेट आदि के 
भ्र्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

४६--..इन बस्त्रों के श्रतिरिक्त बच्चे टोपी भी पहनते थे । टोपी के लिये दो शब्द श्रमुख 
रूप से प्रयुक्त हुए है--चौतनी' (७३४, ७०७) [चार + तनी] प्रायः लाल बताई गई है-- 
'भाल तिलक मसि-बिन्दु विराजत, सोभित सीस लाल चौतनियाँ” (७२४) तथा तन भेंगुली 
सिर लाल चोतनी' (७०७) | चार या छः 'तनी' या पतली पट्टियां लगा कर यह टोपी बनती 

१--ह#० जी०, प्र० ११, श्रध्या० १ 

२---#० जी०, प्र० ११, प्रध्या० १ 

३--तु० प्रं०, गीता०, इ० २८९५ एव २७--नीलपीत सनसिज-सरसिज म जुल' 


इ्डु स्त्रियों के अ्राभुषण 


है भर इसका झाकार गोल होता है। भ्राजकल भी बच्चे इस प्रकार की टोपी पहनते है ।* धनी 
कपड़े की दोहरी सिली पतली-सी पट्टी को कहते है । सूर ने भी 'तनी शब्द प्रयुक्त किया है-- 
'तनी चोली की तोरी' (३४८८) । 


थोपी के झ्र्थ मे एक दूसरा शब्द कुलही (७२६, ७७८) तथा कुल्नहिया (७४०) [फा० 
कुलाह] भी मिलता है-- ह 
'कुलही लसति सिर स्यामसुन्दर के बहुबिधि सुरंग बनाई । 
मानौ नवघन ऊपर राजत मघबा धनुष चढ़ाई । (७२६) 
या 'सिर कुलही पग पहिरि पैजनी, तहाँ जाहु जहूं ननन्‍्द बबा रे! (७७२) 
या 'सीस कुलहिया चौतनियाँ (७४०) 
कुलही कुलाह के श्राकार की छोटे बच्चों की टोपी होती है । इसमे चार तनो होने पर 
'चौतनिया' कुलहिया (७५०) कहते होगे । बच्चो की टोपी कई रंगो की भी बनाते होगे, इसी- 
लिये श्याम कृष्ण के शरीर पर रज्भ-बिरद्धी टोपी की उपमा बादलो के ऊपर इंद्रधनुष से दी 
गई है ।* 


प--स्रिथों के आभूषण 

५०--सूरसागर में राघा तथा गोपियों के ध्भूषणो का अनेक पदों में विस्तार से 
वर्णन किया गया है। यह विशेषतः कृष्ण के मथुरा-गमन से पहले के संयोग प्रेम संबंधी पदो में 
है। कुछ पदों में (१६६१, २०६३, २१५८, २११६, ३४५०) केवल आभूषणों के नामों. की 
मात्र सूची दी गई है। इनमे से कुछ प्राचीन तथा कुछ विदेशी नाम है। भ्रलकार-शास्त्रियों 
ने स्त्रियों के बारह श्राभूषण माने है--शीशफूल, टीका, बाली, बेसर, केठश्री, हार, बाजूबंद, 
चूडी, कंगन, अंगूठी, किकिणी तथा नूपुर । जायसी ने .इसंका उल्लेख पद्मावत में कई स्थलों पर 
किया है ।* धीरे-धीरे भ्रनेक प्रकार के श्राभूषण प्रचलित हो गए | सूरसागर मे भी इन बारह 
भाभरणो के प्रतिरिक्त अ्रन्य बहुत से नाम मिलते हैं । 


सूरदास जी ने आ्राभूषणो के लिए प्रधानतया आभूषन (१२४६) [सं० भ्राभूषण] 
'भुषत १६५५) [स० भूषण], आसरन (१८०२) [सं० भश्राभरण] तथा अभरन (१६२५) 
पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त किये हैं, जैसे--रचि आभरन सिंगार, अंग सजि, ज्यों रतिपति संजनी” 
(२८० २), 'अज्भु अभरन उलदि साजे' (१६२५), 'अग अग प्रभूषन' (२६४४) तथा “जब देखें 
उलदे भूषन! (१ ६५५) । कहीं-कही गहना (परि०८) [स० ग्रहणक, ग्रहराञ्न, गहना] शब्द भी 
'अयुक्त हुआ है--गहनों श्रगढ़ गढ़ायो ।/ जायसी तथा तुलसी ने भी प्रायः यही शब्द प्रयुक्त 
_३--मानस, बालकारड, दो० २४३ 'पीत चौतनों सिरन्हि सुहाई | कुसुमकलों बिच 
बीच बनाईं । 

२--6० ग्र० गीता०, ए० २६९२ सादर सुसुखि विलोकि--सुधि न श्रपनियां' ३१ 
सूरसाग़र के आदर सहित विलोकि---सुधिन अपनियां! में बहुत साम्य है । एक 
नये शब्द “नगकनियां? के अतिरिक्त वस्ाभूषाणों की बिल्कुल एक ही शब्दावली है । 

रै---प० सें० व्या०, २६६।३-८ 'पुनि कानन्ह कु'डल पहिरेई 

बारह अभमरन एड बचाने, ते पेहिरे बरहो ग्स्याने।! 


बस्ञाभूषणों के माम हू 


किये है ।( श्राजकल गहना तथा जेवर [फा०] के श्रतिरिकत बोलियों में माल या “चीज़ शब्द 
भी बोले जाते हैँ । ऊपर के अंशों से शरीर के प्रत्येक अंग पर जेवर पहनने की प्रथा की शोर 
भी संकेत किया गया है--अ्रग अंग आ्राभूषत! (२६४४) अभ्रथवा “अग-अंग भ्राभूषत कौ छवि 
कापे होई बलान' (३०६४) १ 
ज़ेवर प्रायः मोती, सोने-चाँदी के या जडाऊ बनाए जाते है । सूरसागर में सोने या मोती 
के भ्रथवा र॒त्नजटित आभरणों के उल्लेख ही प्रमुख रूप से किये गए है । इस प्रकार के जेवर 
बहुमूल्य व सुन्दर होते है । सूरसागर मे श्रधिक्तर आभूषणों के नाम ही दिए गए है, किन्तु कहीं- 
कहीं ग्राभूषण विशेष की बनावट के बारे मे भी बताया गया है, जैसा कि भागे श्राभूषणो की 
ब्याख्या मे बताया जायगा | कही-कहीं साधारण तथा सभी आ्राभूषणों के बारे में भी बताग्रा 
गया है, जैसे--'सूरदास कचन के भ्रभरन ले झगरिनि पहराई” (६३४) प्रथवा मनिमय भृषत 
मगनौ! (३४५०) तथा 'कतक खजित मनिमय आभूषत ।' सनिमय या सनि भूषन (३४५०, 
१६७३) का उल्लेख अनेक बार हुआ है--'मनिमय भूषत षट अंग साजै' (परि० १०८) भथवा 
फकंबु कठ नाना मनिभूषन' (१६७३) । जड़े हुए गहनो के लिये जराइ (३२३१), जराऊ 
(२०६३) या रतन-जटित (१७७८) भी कहा गया है। कही-कही जड़ाऊ ज़ेवर से उपमा भी 
दी गयी है--'स्थाम तनु घन नील मानो, तडित तनु सुकुमारि । मनौ मरकत कनक संजुत, सच्यौ 
काम सेंवारि' (२६०७) । जायसी ने भी जड़ाऊ ज़ेवरों का वर्णन किया है ।* 
५१--मांग के ऊपर पहनने का एक आभूषण सांगपाटी [सं० मड्ग-प्रा० मग-मांग] 
होता है--'मांग पाटी सुभग' (१६६०) । ख्थगार तथा प्रसाधन के सिलसिले' में माग मोती से 
भरने का उल्लेख किया गया है। मस्तक पर पहनने के तीन चार झ्राभरणो के नाम सूरसागर 
में दिये गये है--चंदक, चन्द्रिका (२०५७, ७१५) [स० चढ्रिका], बेंदी (२४६६) [सं० 
बिंदु] सीसफूल [२११६) [सं० शीर्ष + फूल] तथा टीको (२१४८) [सं० तिलक]॥ माथे पर 
लटकता हुआ अर्द्धचंद्राकार श्राभूषण चंद्रक कहलाता है। यह एक श्युखला से माग के ऊपर 
लटका लिया जाता है। चंदक या चंदवा चादी का भो बनाते है तथा अन्य प्रकार से भो । इसमें 
तीन श्यूखलाएं होती है। बीच वाली मे चाद के आकार की पत्तिया लगी होती है जो माग के 
ऊपर आती है। शेष दोनो कानो के ऊपर लटकती रहती है जिनमे भुमके लगे होते है। पनघट- 
लीला, २०५०७ में चंदक की उपमा महावत से. दी गयी हैं--- 
“चंदक मनहुँ महाउत मुख पर! । बालक कृष्ण की “चंद्रिका मानिका (७१५) का उल्लेख 
किया जा चुका है । 
बेदी या टीका चंद्राकार होता है तथा एक शव खला से बंधा हुआ माथे _पर लटठकता 
१--प० सं० व्या०, ११० चांद स्रज अरु गहने! । 
मानस, बालकाएड, २४८, 'सृूषन सकल सुदेस सुहाये, अंग-अंग._ रुचि सखिन्ह 
बनाये ।! 
२--प० सं० ध्या०, २९७, प्रहिरि जर[ऊ ठाढ़ि भौ बरनि न आवे भाउ! | 
३१६।५, कंचन करी चढ़ी नग जोती । 
बरमा सौ बेंघा जनु मोती ।' 
४४०६, कंचन. करी रतन नग बना । 
जहां -पदारेओ सोह ने पना ।* 





३०+-ग्रा० द०, पूृ० १४३८ 


३६ स्त्रियों के झाभूषण 


रहता है। इसे प्राय: नगों से जडा हुआ बनाते है श्ौर किनारे मोतियों को भालर होती है। 
बेंदीं या बिदी चादी की भी बनाते है । इसका दूसरा नाम बेता भी है। सूरसागर मे नग इसकेजड़े 
होने का वर्णन है--गोरैे भाल बिंदु सेंदुर पर टीका धरुयौ जराऊ (२११६) तथा 'जराइ को 
टीकौ' (२१४८) या “बदन बिंद, जराइ की बेंदी' (३२४६) । शीशफूल का आकार फूल के 
समान गोल होता है । इसको बोर, बोरला या बोरिया कहते हे । राधा नग [फा० नगी, 
नगीन:] से जड़ा शीशफूल पहनती है--- सीसफूल अति लसत नग जर्‌यो, ता पर सेस सीसमनि 
बारतः  (२८०७)। सादा शीशफूल भी पहना जाता था--कबहूँ राखति सीसफून लटकाइ 
के! (२८०८)। भूला भूलते समय माथे का शीशफूल भी ताठक के साथ ध्यान आकर्षित 
करता है--“श्री सीसफूल, श्रमोल तरिवन, तिलक सुंदर भाल” (३४५६) | श्री (३४५६) 
या सिरी* भी माथे की टिकुली या बेंदी नामक ग्राभूषण को कहते है। परि० ७ में काहूँ 
दीन्ही खोर' का उल्लेख है। खोर या खौर माथे के एक ग्राभूषण को भो कहते हैं । नागमरिण 
पहनने का उल्लेख भी है--'मनि-नाग सीस धरि' (३२३६)। आजकल राजस्थान, गुजरात 
एवं मध्यप्रदेश में बोर पहने हुए स्त्रियां दिखायी देती हैं। विवाह के अवसर पर प्राय: 
वधू को बेंदी या टीका पहनाने की प्रथा चली श्रा रही है। इसको सोभाग्यसूचक भी 
मानते है । सूरसागर में भी यह संकेत है--'सीसफूल, मनि-नाग सीस धरि, मनु सुहाग को छत्र 
तनायौ” (३२२६) । मोहनजोदडो की खुदाई में सिर पर बांधने की दस-बारह इंच लंबी सोने को 
पत्तियां सी मिली है। सिन्धु-सभ्यता के इस श्राभरण से मिलता-जुलता श्राभरण 'पात' झाज 
भी दक्षिणी-पूर्वी पंजाब मे पहना जाता है । हर्षचरित मे सिर के कुछ इसी प्रकार के आभरण 
बालपाश तथा मस्तक की चटुला-तिलक मर का उल्लेख है। गुप्तकालीन स्त्री मूर्तियों के 
मस्तक पर यह मरि देखी जा सकती है।*+* 
५२--कान के आभूषणों में कुडल (२७६६) [संँ०] श्रत्यन्त प्राचीन है जिसे 
स्त्री तथा पुरुष दोनों ही समान रूप से पहनते थे ।* कृष्ण का तो यह प्रिय अ्र॒लंकार था ही, 
ब्रज की स्त्रियां भी इसे पहनती थी । राधा के कानों में सूर्य या बिजली के समान देदीप्यमान 
कुंडलो* का वर्रान कई जगह है-- 
कु इल भलमलात भलकत ग्रति चकाचौध नैन न ठहरात' (२७६६) 
स्रवननि कुंडल रबि सम ज्योती' (३५१६) 
१--प० सं० ध्या०, ४७२७ 'सिरो जो रतन मांग बेसारा । 
जानहूँ गर्गंन टूटि निसि तारा ।? 
२--हर्ष० सां० श्र०, ए० २३, १५५, १७ ललाठलासव सीमन्तचुस्बी चटुला-तिलक 
मरिणः? 
३-०) 9 # ९० ४७, कु डलमरिकुटिलकोटिबालबीरा” (हुए न्नरित) 
साधना भूमि की स्री के कानों में द्वितीया के चंद्र के 
समान दल्तपतन्न का कु डल था। 
४--प ० सं० ध्या० ४ ११०१ कुडल कनक रखे उजियारे 
४७६, मिनि कु डल चम्काहू अति लोने । 
ज्नु कोंधा लोक दुहेँ कोने | 
दुहूँ दिसि चांद सुरज चमकाहीं । 
नखतन्ह भरे निरस्त नहि जाहों ।* 





वस्त्राभूषणों के नाम ३७ 


गरिजटित कुंडल के संबंध में भी पता चलता है--मनि कुंडल ताटैक बिलौल' 
(१७९८) । ता्टक तथा कुडल की शोभा अ्रवर्शनीय थी-- 

'कुडल संग ताटक एक भए जुगल कपोलनि भाई (१७५६) । 

कान के इस दूसरे आभूषण ताटंक (१६१६, १७७८) [सं० ताटकः], तरिकों 
(२१०५) [सं० तालकः, तार्टक:] या तर योना,तरिवनि, तरोन [२८२३, २०६३, ६४२] 
का आभूषण सबधी प्राय: सभी पदो में निर्देश हुझ्मा है । इससे यही सिद्ध होता है कि उस समय 
का यह प्रिय तथा अधिक प्रचलित आभूषण था । यह फूल के श्राकार का ग्रोल रोनोंदार टॉप्स 
होता है, भ्रतएवं इसकी उपमा कई जगह चक्र से दी गई है--- 

चक्र तरुयौना' (३२३१) पश्रथवा 'की मनमथ-रथ-चक्र कि तरिवन, रवा रचित सह-साज । 

खबन कृप की रहट-घंटिका, राजत सुभग समाज ॥ (३०६३) 

गोपियो तथा राधा के ताटठंक का वर्णन अनेक स्थलों पर किया गया है.--- 

'ज्रवन तरिवन-छबि को कबि कहे निबारि' (३६४५) 

'सुभ स्वननि तरल तरौन, बेनी सिथिल गुही' (६४२) 

दधिदान प्रसग में कृष्ण द्वारा आभूषण छीतने के सिलसिले में भी निर्देश है-- 
'नकबेसरि खुठिला, तरिवन कौ' (२०६३) तथा “मोती बगरि रहे सब बन भ, गयौ कान कौ 
तरिकौ” । (२१०५) मुरली ध्वनि से बेसुध हो ब्रज की स्त्रियां उलदे ताठक पहन लेती है--- 
स्रवन ताटक उलटे सवारो” । (१६१६) जडाऊ ताटंक का उल्लेख भी है---स्रवन मनि ताक 
मंजुल' (२७५१) या 'तरिवन स्रवन रतन मनि भूषित' । (२७३६) नोलम जड़े ताटंक का वर्णन 
भी किया गया है--तादंक गड पर, रतनजटित मनि नीली (१७७८) कही-कही अत्यन्त सुन्दर 
उत्प्रेक्षा द्वारा वर्णन है -- 

'सुभग स्वन तरिवन मनि भूषित इहि उपमा नहि पार, 

मनहु काम विधि फद बनाए, कारन नंदकुमार । (२११६) 

आजकल इसे तरकी कहते है । ग्रामीण स्त्रिया अक्सर पहनती है । इसकी घुडो मोटी 
होने के कारण कान का छेद खूब बडा किया जाता है। घुडी पर प्रायः ताड का पत्ता लपेट 
लिया जाता है। पहले सभवतः इसे ताड़ के पत्ते से बनाते होगे, भरत: इसका यह नाम पड़ गया 
होगा। गांव में लाख की तरकी भो पहनी जाती है । 

इसका एक अन्य नाम बीरे (३२२६) या बीरे (३४४६) था, जिसका आ्राकार भी चक्र 
या सूर्य-शशि के समान बताया गया है तथा सोने का रत्नजठित-- काननि की वबीरें श्रति 
राजति मनहुँ मदन रथ चक्र चढ़ायौ' (३२२६) 

ग्रथवा --'कनक जटित जराइ बीरे कबिनु उपभमा पाई 

सूर ससि हूँ एक ब्रज में, उगे मानों आई । 

५३--थोड़े से ही स्थलों मे अवतस (३२२०) [सं० भ्रवतंस:] का उल्लेख भी है-- 
मिलि राजत अ्रवतस' । यह बाली के समान कान का एक आभरण है। वाण ने हर्ष के 
आभरणों में 'अवणावतंस” का उल्लेख किया है जिसे समभवतः कुंडल के ऊपर पहनते थे ।* 

क्रननफूल (२८०७, २८०८) [सं» कर्ण + फूल] का उल्लेख भी तार्दक के समान हो 
श्रनेक बार किया गया है | यह करन फूल (एक छोटा सफेद फूल) की अनुकृति पर बनाया ज़ाता 
है । कर्याफूल भी ब्रज की स्त्रियों का प्रिय झागरण ज्ञात होता है--करनंफूल कर लिंये संवारति, 





१०“ हुषें० सां० झ० , ए० ४७ 


न स्त्रियों के भाभुषण 


(२८०७) या 'मानौ कर्नफूल चारा कौ! (३२२८) श्राजकल ग्रामीण बोली में इसे 'कनफूल' भी 
कहते हैं । कभी-कभी कर्ण फूल के बीच में शीशा जड कर भी बनाते है। जायसी ने भी नाक के 
कर्याफूल का उल्लेख किया है ।* 
कान के छेद मे पहने जाने वाले श्रन्य श्राभूषणों मे खुठिला, खुटिला (२०६३) 
(३२३१) तथा खुंभि या खुंभी (२०४७, १६७३) भी थे। खुँटिला सुभग जराइ के 
मुक्‍ता मति छबि देत, प्रगट भयो घन मध्य तें, मनु ससि नखत समेत, में जडाऊ 
खुटिला का वर्णन है। जायसी ने सभवतः इसी के लिए खूंठ या खूटी नाम दिये है 
जिसका झ्राकार दीपक के समान होता था ।* ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने खुटी नामक झ्राभूषण का 
उल्लेख नायिका के भ्रलकारों में किया है (वर्शारत्नाकर पृ० ४) तथा उप्ते खुन्ती' नाम भी दिया 
है (प०१ ४६) । खमी या खुभी लंवग की अनुकृति पर बनाते थे। सूरसागर में उसके आकार 
की ओर संकेत है--'खुभिनि जराब-फूल दुति यों, मनु हे ध्रुव-गति रजनी** £ (२८०२) “मोतिनि 
हार जलाबल मानो, खुभी दंत कलकावे (२०५७) | जडाऊ खुभी भी वर्णित है--खुभी जर।इ 
जरी है! (१६७३) । 
५४--कान का अन्य आभरण मूसक, कूमका (६५८, १७६८) भी था। यह कान 
से नीचे लटकता रहता है भ्ौर इसे उल्टी कटोरी की अ्नुकृति पर बनाते है। इसमे किनारे मोती 
की भालर होती है और बीच मे लटकन। यह कर्सफूल के साथ भी पहना जाता है। रासनृत्य प्रसंग 
में कान के हिलते हुए भुमकों का वर्यतन है--'भ्ंचल चंचल फूमका' (१७९८) “चंचल चलतत 
मूमका?, अचल अदभुत है वह रूप, (१६७५) | कृष्ण जन्म पर भी दाई को नेंग मे देने का उल्लेख 
है--/लाख टका, अर भूमका (देहु) सारी, दाइ को नेग! । इस आभूषण के भ्रधिक उल्लेख 
नहीं है । लगता है ताटक तथा कर्रफूल पहनने की श्रधिक प्रथा थी। श्राजकल गाँवो में प्रचलित 
कान के झाभरणो में तरकी, कनफूल, ऐरन (00707 श्रँं०) बारी या बालो लौंग, ढार तथा 
बिरिया आदि के नाम लिये जा सकते हैँ तथा शहरों में प्रचदित तरह-तरह के टॉप्स, बाली, तथा 
हयरिंग के । सूरकालीन प्रचलित झ्राभरणो में मोती की बाली का प्रमुखस्थान था, किन्तु न जाने 
क्यों सूरसागर मे इसका उल्लेखग्नही है । वाण ने हर्षचरित में बालिका «शब्द प्रयुक्त किया 
है ।/ तथा काशिका हिरण्य 'वल्ली शभ्राया है ।* पदुमातम में भी बारी” शब्द मिलता है । 
7५--नाक के प्रमुख श्राभूषणों में नथुनी, नथ, (२६४५, २७४८, ३०६३) [सं० 
नस्त-नत्य-नाथ-तथ], बेसरि, नकबेसरि (६९०, २०६३, ३५१९) [सं० दयस्र-बेसर] 


१--प० सं० ध्या० ४२१।२५, 'करनफूल पहिरे उजियारा! 
२--,, 93 ९१०४ तिहि पर खू'८ दीप दुइ बारे । दुइ अ्रव दुओ खू ८ बेसारे । 
४७६।७ खू दुहुँ क््‌व॒ तरई खूटीं । जानहुँ पर्राह कचपची टूटी 
३--प० सं० व्या०, छ० १०७। ४ 
४-- , ». ११०५ 'पहिरे खुभी सिघल दीपी । 
जानहूँ भरी क्चपचो सीपी ।! 
४--ह ० सां० अ०, ए० २३ “बकुलफलानुकारिणीशि: तिसुत्रि:मुक्ताभि: कल्पितेन 
६--हिं९ श्नु०, आदिवन मार्गशी्षं २००४, प्रंक ई 3७५७७ 
“इस हिंन्दी शब्दों की निरुक्ति--डा० बासुदेवशरण अ्रग्रवाल 
3 >>पय० सें० दया० ३१८६. बारी टाड सलोतों > 2 


स्त्राजूषों के नाम है 


तथा बुलाक (परि० ११) [तुर्की बुलाक़]का निर्देश है। इनमें सब से प्रधिक बेसर'या 
नकबेसर का वर्णन है--'सुभग बेसरि निरखि काम लाज! (१६६०) ।।बेसर_ आकार में'छोटी 
नथ के समान होती है, किन्तु नाक के बीच के छेद में बुलाक़ के समान पहनी जाती है । इसमे 
मोती मारिपिक्य या मूँगे पड़े होते है जिनका उल्लेख सूरसागर के अनेक पदों में है--नासा 
मुकता गोल” (२२३६) 'बेसरि के मुक्ता सनिनि' (३२२१), नासा को बेसरि श्रति राजति, 
लागे नग झनमोल' (३४७५) तथा बेसरि बनी सुभग नासा पर मृकता परम सुढार (३२२८) । 
कही-कही अलंकारो द्वारा श्रत्यन्त सुन्दर चित्र खीचा गया है--बकित भोह, चपल अति लोचन, 
बेसरिः रस मुकुताहल छायो मानौ। मृगनि भ्रमी भाजन मरि, पियत न बन्यौ दुहें ढरकायो, 
(३२२९) । बेसर में गजमोती भी लगाए जाते थे--“नकबेसरि लटक गजमोती' (१३५१९) । 
राधा तथा सखियों के बेसर छीनने के असंग से संबंधित अ्रनेक पद (२५७१-२५७४) है । 
बेसरि छीनति हौ बेकाजहि जाहु न घर्राह चली' (२५७४) । यशोदा की नाक की बेसर का 
उल्लेख भी है--'लटकति बेसरि जननि की (६६०) ॥। 

इसके बाद नथ'" का वर्सान किया गया है-- नासा नथ श्रतिहीं छबि राजति, श्रधरनि 
बीरा-रंग”' (२६४५४) । नथ वृत्ताकार चूड़ी की तरह पतले सोने के तार से या खोखली 
बनाते है जिसमें मोती व मुँगे पडे रहते हे । यह नाक के एक तरफ छेद में पहनी जाती है तथा 
एक शोर कपोल पर पड़ी अधर तक लटकती रहती है :-- 

नासा नथ-मुकुता के भाराहि, रह्मौ श्रधरतट जाइ । 


दाड़िम-कन सुक लेत बन्यौ नह कनक फंद रह्यौ आइ |! (२११६) 
तथा-- 'नासा-नथ-मुक्ता बिबाधर प्रतिबिबित अभ्रसमूच । 


बीध्यो कनक-पास सुक सुन्दर करक-बीज गहि चूँच |! (३०६३) 
ग्राजकल नथ पहनने की प्रथा कम हो गयी है । किन्तु कुमायूँ प्रदेश के पहाड़ी पहनावे में नाक 
की बड़ी सी नथ का प्रमुख स्थान आज भी है। अन्य स्थानों में विवाह के अवसर पर प्रायः वधू 
को नथ भी पहनाई जाती हैँ । नथ भरतुल तथा खोखली दोनो प्रकार की बनती है। कभी- 
कभी इसका शझ्ाकार इतना होता है कि भार संभालने के लिए कलावे के डोरे या मोती की लड़ीं 
से बाँध कर एक शोर कपोल पर डाल कर बाल ,में बाँध देते है। पठान काल से पहले भारतीय 
साहित्य व कला में नथ का चित्रण नही हुआ है ।* नाक के बीच के छेंद मे जौ के श्राकार की 
बुलाक़ पहनी जाती है। इसका उल्लेख प्रायः शिशु कृष्ण के श्राभरणों मे ही भ्रधिक है। हिन्दूं 
काल में नाक में श्राभूषण पहनने को प्रथा नही थी । मुसलमानी संस्कृति के सम्पर्क में आने के 
बाद ही नाक में भाभरण पहने जाने लगे ।* श्राज भी संसार के श्रधिकांश देशो मे नाक मे जेवर 
पहनने की प्रथा नही है । पाश्चात्य प्रभाव से भारत में भी तगरों मे नाक छिदवाने की प्रथा कम 
होती जा रही है। स्त्रियाँ नाक में जेवर पहनती भी हैं तो लंवग भा फूल के श्राकार की या हीरे 
झादि को जड़ी छोटी कील सी ।* | 
५६--गल्ले के भ्राभूषणो की संख्या सबसे प्रधिक है। सर्व प्रथम माल (३०७) [सं० 
१--प० सं० व्या०, ३१५, बेसरि टूटी! 
२-- ,, 9... * ४।४ पर साथ कोइ छुआइ न पारा 
३--प० सं० ध्या० पृ० १३ । ४ 
४. ) 9. रे८८घ | ४ 


“ भ०० 9 9 २६६ 'पुतनि नासिक भल फूल प्रमोला' 


ड० स्त्रियों के आभूषण 


माला] या हार (६३३)* [सं० हारः] ही कई प्रकार के बताए गये है । पुरुषों के आभूषरों में 
मोती [सं० मुक्ता] की माला का प्रमुख स्थान है, उसी प्रकार यह स्त्रियों में भी प्रिय थी--- 
सुभग मोतिन हार! (१६६१) श्रथवा 'उर मुकुता की माल (१६७३) या चिबुक-तर कठ 
श्रीमाल मोतिन छवि” (१६६०) । दधि-दान प्रसंग में कृष्ण द्वारा मोती की माला तोड़ कर मोती 
बिखेर देने का चित्रण श्रनेक पदों मे है - 'हरि तोरी मोतिनि की माला' (२१४६) या हार 
तोरि बिथराइ दियौ' (२१०२)। मोती की माला की उपमा प्रायः सुरसरी से दी गयो है-- 
'मुक्‍्तामाल टूटि यो लागत, जनु सुरसरी अ्रधोगति लीनी' (२६११) । केवल एक लड़ को 
मुक्तावलि (३५१६) [मुक्तावली] या मोतिन तर (१६११) भी पहनी जाती थी--'मनु ससि 
मोतिन लर दीनी' (२६११) या 'कंठ कपोत मुक्तावलि हार । जनु जुग गिरि बिच सुरसरि धार 
(३५१६) । दधि दान प्रस॑ग मे मोती की लड़ का अनेक पदों मे उल्लेख मिलता है (२१५४१, 
२१५२, २१५७)--मोतिनि लर तोरयौ' (२१०४); काहें को मोतिन लर तोरी हम पीताम्बर 
लेहैँ (२१५५) । हिडोला शीर्षक पदो में भी अन्य आभररणो के साथ मोती के हार का वर्णन 
हैं-- मनिमय भूषन कंठ मुकुतावलि, कोटि अनग लजावनौ' (३४२०) | हाथी के मस्तक से एक 
प्रकार के मोती निकलने की कल्पना है जिसे गजमौक्तिक कहते है । इस प्रकार के मोतियों की 
माला का भी उल्लेख हैं-- कठसिरी उर पदिक बिराजत गजमोतिनि के हार (३२२८) । 

४७-- राधा का कृष्ण से मिलने के लिए अपना मोती का कंठा तोड़ने का सुन्दर प्रसंग 
है । कई पदो मे (२५८५-२५६५) माला ढूंढने के बहाने राधा का घर से जाना और पुत्री की 
इस लापरवाही के लिए माँ की क्रुफलाहद व क्रोध का कलात्मक चित्रण है--जाहु तही 
मोतिसरी गवाई । तबही ठो घर पैठन पैहो भ्रब ऐसे ढंग आई (२५६०) । 'हार बिना ल्याये 
लड़बौरी घर नह पैठन दैहो' (२५६३) ॥ 

मोतिसिरी या मुतिसिरी [स० मौक्तिक + श्री] मोती का कंठा होता था । इसी प्रसग 
में मुतिसिरी के चोसर (२५४४३) एवं बहुमूल्य होने का उल्लेख भी है--'चौसर हार भ्रमोल 
ग़रे को, देहु न मेरी माई! (२४५८७) । 
झथवा-- इक इक नग सत सत दामित्रि कौ,।लाख टका दे ल्याई! (२५६०) 
या --(लाख ठका की हानि करी ते सो जब तोसौ लैहों (२५९३) 

दधि-दान प्रसग मे मोती के नौ लड़ के हार भ्रथवा नोसरि, हार (२१०५) का उल्लेख 
भी हे--- में कत तोर॒यो हार नौसरि कौ ॥? 

मोती के हार के भ्रतिरिक्त सोने की या जड़ाऊ माला पहनने की प्रथा भी थी। शिशु 
कृष्ण की नार काटने के नेग मे दाई कंचन हार (६३४) के स्थान पर यशोदा के गले मे पड़े 
मनिसय जठदित हार (६३२) के लिए भगड़ती है--- 

प्निमय जटित हार ग्रीवा कौ, वहे भ्राजु हौ लैहों' (६३३) 
अथवा “कचन हार दिये नहिं मानति तुदीं भ्रनोखी दाई' (६३४) 
तथा उठी रोहिनी परम भ्रनंदित हार-रतन ले झ्ाई (६३६) 

राधा तथा गोपियों के झाभूषणों मे भी मोती तथा मारिक्य के हार का वर्णन मिलता 
है-- मानिक मोती हार रंग कौ' (२०९३) । 

१-6० प्र०, ग्ोताबलो, ४० ३४२ 'जुगुल बीच सुकुसारि नारि इक राजति बिनहि 


े सिगार | 
इंद्रनोल, हाटक, भुकुतासलि जनु पहिरे महि हार ।” 


बस्त्राभूषणों के नाम | ४१ 


अथवा---मानिक मध्य पास चहुँ मोती-पंगति कलक सिंदूर, 
रेग्यौ जनु तम-तठ तारागन ऊगत घेर॒यौ सूर' (३०६३) । 
पूट--जैसा कि नाम से ही अनुमान होता है दुलरी (१६६१,३२७५४) [स० हि + 
यष्टि] तथा तिल्लरी (२०६३) [स« त्रि+ यष्टि] दो या तीन लड की माला को कहते हैं । यह्‌ 
मोती के भ्रतिरिकत सोने के दातो से भी बनती है। सोने के पत्तरो को गुह कर भी तिलरी 
बनाई जाती है । ब्रज की स्त्रियाँ दुलरी व तिलरी भी पहनती थी--कंठश्नी दुलरी बिराजति, 
चिबुक स्थामल बिद' (१६६१) श्रथवा 'कंठसिरी दुलरी तिलरी उर' (२०६३)। कहीं-कही स्पष्ट 
कर दिया गया है कि यह मोती की है--मोतिनि की दुलरी' (३२७५) । गले मे एक साथ कई 
प्रकार के हार पहिनने की प्रथा भी थी--कठसिरी, दुलरी तिलरी लर भौर हार इक नौसरि को 
(२१४८) । 
ऊपर के पद्मांशों मे कंठश्री या कंठसिरी नाम आये है ) यह गले का कठा होता है 
जो गले में चिपटा हुआ-सा पहना जाता है। यह सोने का भ्रथवा जडाऊ दोनो प्रकार का होता 
है । श्राजकल इसे कठा या कठो कहते और बे प्रायः मोती के या सोने के बड़े-बड़े भ्रएडाकार 
दानों को पोह कर बनाते हैं । जायसी ने भी पद्मावती के आ्राभरणो में मोती की माला तथा 
कठश्री के नाम दिये है ।* 
सूरसागर मे हीरे के हार) का भी उल्लेख है जो मारणिक्य मोती के हार से भी 
मूल्यवान होता है--बीच-बीच हीरा लगे (नंद) लाल-गरे कौ हार! (६५८) । 
५६--जड़ाऊ लटकन लगी हुई सोने की सकरी ( १६७३ ) [सं० श्वट्डला ] का 
उल्लेख भी है--सकरी-कनक, रतन मुक्तामय लटकन, चितहि चुरावे' (१६७३) । 
सोने या चाँदी की गले में पहनने की जजीर को सकरी कहते है। आजकल इस प्रकार 
के जड़ाऊ लटकन (?०॥4७॥/) के साथ बारीक चेन पहनने की प्रथा बहुत है। लटकन किसी 
भी चीज़ से लटकती वस्तु को कहते है । यह नथ, बेसर, कलगी या बाजूबन्द सभी में होती है-- 
'भूषन भुजा ललित लटकन बर, मनहेँ मिल्‍यौ अलिपुंज सुहायो । 
ग्रीवा के श्रन्य भ्रभूषणो मे हमेल (२०६३, २७५५) [श्र० हमायल] तौकी, (२१५८) 
[प्र० तौक़] तथा खंगवारों (परि० ८)[देश ०] थे । सिक्‍कों श्रथवा उस आ्राकार के टुकड़ों को पोह 
कर हमेल बनाते है। पहले इसे श्रशर्फी या रुपयो से बनाते थे 'कठ हमेल सजावत है (२७५४)या सुति 
राधा भ्रब तोहिं न पत्यैहो। और हार चौकी हमेल अरब तेरे कठ न नेहों (२५६३) आदि उल्लेखों 
में हमेल के आकार आदि के सबध में कुछ नहीं बताया गया है। तौक्‌ एक चन्द्राकार आभूषण होता 
है, जो गले से लगा हुआ पहना जाता है । इसमें एक चौडी सी पट्टी सी होती है, जिसके नीचे 
घुँबुरू लगे होते है । यह सोने तथा चाँदी दोनों की बनाते है। मुसलमान स्त्रियाँ श्रक्सर चांदी की 
पहनती है । मुसलमान लोग अपने बच्चों को इसी प्रकार का ताबीज़ पहनाते है जो किसी मिन्नत 
को पूरा करने के लिए पहनाया जाता है। कभी-कभी मुसलमान स्त्रियाँ भी ऐसा ताबीज पहन 
लेती है । मृरसागर में तौक़ का बहुत कम उल्लेख है और है भी तो झ्राभरण के लिए--एते 
पर है तौकी' (२१५८) । सूरसागर मे खंगवारों का उल्लेख भी बहुत ही कम है--“रतन जठित, 
खँगवारी गर को जसुमति लै पहिरायौ' ( परि० ८) | खेंगवारौ को आजकल हँसुली कहते है । 
१--प० सं० ध्या०, १११, कंठसिरी, सुक्ताहुल साला सोहै अभरन गाँव ।! 
३२१, लरे घुरे हिय हार लपेटी सुरसरि जनु कालिदी भेंढी 7... 
२--पु० सं० व्या० २६६ 'होर हार नग लाग श्रमोला !? 


५३ स्त्रियों के आभूषण 


पद्मावत में भी 'हांसु' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह आजकल सोने या चाँदी तथा भरतुल अथवा 
लोखली दोनों प्रकार की बनाई जाती है। यह भी तौक के समान ही गले से लगा हुआ 
चंद्राकार भ्राभरण है, किन्तु यह गोला होता है चिपटा नहीं । उपर्युक्त पंक्ति में यह रत्नजटित 
बताया गया है । 
६०--कनछेदन शीर्षक के एक पद (७९८) में यशोदा के गले की घुकधुकी का उल्लेख 
झाया है-- जसुमति की धुकधुकी सु उर को (७६८)। धुकधुकी मे पदक के आकार का आभरण 
हृदय पर लठकता रहता था। इसीलिए इसका नाम धुकधुकी पड़ा । मध्यकालीन साहित्य में 
इसके पर्याय 'उरबसी' और 'जुगनी” मिलते हैं | धुकधुकी के पर्यायवाची नाम पदक (३२२८) 
[सं० पदकः] या जुगुनू सूरसागर मे भी है। हमेल के बीच में नीचे एक चौकोर टुकडा 
पड़ा रहता है जिसे चौकी (२१४८, ३२२६) [सं० चतुष्क:| कहते है। हृदय पर पड़ी हुई 
चौकी बहुत बार वर्णित है---हृदय चौकी चमकि बैठी, सुभग मोतिन हार ( १६६१ ) या 
चौकी चमकति उर लागी' (१७६२) | भ्रधिकांश स्थलों मे जडी हुई सोने की चौकी का 
उल्लेख है :--- 
'तगनि जरित की चौकी” (२१४८), 'चौकी पर नग बन्यो बनायौ' (३२२६) या चौकी 
हेम चंद्रमनि लागी, रतन जराइ खचाई' (१६०३)। 
चंद्र या चंद्रकात्त मरिश एक प्रसिद्ध मणि थी जिसके बारे में कृष्ण के आभरणों में भी 
उल्लेख किया जा चुका है । यह एक सफ़ेद पत्थर होता था जिस पर चन्द्रमा की किरणों पड़ने 
से पानी की बूँदे टपकने लगती थी। भ्ाइनेश्रकबरी मे भी इसका उल्लेख है।* हमेल मे बीच 
का टुकड़ा पान के झाकार का भी होता है और तब उसे पनवा कहते है रे 
६१---ऊपर के ग्रीवा संबंधी ग्राभरणों के उल्लेंखो से स्पष्ट ही है कि गले में एक साथ 
कई प्रकार के आभूषणों के पहनने की प्रथा थी। मोती की माला भारत का प्राचीन आभरण 
है। हर्षयुग मे मोती की एकावली बहुत पहत्ती जाती थी । कालिदास तथा बाण ने इसके अनेक 
बार उल्लेख किये है तथा गुप्तकालीन मूर्ति व चित्रकला में मध्य मे इन्रनील सहित मोती की माला 
का बहुत चित्रण हुआ है |? शुंगकालीन मू्तिकला में इस प्रकार का कठा देखा जा सकता है। 
पाणिनि ने 'ग्रेवेयेक' नामक जिस ऑभररा का उल्लेख किया है वह भी शुगकालीन मूर्तियों में मिलता 
हैं तथा तौक़ से मिलता-जुलता है। हमेल, तौक तथा धुकधुकी झ्ादि मुसलमानों के भ्ाने के बाद 
पहने जाने लगे थे। प्राजकल नगरो में स्त्रियाँ प्रायः मोती व रत्नजटित माला तथा सोने की 
जंजीर के प्रतिरिकत भिन्न-मिन्न श्राकार के दानों की पुही हुई माला भी पहनती है । इनके नाम- 
भेद दातों के श्राकार-भेद से ही हैं, जैसे मटरमाला, जोमाला, शंखमाला, तथा चम्पाकली । 
ग्रामीण स्त्रियों के गले में पहनने के जेवरों में श्रभी भी हंसली, हमेल, तोक़ तथा गुलूबंद नाम लिए 
जा सकते हैं । 
६२--हाथ में कोहनी के ऊपर पहनने के भ्राभूषणों में तीन नाम उल्लेखनीय है-- 
टाड़ (४६७८) [प्रद्ध ० प्रा० टड्डय ८ टूटुवां, श्रंगद या वलय], बहुँटा, बहूँटनि (२१५८, 


््त्् 


१--प० सं० व्या०, रेषपड।प कंत कसौदी घालि के चूरा गढ़े कि हांसु! 
(सें० अ्रंस + कंधा, स० अ्रंसालिका - हंंसली) 

२--आईने०, पूृ० ४८ 

ई--पग्रा० ह०, ए० १३५ 


४---हुषे ० सां० अ्र० पृ० १६८५ 


बस्त्राभूषणों के नाम ४३ 


२०६२)[सं० बाहुस्थ, प्रा० बाहुट्ट, स्त्री० अ० बहुँटी] तथा बाजूबंद (२११६) [फा० बाजूबन्द], 
टाड़ अथवा बहूँटा प्रायः बाजूबन्द के ऊपर पहना जाता हँ--बहुँटा, कर-कंकन, बाजूबंद, एते 
पर है तौकी' (२१५८) । 
अ्रथवा -- बहु नग जरे,जराऊ अँगिया, भुजा बहूँटिन वलय खंग कों (२०६३) | कृष्ण- 
विरह में गोपियों की कलाइयों के कगन कोहनी के ऊपर तक पहुँचने लगे--कर-कंकन तें भुज 
टाड़ भई! (४६७८) । यह वर्गाकार भ्राभरण ढाई या तीन मोड़ का होता है । इसे प्राजकल 
अलीगढ़ छ्ेत्र की कृषक भाषा में 'बलडांडा' या टड्डा' कहते है । तहसोल भांट में यह बहुँटा 
ही कहा जाता है इसी प्रकार का एक बार मुडा हुआ वृत्ताकार श्राभरण अ्रनन्त या बरा 
होता है जिसे प्राचीन काल मे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही पहनते थे। जायसी ने भी पद्मावती के 
भ्राभरणो में ठाड़ का उल्लेख किया है। 
बाजबन्द चौकोर टकडों को पोह कर बनवाया जाता है। इसका फुदता कोहनी तक 
लटकता हुप्ना श्रत्यन्त आकर्षक ज्ञात होता है। एक बाजूबन्द मे प्रायः बीस से तीस तक टुकड़े 
होते है। इन टुकडों के ऊपर बूँदें सी बनाई जाती हैं। टाड तथा बाजूबन्द दोनों ही प्रायः 
खोखले या पत्तर चढ़ाकर बनाये जाते है तथा सोने-चांदी दोनों के बनते है । जायसी ने बाजू 
बन्द के लिए बाँहँ शब्द प्रयुक्त किया है।* इसी प्रकार के श्रन्य श्राभरण बिजायठः तथा 
जोशन' भी है | सृरसागर मे बाजूबन्द के साथ उसके लटकते हुए फुदने के सबंध में भी बताया 
गया हँ--- 
'कुच कंचुकी, हार मोतिन के, भुज बाजूबंद सोहत 
डारनि चुरी, करनि फुँदना बने कंज पास श्रलि जोहत' (२११६) 
झथवा-- पग-पग पटकि भुजनि लटकावत फूंदा करनि अनूप । (१६७५) 
६३--कलाई के उस समय के प्रचलित प्रायः सभी श्राभूषणों के नाम सुरसागर में मित्र 
जाते है--कंकन, कंगन (२८०१, €१७, ६४२) [स० कंकण:], पहुँची, पहूँ चिया (६४१ 
७३५, १६७४) चूरा, चूरो (७०७, ३५१६, ३४४४ ) [स० चूड़ा]), चुरी (१७६८) 
तथा बलय ( ३४४६, २०६३ ) [स० वलयः]। बालक कृष्ण की रत्नजठित पहुँची 
का उल्लेख दशम स्कन्ध के प्रारंभिक पदो में है ही, कितु यह ब्रज-युवतियों की श्राभरण सूची 
में भी है--अगुरिनि मुंदरी, पहुँची पानि' ( १७६८ ) तथा 'लसति कर पहुँची उपाजे, मुद्रिका 
झ्रति जोति' ( १६७४ )। पहुँची में सोने या चांदी के गोल दाने पोह कर तीन पक्तियों में एक 
कपड़े पर टांके जाते है। इसको घुणडी से बाँध कर चूडी श्रादि श्रन्य भ्राभरणो के आगे कलाई 
में पहनने की प्रथा थी । 
हाथो के आभरणों में कंगत का सबसे अभ्रधिक उल्लेख हुआ हैं । दही मथते समय, नृत्य 
करते समय तया हिडोले पर भूलते समय कगन बजने की सुन्दर ध्वनि का वर्यान है--- 
['दथि लै मथति ग्वालि गरबीली, 
रुनक भुनक कर कंकन बाजे, बांह डुलावत ढीली । (६ १७) 
अ्रथवा 'नूपुर किकिनि कंकन चुरी । उपजत मिस्रित ध्वनि माधुरी' (१७६८) 


१-३० जी०, प्र० ११, अ्रध्याय ४ 

२--प० स० ध्या० २६६।५ बांहन्ह बाँहु ठाड सलोनो' 
११२॥६ 'बाँह कंगन ठाड “सलोनी” 

१--प० सें० ध्या०, ११२६, बाँहें कंगन ठाड सलोनी'” 


४४ स्त्रियों के आभूषण 


राधा तथा ब्रज-युवतियों के हाथों पड़े कंगन की शोभा का वर्णन भी अनेक पदों में है-- 
'कर कंकत, कंचन थार, मगल साज लिये (६४२) 
या--बहुरि फिरि राधा सजति सिगार 
कर कंकन, काजर, नकबेसर, दीन्हौ तिलक लिलार' (२८०१) 
दाई भी यशोदा से नेग में हार व कगन पाती है--दीन्हौ हार गरे, कर कंकन मोतिनि 
थार भरे (६३५) । 
कंगन एक प्रकार का खड़ा होता हैं जिसमे ऊपर दाने या कंग्रे से उठे रहते है । यह 
चूडियों के आगे पहनते हैं । झ्रजकल कंगन पहनने की काफी प्रथा है। ग्रामीण बोली मे इसे 
“ककना' भी कहते हैं। जायसी ने कंगन में रत्न जडे होने का वर्णन किया है ।* रत्तजदित 
ब्रेसलेट को गजरा कहते थे। सूरसागर मे इसके उल्लेख कम ही हैं--- 
रत्न-जटित गजरा, बाजूबन्द सोभा भुजनि अपार 
फुँंदा सुभग फूल फूले मनु, मदन बिटप की डार' (३ २९८) 
मुग़लकालीन झाभरणों में गजरा का भी प्रमुख स्थान था। विवाह में कंकरश 
भोचन की भी प्रथा होती है। इसका नाम भी कंगन है, किन्तु यह कलावे मे मागलिक वस्तुयें 
बांध कर बनाया जाता है। सुरसागर के नवम स्कन्ध मे राम-सीता विवाह व राधा-कृष्ण के 
गंधर्व विवाह के प्रसंग मे इस कगन के भी उल्लेख मिलते है --- 
कर कपे कंकन नहिं छूटे! (४६६) 
ग्रथवा-- प्रथम ध्याह बिधि होइ रह्यो हो कंकन-चार बिचारि 
रचि रचि पति पचि गृथि बतायो नवल निपुन ब्रज नारि! (१६६१) । 
अ्थवा--दुलहिनि छोरि दुलह कौ कंकन' (१६६१)। 
६४--एक दो पदों मे कूटक (१६८६) [सं० कटक.| का उल्लेख भी है-- 'कटक 
कंगन भास । सोने के कड़े पहनने की प्रथा प्राचीन काल से है । कड़ा अनन्त के समान बीच में से 
खुला होता है तथा प्रायः दोनों ओर मगर या सिंह झ्रादि का मुख बना होता है । वहाँ से मोड़ कर 
कलाई में आगे पहन लिया जाता है। बाण ने हर्षचरित में मालती के एक हाथ की कलाई में 
पड़े सोने के नाहरमुखी कड़ों का उल्लेख किया है जिनके मुख पर पन्ने जड़े हुए थे ।९ हाथ के 
सभी आभरणों के जोड़े दोनों हाथों में पहने जाते है | आजकल विदेश में तथा भारत में भी 
कहीं-कहीं (विशेषकर पंजाब या दिल्ली में) कुछ भ्राभरण कड़ा या ब्रेसलेट एक हाथ में ही पहनने 
की प्रथा भी है। पद्मावत में हथोड़ा' * [सं० हस्तपाटक]* शब्द हाथ के कड़े का श्रर्थ देता है । 
भारतीय हिन्दू स्त्रियों की सौभाग्य सूचक वस्तुश्रो, जैसे सिन्दुर बिछिश्ना, तथा टीके 
१--पं० सं० व्या०, ४५१, जो पहिरें कर कंगन जोरी । 
लहे तो एक एक नग कोरी । 
४२८, ओऔ दोसर कंगन कर जोरी 
रतन लागि तेहि तीस करोरी ।” 
२--हुएं० सां० श्र०, एृ० २३ 'सरकतमकरवेदिकासनाथ हाठककठक 
३--प० सं० ध्या०, ३७१ ररचे हथौड़ा रूपईं डारी । 
चित्र कठाउ अनेग संवारी |? 


४--(से० हस्तपाटक-हत्यपादक-हथकड़ा-हथउड़ा-हुओड़ा) 


वस्वाभूषणों के नाम ४५ 


के अतिरिक्त काँच की रंगबिरगी चूड़ियो का प्रमुख स्थान हैं। इनके बिना किसी भी विवाहिता 
स्‍त्री का श्रद्धार अधूरा माना जायगा। अतएवं सूरसागर में भी श्रनेक बार चुरी या वलय के 
उल्लेख स्वाभाविक ही है-- 

“पुर किकिन कंकन चुरी' (१७८८)। 

'डारनि चरि चरि चुरी बिराजति'! ( ०६९५)। 

तथा--भुजा बहुँटनि बलय संग कौ! (२०६३)। 

मानलीला में भी चूडी का निर्देश है--“हस्त-बलय पट नीलन धारा! (३४४६)। चड़ियाँ 
सोने की भी बनाई जाती थी । कनक-बलय” (६६) । भ्राज इन्हे काच की चड़ियों के साथ मिला 
कर ही प्रायः स्त्रियाँ पहनती हैं। “कर कंकन चूरा गजदती” (३५१६८) में हाथी-दाँत के चड़ा 
का वर्गान है । शिशु कृष्ण संबधी पदो में तो चूड़ा हाथ और पैर के कडे के श्र में श्राया है । 
हाथीदाँत की बनी चूड़ियो के समूह को भी, जो कलाई से कोहनी तक पहनी जाती है तथा आ्रागे 
से पीछे बराबर बड़ी होती चली जाती है चूडा कहते हैँ । कुछ जातियों में आ्राजकल इसे सौभाग्य 
सूचक मानते है तथा कहीं-कहीं यह वधू को ही पहनाया जाता है, जैसे खत्रियों तथा पजाबियों में । 

ग्राजकल हाथ के अन्य आभरणो मे ग्रामीण स्त्रियाँ ही अधिकतर छच्नी व पछेली भी 
पहनती है । कुछ वर्ष पहले तक शहरों में भी स्त्रियाँ ये सब तरह-तरह के आ्राभरण पहनती 
थीं । कितु यहाँ भ्रब कोहनी के ऊपर के श्राभरण दिखाई ही नहीं देते है । कलाई में भी सोने की 
चडी, बेलचूडी, कड़ा तथा कंगन श्रादि अभ्रधिक पहने जाते है । 

६५--सूरसागर में अँगूठी के कई पर्यायवाचो शब्द प्रयुक्त किये गये है--मुद्विका 
(१६७१) [स०], मुद्री (५४७) [स० मुद्रिका] तथा अँगूठी (४३०) [स० अंगृष्ठिका] राम- 
कथा मे मुद्रिका के प्रसंग के भ्रतिरिक्त ब्रज की स्त्रियों की उँगली की अंगूठी का शोभा-वर्णन 
भी अनेक पदों में है-- 

'करज मुद्रिका किकितो कटि, चाल गज गति बाल! (३४६०) 

“कर पल्‍लवनि मुद्रिका सोहति' (१६७१) 

अ्रथवा-- भ्रंगुरिनि मुँदरी, पहुँची पानि! (१७४६८) 

दधि-दान प्रसग में कृष्ण द्वारा अन्य आभूषणों के साथ श्रेंगटी छीनने का उल्लेख 
भी हे-+- 

“भटकि लई कर मुद्रविका, नासा मुक्‍ता गोल 

इक मुँदरी की होइगो, कान्ह तिहारो मोल” (२१३६) 

ऊपर के पद्मांशों से स्पष्ट ही है कि मुद्रिका अ्रथवा मुँदरी शब्दों का प्रयोग ही श्रधिक 
है | श्रंगृठी शब्द बहुत कम मिलता है जो भ्राजकल अधिक बोला जाता है। मुंदरी सभवतः 
चाँदी की बनती है तथा अ्ँगूठी सोने की । पारिनि ने आंगुलीय' तथा वाण ने 'उमिकाः२ 
शब्द प्रयुक्त किये है। जायसी ने पदुमावत मे अंगूठी शब्द का अ्रधिक प्रयोग किया है तथा 
प्रायः सोने को व नग जड़ी हुई बतायी है ।* श्राजकल भी चाँदी के घुँघुरूदार छल्ले, सादी सोने 
की भ्रथवा एक नग या कई नगों की अँगूठियाँ। पहनने की प्रथा है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही श्रेगूठी 
१--इं डिया एज नोन दु पारिनि, |अध्याय ३, ए० १३० 
२--हषं० सां० श्र, ए० १५ 'कम्बुनिरमितमिका 
३--प० सं० ध्या०, ११२।५ . जो पहिरे नग जरी शप्रंगूठी 

४२२।५ सो नग लेउं जो कनक प्रंगूठी' 


४६ स्त्रियों के भांभूषण 


पहनते हैं । कुछ लोग रत्तो के लाभ के लिए भी श्रगूठी में जड़वा कर पहनते हैं जेसे नीलम, 
होरा, मूंगा, लहसुनिया आदि । इनमे विशेषकर नीलम के संबंध में श्रनेक विश्वास है। 
मुगल काल में अंगूठे में श्रारसी पहनने की बहुत प्रथा।थी ।* इसमें छोटा-सा दर्पण भी लगा 
होता है। भ्राश्चर्य है, कि सूरसागर में इसको स्थान नहीं दिया गया है। 

६६- ब्रज की स्त्रियाँ कूमर में बजने वाली करघनी, किंकिनि (१६७२) [सं० 
किकिरि] या छुद्रघंटिका (३०६८) [सं० च्ुद्रघटिका] पहनती थी । 'कठि किकिनि छबि रोरी” 
(१६७२) झथवा 'रुनित नूपुर चरन छुद्र कटि धदटिका, कनक तन-गौर छबि उमगरि उपरैन कौ ।' 
(३०६८) तथा 'छुद्र घंटिका कटि लंहगा-रग ततसुख की सारी । सूर ग्वालि दधि बेचन निकरी 
पग-नूपुर-धुनि भारो ।! (२११६) किंकिणी सोने की भी पहनी जाती थी-- 'कनक किकिनी 
नूपुर कलरव कूजत बाल मराल'! (१६७३)। 

सारी को करधनी या पठके से बाँधने की प्रथा प्र।चीन काल से चली आ रही है । इसके 
लिए बेदिककालीन (शतपथ ब्राह्मण १३।१॥४) शब्द 'रसना' था। कालिदास ने भी यह शब्द 
प्रयुक्त किया है ।* माला के डोरे के प्रर्थ में सूरसागर में श्रवश्य 'रसना' शब्द झ्रायां है--तु म्ह रेड 
गुन ग्रंथित करि साला, रसना-कर सो ठार! (३२०४) | छोटी-छोटो घंटियाँ लगी हुई मेखला 
लुद्रधंटिका कहलाती थी। मुग़लकाल में यह काफी प्रचलित थी। किन्तु उससे पहले की मूर्तिकला में 
भी इसका चित्रण हुआ है । यत्तिणी चंदा तथा जगय्यपेट से मिलो यक्षीमृरति की कमर में यही 
अ्र।भरण है ।* झाजकल करघनी प्राय: जंजीरों से बनाते है जो बीच-बीच में चौकोर ठप्पों मे जुड़ी 
होती है । यह सोने तथा चाँदी, दोनों की बनती है। इसके लिए.'कटि माडनी' तथा 'कटिज़ेब' शब्द 
प्रचलित हैं किन्तु अ्रधिक बोले जाने वाले शब्द 'करधनी तथा 'तगड़ी'* ही है । जायसी ने भी 
छुद्रावलि या 'छुद्रघंदि' का उल्लेख किया है ।* 

६७--राघा तथा गोपियाँ पैरों में भी बजने वाले नूपुर (३०६७) [सं० नूपुर] या 
घघु रू (१४८०) पहनती थी । नूपुर सोने के मणिमय होते थे-- 

चरन महावर नूपुर मनिमय, बाजत भाँति भली? (३२३७) | 

अथवा---मनिमय नूपुर कुनित किकिनी, कल कंकत ऋनकारनौ” (३४५०) 

तथा ढाढ़िनि को सोने की नूपुर गहनो भ्रगढ गढ़ायौ' (परि० ८) 

नूपुर एक श्यृंखला में पोह कर पैरो मे पहने जाते थे--“चाल गज श्यृंखला नूपुर नीबि 
नवरुचि ढाल” (३०६७) | बजने वाली खोखली गोली को घुँघुरू कहते है-- घुँघुरू घट घुमाइ, 
ग्वालि मदभाती हो (३४८०) | नूपुर की उपमा कामदेव के सूर्यश से दी गयी है--- 


१--आरसी से संबंधित सुहावरा 'हाथ कंगन को भ्ारसी क्या” बहुत प्रसिद्ध है । 
२--कालिदास, कुमारसस्भव, सर्ग ५, इलोक १०, 
प्रकारि तत्पूर्वनिबद्धया तथा सरागसस्या रसनागुरतास्पदस ।! 
३--प्रा० भा० चे० 
४--क० जी०, प्र० ११, श्रध्याय ५ प्लाठ के श्रनुसार इसकी व्युत्पत्ति नागरिका सं० 
प्रा० तागड़िया है ।! 
३--प० सं० ध्या० २६६, कि छुद्रावति प्रभरनपूरा' 
२६६।७ छुद्रघंटिका कटि कंचन तगाः 
$--मानस, बालकासंड, २३०, 'कंकन किकिति नूपुर धुनि सुनि-- 


मानहूँ मदल दुंदुभी दीन्ही' 


वस्त्राभूषणों के नोम ४७ 


कामिनि श्राजुहि आनि रहैगी, काम-कटक ले कुंज भंद्र तर । 

चरन झरनित नपुर रन-त्रा, सुनत ख़वन काँपिहिंगे थरथर ॥! (३०७३) 

पैरों के श्रन्य प्रमुख आभरण जेहरि (३२२८) तथा पज॒नि (१६७६) [सं० पाद- 
शिंजनी ] थे । पैजनि भी घुँघरूदार प्रायः चाँदी की बनती है। रास-नृत्य प्रसंग मे विशेष रूप से 
शरीर के बजने वाले सभी आभरणों का उल्लेख है-- 

“वचरन रुनित नूपुर, कटि किकिनि, कंकन करताल (१७४४) । 

भ्रथवा-- नृत्यत श्रंग श्रभूषन बाजत 

'कंकन चुरो किकिनी नूपुर पैजनि बिछिया सोहति' (१६७६) । 
प्रथवा--नूपुर किकिनि कंकन चुरी । उपजत मित्रित ध्वनि माधुरी (१७६८) 

सूरसागर मे जैहरि प्राय. जड़ाऊ ही बताई गई है--जुगुल जंघ जेहरि जराव की 
(३२२८) जेहरि कड़ियों की पट्टी से बनाते है । सूरसागर में भी इसकी श्यू खलाभ्नों कौ ओर 
संकेत है--'पग जेहरि जंजीरनि जकर॒यौ, यह उपमा कछु आवै' (२०५७) 

जेहरि को 'पायल' 'पायजेब' या 'रेशमपद्टी! भी कहते है | आजकल अलीगढ़ क्षेत्र में 
कहीं-कही इसी को रमभौल कहते है। अनूपशहर में इसे गूजरी तथा तहसील सादाबाद में 
'जेहरि” कहते है*। पैरो के भ्रन्य प्रचलित श्राभरण लच्छा, छागल, श्रनोखे, फांफ तथा बड़े है । 
जायसो ने पायल [सं० पादपाल-पायवाल-पायाल-पायल] तथा चूरा का उल्लेख किया है? । 

६८--विवाहिता हिन्दू स्त्रियाँ पैरों की उँगलियो मे बिछिये (१६७६, २७७४) तथा 
अंगूठे में अनवट [अंगुष्ठ-अंगुट्ठ-अंगउट्ठ-अनवट[ पहनती है। पहले बिछिये बडे व घुँधरूदार 
होते थे जो चलते समय बजते थे। निम्नलिखित पक्ति के 'फ्रमकनि' शब्द से यह संकेत है-- 
'पग जेहरि बिछियनि की सकमकनि! चलत परस्पर बाजति” (२७७४) । बिछिये प्राय. चादी के 
ही पहने जाते है। चांदी के छल्ले के ऊपर फूल,मछली, मंदिर आझादि विभिन्न प्रकार के श्राकार 
बनाये जाते है । कमर तथा पैरों के आभरण अधिकतर चाँदी के ही पहने जाते है । सूरसागर 
में अनवट के भी विशेष उल्लेख नही मिलते है, किन्तु पद्मावत में बराबर है । आजकल 
प्रनवट पहनने की प्रथा बहुत कम हो गई है । विवाह के अवसर पर ये पअ्रवश्य वधू को पहनाये 
जाते है । 

कृष्ण के राधिका या गोपिका रूप धारण प्रसंग में भी कई पदों में अनेक श्राभरणों के 
नाम दिये गये है--प्रिया-अभूषन मांगत पुनि पुनि, अपने अंग बनावत है (२७५५) 
प्रथवा--स्याम-तनु प्रिया भूषन बिराजें (२७६६) । 

मुरली ध्वनि से अंग की सुधि बिसरी' (१८००) तथा “जाकौ मन जहूँ भ्रेंटक ,जाइ । 
ता बिनु ताकौ कछु न सुहाइ । (१७६८) आदि कारणों के फलस्वरूप शरीर में उल्टे या 
गलत अवयवों पर प्राभरण धारण करने से संबंधित भी कई पद है-- 

हार लपेट्यो चरन सो। - 

'स्रवननि पहिरे उलठे तार | तिरती पर चौकी श्वृगार' (१७६८) 

प्रथवा--करहु सिगार संवारि सुदरी, कहत हंसत हरि बानो 

१--३० जी० प्र० ११, अ० ५ 

२--प० सं० व्या०, २६९६,६ ओऔ पायल पायन्ह भल चूरा' 

३--प० सं० धव्यू०, २६६ पूरा पायल अनवठ बिछिया' 


र्ट स्त्रियों के भाभूषण 


जब देखे भ्रेग उलटे भूषन तब तरुनी मुसुक्यानी' (१६५४) 
तथा 'अँग अ्रभरन उलटि साजे, रही कछु न सम्हारि।' (१६२५) 
६६--तुलसी ने भी प्राय. स्त्रियों के इन्ही सब झ्राभरणों के उल्लेख किये है । उन्होंने 
सूरदास जो के समान अवश्य अनेक स्थलों में इतने विस्तार से वर्णन नही किया है।* सू रसागर में 
में वर्णित प्राय: सभी झाभरण सोने मोती के रत्नजटित व बहुमूल्य है। इस प्रकार के श्राभरण 
ब्रज की ग्वाल-स्त्रियों द्वारा पहनना यों उतना स्वाभाविक नहीं हैँ किन्तु कृष्ण की आराध्या 
राधा और गोपियों के रूप-सौदर्य वर्णन में इसे उचित ही कहा जायगा। 
सूरसागर में कुछ पद केवल आभूषण की सूची मात्र है। काव्य-कला सौदर्य की दृष्टि 
से उनमें से कुछ का पृथक कोई स्थान नही है। किन्तु इनसे ब्रज की ग्वालिनों का चित्र अवश्य 
सामने आरा जाता है । उनमे से कुछ पूरे पद नीचे दिये जा रहे है :-- 
१--जअती ब्रज-नारि-सोभा भारि । 
पगनि जेहरि, लाल लंहगा, अंग पच-रेंग सारि ॥। 
किकिनी कटि, कनित कंकन, कर चुरी भनकार । 
हृदय चौकी चमकि बैठीं, सुभग मोतिन हार ॥। 
कठश्री दुलरी बिराजति, चिबुक स्थामल बिद । 
सुभग बेसरि ललित नासा, रीफि रहे नेंदनंद ।। 
स्रवन बर तादक की छबि, गौर ललित कपोल । 
सूर-प्रभु बस श्रति भए है, निरखि लोचन लोल॥ (१६६१ ) 
२--जुबती अ्रग-सिंगार सँवारति । 
बेती गूथि, माग मौतिनि की, सीसफूल सिर धारति ॥ 
गोरे भाल बिंदु सेंदुर पर, टीका धरुयौ जराउ। 
बदन चंद पर रबि तारा-गन, मानौ उदित सुभाउ ॥ 
सुभग स्वत तरिवन मनि-भूषित ईहि उपमा नहिं पार । 
स्नहु काम विवि फंद बनाए, कारन नंदकुमार ॥ 
नासा नथ मुकुता के भाराहि, रहयो अ्धर-तट जाइ। 
दाड़िम-कन सुक लेत बन्यौ नहि, कनक फंद रहयो आइ ॥॥ 
दमकत-दसतत अरुन भ्रधरनि तर, चिबुक डिठौना भ्राजत । 
दुलरी अरु तिलरी बंद तातर, सुभग हमेल ब्रिराजत ॥ 
कुच कंचुकी, हार मोतिन के, भुज बाजूबंद सोहत। 
डारनि चुरी करनि फुँदना-बने, कंज पास श्रति सोहत ॥ 
छुद्रघंटिका कटि लेंहगा रंग, तन तनसुख की सारी। 
पूर व्वालि दधि बेंचल निकरीं, पग नूपुर धुनि भारी ॥ (२११६) 


ढ्््िििडसबसासिसिसससस लि न तन  ड चननननन्‍  न्‍++तत................ 





१-8० ग्रं० रामलला, चहछू, पृ० ४ 
काने कनक तरीवन, बेसरि सोहइ हो। 
गजसुकुता कर हार कंठमनि मोहइ हो ॥ 
कर ककन कट्टर किकिनि नपुर ब्राजइ हो । 
रानो के दीन्हीं सारी तो श्रप्तिक विराज़ड हो ॥? 


वस्त्राभूषणों के नामें थह्‌ 


३--एक हार मोहि कहा दिखावति । 
नख-सिख लौ श्रेंग-अँग निहारहु; ये सब कर्ताह दुरावति ॥ 
मोतिनि माल जराइ कौ टीकौ, करनफूल नकबेसरि । 
कंठसिरी दुलरी तिलरी तर, और हार इक नोौसरि ॥ 
सुभग हमेल, कटाव की अँगियाँ, नगनि जरित की चौकी । 
बहुँटा, कर-कंकन, बाजूबंद, एते पर है तौकी। 
छुद्रघंटिका पग नूपुर जेहरि बिछिया सब लेखौो। 
सहज-अंग-सोभा सब नन्‍्यारी, कहत सूर ये देखों॥ (२१५८) 

४--सहज रूप की रासि राधिका भूषन शअ्रधिक बिराजे। 
मुख सौरभ संमिलित सुधानिधि कनक लता पर छाजै॥ 
बंदन-बिढ़ू धारि मिलि सोभित, धम्मिल नीर गअ्रगाध। 
मनहुँ-बाल-रबि रस्मिनि-संकित; तिमिर कूट हवे झ्राध ॥। 
मानिक मध्य, पास चहूँ मोती-पंगति, भलक सिंदूर | 
रेंयो जनु तम तट तारागन, ऊगत घेरयों सूर॥ 
की मनमथ-रथ-चक्र कि तरिवन रवा रचित सह-साज । 
ख्रव॒न-कृप की रहुट घंटिका, राजत सुभग समाज ॥ 
तासा-नथ-मुक्ता, बिबाधर प्रतिबिबित असमूच । 
बीध्यो कनक-पास सुक सुदर, करक-बीज गहि चूच ॥ 
कहं लगि कहौ भूषननि भूषित, श्रंग-अंग के छूप। 


भ्जै 


सूर सफल सोभा श्रीपति के, राजिव-नेन अनूप ॥| (२०६३) 


९--पुरुषों के आभमरण 


७०--#ष्ण के रूप-माथुर्य तथा शोभा सबंधी पदो में वस्त्रों के साथ उनके प्रिय 
आाभूषणों का उल्लेख भी अनेक स्थलो में किया गया है। वस्त्रों के समान इसमे भी कुछ तो 
उनके परंपरा द्वारा निश्चित आ्राभूषण है तथा कुछ सूर के समय मे प्रचलित माने जा सकते है। 

कृष्ण बड़े हो कर भी पहले के समान ही कानों में कुंडल (२४४२) [स० क्रुंडलं] पहनते 
थे जिसका झ्राकार भी प्रायः पूर्ववत्‌ मकर के समान ही था--ख़रुति मंडल कुडल मकराकृत' 
(१२४४) झ्रथवा 'चलित कुंडल गंड-मडल भलक ललित कपोल (१२४५) कोहनी से ऊपर पहनने 
के दो प्रमुख गहने थे--अंगद (१०६६) [स० श्रगद] तथा केयूर (११३०) [सं० केयूर:, केयूरं]। 
केयूर भ्रत्यच्त प्राचीन श्राभूषण है। बाल्मीकि! रामायण तथा हर्षचरितर* में इस शब्द का उल्लेख 
मिलता है। स्नान के समय यशोदा उनके सभी श्राभूषण उतार कर रख देती हैं-- 

अंग अभूषनि जननि उतारत । 





१---वाल्मी किरामायरण, किष्किधा० नाहँ जानामि केयूरे ताह॑ जानामि कुरुडले ! 
नुपुरेत्वाभिजानाधि नित्य पादाभिदन्दनातू । 

२--हर० सां० श्र०, ए० ४६, हर्ष की बाहों में जड़ाऊ केयूर था। उनके श्रन्य 
आभररोणों में कुशडल (कु डलमररिकुटिलकोटिबालबीणा”) एवं श्रवशावतंस था। 


(५० पुरुषों के भाभरण 


दुलरी ग्रीव माल मोतिन की, लै केयूर भुज स्थाम निहारति 
छुद्गरावली उतारति कि तें, सैति धरति मनही मन वारति । (११३०) 
प्रथवा 'कबु-कंठ भुज नैन विसाला, कर केयूर कचन नग-माला । (१२४३) 
कोहनी के ऊपर पहनने का यह ग्राभरण सोने का मडलाकार था जिसे बरा था अनन्त भी 
कहते है । इसे स्त्री तथा पुरुष दोनो ही समान रूप से पहनते थे । कलाई के आभूषण में पहुँची 
(१२५६) तथा कंकून (२८३७) के नाम,लिये जा सकते है--रत्नजटित पहुँची कर राजति, श्रगुरी 
सुदर भारी' (१२५६) तथा 'कर कंकन छबि ।' मुद्रिका (१२४३)[स०] का उल्लेख कई पदो में 
हुआ है-- 'पल्लव हस्त मुद्रिका भ्राज' (१२४३)। नवम स्कत्धच मे हनुमान-सीता प्रसग के कई पदो में 
राम की मुद्रिका के श्रतिरिक्त एक अन्य शब्द मु दरी [स« मुद्रिका] भी प्रयुक्त हुआ है-- 
'मुंदरी दूत घरी लै आगैं तब प्रतीति जिय श्राई' (५३१)। प्राजकल अधिक उम्र के लोग कनिष्ठा 
तथा अनाभिका मे जो श्रेंगूठी पहनते है उसे प्राय. मुँदरी कहते है ।“मुंदरी श्ररसर चादी के तार की 
बनती है तथा अ्रगूठी सोने को ।*नवम रकन्ध मे ही मुद्रा (५१२) [स०| शब्द भी मिलता है-- 
“कहा वै राम, कहा वे लछिमन, क्यो करि मुद्रा पायो' (६३२) । मुद्रा किसी नाम की छाप या 
सिक्के को भी कहते है। गोरखप्थी-साधु मुद्रा नामक आभूषण कान में पहनते है। यह प्राय: 
काँच था स्फटिक का होता है । सर ने मुद्रा इस श्र में भी प्रयुक्त किया है--मुद्रा भस्म, 
विषान, त्वचा-मृग ब्रज जुवतिनि नहि भाए! (४१२३) मुद्रिका का पर्याय अगूठी (४३०) [सं० 
श्रगुष्ठिका-अंगुट्ओ्रा-भगुट्टी-अंगूठी | सूरसागर में मिलता है-- तब कर काढि शगूठी दीन्ही, जिहि 
जिय उपज्यौ घोर ३ (५३०) । 
७१--गले के आभूषरो मे मोती की माला का उल्लेख सबसे अधिक है--'मुक्तामाल 
नदनदन उर' (१२५६), 'दसनदमक 'मोतिन-लर ग्रीवा, सोभा कहत न श्राव (१०६६) तथा 
'विधि-बाहन भच्छन की माला, राजत उर पहिराये (१०३५) । कृष्ण के गले में पड़ी 
मोती की बड़ी सी माला की शोभा भ्रवर्शनीय है | कवि ने उसका अलंकार युक्त वर्णन अनेक 
पदों में किया है--- 
'मोतिन-माल दृहुँधा सानौ, फेन लहरि रस-कूल ।' 
या--मुक्तामाल नंद-नंदन-उर, श्रर्थ सुधा-घट भ्राजति । 
तनु श्रीखंड मेघ उज्ज्वल अ्रति, देखि महाबलि साजति ।! (१२४६) 
ग्रथवा--नैन-मीन, मकराकृत कुंडल, भुज सरि सुभग भुजंग । 
मुक्तामाल मिली मानो, है सुरसरि एके संग ।॥! 
मोती को माला दुलरों (११३०) [हदवि+लड --स० यष्टि] या दोलड़ी भी पहनी 
जाती थी--दुलरी ग्रोव माल मोतिन की” (११३०) दुलरो सीने की भी बताई गई है-- केसर 
की खौरि, कुसुम की दाम अभिराम, कनक-दुलरि कठ पीताम्बर खोही' (२०१८) । 
मोती के हार के साथ कृष्ण भ्रन्य प्रकार को मालाये भी पहनते थे। बे बन में गायें 
_चराने जाते थे, भ्रतः वहाँ फूलों तथा गुजा या तुलसी की माला पहन लेना स्वाभाविक ही था--“भुजा 
१--$#० जी०, प्र० ११, अध्याय ४ 
२७->-भ्रा द०, पृ० १४० 


३--(इंडिया एज्‌ नोत हु पाणिनि), प्ृ० १३० | प्रप्टाध्यायी में श्रेंग्ठी का पर्याय 
“आॉयुलोय' रिया गया है। 


बस्त्राभूषणों न नाम भ्र् 


दंड तट सुभग घाट घट बनमाला तरु कूल! (१२५४५),“ललित बर त्रिभंग सु तनु बनमाला'* सोहै 
(१२००) | बनसाल! [सं० वनमाला] जंगली फूलों की माला को कहते है । यह कृष्ण का प्रिय 
अलकरण होने के कारण उतका एक नाम 'वनमाली' [सं० वनमालिन्‌] भी है। उसके अतिरिक्त 
गुंजावनमाल (१०६७) [सं० गुजावनमाला], मंदारहार (२००२) [सं०] तथा तुलसीमाल 
(१०४५) [सं०] का उल्लेख भी किया गया है--- 
'सध्या समय गोप गोधन संग बन ते बनि ब्रज आवत । 
उर गुंजा बतमाल, मुकुट सिर, बेनु रसाल बजावत ॥।* 
या--केसर की खौर किये गुंजा बनमाल हिये' 
उपमा न कहि आवे जेती नखियाँ। (२००३) 
अथवा--उर पर मंदार-हार' (२००२) तथा 'स्थाम देह दुकूल दुति मिलि, लसति तुलसी- 
माल (१२४४)। क्‍ 
गुंजा को घुघ॑ंची भी कह है तथा इसकी झाडी होती है। इसका रग आग के समान 
होता हैं। गुजा एक रक्तो के ब रबर होतो है। अतएव सोना आदि तौलने मे इसका उपयोग 
होता है। मंदार को भ्रर्क या धतूरा कहते है। मदार मूँगे!का वक्त भी होता है । इन्द्र के नंदन- 
कानन के पाँच प्रसिद्ध वृत्चों मे मदार वृक्ष का स्थान है । तुलमी की खुशबुदार भाडी होती है 
तथा यह कभी-कभी दवा की तरह काम में आती है । कुछ लोग तुलसी की पूजा करते है । 
७२--इन सभी प्रकार की फूलों की मालाशों के भ्रतिरिका बैजंती-माल (३४५०) 
[स० वेजयन्ती] भी उल्लेखनीय है। वैजयन्तिका तो मोती के हार को कहते है किन्तु वैजयन्ती 
* विष्णु की माला विशेष है | कुछ स्थलो मे कृष्ण के हृदय पर शोभित कोस्तुभम णि (१२४३) 
[स० कौस्तुभः + मरिएः| का वर्णन भी क्रिया गया है--पल्‍्लव हस्त मुद्रिका भ्राजै। कौस्तुभ 
मनि हृदय स्थल छाजे । (१२४३) । यह समुद्र-मंथन में निकली थी, तथां इसे भगवान विष्णु 
अपने वक्तस्थल पर धारण करते है । विष्णु के अ्रवतार माने जाने के कारण इस प्रकार के दोनो 
उल्लेख स्वाभाविक हैं । 
कृष्ण के आभूषणों के सिलसिले में प्रसिद्ध चंद्रकात मणि का उल्लेख भी मिलता है-- 
'कटि किकिनी चंद्र मनि संजुत । ऋअँद्रमनि (१२४३) [स० चंद्रकात्त + मरिण] था चद्रकान्त 
मरिषत तथा सूर्यमणि का उल्लेख श्राईनेश्रकबरी में भी किया गया है। उसमे लिखा है 
कि यह सफेद चमकता पत्थर होता है जिस पर चंद्रमा की किरणें पड़ने से पानी ठपकने लगता 
है ।* हृदय पर पदिक भी पहना जाता था-- हृदय पदिक की पाति दिपति दुति! (२०३७) । 
७३--कमर के आभूषणों मे सोने की या जडाऊ मेखला (१२५३, १२५१) [सं०] 
तथा किंकिनी (१२४३) [सं०] झौर छुट्रावली (११३०) [सं० चुद्रावलि] उल्लेखनीय 
है---कनकमनि मेखला राजत' (२००३) अ्रथवा 'कनक मनि मेखला राजत सुभग स्थामल 
अंगः (१२११)। किसी वस्तु के मध्य(भाग को चारों शोर से घेरने वाली मंडलाकार 
चीज को मेखला कहते हैं | प्राचीनकाल से ही धोतो के ऊपर मेखला पहनने की प्रथा चली श्रा 





१--&० जी० प्र०, १२ अ्रध्या० १३, फूलों के हार सें माला के विरुद्ध गु थाईं होती 
है। इसमें एक फूल को पंखड़ियां दूसरे से मिलो रहती हैं । 

२--सानस, बाल का० २४३, कुबर सनिकंठा कलित उरन्हि तुलसिका साल 

३--झश्राई० अ्रक्त० पृ० ४५ 


भर पुरुषों के आभरर 


रही है । वैदिक काल में इसके लिए “रसना' शब्द प्रचलित था ४ बाण ने ह्षचरित में हर्ष द्वारा 
अ्रधोवस्त्र के ऊपर पठके के पास मेखला पहनने का वर्णन किया हैं ।* मेखला के अतिरिक्त 
बजने वाले कमर के आ्राभूषण किंकिणी प्रौर क्षुद्रावलि हैं। किकिणी में छोठे-मोटे घुंबुरू होते 
थे तथा क्षुद्रावलि में छोटी-मोटी घटिया एक मेखला में लगी रहती थी । क्षुद्रावलि शुग-युग को 
मूर्तिकला में भी मिलती है ।* इनके सबंध में स्त्रियों के आभूषणो में भी बताया जा चुका है । 
कृष्णु-स बंधी थोड़े से पदो मे उनके पैरो के नृपुर का चित्रण भी है-- 
तरुनी निरखि हरि-प्रति अग । 
कोउ निरखि नख इंदु भूली, कोउ चरन-जुग-रग | 
कोउ निरखि नूपुर रही थकि, कोउ निरखि जुग जानु। (१२५१) 
सोने के जडाऊ नृपुर भी बनते थे ।--रतन जटित कचन कल नूपुर । 
मद-मंद गति चलत मधुर सुर ॥' (१२४३) 
भराजकल बालकों और तरुण पुरुषों ने मेंखला तथा नूपुर पहनना छोड़ दिया है। स्त्रियाँ 
झवश्य पहनती हैं । किन्तु पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप उनमें भी यह प्रथा उठती जा रही है। 
७४--पुरुषों की अन्य सजावटों मे माथे पर केसर या चदन का तिलक ( १०६४, 
१०७८ ) | सं० केशर:, चंदन + तिलक ] प्रचलित था--“बन्यौँ तिलक, उर चंदन (१०८४) 
'पीत बसन, चंदन तिलक मोर मुकुट कुंडल झलक (१०७८ )। बे मृग-मद का तिलक भी 
लगाते थे--सोभित तिलक रुचिर मृगमद' (३४२३) । मुगलकाल मे उत्तरभारत के प्रायः सभी 
ब्राह्मण माथे पर तिलक लगाया करते थे ।१ झाजकल भी तिलक लगाने की प्रथा ब्राह्मण वर्ग 
में अधिक है। तिलक खडी या पडी रेखा से बनाते ;है। ये कई प्रकार के होते है, जैसे--छापा 
(बहुत सी बूँदें).त्रिपुड* (तीन पड़ी रेखाये), श्री (एक खड़ी पतली रेखा) तथा 'ऊर्ध्वपुराड' अग्नेजी 
के 'यू के बीच मे सीधी लाइन । त्रिपुंड का प्रयोग सप्तम शत्ती में ही होने लगा था ।£ सूर के 
समय में प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय का अपना अलग तिलक होता था ।९ 
तिलक के अलावा वच्षस्थल तथा बाह पर भी केसर या चंदन की रेखाएँ खीचने की प्रथा 
थी | खोर (१०७८, १२५९) [सं० क्षुर ८ रेखा खोचना]।का भ्रनेक स्थानों पर सुन्दर वर्गन 
हैः-- नागर कटि काछे, खौरि केसर की किये,' (१०७८) श्रथवा गए स्याम रवि-तनया के तट, 
प्रंग लख॒ति चंदन की खौरी' (१२६०) तथा 'स्थाम भुजन की सुंदरताई, चंदन खौरि अ्रनुपभ 
राजति, सो छवि कही न जाई ।” (१२५९ )। खौरि पडी चौड़ी एक रेखा होती है । 
१--भा० भा० बे०, ए० २२ :शत० ज़्ा० १३।१।१५; 
२--हुर्ण ० सां० भ्र०, ध० ४६ 
ई--प्रा० भा० बे०, पृ० ७१ 
४--अ्रश्रक, भाग १, पृ० २७५-२७७ 
*सानस, बाल० २६८ 'भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा' 
६--हर्ण० सॉ० झ०, पृ० १५ सावित्री के माथे पर भस्म की त्रिपुंड रेखाय थीं । 
७--#० जो०, प्र० १२, भ्रध्याय १४ 
वलल्‍लभिया तिलक--लाल रंग का अंग्रेजी का यू! :(: 
निम्बार्क तिलक--सफ़ेदं “यू! 
रामानन्दी--सफ़ेद यू” के बीच सें लाल खड़ी रेखा. 
साध्वक--नाक के ऊपर कुछ ध्यः्सा ही ; 
+--मानस, बालकाएड २१६, तन प्रनुहरत सुतंदन सखौरी' 


-वस्त्राभूषणों के ताम श्र 


तिलक तथा खौरि लगाने का रिवाज आ्ाज ब्राह्मय॒ वर्ग मे अ्रधिक है। श्रन्य वर्गो में 
यज्ञ आदि के प्रवसर पर अवश्य माथे पर तिलक लगाया जाता है | 


७४--कष्ण की परम्परागत वेश-भूषा में मुकुट | सं० मुकुट | का विशेष स्थान है । 
मुकुंठ मे भी उन्हें मोर-मुक्रुट अत्यन्त प्रिय था । सूरसागर में मोर-मुकुट (११११ ) [ स०» 
मयूर | के लिये श्रनेक शब्द तथा तरह-तरह के अलंकार मिलते है । इस संबध में विशेष रूप 
से उल्लेखनीय शब्दावली यह है--मोर-पखोवा* (३७७२) [सं० मयूर + पक्ष], बरही-मुकुट 
(३४२२, १२५६ ) [स० वईहि:], सिखो-सिखंड (१०९४, ११६६) | स० शिख-शिखंड | 
सिखी-चन्द्रिका (२८३७) [स० शिखिन्‌ + चढ्रिका] , मयूर-चन्द्रिका (७७२) तथा किरीट- 
मुकुट (६४८) । रूप सौदर्य सबंधी प्रत्येक पद मे पीत पट तथा वेणु श्रौर कुंडल के साथ मोरमुकुट 
का वर्णन श्रवश्य ही किया गया है-- 


'सुदर स्याम कमल दल-लोचन, हरि हलधर के भाई । 
मुख मुरली सिर मोर पखौवा, बन-बन धेनु चराई ।' (३७७२) 


बरही-मुकुट इंद्र-घनु मानहूँ तड़ित दसन-छबि लाजति' (१२५६) 

“मनिमय जठित मनोहर कुडल, सिखी चद्रिका सीस रही फबि' (२८२१७) 

'सिखी-सिखंड सीस, मुख मुरली, बन्यों तिलक, उर चंदन । (१०६४) 

सोभित सुमन मयूर चंद्रिका नील नलिन तनु स्याम (७७२) 

तथा ्रीट मुकुट सोभा बनी (सुभ) श्रंग बनी बनमाल' (६५८) 

मय्र-पंख के बीच के सफेद भाग को चंद्विका कहते है । श्राजकल राधा-ऋष्ण के श्रृद्धार 
में राधा को जो विशेष प्रकार का मुकुट पहनाते है उसे भी चद्रविका कहते है*। सूरसागर मे वर्णित 
सभी प्रकार के मुकुट मोर के परो के बने बताये गये है । किरीट मुकुट में एक भ्रायताकार पट्टी 
के ऊपर पान के झ्राकार की एक पक्ति सी होती है जिसका बीच का पान बडा होता है । श्रर्जुन 
किरीट मुकुट पहनते थे ।* मोरपखी या चँदोई मुकुट में तीन मोर पख कलंगी की तरह लगते 
हैं। आज भी मंदिरो मे कृष्ण मूर्ति के श्रृद्धार मे बागा (ऊपर से नीचे तक के दोनों वस्त्र जो 
आपस मे जुडे हुए बनाये जाते है) पटका तथा मोर मुकुठ पहनाते है । जड़ाऊ सोने के मुकुट 
का उल्लेख भी है---भूषन मुकुट जराइ जरयो (१६६ ८) श्रथवा कनक मनि मुकुठः (२७६९)। 

मुकुट पहनने की प्रथा प्राचीन काल में थी। गुप्तकाल की मूर्तियों तथा सिक्‍को में मुकुट 
का चित्रण मिलता है। श्रजता के बोघिसत्व के चित्रों मे भी सिर पर प्राय' मुकुट ही चित्रित 
है । मोर मुक्रुट से भ्रवश्य कृष्ण की श्रोर ही ध्यान जाता है । 

कुछ स्थानों में 'कुसुमपाग' का भी उल्लेख है-- ललित वर त्रिभग-सुतनु, वनमाला सोहै । 

१--मानस, बालकाशड, २३३ मोरपंख सिर सोहत नीके | गुच्छ बीच बिच 

कुसुमकली के ।! 
२--३० जी० प्र० १२ अ्रध्या० १४ 
३--महाभारत: द्रोणप्रं, जयद्रथ वध, श्रध्या० ६, इलोक २।१६ 


“किरीटमाली कौन्तेयो भोजातीक व्यशातयत्‌ ।! किरीठ की पंक्ति किरोठमाल! 
कहलाती है । 
गीता० अध्या० ११ इलो० १७ में कृष्ण के विष्णु रूप सें भी किरोट का 
उल्लेख है--“किरोटन गदित चक्रिरँ तु 
तेजोराशि स्वेतो दीप्तिसन्तम्‌ ।।” े 

मानस, गीता० पृ० ३३०, भाल-तिलक, कंचन किरोढ सिर, कुडल लोल 
कपोलनि भाई । 


9 परिशिष्ट 


प्रति सुदेश कुसुम्र-पाग उपमा कौ को है ॥ (१२२०) 

७६--सूरसागर में कृष्ण का रतिनागर ( दशम स्कन्‍्व ) तथा लूटवर (२८२७) 
हूप प्रमुख है। भ्रलौकिक चरित से सबंधित थोडे से पदों में ही उनकी भ्रमित शक्ति तथा साहस 
का वर्योन किया गया है। शेष सभी पदों मे वह राजीव लोचन , मदनमोहन, ” रसिकर सिरोमणि , 
'मनमोहन' या 'नटबर', नटनागर' हैं । ब्रह्म के आननन्‍्द-झूप को ही प्रधानता दी गई हे जिसने 
राधा तथा गोपियों को सासारिक/बंधन छोड़ने पर विवश कर दिया था--- 

'ध्रदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, बातनि भुरइ राधिका भोरी' (१२६१) 

'नटवर वेष पिताबर काछे, छ्ैल_भये तुम डोलत' (२२०४) 

'क्टि काछनो, चंदन खौरि, स्थाम बरन सुदर घन ऐसे नटठ-नागर के जैये वारने' 

(१६६६) 

'रच्यो रास मिलि रसिक्राइ सौ, मुदित मेई गुन ग्रामिनि । (१६६६) 

'झैल' (२२०४) [सं० छबि + ऐल] या घैला आजकल कुत्सार्थक रूप मे प्रयुक्त किया 
जाता है। छैल-चिकनिया खूब बने-ठने पुरुष को कहते है । 

प्रष्टाध्यायी* मे पुरुषों के लिए प्रयुकत शक्ति-सूचक विशेषण पुरुष-व्याक्र 'हस्तिष्न' 
तथा 'पुरुष-सिह' सूरसागर में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगे। इसका कारण ऊपर दिया गया हे । 
ब्रह्म के आनन्द रूप के प्रतीक कृष्ण के लिए ऐसे विशेषण कंसे दिये जा सकते थे ? 

७७--तुलसीदास ने अपने सभी प्रमुख ग्रंथों मे राम, लक्ष्मण आदि के डप-सौन्दर्य का 
वर्णन किया है ।* कृष्ण संबंधी वर्णनों में तो मोरमुकुट, पीताम्बर तथा कुंडल के बिना चित्र 
पूरा हो ही नहीं सकता । जायसी ने भी रत्नसेन के आभूषरों में पहिरउ कुंडल कनक जराऊ' 
तथा 'भारहु केस मटुक सिर देहूँर श्रादि उल्लेख किये है। रत्नसेन की सभा में 'मुकुद बंध 
बैठे सब राजा' का वर्खत किया गया है । 


€ 5 
पंराशष्ट 
श्रीकृष्ण के रूप माधुर्य तथा वस्त्राभूषण संबंधी दो संपूर्ण पद उदाहरणार्थ नीचे दिये 
जाते है -- 
स्याम-हृदय बर मोतिन माला । बिथकित भेई निरखि ब्रज-बाला | 
स्रवन थके सुनि वचन रसाला । नैेन थके दरसन नंदलाला ॥ 
१--इंडिया एजु नोन टु पाणानि, ए० १२६ 
२--मानस, सुंदर० १३, 'तब देखी सुद्रिका मनोहर । राम नाम श्रंकित श्रति सुंदर । 
चकित चितव सुंदरी पहिचानी । हरष विषाद हृदय श्रकुलानो । 
सानस, बा० ३२७, 'कलि किकिनि कि सूत्र मनोहर । बाहु बिसाल विभूषन सुंदर ।' 
पोत जनेउ महाछ॒वि देई | करि सुद्विका चोरि चितु लेई । 
सोहत ब्याह साज सब साजे । उर'आयत श्राभूषन राजे ॥ 
पियर उपरना कांखासोती । दुहुँ श्रांचरन्हि लगे मनि मोती , 


नयन कमल कल कु डइल काना । बदनु सकल सौंदर्ज निधाना ।॥! 
३--प० सं० ध्या० :२७६॥५, ६: 
ड-+प० सें० इया० ;४७।३: 


वस्त्राभूषणो के नाम ५५ 


कबु-कंठ, भुज नेन विसाला । कर केयुर कंचन नग जाला ॥ 
पल्‍लव हस्त मुद्रिका ञआजे। कौस्तभ मनि हृदयस्थल छाजै॥ 
रोमावलि बरनि नहि जाई । नाभिस्थल की सुदरताई ॥ 
कटि किकिनी चंद्रमनि-संजुत । पीताम्बर, कटि-तट छबि अद्भुत । 
जुगल जध की पटतर को है | तरती-मन धीरज कौ जो है॥ 
जानि जानु की छबि न सम्हारे। नारि-निकर मन बुद्धि बिचार॥ 
रतन जटित कचन कल नृपुर । मद-मद गति चलत मधुर सुर ।॥ 
जुगल कमल-पद नख मनि-श्राभा । सतनि-मन संतत यह लाभा ॥ 
जो जिंहि अंग सु तहा लुभानी । सूर स्थाम गति काहु न जानी ॥ (१२४३) 
सघन-कल्पतरु-तर मनमोहन । 

दच्छिन चरन चरन पर दीन्हे, तनु त्रिभग कीन्हे मृदु जोहन ॥ 

मनिमय जटित मनोहर कुडल, सिखी चंद्विका सीस रही फबि | 

मृग-मद तिलक, भ्रलक धुधरारी, उर बनमाल कहा जु बहै छवि ।। 

तनु घनस्यथाम, पीतपट सोभित, हृदय पदिक की पाति दिपति दुति ॥ 

तन बनधातु विचित्र विराजति, बंसी भ्रधरनि धरे ललित गति ॥ 

करज मुद्रिका कर-ककन छबि, कठि किकिनि, पग नूपुर भ्राजत ॥। 

नख सिख काति विलोकि रुखी री, ससि अ्ररु भानु मगन तनु लाजत ।। 

नख सिख रूप श्रनतूप बिलोकत, नटवर वेष धरे जु ललित अ्रति ॥ 

रूप-रासि जसुमति कौ_ढोठा, बरनि सके नहिं सुर भ्रलप-मति ॥| (२८३७) 


१०-बच्चों के आभूषण 


७८--छोटे बच्चों को भी कुछ आभूषण पहनाने का रिवाज था। गले के आभरणरों में 
कठुला (७०२, ७६६) [सं० कंठिका, कंठ + ला - एकलड़ा हार| प्रमुख था--'कठुला कठ, 
बच्च केहरि-नख” (७०२), 'कठुला कठ मंजु गजमनियाँ (७२४) या 'कंचन कौ कठुला मनि 
मोतिनि बिच बघनहूँ रहयो पोह (री), (७६६) । कठुला बच्चो [की एकलड़ी माला होती थी। 
इसमें सोने अथवा चाँदी की चौकिया तारों में गूँथी जाती थी। बीच-बीच में बाघ के नख, 
ताबीज आादि भी गूँथ दिये जाते थे। उपयुक्त पंक्तियों मे सूर ने इसी प्रकार के कठुला का 
वर्णान किया है। 
गले में पदक, (७२४) [सं० पदकः:] भी पहनाया जाता था--पदिक उर हरिनख' 
(७२४) । पदिक को धुकधुकी भी कहते है । बालक कृष्ण कभी-कभी गले में कमल की माला 
पहनते थे-- जलज-माल गुपाल पहिरे, कहा कहाँ बनाई (७८८) या 'कंठ-कमल दल माल 
की (७२३)। 
मोती की साला (७८८) [सं० माला] का उल्लेख भी कुछ पदो मे है--स्वाति-सुत 
माला विराजत स्थाम तन इहि भाई! (७२८) । 
७६--कवि ने गोपाल के माथे की लटकन (७१७, ७२२) [सं० लटन--भूलना, हिन्दी 


१--तु० प्र ०, गीता०, प्ृ० २६२--- 
पहुँची करनि, पदिक हरिमल उर, कहुणा कंठ संज्ु गजमनियां! 


५६ बच्चों के आभूषरण 


लटकना से | का विशेष रूप से अ्रनेक पदो में वर्णन किया है--लटठकन लटकत ललित भाल पर! 
अथवा (७१७) 'भाल बिसाल ललित लटकन मनि, बाल दसा के चिकुर सुहाये (७२२) । अनेक 
मणियों से जडे लटकन की चर्चा भी की गई है--नील, सेत भ्ररु पीत लाल मनि लटकन भाल 
रुलाई । सनि गुरु-असुर देवगुरु सिलि मनु भोम सहित समुदाई ।/ (७२६) । किसी भी आभूषण 
में लटकते भाग को लटकन कहते है । सिरपेंच या कलंगी की भी लटकन होती है। सूर ने 
संभवत: इसी भ्रर्थ मे 'लटकन' शब्द प्रयुक्त किया है । कुछ पदो में जांद्विका' (७१५४) [स०] 
नामक आभूषण भी वर्णित है--'कटि किकिनी चद्रिका मानिक' (७१५४) । यह माथे पर पहनने 
का श्र्धचंद्राकार श्राभरण है। इसके बीच मे तग तथा किनारे-किनारें मोती लटकते रहते हैं । 
ऊपर की पक्त में मारिशक्य जटित चंद्रिका का वर्णन किया गया है। 

कुछ स्थलों में कान के भ्राभूषण कुंडल (७४२) [स० कुडल] का जिक्र है । बडे होकर 
भी कृष्ण कुडल पहनते थे । घुँघराली लम्बी भ्रलकों के साथ कुंडल की शोभा श्रद्वितीय थी-- 
'कुंडल लोल कपोल बिराजत, लटकति ललित लदुरिया भ्र पर! (७४२) । कश्ण के कुंडल प्राय. 
मकराकृत ही थे--कुंतल कुटिल, मकर कुंडल, भ्रुव नेन बिलोकनि बंक' (७२२) । मडलाकार 
कुंडल पहनने की प्रथा प्राचीन भारत मे थी । श्रजन्ता के भित्ति-चित्रों मे कुंडल मिलता है । बुद्ध 
के चित्रों मे भी प्राय. कान में मंडलाकृत कुंडल चित्रित मिलता है । मुगलकाल में राजपूत कानों 
में झ्राभूषण पहनते थे। ग्राजकल राजस्थान के कुछ भाग में अ्रवश्य पुरुषों द्वारा कान में 
श्राभूषण पहनने की प्रथा चल रही है। 

८०-- कनछेदन शीर्षक पदो में कान के श्रन्य आभूषरणों ह् दुर (७६८) |अ० दुरे- 
मोती] तथा मुरकी (७६८) [झ० मुरकना-मुड़ना] का भी उल्लेख हैं। 'कंचन के ढ्वू दुर 
मंगाइ लिये, कहो' कहा छेदनि आतुर की । लोचन भरि-भरि दोऊ माता, कनछेंदन देखत जिय 
मुरकी (७८८) ।' 

भ्राजकल भी सोने की दुर' या मुरकी' क्नछेदन में पहनते है । हैदुर श्रांकड़े की तरह 
लटकने वाली बाली होती है ।* सोने के तार दो तीन बार चक्‍क्रदार लपेट कर बाली के 
समान मुरकी नामक आभूषण बनता है । दुर, कुंडल तथा मुरकी मिलते-जुलते श्राभूषण है । 
कुंडल की घुडी दुर से बड़ी और पोली होती है। 

नाक के गहनों में एक पद में न्थनी (७२३) [स० नस्त-तस्थ, नाक का छेंद, 
पशुश्रों की नाक का छेद जिसमे रस्सी बाधते है] का निर्देश भी है--हौ बलि जाऊं छबोले 
लाल की ।....सौतिन सहित नासिका नथुनी” (७२३) | पठान काल'्से पहले नथ' नामक 
भ्राभूषण का उल्लेख भारतीय साहित्य भ्रथवा कला में नहीं मिलता है । परि० पर ११ में 
बुलाक [तुर्की बुलाक़] का उल्लेख भी है "नाक बुलाक हलैं री ।” मुसलमान स्त्रियाँ ही बुलाक 
प्रधिक पहनती हैं । सोने की जो के भ्राकार का यह आ्राभूषण नाक के बीच के छेद मे पहना 
जाता है। यशोदा शिशु कृष्ण के पैरों व हाथों में चूरा (७०७) [सं चूड़ा] भो पहना 
देती थीं--तन भंगुली सिर लाल चौतनी, चूरा दुहुँ कर पाइ' (७०७) । इस 


१-३० जो०, प्रक० ११, अध्या० ४ 

२--तु० ग्रं० गीता० ए० २६२ ललित नासिका लसति नशथुनिया! :३१: 

३--प० सं० व्या० परृ० १५, प्रो नाथ कोइ छुबइ न पारए पदमावत १५४ 
संभवत: जायसी का यह नाथ संबंधी उल्लेख इसके प्रचार के शुरू का ही है, 
क्योंकि नया होने के कारण यह शब्द भाभरणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है । 





वस्त्राभूषणों के नाम ५७- 


वृत्ताकार आभूषण को “कडा' भी कहते हैं। हाथो मे एक पश्रन्य आभूषण पहुँची 
( १५, '३४., ७३१) [सं० प्रकोष्ठ:] का प्रायः इन सभी पदो में उल्लेख है--'कर पहुँची' 
(७१५) “पकज-पानि पहुँचिया राजे, (७३४) । रत्नजटित पहुँची का वर्णन भी मिलता है-- 
पहुँची रतन-जराइ” (७५१) | कुछ दिनो पहले तक स्त्रियाँ इस आभूषण को शौक से पहनतो 
थी किन्तु श्रब पहुँची का रिवाज उठ गया है। बच्चो के आमरणो में भी इसका स्थान नहीं 
रहा है । 
८१--पहले बच्चों को कमर में बजने वाली घुँघचुरूदार किकिनी (७१२ ) [ सं० 
किकिणी ] अ्रवश्य पहनाते थे ।* सूर ने इसकी बनावट तथा ध्वनि का विशद वर्णन किया है-- 
कटि किंकिनि बनांइ (७५१), 'कटि किकिनि कूजै! (७५२) तथा 'किंकिनी कलित कटि हाटक 
रतन जटि' (७६९६) और “कनक रतन-मनि-जटित-रचित कटि किकिनि कुनित पीतपट तनिया” 
(७२४) । वत्तेमान समय का प्रचलित शब्द करधनि भी 'तनक कटि पर कनक-करधनि' (८०२) 
में प्रयुक्त हुआ है। ये सभी आभूषण सोने के तथा बहुमूल्य रत्नो से जडे हुए बताए गये है । 
इनके द्वारा कृष्ण की शोभा तथा नद के वैभव का चित्र खीचा गया हैं.। 
छोटे बच्चों के पैरों मे भी घुंघुरूदार श्राभूषण पहनाने की प्रथा थी जिससे चलते समय 
सुन्दर ध्वनि होती थी--'पाइन में नूपुर' ( ७१५ ) अथवा 'नूपुर कलरव मनु हसनि-सुत रचे नीड़ 
दे बाह बसाये' ( ७२२ )* तथा त्यौ-त्यौ मोहन नाचै ज्यौ-ज्यौं रई घमर कौ होइ (री) । तैसिये 
किंकिनि धुनि पग नूपुर सहज मिले सुर दोइ (रो) (७६५)। नूपुर (७१५) [स» नूपुरः] 
घुंधुरू के अर्थ में भ्राता है | दूसरा प्रमुख आभूषण पेज नि,' (पेजनियाँ) (७४०, ७२४) [सं० 
पादर्शिजनी] है---भुनक स्याम की पजनियाँ, जसुमति सुत को चलन सिखावति, श्रगुरी गहि- 
गहि दोठ जनियां' ( ७५० )। अथवा--'अरुत चरन नख जोति जगमगति, रुनकुन करति पाइ 
पंजनियाँ' ( ७२४ )। ये पैर के श्राभूषण अधिकतर चांदी के ही बनते है। पैरों मे सोने के 
आभूषण पहनने की प्रथा आजकल भी कम है । पैंजनी घुंघुरूदार जंजीर से बनाते है । 


८२--बच्चों के संबंध में प्राचीन काल से ही कुछ अन्ध-विश्वास भी प्रचलित है । इनके 
पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हो सकते है । बच्चों के गले मे केहरिनख ( ७१५ ) [स०] 
या बधना, बधनियां (७३१, ७०१) [सं० व्याप्रनख] पहनाने की प्रथा इनमे से एक है। सूर 
इसका उल्लेख करना भी नहीं भूले है---कठुला कंठ बधनहा नीके' ( ७३५ )र 'रुचिर हार हिय 
सोहत बघना' (७३१) तथा 'घर घर हाथ दिवावति डोलति, बाधति गरे बधनिया' (७०१)। 
बाघ के नाखून का सोने के तार भर मणियो से मिला कर गुंधा हार [सं० हारः] बनाया जाता 


१--मनूची, ए० ३६, ४०, सुग्ल काल सें बच्चों को करधनी पहनाने की चर्चा 


मनूचो ने को है । 
२--तु” ग्रं० गीता०, ए० २८७, नुपुर जनु सुनिवर कलहंसनि रखे नोड़, दें बांह 
बसाए? :२३: 


३--तु० ग्रं० गीता०, प्‌ृ० २९०, किटि किकिनी, पग पेजनि बाजे। पंकज पानि 
पहुँचिया राजे । 
कठुला कंठ वधनहाँ नीके । नयन-सरोज सयन-सरसा के ॥ 
लटकन लखत ललाट लटूरीं। दमकति दे ढ्े दंतुरियां रूरीं ॥ 


भव्य बच्चों के श्राभूषण 


था। व्याप्रनख में बत्च [सं० वज्च ८ हीरा] तथा प्रवाल [स०] डाल कर भी माला बनाते थे-- 
'परम सुदेस कठ केहरिनख, बिच-बिच बच्ञ-प्रवाल' (७१४) अथवा “कठुला कंठ, 
कुटिल केहरिनख, वज्ञमाल बहु लाल श्रमोलनि' (७३६) । 
हर्षचरित में बालक हर्ष को भी सोने में व्याप्ननख” जड़ कर पहनाने का प्रसंग है। गले 
में सूत्रबद्ध मूँगे का टेढ़ा टुकड़ा 'मडिके' था*। आज भी व्याप्ननख काले डोरे मे बाघ कर कुछ 
लोग बच्चों को पहनाते है । बच्चे की भ्रनिष्ट-रक्षा के लिए जंत्रहार (७५१) [स० यंत्रहारः] 
पहनाने की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है--“राजत जन्रहार' (७५१) । इसी प्रकार टोना टुटका 
करके भ्राज भी माताएँ अपने बच्चो को ताबीज़ पहना दिया।करती है । 
८३--शिशु ऋष्ण के माथे पर गोरोचन-तिलक (७१७, ७६६) [सं० गोरोचना] 
भ्रथवा सगसद (७०२) [स० मृगमद.] शोभायसान था--मसि बिन्दुका सुमृगमद भाल' 
(७०२) या बदन सरोज तिलक गोरोचन, लट लटकनि मधुकर-गति डोलनि' (७३६) श्रथवा 
'चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिये (७१७) । गोरोचन गाय के पित्ताशय से निकला 
एक सुगन्धित पीले रंग का द्रव्य होता है तथा मृगमद किसी-किसी हिरन की नाभि से निकली 
कस्तूरी को कहते है । कस्तूरी की सुगन्धि तो प्रसिद्ध हैं ही । 
उनकी झाखो मे काजल भी लगाना माता के लिए आवश्यक थार--अंजन रजित 
तेन' (७६६) [सं० अंजनः:] । भ्राज भी घरो मे स्त्रियां दिये की बत्ती जला कर भर उसके ऊपर 
किसी छोटे पात्र को रख कर उसकी कालिमा से काजल बना लेती है तथा उसमे कपूर भादि भी 
मिलाती हैं। उसके बाद कुदृष्टि से बचाने के लिए माता-यशोदा उनके माथे पर डिठौना 
(७१२) [सं० दृष्टि-बंधन, हि० डी5*|, ससि बिंदा (७३५) [सं० मसिविद] काजर' बिंदु 
(७१६) [सं० कज्जलं विदु] या चखोड़ा (७३२) लगाना भी नही भूलतीं-- 
'काजर बिंदु श्रुव ऊपर री” (७१६) 
'लठ लटकनि सिर चारु चखौडा' (७३२) 
'मुनि-मन हरत मंजु मसिबिंदा, ललित बदन बल-बालगुबिंदा' (७३५) 
“सिर चोतनी डिठौना दीन्हो' (७१२) 
'चारु चखौड़ा पर कुचित कच, छबि मुक्ता ताहू मै” (७६५) श्रादि । 
प्राज भी छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए माथे पर काली रेखा या टीका 
लगाने की प्रथा दिखाई दे जाती है। चखौड़ा* ऐसी ही काली रेखा को कहते हैं । 
८४--मु डन के पहले बच्चो के बाल सुनहरे रेशम के सभान तथा घुंघराले होते हे । 
१--पेठ सें भोंकने के लिये बाघ के नाखून के श्राकार का एक छोटा सा हथियार 
“पराधनख” नामक होता था । | 
२--हँंषं० सां०, श्र०, पृ० ६८ :हाटकवद्धविकटव्याध्रनखपंक्तिमंडितग्रीवके' : 
रे--तु० ग्रं०, कविता० १ २० १५७, तुलसी मनरंजन रंजित प्ंजन नयन र 
संजन-जातक से' 
४--#० जी० प्र० ११, पअ्रध्या० ४ 
५-8० ग्रँं०, गीता० घृ० २६१, मुनि मन हरत संजु मसि-बुंदा, ललित बदन, बलि 
बालगुबिदा ।! 


६---३० जी० श्र० ११, प्रध्या० ४, भांठ तहसील में “चल्ौड़ा” शब्द झ्राज भी 
प्रचलित है । 


बस्त्राभूषणों के नाम ५६ 


सूर ने शिशु कृष्ण के इन बालों का सुन्दर वर्णन किया है--'कुटिल अलक बदन की छबि, 
अवनि पर लोलै' (७१६) या---गभुआरे सीस केस है, बर घुघरवारे' (७५२) । 

ब्रज प्रदेश मे इन बालों को लटूरियाँ (७३४, ७२३) [ सं० लट्वं > भ्रलक, बाल की 
लट ] तथा मंडूले' (७६६) [हि० भड + ऊल] भी कहते है-- 

'छिटकि रही चहुँ दिसि जु लटुरियाँ' (७२३) 

'लटकत ललित लटूरियाँ, मसि बिंदु गोरोचन! (७३४) 

'उर बघनहाँ, कंठ कठुला, भेंड्लेबार ' (७६६) । 

कुछ पदो में बालक्ृष्ण के लम्बे जटा जुटली (७८८) [सं० जदा + जूठ] जैसे भंडूले 
बालो वाले रूप की तुलना शिव जी से की गई है-- 

'सखि री, नंदनंदन देखु । धूरि धूसर जठा जुठली, हरि किये हर-भेषु' (७८८) । 

यशोदा कृष्ण तथा बलराम के इन लम्बे बालों की चुटिया (७८०) [ सं० चूडा |] या 
बेनी (७६६) [सं० वेणी] गूथ देती थी--- 

बेनी लटकत मसि-बुंदा मुनि-मन हर (७६६) 

झ्थवा, 'खेलत खात गिरावहीं, रगरत दोउ भाई 

अ्ररस परस चुटिया गहै, बरजति है माई! (७८०) । 

मुडन के पहले बाल लम्बे हो जाने पर आजकल भी लड़कों के बाल बेणी रूप में बांध 
दिये जाते हैँ । बीच में माग निकाल कर दोनों शोर बालो को पट्ट मे काढ़ने को काकपच्छ 
(४६४) [सं० कांकपक्ष:] केश-विन्यास कहते है । यह देखने मे कौए के परों के समान लगते हैं। 
हर्षचरित में बालक भंडि का केश-विन्यास काकपक्ष ही है। गुप्तकालीन कार्तिकेय की मूर्तियों में 
भी ऐसा ही मिलता हैं ।* सूर ने नवम स्कन्ध के राम सबंधी पदों मे काकयच्छ का उल्लेख किया 
हँ--- कटि-तट पीत पिछौरी बांधे, काकपच्छ धरे सीस' (४६४) । कृष्ण के बाल काकपच्छ 
ढंग के नही बताये गये है । राजा के पुत्र होने के कारण राम-लक्ष्मशादि के लिये ऐसा केश- 
विन्यास अधिक उपयुक्त था। राम के समान 'पनही' का उल्लेख भी कृष्ण की वेशभूषा में प्रायः 
नहीं किया गया हैं । 

८२---तुलसी' ने बालकों, की वेश-भूषा में प्रायः इसी शब्दावली का प्रयोग किया 
हैं--किकिनि, पैंजनी, कठुला, पहुँची, नथुनी, बघनखा, तनियां, भेगुली, कछौटो, पगिया, पनहीं 
तथा नागफनी (कान का आभूषण) श्रादि । शिशु राम का रूप-माधुय देख भ्रयोध्यावासिनी स्त्रियाँ 
ठगी सी खड़ी रह गई--- 

'पग नूपुर औ पहुँची करकंजनि, मंजु बनी मनिमाल हिये । 

नवनीत कलेबर पीत भेंगा-ऋलकें, पुलके नृप गोद लिये । 

झरविद सो श्ानन, रूप मरंद, भ्रनंदित लोचन भूग पिये ।रै 

घुंधराल कुंडल तथा कुंडल को छवि अवर्णनीय थी--'घुघरारी लें लटक मुख ऊपर 
कुंडल लोल कपोलनि की । निवछावरि प्रान करे तुलसी, बलि जाउें लला इन बोलन की, 
१--क० जी०'प्र० ११, श्रध्या० ४, आज कल कभी कभी सिड़ूले! शब्द के लिये 

जडुला' शब्द प्रयुक्त करते हैं--.चट 2८ ऊलल---जड़डलल---जडुल २ क---जडुला, 
जड़ श्र्थात्‌ गर्भ के बाल 

२--हुषे० सां० श्र6, पृ० ६८ 
४३--तु० ग्रं० कत्रिता०, ए० १४७, १४८ 





६० बच्चों के आभूषण 


कोसल्या आंगन में राम को पैरों चलना सिखा रही है-- 
ललित सुतहि लालति सचु पाये । 
कौसल्या कल कनक अ्रजिर, महू सिखवति चलन श्रेंगुरियाँ लाए ॥ 
कटि किकिनी, पैंजनी, पाँयनि बाजति रुनभुन मधुर रेगाए। 
पहुँची करनि, कंठ कठुला बन्यो केहरिनख-मन-जरित जराए॥ 
पीत पुनीत बिचित्र भेँगुलिया; सोहति स्थाम सरीर सोहाए। 
देतियां है है मनोहर मुख छबि, अरुन भ्रधर चित लये चोराए ॥१॥। 
चिबुक कपोल नासिका सुदर भाल तिलक मसिबिदु बनाए । 
राजत नयन मजु अंजनजुत खंजन कंज मीन मद नाए। 
लटकन चारु श्र॒कुंटिया टेढी, मेढी सुभग सुदेस सुभाए ॥२॥* 
सूर तथा तुलसी के बालक कृष्ण तथा राम के चित्रण में कितनी समानता है यह देख 
कर आश्चर्य नही होता । उस समय के प्रचलित पहनावे के साथ दोनों ने परपरागत पहनावे का 
भी मिश्रण किया है। राम तथा कृष्ण विष्णु के अ्रवतार माने जाने के कारण उनका 
परम्परागत पहनावा भी बहुत कुछ मिलता हैं। गीतावली के कुछ पदों का सूरसागर के 
कुछ पदो से आश्चर्यजनक साम्य है । 
८६--वर्तमान काल मे बच्चों को श्राभूषण पहनाने की प्रथा उच्च वर्ग के नागरिकों 
में उठ-सी गई है। इस वर्ग ने पश्चिमी प्रभाव के अन्तर्गत निकर, कमीज, पेंट, फ्रॉक अपना 
लिया है। किन्तु ग्रामीण जनता ने श्रपना पुराना पहनावा बच्चो के लिये भी नही छोड़ा है । 
गांवों मे हाथ-पैर कमर श्रादि मे चादी के ग्राभूषण, कुर्ता, कमीज भबला तथा टोपी आदि श्रभी 
भी चल रहे हैं । वहां कठुला व्याप्रनख तथा डिठौना भी दिखाई देता है। कमर में अक्सर काले 
डोरे की करधनी पहना देते है । मुसलमानी सस्क्ृति के प्रभाव स्वरूप पायजामा, जाधिया, कमीज 
और कुर्ता आदि भी चल रहे है । सभी के वस्त्रो में रूमाल का भी महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया है । 


परिशिष्ट 


“बाल रूप संबधी कुछ थोडे से पदों द्वारा शिशु कृष्ण को मनमोहक शोभा तथा सज्जा का 
भनुमात लगाने में सरलता होगी । इनको पढ़ कर श्रांखो के ध्वामनें एक चित्र-सा खिच जांता है-- 
(१) खेलत नंद-प्रांगन गोविन्द । 
निरखि-निरखि जसुमति सुख पावति, बदन मनोहर इंदु । 
कटि किकिनी चंद्रिका मानिक, लटकन लठकत भाल । 
परम सुदेस कंठ केहरि-नख, बिच-बिच बच्च प्रवाल ॥ 
कर पहुँची, पाइन मे नूपुर, तन राजत पटपीत । 
घुटुरुनि चलत, अजिर महूँ बिहरत, मुख मडित नवनीत । 
सूर विचित्र चरित्र स्थाम के रसना कहत न आावे । 
बाल द्रसा प्रवलोकि सकल मुनि, जोग बिरति बिसरावै ॥ (७१५) 
(२) चलत लाल पैजनि के चाइ | 
पुनि-पुनि होत नेयौ-नयौ आनंद ,पुनि-पुनि निरखत पाइ । 
छोटो बदन छोटिये भिगुली, कटि किकिनी बनाइ। 


२--तु० ग्रं० कविता० गीता पृ० २६६ 








वस्त्राभूषणों के नाम ६१ 


राजत जंत्र-हार, केहरि-तख, पहुँची रतन जराइ। 
भाल तिलक पख स्थाम चखौडा जननी लेंति बलाइ। 
तनक लाल नवनीत लिये कर सूरज बलि-बलि जाइ ॥ (७०१) 


(३) छोटी-छोटी गोडियाँ, अ्गुरियाँ छबीली छोटी, 
नख-ज्योती, मोती मानौ कमल दलनि पर । 
ललित आंगन खेले, ठुमुकि-ठुमुकि डोलै, 
भुनुक-भुनुक॒ बोले पैजनी मृदु मुखर ॥। 
किकिनी कलित कटि हाठक रतन  जरि, 
मृदु कर-कमलनि पहुँची रुचिर वर, 
पियरी पिछोरी कीनी और उपमा न भीनी, 
बालक दामिनी मानो ओ्रोढ़े बारो बारि-घर । 
उर बघ-नहां, कंठ कठुला, भले बार, 
बेनी लटकन मसि-बुंदा मुनि-मसनहर। 
अंजन रजित नैन, चितवनि चित चोरे 
मुख-सोभा पर वारो अ्रमित असम-सर । 
चुटुकी बजावत नचावति जसोदा रानी, 
बाल केलि गावति मल्हावति -सुप्रेम भर। 
किलकि-किलकि हेंसें, द्े-दे दंतुरियाँ लसैं, 
सूरदास मन बसे तोतरे बचन बर* ॥ (७६६) 


११ - स्त्रियों की थ्रड्भार तथा प्रसाधन सामग्री 


८७--सू रसागर दशमस्कन्ध पूर्वाद्ध के कृष्ण-जन्मोत्सव, रासलीला, जलकीड़ा तथा 
राधा व गोपिका श्रद्धार-वर्णन, हिडोला, बसन्तोत्सव और,भ्रमरगीत श्रादि प्रमुख प्रसगो से 
सूरकालीन प्रचलित प्रसाधन सामग्रो पर प्रकाश पड़ता है। साहित्य में श्रृद्धार फे सोलह अग 
कहे गए है--उबटन, मज्जन मिस्सी, स्नान, सुवसन, केश-विन्यास, श्रंजन, माग मे सेंदूर, महावर, 
मेहदी, ठोढी पर तिल बनाना, बिंदी, अ्रगराग-लेपन, आभूषण, फूलों की माला, तथा पान 
खाना । सूरसागर में भी नवसत (२४५०) या षटद्स (२११५) श्रृद्धार बताये गये है-- 
'नवसत सजे माधुरी अँग-अेंग” ( ३२२६ ) अथवा 'स्यामा नवसत सजि सखि लै, कियौ बरसाने 
ते आवनौ' (३४३०) या 'सजे श्रृज्भार नवसत जगमग्ि रहे भ्रंग-भूषन” (१६७०) तथा 'घट-दस 
सहित सिगार करति है श्रेंग-भ्रेंग निरखि सेवारति' (२११५) तुलसी तथा जायसी ने भी सोलह 
श्रद्धार का उल्लेख किया है ।* 


१--तु० ग्रं०, गीता०, ए० २६२ “छोटीं छोटी गोड़ियां--तोतरे वचन बर” उपयुक्त 
पद से बहुत अधिक मिलता है| ऐसा लगता है कि अन्तिम पंक्ति में, सूरदास! 
तथा तुलसी” छाप ही केवल बदल गई हैं | 

२--मा नस, बालका० ३२२, “नवसप्त साज सुंदरी' 
प० सं० व्या०, २६६--पुनि सोरह सिंगार जप्त चारिहें जोग कुलोन ।! 
३००१ 'झस बारह सोरह धबि साजना... 


चर स्त्रियों की शद्धार तथा प्रसाधन सामग्री 


शरीर के सोलह शअ्रवयवों को सजाना भी अंग-प्रत्यंग श्रथवा नख-शिख-पश्यूगार कहलाता 
था जिसकी श्रोर सूरसागर में भी सकेत है--और त्रिया नख-सिख्र सिंगार सजि, तेरे सहज 
न पूरे" । (१०६२) अथवा वह सोभा निरखत अँग-अँग की, रही निहारि निहारि, चकित 
देखि नागरि मुख वाकौ तुरत सिंगार विसारि (३२२५) भ्रथवा सकल सिगार कियो ब्रज्ञ बनिता, 
नख-सिख लौं भल ठानि' (३४७६) । शरीर के ये सोलह श्रवयव इस प्रकार है--चार दीर् 
“-कैश, उंगली, नयन, ग्रीवा; चार लघु --दशन, कुच, ललाट, नाभि; चार भरे हुए---कपोल, 
नितम्ब, जाँघ तथा कलाई तथा चार पतले---नाक, कटि, पेट तथा अधर*। सूर ने राधा रूप- 
वर्गान के अनेक पदों में (३२२८, ३२२६, ३०६६,३०६७, ३०६४ में) इन अंगों के सौदर्य का 
वर्णन किया है। इनमे कुछ पद उल्लेखनीय है --जैसे --विराजति राधा रूप निधान' (३०६४), 
'मनौ गिरिवर ते आवति गंगा' (३०७२), 'नव नागरि हो (सकल) गुन आगरि हो” (३२३१) 
ग्रथवा सहज रूप की रासि राधिका भूषन भ्रधिक विराज” (३०६३)। पद्मावत में भी पद्मावती 
का रूप-वर्ान इसी आधार पर किया गया हैं ।* 

८८--उपर्युक्त सभी प्रकार की श्युगार-सज्जा का चित्रेश सूरसागर में मिल जाता 

हैं। राधा तथा गोपियों द्वारा उबटन लगाने का वर्णन भ्रनेक स्थलों मे है---उबटि केसरि अंग" 

(३४४८) तब दोउ उबटि सखी अ्न्हवाए', रुचिर सिगार सिंगारि बनाए! (३४४६)। मुरली-ध्वनि 
सुन कर बेसुध गोपियाँ बिना उबटन के ही शरीर-मर्दन करने लगी-- भंग मरदन करिबे को लागीं, 
उबटन तेल घरी' (१६१८) । उबटन (१६१८) [सं० उद्ध तंनम्‌] का स्थान प्राचीन काल में भी 
स्त्रियों की प्रसाधन-सामग्री मे था | पाणिनि ने 'उद्धतक” का उल्लेख किया है ।९ बार ने हर्ष- 
चरित मे राज्यश्री के विवाह के सिलसिले मे उबटन तैयार किये जाने का वर्सान किया है। [स्त्र्याँ 
बलाशना ओषधि घी मे पकाकर और उसमे पिसे हुए कुमकुम को मिला कर उबटन तथा मुख- 
लेपन बना रही थी ।१ आजकल भी विवाह के पहले इसी प्रकार की एक प्रथा हल्दी चढाने' 
की है। विवाह के कई दिन पहले से हो वरवधू के उबठन लगाया जाता है। वर्तमान समय में 
प्रायः हल्दी सरसों व तेल से उबठन बनाते है। कभी-कभी चिरौंजी, केसर या संतरे के छिलके 
तथा दूध झ्रादि से भी विशेष प्रकार का उबटन बनता है। हर्षचरित में घी का उबटन का 
उल्लेख है, किन्तु सूरसागर मे भी आज के ही समान तेल के उबटन का संकेत कई स्थलों 
है-- ले तेल उबटनो साने' (८०१) तथा तन उबठन तेल लगाए! (८०१) या 'तेल उबटनोौ 
भागे धरि आदि (८०४) । तेल लगाने से उबटन सरलता से छूट जाता है । केसर के उबटन 
का भी उल्लेश् सूरसागर में है--कुमकुम उबटि कनक तनगोरी । भ्रँग-प्रेंग सुगंध चहाइ किसोरी' 
झाइतेअ्रकबसी में उबठन का श्रर्थ एक प्रकार का सुगंधित साबुन दिया गया है। इसको धप 
लोबान, गुलाब, भ्रकंबहार, लादन, अगर, चंदन, कस्तूरी, सेव श्रादि अ्ननेक पदार्थों के मिश्रण 
से बनाते थे ॥ 


बालक कृष्ण संबंधी पदों में मज्जन तथा स्तान का उल्लेख उबटन के बाद ही ह-- 


कल. खल-ना-+-र कक. 





"ताल -ैल्गाकलनिननलर 





_अनकलं-म-मन अमन 
क्र 


१--प० स॒॑० व्या०, पृ० २८८ 


२--प० सं० ध्या० ४६७, प्रथम केस-ये सोरहो सिंगार बरनि के कफरहि देवता 
लालि। 
३--ईं डिया एज नोन दु पारितनि, अ्रध्याय ३, ए० १३१ 
८४-+हव० सा ० भ्र० पू७ ७७० 
“आाईने श्र० घू० १६०, १६१०“ 


वस्त्राभूषणों के नाम ३ 


'तातो जल जानि समोयौ | भ्रन्हवाइ कियौ मुख धोयो । 

श्रति सरस बसन तन पोछे । लै कर मुख-कमल अंगोछे ।” (८०१) 

झ्रथवा--“उबटि कान्ह श्रन्हवाइ भ्रमोल' (७१२) 

तथा---जमना ते जल भरि लै श्राऊं, ततिहर तुरत चढाऊ । 

केसरि को उबटनो बनाऊँ रचि रचि मेल छुड़ाऊ ।” (८०३) 

राधा तथा कृष्ण के विवाह के घिलसिले में भी संजन (१६६४) [सं० मज्जन] का 
उल्लेख है--बदन मंजन तें अ्ंजन गयो छल दूरि । कृष्ण, राधा तथा गोपियों की यमुना में 
जलक़ोड़ा से सबधित भ्रनेक पद है (१७७३-१७३८७)-- जल-क्रीड़ा-सुख भ्रति उपजायौ' (१ ३८१) 
श्रथवा न्हात सुख करत श्रति बढी प्रीती' (१७७५) । इन पदो में पाती से भीगे पट, लटो 4 
शरीर के अंगराग के जल मे बहने का भो सुन्दर वर्णान है - भीजि पट लपट्यो सुभग उर, रही 
केसरि-चयन” (१७७६) 'लटकि रहो लटठ गीली (१७७८) ग्रथवा स्थाम अ्रंग चंदन की आभा, 
नागरि केसरि अंग । मलयज पंक कुंकुमा मिलिके, जल जमुना इक रंग ! १७८०) | होलो खेलने 
के बाद भी इसी प्रकार कुछ पद स्नान-सम्बन्धी है (३५२६-३५३१) 'जद॒पति जल क्रीडत 
जुबतिसंग । मृगमद मलयज केसरि कपूर, कुमकुमा कलित कत भ्रगरु चुर' (२५३०)। तुलसी तथा 
जायसी ने स्तान व मज्जद का वर्णन अनेक स्थलो मे किया है । जायसी ने प्रायः उबटन के 
झर्थ मे मज्जन का उल्लेख किया है ।* 

८६--राधा तथा गपियो के सुन्दर लम्बे श्रोर काले केशों का वर्णन श्रनेक पदों में है। 
रूप-शोभा को बढ़ाने में वेश का महत्त्वपूर्ण स्थान है, प्रतः इनका वर्सान श्रत्यन्त स्वाभाविक है। 
राधा के एड़ी-चुम्बी केश आकर्षक लगते है--“बड़े-बड़े बार जु एड़िनि परसत, स्यामां अपनें 
अचल में लिये! (३२२३५) । उनके चिकुर (१६७३, १४७५) [स०], केख (१७७६) [सं० 
केश] अथवा बार (१२३५) मृदु तथा चिकने [स० चिकक्‍्क्रण] बताये गये है-- 

'अ्रति सुदेस मृदु चिकुर हरत चित, गूंथे सुमन रसालहि' (१६७३) 

प्रथवा-- चिकने चिकु र छुटे बेनी है मिले बसन में डोले' (३४७५) । अनेक स्थलों में 
उनके कुचित [सं०] केश या अलक [स०] का वर्णन भी है--कुचित कुटिल अलक' 
(३२८३) 'कछुक कुचित केस माई (१७७६) अथवा 'राजति राधे अलक भली' (२३२१) । 
सामने के घुघुराले बालो को अलक कहते है ।* पहले कुकुम तथा कपूरादि के चूर्ण से टेढ़ी लट 
या बंक लट बनाते थे, इसीलिए श्रमरकोश में अलक का श्रर्थ “चूर्य कुतल' दिया गया है ।* कुछ 
पदों मे अलकों को सुलभा कर वेणी गूंथने का चित्रण हे--“चली भ्रलक सुरक्तावति' (२६४२)। 
कही-कही उनके मुख पर बिखरे बाल भी ध्यान आकर्षित करते है--बिथुरी श्रलक सुर्थरे 
आनन पर” ( २६२७७) “लटें उधरारी रही, छूटि छूटि झ्ानन पै, भीजी है फुलेलनि सां' 
(२६२८) । ज्ञट (२६२८) [सं० लट॒व] शब्द भी अभ्रलक का समानार्थक है। फारसी में इसको" 

जुल्फ़ कहते है जो फ़ारसी-उर्दू काव्य का एक प्रिय विषय रहा है । 


१- तु० प्रं०, गीता० १०, 'चुपरि उबटि श्रन्हेवाइ के नयत-झाँज 
प० सं० ध्या०, २९६।१ प्रथमहि मंजन होइ सरीरू 
२६७२ “के मंजन तब किएहु श्रन्हान! 

२-- प० सं० व्या०, एृ० २८६ (२) 

३--प० सं० ध्या० ९६, 'धुघुरवारि प्रलक बिखभरों' 

४--ह० जी०, प्र० १६ प्रध्याय .३ ' 


६४ स्त्रियो की श्यूद्धार तथा प्रसाधन सामग्री 


९०--बाल सुलभाने के बाद उनको दो भागों में कर लिया जाता है। बालों के बीच 
की रेखा को माँग कहते है । यह दो प्रकार की होती है--सीधी तथा टेढ़ी । सूर ने केश के बीच 
में सीधी माँग का उल्लेख किया है --रची माँग साम-भाग राग-निधि” ( २८०२ )। मग 
(३४६७) या सांग (१६६०, १३२६) [सं० महूग -प्रा० मंग-माँग] निकालने के लिए सूर- 
सागर में 'पारना' शब्द प्रयुक्त किया गया --बेनी गूषि माँग सिर पारी' (३४ ९७) अ्रथवा 
'किह कच गूदि माँग सिर पारी' (१३२६) । माँग को मोती से अलंकृत करने के सबध म भी 
कई पदो में बताया गया है जिसके लिए “माँग भरना' श्राया है--'मोतिनि माँग सर) (१६७३) 
भ्रथवा मुकता माँग (२३२१)। “गज मोतिन सुदर लसत मंग' (२४६७ ) में गज मौक्तिक' का 
उल्लेख है। “माँग पाटी सुमन” में माँग को फूलो से सजाने का निर्देश है। केश से फुल्लेल* 
[सं० पुष्प + तेल--फुल्लएल--फुलेज] या सुगंध लगाने का भी वर्णन है --'भीजी है फुलेलनि 
सो (२६२८) या 'लाइ सुगध बनाइ अभूषत' (४२८३) तथा 'जे कच कनक कटोरा भरि भरि 
मेलत तेल फुलेल” ( ४४३३ ) और कृष्ण-वियोग में 'तेल-विहीन उनके केश ऐसे हो गए थे -- 
अलक जु हुती भुवंगम हू सी, बट लट मनहुँ भई ।” (४०२२) । वैदिक तथा लौकिक संस्कृति मे 
मांग के लिए सीमन्त' शब्द प्रयुक्त होश था ।* सस्क्ृत मे 'मडम' एक प्रकार के रजन द्रव्य 
को कहते थे । धीरे-धीरे सीमन्त में मंड्ग लगाने के कारण सीमन्त को ही माँग कहने लगे । ३ 
पूरसागर मे दो एक स्थलों में सीमनन्‍्त शब्द भी मिलता-है--'सिर सीमन्त सँवारि' (२७२३६)। 
पह्मावत मे प्रायः माँग शब्द ही प्रयुक्त हुआ है ।ै 

<१--सू रसागर में कई प्रकार के केश-विन्यास का निर्देश है । उनमे से सबसे भ्रधिक बेन 
(१२६०, १६५१, ३२३८) [सं० बेणी] गू थने, गू घने या गुहने, (१२३८, ३२४६, १३२६) 
[सं० ग्रथ्‌ या ग्रन्थ] के उल्लेख है। बालिका राधा को भी वेणी ही प्रिय थी--बेनो पीठि रुलति 
भकभोरी' १२६०)। कृष्ण-जन्मोत्सव, रास, हिडोला, होली आ्रादि सभी प्रसंगो मे ब्रज की स्त्रियों 
की कैश-रचना पीठ पर पड़ी हुई बेणी ही है--'एक परस्पर बेनी गूंथति' व 'बेनी डोलति इूहे 
नितंबनि' (२०५७); वेणी ढीली बनाने व कई प्रकार की गुहने का वर्णन भी है---बेनी सिथिल 
गुही (६४२) विविध बेनी रची” (१६०) । बेणी मे फूल गृहने को प्रथा भो थी--बेनी सुमन 
नितंबति डोलति” (१६७२[ “जिहि सिर केस कुसुम भरि गूंदे, कैसे भस्म चढाऊँ (४३१०) 
तथा गूंथे सुमन रसालहि' (१६७३) । कृष्ण द्वारा राधा की वेणी गूंथने का भी कुछ पदों में 
चित्रण्ण है--'मोहन सोहिनि । अंग सिंगारत बेनी, ललित ललित कर गूथत सुंदर माँग सेंवारत” 
(३२४६) अथवा - 'बेनी सुभग गुही अ्रपने कर चरननि जावक दीन्हो' (४२१६)। 'सुभग' 
श्रथवा ललित विशेषण कलात्मक ढंग से वेणी गूथने के लिएश्ाये हैं। साहित्य* मे केश या वेणी 
की उपमा सर्पिणी या अहिकुल से दी जाती रही है, भ्रतः सूरसागर की यह उपमा नयी नहो है-- 


लजजत_.-....388080हहत 
१-१० सं० ध्या०, २७६, 'छोरहु जदा फुलाएल लेह' 
२- भेघदूत, उत्तरमेध, 'सीमन्ते च त्ववुपगभर्ज यत्र नीय॑ वधनाम्‌ ।! 


हर्ष ० सां० भ्र० प्‌ृ० २४ “ललाटलासक सीमन्तचुम्बी चदुला तिलकमरिए:! 
३-० जी० प्र० १ १, अ्रध्या० ३ 


४ -प० सं० व्या०, १००१ “बरनो मांग सोस उपराहीं! 


4735 सं० ध्या०, ६६।५ 'लहरनि भरे भुजंग बिसहरे' ११५।२ 'बेनो नाग चढ़ा 
जतु कारो ।! २०२।५ “बेनो बासुकि छुपा पतारा !? रु 


वस्त्राभूषणों के नाम है 


'पन्‍्तगि सिर ( २३११ ) “मनु बेनी भुवगिनि परसत ख्रवत सुधा की धार' ( ३२२८ ) अ्रथवा 
बेनी गूंथत फूल सुगंध भरे, डोलत हरि बोलत न सकुच हियें। कुसुभी सारी, भ्रलक ऋतव॒क मनो 
अहिकुल बंदन सों पूजा कियें! (१२३३) तथा--'्रहि भ्रनूप कबरी' (५०७) ॥। प्रायः बानों के 
तीन भाग करके वेणों गुृही जाती है । प्राचीन काल में क्रोववती वियोगिनी अथवा विधत्रा स्त्रियाँ 
ही संभवत: एक वेशी बनाती थी । उस समय जूडा बावने की प्रथा श्रविक्र थी। हर्षत्ररित में 
मालतो के केश-विन्यास में ढीले जूडे का ही उल्लेख है ।* श्रजत्ता के स्त्री-चित्रों में भी कई 
प्रकार के जूडो [स० जूटक] का चित्रण है| गाधार तथा मथुरा को मूर्तिकला में प्रत्रश्य फीते से 
बंधी चोटी मिलती है--जैसे प्रसिद्ध यक्षिणी चद्ा की मूर्ति मे । एक अन्य यक्षिणी के केश भी फीते 
से बाधे गये है तथा मौलिश्री के फूलो से अलंकृत है | गाधारकला में सुन्दर केश-विन्यास स्त्रियों के 
सिर खुले रहने के कारण दिखाई देता है । उनको शेखर से भी सजाया गया है ।* मनूची ने भी 
स्त्रियों के केश-विन्यास के सिलसिले में जूडे का उल्लेख किया है।* मुगल चित्रकला में हिन्दू 
स्त्रियों के बाल प्रायः जूडे मे बांधे हुए है तथा मुसलमान स्त्रियो के खुले लटकते हुए ॥* 

६ २--सूरसागर मे जूडे का उल्लेख नही है। एक दो जगह धम्मिल (३०६३) शब्द 
की ओर. श्रवश्य ध्यान जाता है--धम्मिल नीर भ्रगाध/ (३२०६३) । तामिल देश के सस्क्ृत मे 
द्रमिड' या 'द्रविड' सिहली मे 'दमिल' तथा यूनानी में 'दमरिके' श्रादि प्राचीन नाम है । इन्ही 
शब्दो से 'धम्मिल की व्युत्पत्ति का अनुमान होता है। यह केश-विन्यास सम्भवतः गुप्तकाल मे दक्षिणी 
प्रभाव के फलस्वरूप उत्तरी भारत मे प्रचलित हुआ | सिर के ऊपर का इस प्रकारका भारी जूड़ा 
श्रजन्ता के भित्ति चित्रों मे भी अंकित है (१७वीं गुफा का प्रेयसी-चित्र)। कृष्णकालीन मूरतिकला 
में इसका श्रेंकन नही है। हर्षचरित में यशोवती की बेला नामक प्रतिहारी की केश-रचना धम्मिल 
ही है ।* पद्मावत में इसी का समानार्थ शब्द खोया [ता० क्रोप्पु| शब्द प्रयुक्त हुआ है ।* ग्राज- 
कलपूर्वी जनपदी बोली में माथे के बाल गोलाई में काठने को भी 'खोपा काटना” कहते है ।5 

थोड़े से पदो में चोटी या चुटिया ( ७८०,७८३ ) [स० चूडा] शब्द मिलता है -- 
अरस-परस चुटिया गह (७८०) भ्रथवा 'कान्‍्ह कुंवर गहो दृढ़करि चोटी' (७८३) । सिर 
के पीछे पड़ी बालो की लट या पुरुषों की शिखा को भी चोटी कहते है | सूरसागर मे इस श्र्थ 
में भी यह शब्द बालक कृष्ण संबंधी पदों में प्रयुक्त हुमा है। विवाह के अवसर पर वेशियों से 
बने जूड़े को भी चोटी कह देते है *, यों भ्राजकल प्राय. चोटी या चुटिया वेणी का पर्यायवाचों 


१--वा० रामायण, प्रयोध्याकाएड, पूर्वार्ध १०।६ एक वेणी हु बद्धवा गतसत्वेत 
किन्‍नरी” अ्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (वियोगिनी शकुन्तला) “बसने परिधूसरें बसाना 
नियमक्षासमुखी घृतेकवेरिए:' मेघदूतम्‌, उत्तरसेघ, २६ “गण्डासोगात्कठिन- 
विषयामेकवेणी करेर' 

२--हषें० सां० श्र०, ए० २३ 

३-प्र० भा० बे०, ए० ६९, १०६ 

४--मन्‌ची, ए० ३६, ४० 

५--कौमुदी, एृ० ३६ 

६--हुषें० सां० भ्र०, ए० ६६ 

७--प० सं० ध्या० ६१।१ 'खॉपा छोरि केस मोकराई” 

८४--ग्रा० दा०, प्‌ृ० १४४ 

६--#० जो०, प्र० ११, भ्रध्याय 3 





६६ स्त्रियों की ध्ुद्भार तथा प्रसाधन सामग्री 


शब्द हो गया है और सबसे भ्रधिक बोला जाता है । 

६३-दूसरी उल्लेखनीय केश-रचना पटिया पारना थी--मु डलो पटिया पारी चाहे' 
(४१६०८) । इसमें माँग के दोनो ओर बालो को मोम से चिकना करते थे | इन्ही पट्टियों को फूल 
पत्तियों से भ्रंक्त भी करते थे, जिप्तका उल्लेख जायसी ने भी किया है । सिर के सब बालो 
के काट देने को सिर घोटता' या मूइना' कहते है। ऊपर की पक्ति में इसी से बना शब्द 
'मुँडली' आया है । इन उल्लेखो के भ्रतिरिकत्र सुरमागर में केश-विन्यास्त संबंधी एक अन्य महत्त्व- 
पूर्ण उल्लेख कबरी ( १६७३, १७५४ ) है | इस शब्द का प्रयोग अनेक पदों में हैं-- 

'कबरी श्रति कमनीय, सुभग सिर राजति गोरी बालहि' (१६७३) । 

“पिरत कुमुम कबरो केसनि ते! (१७४४) । 
तथा “कबरी केस सुमन गहि राखे सो क्यों जटा बनावै (४२७४) । कबरी केश-व्रिन्यास 
अत्यन्त प्राचीन है। पाणिनिक्ृत अष्टाध्यायी मे भी इसक्रा उल्लेख है। संभवतः इसमे बालों 
की लटें फूलों से गूथी जाती थी।* सूरसागर के उपर्युक्त पद्याशों में भी कबत्ररी के साथ बराबर 
सुमन का निर्देश है । 

प्राजकल कम उम्र की लड़कियों को प्राय, दो वेणी ही अ्रधिक प्रिय है तथा स्त्रियाँ 
एक वेणी या जूडा बनाती है । दक्षिणी भारत में जूडा या वेणी को फूलो से श्रलंक्ृत करते को प्रथा 
बहुत भ्रधिक है | बिना फूलों का केश-विन्यास वहा शायद ही कभी दिखाई दे । वहां की स्त्रियों 
ते केश-विन्यास को कला ही बना लिया है । 

९४--घश्वंगार के प्रसाधनों में नेत्रों के लिये श्रंजत का उपयोग किया जाता रहा है । 
इस श्रर्थ मे सूरसागर में दो शब्द आये है--काजर (६४२, २८०७) [सं० कज्जलं] तथा अंजन 
(३०६२) [सं० श्रजन] । राधा तथा गोपियाँ भी आख में काजल लगाना नहीं भूलती---काजर 
नेत दिये" (६४२), 'दरपन ले कजराहि सँवारत' (२८०७) अ्रथवा 'श्राजु अ्ंंजन दियो राधिका 
नेन को (३०६८) तथा भाल तिलक काजर चख' (४४३३) । प्राचीन समय में भी काजल 
लगाने की प्रथा थी। पारिनि ने त्रिककुट पर्वत से त्रेकाकुंड' भ्रंजन श्राने का उल्लेख किया 
है । यह पर्वत संभवत: सुलेमान पर्वत ही था जहा का अनुलेप सिन्‍्ध तथा पजाब में बिकता था। 
महाभारत (कर्सा पर्व ४४॥१८) में भी एक पजात्रों गौरवर्णा स्त्री द्वारा त्रिककुट पर्वत का श्रजन 
लगाने का उल्लेख है। पाणिनि ने एक अन्य अ्रजन कालकूट का भी उल्लेख किया है । यह 
संभवत: यामुन ग्रृूजन” अर्थात्‌ यमुना के प्रदेश (देहरादून जिले) का था ।* पद्मावती के शृज्भार 
में भी अंजन का स्थान होना स्वाभाविक ही है ।* आज भी स्त्रियाँ तथा बच्चो द्वारा काजल 
लगाने की प्रथा है। यह नेत्रों का सौदर्य तो बढाता ही है, साथ ही लाभदायक भी होता है। 





१--प० स्‌ ० ध्या०, ४७१॥२ 'क पत्रावलि पाठी पारी | श्रौ रुचि चित्र बिचित्र 
संवारी ।' 
२६७।३, 'रचि पत्रावलि' 

२--इंडिया एज नोन दु पारिषनि, श्रध्या० ३, ए० १३२ 

३--इंडिया एज नोन टु पाणिनि, प्रध्या० ३, ए० १३१ 

४--प० स ० ध्या०, २६८। बाक नेन श्रौ श्रंजन रेखा। सजन जनहें सरद 
रितु देखा ।! 
२९६। 'पुनि अंजन दुहेँ नेन करेई? 
२६०।४ निन कजल चखु रहै न मोरे' 


वस्त्राभूषणों के नाम ६७ 


आजकल प्राय घरो में दिये की कालिख, घी और कपूर से साधारण काजल बना लेते है । इसी 
प्रकार की एक भ्रन्य वस्तु सुरमा [फा० सुरमः] भी है जो तीले रग के एक प्रसिद्ध खनिज पदार्थ 
के चूर्ण से बनाते है । झ्राजकल बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है | 

९५--पुरतागर में स्त्रियों की सज्जा में से दुए (६४२) [स० रिन्दूर] का उल्लेख भी 
कई पदो में है--सेंदुर माँग छही' (६४२) । विवाहिता हिन्दू स्त्रियों के लिए माँग में सिन्दृर 
लगाना ग्रावश्यक है । इसको मॉग भरना कहते है | विवाह-सस्कार में पति द्वारा 'सिन्दूर-दान 
की प्रश्रा श्राज भी चल रहो है जिसका उल्नेख तुलसी तथा जायसी ने भी किया है ।* यह एक 
प्रकार का लाल चूर्ण होता है। सिन्दूर के समान ही लान वर्ण का ईगुर (६५८) [स० हिंगुल- 
इंगुल-इंगुर-इंगुर-ऐगुर--रस सिदू र] भी होता है । सूरसागर के पालना-वर्णन सम्त्रन्धी पद में 
इसका उल्लेख है---रेंगि ईगुर ढार सुढार (६५८)। श्रश्नक, पारद तथा गन्धक को घोटकर 
लाल रंग का ईगुर या रस-सिन्दूर बनाते है | यह कृत्रिम हिगुल है, किन्तु खनिज पदार्थ हिंगुल में 
भी पारद तथा गन्वक का मिश्रण होता हैं। * पदमावत मे कृत्रिम हिंगुल बताने की विधि की 
ओर सकेत है। * प्राचीन काल मे भी सिदृर उपयोग में आता था। हर्षचरित में, हर्ष जन्मोत्सव 
के सिलसिले मे, 'सिन्दूरपात्राणि * का उल्लेख है। सू रसागर मे महावर के लिए दो शब्द श्राये हैं-- 
जावक (१६७२) [स०] तथा महाउर (३२८१,३१३१८) । पैरो में लगे हुए लाल महावर या 
जावक की शोभा का वर्खान इन श्युगार सबंधों अनेक पदो में हु--नखनि रग जावक की सोभा' 
(१६७२) तथा 'मानहुँ मीन महाउर धोये (३२८१)। आ्राज भी घरेलू उत्सवो तथा संस्कारों 
में विशेष रूप से स्त्रियाँ महावर लगाती है । सूर ने कृष्ण-जन्मोत्सव वर्सन में इस प्रथा पर 
प्रकाश डाला है--नाइन बोलइ नवरंगी (हों) ल्याउ महावर वेग” (६५८)। विवाह के समय वधू 
के पैरो मे मेहदी तथा महावर लगाने की प्रथा श्राज भी चल रही है। कही-कही वर के परों 
में भी महावर लगाते है ।* 

बंगाल की स्त्रियों में महावर अधिक प्रचलित है । महावर को झालता [सं० आ्ालवतं | 
भी कहते है जिसका उल्लेख बाराकृत हर्षचरित में भी हैँ | कालिदास ने लाज्षाराग' शब्द 
इसी अ्रथ मे प्रयुक्त किया हैं? । वर्तमान समय में मेहदी तथा महावर का स्थान एक प्रकार से 
नाखूनों पर लगाने के रंग नेल पेंट' ने ले लिया है। 

६ ६--सूरसागर मे श्वृद्भार के अन्य अंगो, ठोडी पर तिल बनाने तथा फूल मालाओो का 
निर्देश भी स्थान-स्थान पर है-- चिबुक स्थामल बिंदु! (१६६१) अ्रथवा चिबुक चाह तिल 
ताकि बनायौ' (३२२६) । बिंदु के समान काले प्राकृतिक चिह्नो को 'तिल' कहते है । मुख के 


१---तुलसी, मानस, बालकाराड, ३२५, 'राम सीय सिर सेदुर देही” 
प० स्‌॑० व्या० ११०।१ सदर अर्बाह चढ़ा तेहि नाहीं' 
४७१। कनक माँग जो सेंदुर रेखा, जनु बसन्‍्त राता जग देखा।' 
२९६।२ साजि माँग पुनि सेंदुर सारा 
२--प० स॒ ० व्या०, २८६७ 
है ५9 9 १ १९४७ 
४--हषें० सां श्र०, ए० ६६। 
५---मानस बाल० ३२७। 'जावक जुत पद कमल सुहाये' 
६--हर्ष ० सां० श्र०, ए० ७२ “विनयस्तालक्त-पाठलांद्च! 
७--कालिवास, उत्तरमेघ, इलो० ११, लिक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्य 


ध््ट स्त्रियों की श्वृद्भार तथा प्रसाधन सामग्री 


गौर वर्खस पर काले छोटे तिल से विरोध के कारण सौन्दर्य की वृद्धि होती है। सूरसागर में 
इसका भी उल्लेख है--चिबुक बिंदु बिच दिया विधाता, रूप सीव निसवारि' (२७३६) | 
प्राकृतिक चिह्नो की भ्रनुकृति पर स्त्रियाँ काजल से अथवा गुदने से गुदवाकर तिल बना लेती 
थी । जायसी भी इन- दोनों प्रकार के तिलो का वर्रान करना नही भूले है ।* श्राजकल भी .कभी- 
कभी स्त्रियाँ ऐसा करती है, किन्तु इसकी प्रथा बहुत ही कम हो गयी है। भ्ब शहरो मे गुदना 
गुदाने की प्रथा नही रही है । 

श्ुद्धार का दूसरा प्रसाधन गले में फूनो का हार था। कृष्ण की प्रिय मालाओो का 
उल्लेख किया जा चुका है। राधा तया गोषियों द्वारा माला पहनने का निर्देश भी हुआ है -- 
"तिलक ललाठ सोभित हार हिये' (६४२), सुमन सुगंध माल पहिराए (३४४ ६) कही-कहो फूलों 
से ही श्यूज्भार करने के वर्णन भी है--फूलनि नख सिख सिगार' (३४३५) अ्रथवा 'करि 
सिंगार सब फूलनि ही कौ! (१५१०) । पाणिनि के समय तक में गले में माला पहनी जाती थी । 
ऐसे व्यक्तियों के लिए अष्टाध्यायी में मालाहारिणोी' या 'मालाभारी' शब्द प्रयुकत्र हुए है । शिक्षा 
की समाप्ति पर लौटने वाले स्तातको का विशेषण 'स्रगवी' (माला पहलने वाला) था, क्योकि 
ब्रह्मचारी के लिये माला पहनना निषिद्ध था ।* हर्षचरित से भी यशोवती तथा साधनाभूमि की 
स्‍त्री के गले मे पड़ी पैरों तक लटकती लम्बी मालाग्रो का परिचय मिलता है ।* हर्षकाल में 
सिर पर भी फूल-मालाएँ पहनी जाती थी जैसा कि हर्ष-चरित से ज्ञात होता है ।* इस प्रकार 
फूल मालाएँ पहनने की प्रथा भ्रब नही रही है, किन्तु उत्सव संस्कारों श्रादि के अवसर पर फूल- 
मालाएँ भेंट करना श्रातिथ्य-सत्कार का सूचक है । 

६७--इन पदों मे माये पर तिलक (६४२) [स०], बिंदु (१६७१,१६६४) [स० विद] 
या टीकौ (२३२०) [सं० तिलक] कई प्रकार की चीजों से लगाने के उल्लेख है। इनमे से 
रोरी (६४२) [सं० रोचनं], बंदन (१६७१) [सं० वन्दनः], चंदन (६४२), केसरि 
(२३२०), सगमद (१६७३) तथा सेंदुर (१६६४) आदि उल्लेखनीय हँ-- मुख मंडित रोरी 
रगः (६४२), बंदन-बिदु निरखि हरि रीके' (१६७१) चंदन तिलक ललाट' (३२२८) 
शोरें ललाट सोहै सेंदुर को बिद! (१६६४) 'सिर केसरि को टीकौ' (२३२०) तथा 'ससिमुख 
तिलक दियो मृगमद (१६७३) । गोल बिंदी के साथ केसर या मुगमद की भ्राड़ी रेखायें भी 
लगाई जाती थीं--केसरि-आड़ ललाट (हो), बिच सेंदुर को बिन्दु (३२३१) अथवा 'माल 
लाल सिंदूर-बिंदु पर मृगमद दियौ सुधारि' (२७३६) या 'कुमकुम आड़ खबत स्रम-जल मिलि' 
(२३२१) तथा ता बिच बनी आड़ केसर की” (२७३२)। #ष्ण-जन्मोत्सव संबधी पद में 
ब्राह्मणों का तिलक इसी प्रकार के अनेक सुगन्धित पदार्थों के मिश्रण से बनाये जाने का उल्लेख 
है--घसि चन्दन चार मेंगाइ, विप्रनि तिलक करे । मथि मृगमद मलय कपूर माय तिलक किये' 
(६४२) । तिलक के चारो श्रोर चूनी (चुल्नी) या लाल के छोटे-छोटे कर्म चिपकाने की श्रोर 
भी सूरदास ने संकेत किया हैं--ताटक तिलक सुदेश ऋलकत खचित चूनी लाल' (३४६०) । 
_+पोल पर या तिलक के चारों भोर इस प्रकार चुन्नी चिपकाने की प्रथा समकालीन जैन स्थत्री- 


१--प० सं० ध्या०, १०६।३ 'तेहि कपोल बाएं तिल परा' 
४६६।६ “'भौंह धनुक तिल काजर ठोड़ी' 
९ इंडिया एज्‌ नोन दु पाणिनि, प्रध्या० ३, पृ० १३१ 
रै--हषें० सां० अ०, ए० ६७,६९१ 'धरणितलत॒ुस्वनीभि: कंठकुभु ममालामि:? 
डं>+ डक. 9. ६७ ४६, ६७, 


वस्त्राभूषणो के नामें ६६ 


चित्रो में देवी जा सकती है। जायसी ने भी इसका उल्लेख किया है ।* श्राज भी विवाह के 
अवप्तर पर कही-कही व्‌ को इस प्रकार सजाने का रिवाज है । 

चाँद के समान गोल बिंदुली या बिदी का भी वर्रान अ्रनेक पदों में है--भाल बेंदी- 
बिदु इंदु लाजे (१६६०) अथवा 'भाल बेदी-बिन्दु महा छाजै' | मथुरा कला में छठी शताब्दी 
का एक स्त्री मस्तक इस प्रकार की गोल टिकुली से युक्त मिला हैं।'* हर्षबचरित में भी साधना- 
भूमि को स्त्री के मस्तक पर पद॒मातपत्र के छायामंडल के समाव बडी गोल टिकुली का उल्लेख 
है ।* पदमावत के श्वद्भार संबंधी पदों में भी तिलक की शोभा का वर्णन किया गया है ।९ 
ग्राजकल भी भारतीय स्त्रियो को रोली या सिंदूर का टीका अ्रथवा चमकदार टिकुली अत्यधिक 
प्रिय है । इसे सोभाग्यसूचक भी मानते है । गोल बिंदु के श्रतिरिक्त खड़ी और आड़ी रेखा या 
ग्रन्य प्रकार के तिलक भी कभी-कभी लगाये जाते है, केसर, चंदन, तथा मृगमद आदि से 
तिलक लगाने की प्रथा अवश्य श्रत्र विशेष नही रही है। माथे पर टीका लगाने की प्रथा भार- 
तीय है श्रौर विदेशों को स्त्रियाँ अनेक बार इसकी ओर भ्राकषित हो जाती है । 

६८ - स्तानोपरान्त शरीर पर सुगंधित द्रव्यो के लेपन की प्रया प्राचीन भारत में 
बहुत थी । इसका एक कारण सभवत. यहाँ की ग्रीष्म ऋतु है, जिसमें सुगंध-युक्त शीतल द्रव्य 
सुखप्रद लगते हैँ । अतएव स्वाभाविक है कि सूरसागर में भी शद्भार संबंधी अनेक पदों में 
इसका उल्लेख हो । इनमे चोवा, चदन, अरगजा, केसर, कपूर, मृगमद तथा अ्रगरु आदि पदार्थ 
प्रमुख है--- चन्दन भ्ररगजा सूर केसरि धरि लेऊँ, गंधिनि हूँ जाऊं निरखि नैननि सुख देउें' 
(१६६३), तथा “चन्दन अगर कुमकुमा मिस्रित' (३३२६)। भ्रमरगीत प्रसंग में ब्रज 
की स्त्रियाँ अंगराग के स्थान पर भस्म लगाने की बात समझ नहीं पाती--“चंदन 
छॉड़ि विभूति बतावत' (४१६६) अ्रथवा 'चोवा चंदन और श्ररगजा जा सुख में हम 
राखी (४२१६) श्रथवा 'मृगमद मलय कपूर कुमकुमा केसर मलिये साख' (४४४५) । जलक्रीड़ा 
तथा होली 'शीर्षक पदो में भी अंगराग का उल्लेख आया है। विनय संबंधी पदों में भी कहीं 
कहीं निर्देश है -खर कौ कहा अ्रगजा लेपन' (३३१२) इन सभी सुगन्धित पदार्थों की व्याख्या 
रंग संबंधी भ्रश में की गई है । 

पारिनि ने अपने श्रष्ठाध्यायो मे कई प्रकार की गन्धो तथा उनके बेचने वालों का 
उल्लेख किया है। गन्धो मे केसर, शलालु, नरद, तगर, गुग्गुल तथा उशिर थे तथा उन्हीं के 
श्रनुसार बेचने वालो के नाम भी थे, जंसे शलालुकी या शालालुकी | प्राचीन समय मे नलद 
सिन्धु प्रदेश तथा उज्जैन से मिस्र देश तक भेजा जाता था। श्रष्टाध्यायी में इसके श्रतिरिकत 
स्नापक (नाई), उत्सादक, परिशेछक, पुलेपिका, श्रनुलेपिका तथा विलोपिक नाम भी मिलते हैं, 
जिनसे अंगराग-लेपन की प्रथा का ज्ञान होता है। प्रर्थशास्त्र मे भी राजा के इन सेवकों का 
उल्लेख किया गया है ।४ हर्षचरित के श्रनेक स्थलों में चंदनादि विलेपन श्रथवा अ्रगराग के उल्लेख 
है । कपूर, कक्‍कोल तथा लवंग भी उस समय की प्रचलित सुगंधों के आवश्यक प्रंग माने जाते 





१--प० सं० व्या०, ४७२।४ 'तिलक सँवारि जो चुनी रचीः 
२--हर्ष० सां० श्र०, छृ० ६० 

रेत 9 १7 ४० ६० 

४--प० सं० व्या० १०१५ तिहि ललाट पर तिलक बईठा! 
४--इं डिया एज नोन दु पारिनि, श्रध्याय, रे ए० १३१, १३२ 
६--हुष ० सां० शभ्र०, ए० २६, १३६, ७०,. ६० 


रा स्त्रियों की श्वगार तथा प्रसाधन सामग्री 


थे ।£ भ्राईने भ्रकबरी में (आईने० ३०) सुगंधालय विभाग के श्रन्तर्गत अनेक प्रकार की सुगन्धों 
के नाम और उनको तैयार करने की विधियाँ दी गई है । सम्राट इनका श्रत्यन्त प्रेमी था । 
इनमें से कुछ उनके द्वारा आविष्कृत थी तथा कुछ प्राचीन थी । फूलों के कुछ तेत भी बनते थे 
जो बालो तथा शरीर पर लगाने के काम आते थे ।* जायसी ने भी सूर के समान ही इनका 
अनेक स्थलों मे उल्लेख किया है ।झआजकल धूप, अगरु, गुगगुल, चंदन आदि सुगनन्‍्धों की वर्निका 
या चूर्ण जलाने की प्रथा भ्रधिक हैं । शरीर पर लगाने के लिए इनके तथा फूलो के तेल या इत्र 
का उपयोग होता है जो ऋतुग्रों के भ्रनुसार चुने जाते है । 

६९--श्वृंगार का अन्तिम प्रसाधन तमोर (३२३१) [सं० ताम्बूल] या बीरी (३२९४६) 
[सं० वीटिका] था--सुदर सुधर कपोल हो, रहे तमोर भरिपूर' (३२३१ प्रथवा 'बीरी मुख 
भरि! (३२४६३) या लैबीरी अपने कर प्यारी (२४४६) | पान की पीक का भी वर्सान है--पीक 
कृपोलनि तरिवन के ढिग भलमलाति मोतिनि छत्रि जोए! (१२८१) । चेहरे पर पीक की लालिमा 
की भलक गौर वर्ण तया सुन्दर त्वचा की सूचक थी, अ्तएव साहित्य मे इमका उल्लेख प्रायः 
मिलजाता हैं । जायसी ने पदमावती के रूप वर्णन में पान से लाल होठों तथा पीक का वर्सन भी 
किया हैं ।* पान की छोटी वोटिका में मिस्सी रख कर बनाते थे और उसको '“बोरी' कहते थे। 
सूरसागर में बीरी के उल्लेख तो है, किन्तु जायसी के समान मिस्सी लगे हुए दातों का पृथक्‌ 
वर्णन नहीं है ।४ मुगलकाल मे स्त्रियो में मिस्सी लगाने का रिवाज बहुत था । पान को लपेट 
कर बनाने पर उसे बीड़ा या बीरा कहते थे । आजकल इसी को गिलौरी भी कहते है । झ्राईने- 
श्रकबरी मे बीड़ा बताने का ढंग भी दिया गया हैं । एक पान में सुपारी तथा कत्था, दूसरे में 
चूना लगा कर अलग-अलग लपेटने के बाद उसे रेशम से बाँध लेते थे। कभी-कभी उसमे कपूर 
कस्त्री श्रादि डालते थे ।* जायसी ने पान की चीजों के बारे में भी बताया है ।९ झ्राजकल एक 
ही पान में चुना, कत्था, सुपारी, इलायची, पिपरमिठ और मसाला श्रादि डाल कर लौंग से 
बीड़ा बनाते हैं। आज यो पान खाने तथा बआ्रातिथ्य-सत्कार में पान देने की प्रथा बहुत है, 
किन्तु नगरों मे आधुनिक श्यू गार के प्रसाधनों में पान का स्थान श्रोष्ठरंजन (लिपस्टिक) ने ले 
लिया हैँ । इस प्रकार मिस्सी लगाने की प्रथा भी नही रही है। पान खाने की प्रथा भारत की 
विशेषता हैं । 


लो 9 ४० १३० 

२---आइने भ्र० पृ० १५८-१७६ 

३--प० सं० व्या०, २९०३, ७ 'काहु हाथ चंदन के खोरी--- 
--भाँतिन्ह भाँति लाग तस सेदू” 

४--प० से० व्या०, १११।९ घूंठत पीक लीक सब देखा! 
१०६।४ 'भए संजीठ पानन्ह रंग लागे' 
कुसुम रंग थिर रहा न झागे! 
२६६।४ पुनि राता सुख खाइ तसोला' 

५--प० सं० ध्या०, १०७१ 'दसन चौक बंठे जनु हीरा” 
श्रो बिच बिच रंग स्यास गंभीरा ।! 

६--श्राईने० झ्र०, प० १४५ 

७--प० सं० दघए० रे३६।४ अधर तंबोर कपूर भिव॑सेना/ 
३०८। 'पान् सुपारी खेर! २६०। 'कोई बीरा, कोइ लीन्हें बौरी । 


वस्त्राभूषणों के नाम ७१ 


१००--सूरसागर में राधा तथा गोपियो के इन झ्ूंगार संबधी पदो के अतिरिक्त मुरली 
तथा कृष्ण के बहुनायकत्व संबधी पदों में उलटे श्यगार का वर्णन है--'करत श्ाुगार जुबती 
भुलाही--नेन श्रजन अधर ग्राजही हरष सौ, खवन ताटंक उलठे सँवारे! (१६९८) 'ललाट 
महाउर' (३११८) झथवा कहुँ चंदन, कहुँ बंदन की छबि' (३२६३) आदि | श्यगार के भ्रन्य 
अंग वस्त्राभूषण की व्याख्या भ्रलग अध्यायों मे दी जा चुकी है । 

श्वृंगार की सहायक वस्तुओ्रो में मुकुर (२८०९, २८१०) [सं०] या दरपन (२८०८) 
[सं० दर्पण] का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसके बिना पूरा खश्यूगार करना संभव नही है । 
अतएव सूरसागर में भी दर्पण में मुख देख कर श्युंगार करने का निर्देश है--कर ते मुकुर दूर 
नहिं. डारति' (२८०६) अ्रथवा “चंद उदो मुख पेखि री दर्पन' (२६२६) । नेत्रो मे ग्रजन तथा 
माथे पर तिलक लगाने के समय तो दर्पण को सहायता अवश्य ही लेनी पडती है---दर्पन ले 
कजराहि संवारत (२८०७) ग्रथवा 'कबहुँ केसरि आ्राड रचति दर्पन हेरि! (र८०८) | श्वृंगार 
के उपरान्त राधा तथा गोपियाँ अपने ही प्रतिबिब पर स्वयं मुग्ध हो उठती है--'मुक्रर छाँह 
निरखि देह की दसा गेंवाई!” (२८१०) तथा अपनी छबि पर झआापनों तन-मन-धन वारै ।* 

पाणिनि ने भी शंगार सबंधी वस्तुओं मे दर्शन आदर्शवादि या काशिका शब्द दिये है । 
उनके समय मे दर्पण दो प्रकार के होते थे--यथामुखीन (706) या समुखीन ((7077०5) ॥* 
झाजकल इसे शीशा या आईना (ऐना) ही अधिकतर कहते है। शीशे के अतिरिक्त केश-विन्यास 
के लिये दूसरी आवश्यक वस्तु कधघे के सबंध में स्रसागर में नही बताया गया हैं। बाल काढने 
का अ्रवश्य निर्देश है--'काढ़त गुहत न्हवावत जैहे नागिनि सी भुदँ लोटी' (७६३) । 


परिशिष्ट 


सूरसागर के कुछ पद नीचे दिए जा रहे है । इनसे श्रृंगार करने की विधि का अनुमान 
सरलता से किया जा सकता है-- 

(१) प्यारी अंग सिंगार कियो । 

बेनी रची सुभग कर श्रपने, टीका भाल दियौ॥ 

मोतिनि माँग सँवारि प्रथम ही, केसरि-आड संवारि | 

लोचन श्राँजि ख़वन तरिवन छबि, को कबि क्रहै निवारि ॥ 

तासा नथ अतिहीं छवि राजति, अ्रधरनि बीरा-रंग | 

नवसत साजि चीर चोली बनि, सूर मिलन हरि संग ॥ (२६४५) 
(२) मोहन मोहिनि-अ्रंग सिंगारत । 

बेनी ललित ललित कर गूँयत, सुदर माँग सँवारत |। 

सीसफूल धरि, पाटी पोंछत फूँदनि झबा निहारत । 

बंदन-बिद जराइ की बेंदी, तापर बने सुधारत ॥ 

तरिवन स्रवन, नेन दोउ अंजन, नासा बेसरि साजत । 

बीरी मुख भरि चिबुक डिठौना, निरखि कपोलनि लाजति ।। 

नख-सिख सजत सिगार भाव सौ, जावक चरननि सोहत। 

सूर-स्थाम तिय-अंग सेवारत, निरखि श्रापु मनन मोहत ॥ (३२४६) 





१--६ डिया एज नोन दु पारिनि, ग्रध्याय ३, ए० १३१ 


२ परिशिष्ट 
कुछ शूंगार संबंधों पदों में श्रलंकारों को हो भरमार है | एक दो पदो में शित्र तथा 
गोपिका की तुलना की गई है-- 
(३). सिव न अ्रवध सुदरी, बधी जित । 
मुक्‍ता माँग अनंग, गण नहिं नवसत साजे अ्रर्थ स्थाम घन ।॥। 
भालतिलक उडपति न होइ यह, कबरि ग्रथित अ्रहिपति ने सहसफन । 
नहिं विभूति दधि-सुत न १5 जड, यह मृगमद चंदन चचित तन । 
नहिं गजचर्म सु असित कंचुकी, देखि बिचारि कहाँ नंदी गन । 
सूर सु हरि अब कृपा करि, बरबस समर करत हठ हम सन ॥ (२७३३) 
कही-कही पूरे पदो में उत्प्रेज्ञायें दी गई है जिनमे प्रचलित प्रिय उपमानों का अनुमान 
हो जाता है-- 


(४) 


प्रिय मुख देखो स्थाम निहारि । 

कहि न जाइ आनन की सोभा, रही बिचारि बिचारि ॥ 
छीरोदक घृषट हातो करि, सम्मुख दियो उधारि। 
मनो सुधाकर दुग्धर्नसधु ते, कढयो कलक पखारि ॥ 
मुक्‍ता-माँग सीस पर सोभित, राजति ईहिं आकारि। 
मानों उड़गन जानि नवल ससि, आए करन जुहारि ॥ 
भाल लाल सिद्र-बिंदु पर, मृगमद दियौ सुधारि। 
मनो बंधूक-कुसुम ऊपर श्रलि बैंठयौ पंख पसारि ॥ 
चंचल नैन चहूँ दिसि चितवत, जुग खंजन अनुहारि । 
मनो परस्पर करत लराई, कीर बचाई रारि॥ 
बैसरि के मुक्‍ता में काँई, बरत बिराजति चारि। 
मानो सुरगुरु सुक्त भौम सनि, चमकत चंद मेंकारि ॥ 
प्रधर बिब बिच दसन बिराजत, दुति दामिनि चमकारि । 
चिबुक बिंदु बिच दियौ विधाता, रूप सीव निरुवारि ॥ 
तरिवन स्रवन रतन मनि-भूषित, सिर सीमंत सँवारि । 
जनु जुग भानु दृहँ दिसि उगए, भयौ द्विधा तम हारि ॥ 
लाल माल कुच बीच बिराजति, सखियनि गुही सिंगारि । 
मनहुँ घुई निर्धूम अग्ति पर, तप बैठे त्रिपुरारि॥ 
सन्मुख दृष्टि परे मनमोहन, लज्जित भई सुकुमारि। 


लीन्हीं उमगि उठाइ अंक भरि, सूरदास बलिहारि॥ (२७३६) 


खंड २ 


खाद्य तथा पेय पदार्थ 


५ भोजन सम्बंधो साधारण शब्द 


१०१--सूरसागर के दशम स्कन्ध पूर्वार्दध मे कवि के आराध्य कृष्ण का कलेवा तथा 
ज्योनार वर्णन अ्रनेक पदों में है। कुछ पद तो केवल खाद्य-पदार्थों की सूची मात्र हैं। काव्य- 
केला की दृष्टि से इनका महत्त्व न होते हुए भो सूरकालीन भोजन सामग्री पर इससे यथेष्ट प्रकाश 
पड़ता हैं। इस दृष्टि से इस शब्दावली का विशेष महत्त्व है। इतने प्रकार का भोजन धनीवर्ग 
अथवा राजाश्रो के ही योग्य है। यह नंद-यशोदा की स्थिति के अ्रनुकूल न होते हुए भी ब्रज 
के मंदिरों की भोग प्रणाली का स्मरण कराता है । झ्राज भी वहाँ इसी प्रकार विस्तृत भोग लगाने 
की प्रथा चल रही हैं। जिन पदों मे कृष्ण का चित्रण एक सवाल बालक के खूप में हैं वहाँ 
उनका वही प्रात: उठकर मक्खन रोटी के "लिये मचलता, मां का सभभान्बुभाकर तरह तरह 
के प्रलोभन देकर दूध पिलाना श्रादि परिवारों के नित्य-प्रति के अनेक अत्यन्त स्वाभाविक एव 
सुदर चित्र है । ऐसे पद सूरसागर में कम नही है तथा यही उसके प्राण है । 

सूरसागर में चार समय के खानों का वर्णन है-- 

(१) ग्रातःकालीन कल्लेवा अथवा कल्लेऊक (८२६,८३०) श्रथवा मुखारी (२५८३) 
[ स॑० मुखारिका, मुख 5 सारभ]--दतवनि लै दुहँ करी मुखारी (१०२५) कमल-नैन हरि 
करो कलेवा (८३०) तथा 'उठिए स्थाम कलेऊ कीज (८२६) । ये शब्द सुबह के नाश्ते के लिये 
प्रयुक्त हुए हैं । अ्रब प्रायः नाश्ता शब्द ही अधिक बोला जाता है अ्रथवा उच्च वर्ग के नागरिकों 
में चाय । चाय शब्द साथ में खाने की प्रन्य वस्तुओं का भी बोधक समभा जाता हैं। सूरसागर 
में कलेवे के भ्रन्तर्गत फल, मेवा, मिठाई, दधि तथा दूध है । प्रात:काल मक्खन-रोटी खाते का 
वर्णन भी कई पदों में है। आजकल नगरों में चाय श्रथवा दूध के साथ सुबह डबल रोटीन्मक्खन 
खाने के बिदेशी प्रभाव की तुलना सुरसागर में वरणणित रोटी-मक्खन से की जा सकती है । गाँवों 
में आज भी कलेवे में प्रायः दूध, दही, मटुठा और रोटी खाने की श्रया चल रही है । 

१०२--(२) दोपहर का भोजन--इसके लिये सूरसागर में भोजन (८०१,८२६, 
१०१४, १८३१) [सं० भोजन] तथा ज्योनार ( १८३१ ) [सं० जैमनमू-भोजन करना 
भोज्य पदार्थ, प्रा० जैमणकार] शब्द आये हैं। भोजन शब्द खाद्य पदार्थों के साधारण भ्र॒र्थ में 
प्रयुक्त हुआ है तथा दिन के पूरे खाने के श्रर्थ में भी । गोवर्धन पूजा के प्रसंग में भोजन शब्द 
पहले भ्र॒र्थ में ही प्रयुक्त हुआ है--'भोजन सब खैहे मुँह माँग! ( १४५१७ ) ($ दिन के ज्यौतार 


१--सानस, बाल०, २२९--चार भांति भोजन बिधि गाई। 
एक एक विधि बरन न जाई !” च्य, चोष्य, लेहा तथा 

पेय, चार प्रकार के खाद्य पदार्थ साने गए हैं । 

प० सं० ध्या०, ५६३--न पाव भोजन गने उपास! 

इंडिया एज नोन दु पारिनि, ए० ६६-१०० भोज्यास भाषएंगा! ( ४77 ३.६६ )। 
कात्यायन ने भोज्य में खाद्य एवं पेय, दोनों पदार्थ माने हैं तथा भावय में केवल 
खाद्य पदार्थ ( 8070 ), द्रष्य नहों । पतंजलि ने पारिनि का श्रनुसरण किया 
है। पारिनि ने श्रष्दाध्यायी में भाधय््य दाब्द दोनों श्र्थों में प्रयुक्त किया है । 


७६ भोजन सम्बन्धी साधारण शब्द 


के भ्र्थ मे भोजन में खाद्य तथा पेय पदार्थों की त्म्बी सूची दी गई है--- भोजन बेगि ल्याउ 
कछ मैया, भूख लगी मोहि भारी, श्राजु सबारै कछु नहिं खायौ, सुतत हंसत महतारी ।' 
( १६ १३) विनय पदो में भी यह इसी भ्रर्थ में प्रयुवत हुआ है--ग्वालनि के संग भोजन कीन्हो, 
कुल कौ लाज लगाई । तथा कुब्जा प्रसंग मे-- भोजन साथ सुद्र बाम्हन को तेसौ उनकौ 
साथ (३७७०) । लोक में छप्पन अथवा बावन अकार के भोजर्न की ख्याति है! किन्तु उनकी 
सूची का अभी तक पता नही चना है। छप्पन भोग का उत्सव अच्नकूट उत्सव के बाद प्रतिवर्ष 
होता है। वर्ष मे सभवत' प्रधान छप्पन उत्सव होते है । उनकी सामग्री एक ही दिन समर्पित 
करने के कारण यह नाम पड़ गया हैं। इस उत्सव में कई सौ प्रकार के पकवान होते है ।* 
सूरसागर मे एक जगह सत्रह सौ प्रकार का भोजन बताया गया है-- सन्रह सौ भोजन तहेँ 
आए! ( १०१४ ) । गोवर्धन पूजा के प्रसंग में भी भ्रनेंक प्रकार का भोजन था---परुसत भोजन 
प्रातहि ते सब। रवि माथे ते ढरकि गयो सब । (१५२६) अकबर के भोजन में सो प्रकार का 
भोजन सदा रहता था। अ्रकबरनामा से विदित होता है कि हेरात में हुमायूं के प्रात:कालीन 
नाश्ते में तीन सौ तथा दोपहर के खाने में बारह सौ प्रकार की तश्तरी परोसी गई थी * | भोजन 
की किस्सों के लिये परकार? ( २०१ ] शब्द श्राता है। इन गिनितियों के श्रतिरिक्त भोजन 
को भ्रन्य विशेषता थी--षटरस परकार (८०१,१०१४) [सं०]--पघटरस परकार मेंगाए 
जें बरनि जसोदा गाए (८०१) अथवा नंद भवन में कान्‍्ह अरोगे । जसुदा ल्यावें घटरस भोगै? 
(१०१४) । भोजन अथवा खाद्य पदार्थों के छ, स्वाद माने गए हँ--मधुर, कटु, अम्ल, तिक्‍त, 
कषाय तथा लवण । सूरसागर में इनमें से कुछ प्रधान स्वादों का निर्देश भी हुआ है--'खारे 
खट्टे मीठे है निधि! (१८३१) 'खाटी कढ़ी बिचित्र बनाई! (१८३१) मधुर महेरी गोपनि प्यारी” 
(१८३१) 'सोहै मधुर मीठे रस चाख्यो' (१८३१), 'मीठे चरपर' (१०१४) भ्रथवा तीछन 
लगी नेन भरि आए! (८५४२) | आजकल चटपट'* शब्द ज्यादा बोला जाता है। इन्ही छः 
रसो के मिश्वर से भौर अनेक स्वाद होते है, जैसे खट्दा और मीठामिलाकर--खट मिट्ठा[-- 
खटमिठे सिघारे! (१३३ परि०)। रस के लिए स्वाद [सं० स्वाद:] शब्द भी प्रयुक्त हुआ है-- 
'तिन सौ सबे स्वाद हरि लीन्हें' (१८३१)। शझ्ाईने अकबरी (प्राईन०२६९) में रसोत्पत्ति के 
कारण बताए गए है। उष्णता, शीतलता, माध्यमिक ताप आदि कारणों से ये भेद होते है, 
जैसे उ्एता सूक्ष्म पदार्थ को तीक्ष्ण, स्थूल को कडआा तथा मध्यम प्रकृति को खारी बनाती है 


यम कम पलटी न लीक लीलिज न लक 
कोठिल्य ने भी इसी प्रकार दोनों श्रथ॑ लिए हैं--मांस सुरा-भादय-भोजन 
( अ्रथेशात् ए० २१४ ) तथा “ भाव्येषु सदस्रादि! ( पृ० २५२ ) १०-२८४४ 
'पुनि बावत परकार जो श्राए । ना श्रस देखे न कबहूँ खाए ।! 

१--प० सं० ध्या०, 
४६२।५ कोइ पर्साह बावन परकारा” 

२--प० सें० ध्या, ५६२, (५ ) 

र--प० सं० ध्या, ५५०--४० ५६४५ (८) 

४--पं० सं० ध्या०, ५६३१, 'सब परकार फिस हर फेरे! 

मानस, बशल का०, ३७६, छरस रुचिर बिजन बहु जाती। एक एक रस 
अगनित भाँती ॥! 


६--प् सं० व्या, १४७ । ४ ऊपर तेहि।तंहु चटपट राजा? 


साथ तथा पेय पदार्थ ३७ 


तथा शीतलता क्रमशः खट्टा, मुह में लगने वाला तथा कसैला बनाती है। इसी प्रकार माध्यमिक 
ताप चिकना, मधुर तथा स्वादरहित करता है* । 

१०३--खाता खाने के लिये प्राय: जेंबन, जेंबत (१८२१,१४२६) [सं० जेमनम्‌] 
शब्द का प्रयोग हुआ है--जेवत रुचि भश्रधिकौ अधिकया' (१८३१) । गोवर्धन लीला प्रसंग में 
भी बार-बांर जेंवत' शब्द ही आया है--उत जेबत इत बातनि पागे । कहुत स्थाम गिरि जेवन 
लागे' (१५२६) । आ्राजकल ग्रामीण बोली में 'जीमना' शब्द भी बोला जाता है | तुलसी" तथा 
जायसी * द्वारा व्यवहृत शब्दावली में भी सुर के समान ही जेवन' शब्द मिलता हैँ। इसी शब्द 
से बना शब्द ज्योनार' यूरसागर मे प्रायः पूरे भोजन के भ्र्थ में श्राया है--“यह ज्यौनार सुने 
जो गाव! (१८३१) अ्रथवा तुरत करहु जेवनार (१०१३)। झाजकल कभी-कभी विवाह श्रादि 
के अ्रवसरो पर बिरादरी के बहुत से लोगो के पक्ति मे बैठकर भोजन करने या दावत को भी 
ज्यौनार कह देते है। मानसश में शिव तथा राम के विवाह पर तथा पदुमावत में रत्वसेल* 
विवाह व बादशाह-भोज खड' में ज्योनार का विस्तृत वर्ण मिलता है । 

ख।ने के अर्थ मे रसोई (२४४) [सं० रसवती] शब्द सूरसागर में भी मिल जाता है-- 
'घटरस व्यंजन छाँड़ि रसोई, साग बिदुर-घर खाए' भ्रथवा 'बहु व्यजन बहु भाँति रसोई षटरस 
के परकार ।* (१०१३) । आज भी लोग खाना तैयार है के अर्थ में “रसोई (्यार हैं कहते 
हुए मिलेगे, यो अ्रब रसोई खाना बनाने वाले स्थान को कहते है। 

१०४--छाक (१०७४,१०७७,१०७६,१०८२-८५, १०८९) सबंधी प्रनेक पद गो- 
चारण प्रसंग में हैं । दोपहर या तीसरे पहर के समय खालो या किसानो के लिए बाहर भेजा 
जाने वाला खाना छाक कहलाता है--“जाति-पाँति सबकी हौ जानो बाहर छाक मेगाई' (२४४) 
'सुरदास प्रभु सुनि हरषति भये घर ते छाक मेंगाई' । छाक में श्रधिकतर सदमाखन, मधु, मेवा, 
पकवान, चबेना, श्रादि ही कलेवा के समान होते थे---सद माखन साजो दधि मीठौ, मधु मेवा, 
पकवान (१०७४) अथवा --- लवनी, दि, मिष्टान्न जोरि के जसुमति मेरे हाथ पठाई (१०८०) 
छाक खाने में ववाल-बाल सहित क्ृष्णु बलराम इतने मग्त हो गए कि गायो का ध्यान भी न 
रहा--जेबत छाक गाइ बिसराई, 

सखा श्रीदामा कहत सबनि सौ, छाकहि में तुम रहे भुलाई । 

धेनु नही देखियत कहेँ नियरैं, भोजन ही मैं साँक कराई ॥' (१०८६) । 

प्रात:काल ग्वालो की आवाज़ सुन बालक क्ृष्ण-बलराम अधूरा कलेवा करके भाग गए 
थे, भ्रतः माता यशोदा का चिन्तित हो शीघ्र छाक भेजना स्वाभाविक ही है--- ' ह 

आजु कल्लेऊक करत बन्यौ नहिं, गैयन सेंग उठि धाए। 

तुम कारन बन छाक जसोदा, मेरे हाथ पठाएं। (१०७६) 


१--आइने क्र०, ए० १५५ १५८ 
२--भानस, बाल०, भाइन्हु सहित उबटि अन्हवाए। छरस असन श्रति हेतु जेबाए! 
३--प० सं० व्या०, ५६३।६ सो जेवन नहिं जाकर भूखा” 
४--मानस, बाल०, ३२८ पुन्रि जेंवनार भई बहुँ भाँती' 
९६६९ भाँति अनेक भई जेंवनारा' 

५--प० सं० व्या०, २८३ पाँति पाँति बेठे भाँत्ति भाँति जेंबनार? 

अ्रथवा---होइ लाग जेंवनार सुभारा 
&०--प० सं ? ध्या०, इ० ४५५२ 'सीकि रसोई भएउ बिहान? 





उ्ष् भोजन सम्बन्धी साधारण शब्द 


प्रथवा---प्रेम सहित ले चली छाक वह, कहूँ हुहे भूखे दोउ भाई ! (१०७५) 

प्रथवा --'खालनि बोलि लियौ अधजंबत, उठि दौरे दोउ भैया । 

तबही तें मैं भोजन कीन्हौ, चाहति दियों पठाइ । 

भूखे भये आजु दो भैया, श्रापुहि बोलि मेंगाइ । ' (१०७४) । 

कृष्ण बलराम का अन्य बालकों के साथ वन में पलाश के दोनों में ही छीन ऋपट कर 
छाक खाने की प्रसन्नता का चित्रण बालकों की सहज प्रकृति का परिचायक है--जेंवत$रु गावत 
हैं सारेग की तान कान्ह, सखनि के मध्य छाक लेत कर छीने' (१०८५) 

प्रथवा--'कमल-पत्र दोता पलास के सब आागें धरि परुसत जात । 

पवाल-मंडली मध्य स्थाम-घन, सब मिलि भोजन रुचि करि खात' (१०८३) । 

झ्रलीगढ चेत्र की कृषक बोली मे छाक शब्द प्रत्येक समय के साधारण भोजन के भ्रर्थ 
में भी आता है तथा दोपहर में बाहर भेजी जाने वाली रोटो के श्र्थ में भी । वहाँ श्राज भी 
कलेऊ तथा ब्यारू, ब्यालू (बियारी) शब्द सुनने को मिल जाते हैं । दोपहर के भोजन को रोटी" 
भी कहते हैं ।* पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कही पक्के खाने 'प्री' को भी खाना कह देते 
है--(भ्र्थात्‌ खाना ले जाओ > पूरी ले भाझो) । 

१०५--बियारी (८४३,८४६,१०१५) [सं० विकाल:, विकालिक:--बिश्राल-ब्याल्‌ + 
उक--ब्यालू] संध्या अथवा दिनान्तकालीन भोजन होता है--स्रस्याम, कछु करो बियारी, 
पुनि राखों पोढाइ' (८४४) । नींद से भुक्रो जाती हुई पलकों वाले एवं अ्लसाते हुए बच्चो का 
माँ के अनुरोध पर थोडा बहुत खाने का सुन्दर व स्वाभाविक चित्रण श्रनेक पदों में है -- 
आलस सौ कर कौर उठावत, नैननि नींद झमकि रही भारी (८४६) या बार-बार जमुहात 
सूर प्रभु' (८४६) । बियारी मे दिन के भोजन के समान खाने के अनेक नामों की लम्बी सूची 
सभी पदो में प्रायः नहीं दी गई है । भिष्ठान्न, लुचुई, बरा तथा अ्रचार की चर्चा ही विशेष रूप 
से की गई है । प्रातःकाल के समान ही बियारी के बाद दूध पिलाने का वर्णन भी अनेक पदों में 
किया गया है--आछौ दूध औटि धौरी को, ले आई रोहिनि महतारी (८४१) श्रथवा 'फूँकि 
फूँकि जननी पय प्यावति' (८४७) भ्रथवा 'कछु कछु खाइ भ्रंचयों तब जम्हात जननी जाने । 
उठहु लाल कहि मुख पखरायौ तुमको ले पोढाऊँ (८४८) । 

१०६--पूजा के पकवान को भोग (१५१२, १५१८) तथा नेबज* (१५१०,११) 
[सं० नेवेद्यं] कहते है । गोवर्धन पूजा प्रसंग मे विशेष रूप से इन शब्दों का अनेक बार उल्लेख 
हुआ है--“महरि सब नेवज लै सेंतति' (१५११) 

ग्रथवा--यह कहि-कहि देवता मनावति | भोग-समग्री धरति उठावति' (१ ५१२) 

तथा-- ता देवाह तुम भोग लगावहु (१३१६) । 

अनाज अथवा नाज से बने व्यजन* अन्न [सं०] कहलाते है--भोग श्रन्न बहु भार 
सजायौ, अपनें कुल सब अहिर बुलाया (१४१८) प्रथवा 'रोहिनि करति अन्न भोजन-तक' 


१---क० जी०, प्र० ११, श्रध्याय ६ 

२--७० जी० भ्र० ११, श्र० ६, आजकल भ्राषाढ़ शुक्लपक्ष में सोमवार या शुक्र को 
माता की पूजा के पकवान को विद्येष रूप से नेवज कहते हैं । 

३--इंडिया एज नोन हु पारिनि, ए० ६६--अ्रष्ठाध्यायी : ॥॥, २. ६८! में भोजन 
को अन्न व खाना खाने वाले को अन्ताद” कहा गया है । 


खाथ॑ तथा पेय पदाथ ७8६ 


(१५१०) | नाज (१८३१) शब्द भी एक दो स्थलों में मिलता है--'मन रुचि होइ नाज के 
झौके' (१८३१) । 

खाने योग्य तथा न खाने योग्य पदार्थों के लिए खाद-अखाद (१८६) [सं० खाद्य॑- 
प्रखाद्य]| का उल्लेख भी हे--खाद-प्रखाद न छाँड़े श्रब लो । खाने के एक ग्रास को सूरसागर 
मे कोर (१८३१,८४२) [सं० कवल-कवर-कउर-कौर] ही कहा गया है--बरा कौर मेलत मुख 
भीतर (८४२) या 'पहिलें पतवारों परसायौ । तब आपुन कर कौर उठाया” (१८११) । कौर 
को अलीगढ़ क्षेत्र मे 'गसा' [स० ग्रास] भी कहते है । पद्मावता का कवर तथा मानस का 
कवल' शब्द भी इसी शब्द के अन्य रूप है । 

१०७--खाने की समाप्ति पर खाने के पात्रों में अ्रवशिष्ट पदार्थ जूठों, जूठनि 
(१८३२, १८३१) कहलाते है । भ्राराध्य की जूठन भक्‍तो को सोभाग्य से ही प्राप्त होती है -- 

'सूर जूठनि भक्त पाई, देव लोक लुभाई! (१८३२) 

ग्रथवा--बोलि दई हँसि जूठनि थारी' (१८३१)। छाक खाते समय कृष्ण सबका 
जूठा कौर स्वयं खाकर उनका जीवन सार्थक कर देते है-- 

“धवालनि कर तें कौर छुडावत, 

जूठो लेत सबनि के मुख कौ, अ्रपनै मुख लै नावत' (१०८६) 

पग्रथवा--'ब्रजवासी पठतर कोउ नाहि। 

भ्रहद, सनक, सिव ध्यान न आभावे, इनकी जूठनि लैं-ले खाहि । (१०८७) 

भारतीय स्त्रियों मे पति की जूठी थाली मे भोजन करने की प्रथा रही है । यह प्रथा 
पति के प्रति उनके श्रद्धामय स्नेह की सूचक थी। मंदिरों में प्रभु को भोग लगाने के बाद शेष 
पकवान प्रसाद के रूप में भकतो को बाँठा जाता है । 

ग्राजकल शहरों में 'कलेवा' शब्द का स्थान “नाश्ते तथा 'जलपान ने ले लिया है। 
चाय श्रथवा काफ़ी का प्रचार भारत में श्रकबर के बाद हुआ था । अ्रब तो धीरे-धीरे इन्होंने 
दूध का स्थान ले लिया है। 'ज्यौनार' तथा 'बियारी के स्थान पर खाना” अथवा 'भोजन' 


शब्द ही अधिकतर बोले जाते है । 


२- अनाज ओर तेल 
१०८--द लें--सू रसागर के दशम स्कन्ध मे खाने के सिलसिले में दालों के उल्लेख के 
भ्रतिरिक्त कुछ नाम स्फुट प्रसंगो मे भी मिलते है। दाल के लिए. दारि, दारी, (१४१०, 
१०१४) शब्द प्रयुक्त हुए है--बेसन दारि चनक करि बाँधो' (१४१०) । पद१०१४ में 
रोटी और चावल के साथ कई दालों के नाम एक साथ दिये गये है--मूंग, मसूर, उरद चन 
दारी । कनक फटक धरि फटकि पछारी ।' पकाने के पहले भ्राज भी दालें सूप या चलनी से 
'फ्टक' पश्लोर कर साफ़ कर ली जाती हैं। चन, चनक अथवा चना (१०१४,१५४१०) 
[सं० चराक] तीन प्रकार से खाते थे--चने के साग या हरे चने की तरकारी, ( 'मीठे तेल 
चना की भाजी ) दाल बनाकर तथा दाल के आठे अथवा बेसन से अनेक प्रकार के व्यंजन 
तथा रोटी बनाकर | 
उरद ससूर [सं० मसुरः मसूरः--मसुरा--मसूरा] तथा मूँग [सं० मुद्गः| नाम 
१--प० सं० व्या०, २८४ 'सहस सवाद सो पावे एक कवर जौ खाइ' 
२--मानस, भआाल० ३२९, पंच कृवल करि जेंवन सागेः 


32 भ्रनिाज और तेल 


भी उपर्युक्त पद्मांश में दिये गये है | मूंग के तीन व्यंजन “मूँग पकोर।' 'मेंग ढरहरी' तथा 
संगही' को चर्चा भी है (१०१४,१८३१)। पाणित्ति की अरष्टाध्यायी में तीन दालो का 
उल्लेख हुआ है--मुद्ग, माश तथा कुलत्था । हर्षचरित* में स्थाशवीश्वर के वर्णन में राज- 
माष, मूँग, धान तथा गेहूँ के खेतों का उल्लेख है। आईलने भ्रकबरी में जिसोर की सूची में दो 
प्रकार का चना--काबुली और काला, मसूर, मटर, मूंग, उरद तथा मोठ ग्रादि नामो के साथ 
उनके मूल्यों का विवरण भी है। कूरी सभवतः भ्ररहर की फलियों को कहते थे। आ्राजकल 
पश्चिमी उत्तरप्रदेश मे*उर्दे तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश मे श्ररहर को दाल लोगो को अधिक प्रिय है ॥ 
इन स्थानों में ये दाले अ्रधिक पैदा होती है | मूंग की दाल सबसे अधिक हल्की मानी जाती है 
तथा इसे बीमारी के बाद पथ्य मे देते है । 

सूरसागर में मटर, मोठ तथा अरहर के नाम न दिये जाने से अनुमान होता है कि ये 
दालें उस समय भी ब्रज-प्रदेश मे कम खाई जाती थी। तुलसी ने दाल शब्द क्रा प्रयोग नहीं 
किया है। सूप' शब्द ही दाल के श्रर्थ मे शराया है, किन्तु उन्होने श्रोदन तथा भात दोनों शब्दों 
का प्रयोग किया है ।* पाणिनि कृत श्रष्टाध्यायी में भी सूप” तथा ओदन' खाने की प्रथा का 
निर्देश है* । अंग्रेजी में भी सूप शब्द है जिसे विभिन्‍न तरकारियों के रस से बनाते हैं तथा 
प्रंग्रेजी ढंग का खाना 'सूप' से ही शुरू करते है। 

१०६--चावत्॒- चावल के पौधे झ्थवा भूसा या छिलका चढ़े चावल को ही “धान रे 
कहते है । धान (२४७३,४२२२) [सं० धान्य] के पौधे को भ्रन्य सभी नाजों से अधिक पानी 
की आवश्यकता होती है। कृष्ण के दर्शन के बिना गोवियों की अ्रवस्था वर्षारहित धान के 
समान ही थी-- सूखति सूर धान-अंकुर सो, बिनु बरखा ज्यों मूल तुई' (२४७३ )। कृष्ण के 
प्रति प्रेम तथा योग-साधना, दोनों का साथ असम्भव था। गोपियाँ उद्धव को यह तथ्य अनेक 
प्रकार से समझा देना चाहतो थी--श्रायेजोग सिखावन पाँड़े । “सूरदास तीनौ नहि उपजत धनियां 


३ 2, 


धान कुम्हाँड़े ।/ (४२२२) । धान को गांव पयार तै जानौ' (४२१८) श्रादि पद्माशों से सूरदास 
के कृषि-ज्ञान का भी थोड़ा सा परिचय मिलता है । 
चावल के लिये चांवर (१०१४) शब्द प्रयुक्त हुआ है--'नौलावती चांवर दिव-दुर्लभ' 
(१०१४) । धान को कूट कर उसका छिलका निकलने पर ही उसे चावल कहते है । चावल 
को तंदुल (४८४६,४८४७) [सं० तंडुल] भी कहते थे । सूरसागर में दशम-स्कन्ध-उत्तराद्ध के 
सुदामा प्रसंग में चावल का पर्याय 'तंदुल' हो दिया गया है--'सूर सुमति तंदुल चावल ही, कर 
_पकरुयो कमला भई घोरे (४८४६) श्रथवा 'तंदुल देखि श्रधिक झ्ानंदित' (४८४७) । 
.. १--.इंडिया एज नोन ह पाशिनि, ६ एज नोन हु पारिनि, पृ० १०४ 
२--हषे० सां० श्र०, ए० ५५ 
२--आईने श्र० प० १२४५-२६, भू'ग कौ दाल प्रतिमन १८ दाम, चना-१६३ दाम, 
सस्‌र-१६ दाम, भोठ को दाल-१२ दाम, उरद-१६ दाम, कूरी-७ दाम, काला 
चना-६ दास, तंथा काबुली चना-१६ दास । 
४---तुलसी, सानस, बाल० ३२५ 
१--इंडिया एज नोन दु पारिनि, पृ० १०४ 
६--अनाज के चार रूप बताए गए हैं:-- 
शस्यं क्षेत्रग् प्रोक्त, सतुषम घोन्यसुच्यते | 
निष्तुष: तरुल: प्रोक्त: स्विन्मयज्नसुदाइते ॥। 


खाद्य तथा पेय पदार्थ ट्ररै 


सूरसागर में पके हुए चावल को भात (१०१४) [सं० भक्त] तथा ओदनि (६०८) 
[सं० ओदन | कहा गया है । खाने के श्रन्य व्यजनों में माता द्वारा भात ,भी परोसा गया है-- 
'भात परोस्यों भाता सुरलभ' (१०१४) । गोचारण प्रसंग मे कृष्ण द्वारा दधि व ओदन खाने 
का वर्णन कई पदों में है--ओदन भोजन दें दथि काँवरि भूख लगे ते खेहों (१०३०) । नवम- 

स्कन्ध में माता द्वारा कोए को उडाक़र सगुन निकालने के सिलसिले में भी दधि ओदन का 

उल्लेख हुआ हैे--दधि शोदन दोना भरि देहो, श्ररु भाइनि मे थपिहौं (६०८) । 

११०--श्रष्टाध्यायी मे भी पके हुए चावल के श्रर्थ मे ही 'भाकतः? तथा ओदन' शब्द 
प्रयुवत हुए है। प्रारंभ में भकत' का अर्थ भ्रन्‍्त ही था । जातक तथा अर्थशास्त्र मे भी भाक्‍षत' 
ग्रथवा भाक्तिका' ऐसे दास तथा दासियों को बताया गया है जिनको श्रन्तन के रूप में वेतन 
मिलता था। आजकल पाणिनि द्वारा प्रयुक्त भावत' के अर्थ में ही हिंदी 'भात” शब्द बोला 
जाता है। अष्टाध्यायी में पाती में पके चावल को, 'उदकौदन' अथवा 'उदौदन' तथा मास के साथ 
बने चावल को 'मासोदन' कहा गया है । श्रोदन के साथ शाक तथा सूप खाया जाता था*। 
आ्राज भी दाल तथा तरकारी के साथ हो चावल खाने की प्रथा चल रही है, सूरसागर मे 
अ्रवश्य दूध तथा दही के साथ चावल खाने से सबधित उल्लेख अधिक है, तुलसी के काव्य में 
भी ऐसे चित्र मिलते है ।* छोटे बच्चे तथा गावो में भी लोग श्रक्तर इस प्रकार चाक्‍ल खाना 
पसन्द करते है । 

जायसी ने ज्योनार के प्रसंग मे चाउर” तथा 'भात' का उल्लेख किया है। ज्यौनार भात 
से प्रारंभ करना शुभ माना जाता था इसका निर्देश भी है।* आजकल कुछ लोग रोटी खाने के 
बाद चावल खाना पसन्द करते हैँ । पूर्वी उत्तर प्रदेश, बगाल, बिहार, तथा दक्षिण में लोगों का 
प्रधान आहार दाल तथा चावल ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में गेहूँ की पैदावार 
भ्रधिक होने के कारण वहाँ रोटी का रिवाज है । 

१११--सू रसागर में चावल की दो किस्मों का ही वर्णन है--'नोल्ावती चांवर दिव 
दुर्लभ (१०१४) तथा 'राइभोग” लियो भात पसाई (१८३१) । राजभोग एक प्रकार का 
छोटा किन्तु सुगधित धान है, जो बिखेर कर बोया जाता है। जायसी ने बादशाह के लिए सोलह 
सहस्र प्रकार के चावल परोसे जाने का उल्लेख किया है। उन्होने सत्ताईस प्रकार के ताम भी 
गिनवाए है । इन नामों में रायभोग चावल भो है ।* पारिनि के समय में शालि तथा महावहि 
का विशेष स्थान था। सुश्रुत ने महाशालि का उल्लेख किया है जो महावृहि से मिलता-जुलता 
होगा । पतंजलि ने भी मगध के शालि की प्रशसा की है । युवानच्वाग ने मगध के चावल की 
तारीफ की है, जो संभवत. महाशालि श्रथवा सौगन्धिका चावल ही था ।* श्राइने अ्रकबरी मे 
अनेक प्रकार की क्विस्मो मे शालि का नाम दिया गया है ।* अबुल फूजल ने लिखा है कि सम्राट 





१--इं डिया एज नोत दु पाशिनि--ए० १०४ 

२--मानस, बाल० २०३, साजि चले किलकत सुख दधि ओदन लपठाई 

३--प० सं० व्या०, ५४४। सीभाह चाउर बरनि न जाहीं । बरन बरन सब 
सुगंध बसाहीं ?” 
२८४। “'पहिले भात परोसें आने । जनहै कपूर सुवास बसाने ।” 

४--प० सं० व्या०, ५४४।२ 

५-इं डिया एज नोन टु पाशिनिं, ए० १०२-१०३ 

६-आईने झ्र०, ए० १२५ 


८३ ग्रानांज भौर तेल 


की पाकशाला के लिए प्राय: बहराइच से सुखदास, ग्वालियर से देवजीरा तथा राजोरी और 
नीमला से जिजिन चावल मंगवाकर संग्रह किये जाते थे । आज भी पूर्वी भारत के चावलों का 
विशिष्ट स्थान है | बस्ती का बांसमती, देहरादून का चावल तथा हंसराज श्रादि चाबल प्रसिद्ध 
हैं। चावल पतला, लम्बा, सफ्रेद रंग का तथा सुगन्धित ही श्रच्छा माना जाता है । 

११२--मोटे नाजों मे सूरदास ने ज्वारि (४१४७) का उल्लेख किया है-- सूरदास 
मुक्ताहल भोगी हस ज्वारि क्यों चुनिहै।” इसको 'जोन्हरी' भी कहते है। दोश्ाब के निर्धन 
वर्ग मे अक्सर ज्वार, बाजरा, मक्का तथा जौ के आदे की रोटी या इनको भूनकर खाते है । 
सूरसागर मे जौ की चर्चा नहीं है। आइने श्रकबरी से उस समय प्रचलित सभी प्रधान जिसों 
के नाम तथा उनके भाव का ज्ञान होता है ।* 

भाड़ मे भुने हुए अनाज को चबैना (१०८४) [स० चर्बणं] कहते है। इनमे चना, 
चावल, मवका, ज्वार, तथा बाजरा प्रमुख है | सूरसागर के गोचारण-शीर्षक पदो में कृष्ण तथा 
खाल बालको का चबेना खाने का वर्णन है--- 

वाल मंडली में बैठे मोहन बट की छाँह, दुपहर बेरिया सखानि संग लीने । एक दूध, 
फल, एक भगरि चबेना लेत, निज-निज कामरी के आसननि कीने । (१०४५) । 

पद्मावत में जौ के चबेने के लिए 'बहुरि' शब्द प्रयुक्त हुआ है । इस पंक्ति में भाड़ 
तथा बालू में भूनने का संकेत भी है ।'* चबेना खाने की क्रिया को 'चबाना भी कहते है ।* 
श्राज भी गरीब लोग कभी-कभी चबेना खाकर ही पेट भर लेते है। चावल को भूतने पर 'लइया' 
'परमल' अश्रथवा 'खील' कहा जाता है। यह भाड़ में भड़भूजा भूनता है ॥* 

हरे धान को कूटकर तथा भूनकर बनाए हुए चिवड़े दाने को चिडरा (८२६) [सं० 
चिपुटः, चिपिटक:] कहते है । कलेवे के खाद्य पदार्थों में चिउरा भी था--सकरी, चिउरा, 


१--आ्राईने अ०, ए० ११७ 
२--आईने श्रक०, पृ० १२५, ११६--आईने श्रकबरी की रबी तथा खरीफ को 
जिसों को सूची में आजकल के प्रायः सभी नाम, जेसे गेहूँ, कई तरह के चावल 
( शालि, सुखदास, दूनाप्रसाद, सामजीरा, दका आदि ) दालें, जौ, बाजरा, 
जुतआारो, भ्रलसी, सरसों, लोविया, तथा केदू श्रादि का विवरण मिल जाता है । 
भ्रकबर के बाद मक्का, ओदट्स, मूंगफली, तम्बाकू तथा चाय एवं काफी का भारत 
सें प्रचार हुआ था । अ्रकबरकालीन सावां, चेना, आल, नील आदि जिंसें श्रव 
नष्ट सी हो गई हैं । 
३--प० सं० व्या०, ३५४।५ लागिउं जरे जरे जस भारू। बहुरि जो भू'जसि 
तबों न बारू |! 
४--तुलसी, कविता० ६६ आपने चना चबाइ हाथ चाटियत है 
५---क० जी० श०, प्र० १३, भ्रध्याय ६, अमरकोष २।६।३०? बलोवेइम्बरीषं अआाष्ट: 
( स्राष्ट “भाड़ ) प्राकृत कोष में भाड” शब्द देशो लिखा है। खांड लगे भुने 
चने चनोरी' कहलाते हैं। यजुवंद ( श्र० १६ मंत्र २२ ) में भुने जो को “धान 
कहा गया है। संग्कृत साहित्य में भी कहीं कहीं मिलता है। थधाना अष्टयवे 
स्त्रियःः ( अमरकोष  २।६।४७ ) यज्ु० १६२२, धानानाँ, रूप कुबलं 
प्रोवापस्य गोधूमा: । 


खाद्य तथा पेय पदार्थ ८३ 


अरन खुवानों | मानस में भी दधि तया चिठरा जनक द्वारा उपहार मे भेजने को चर्चा है। 
प्राजकल उसे 'चिउडा या “चूरा' भी कहते है तथा दूध मे भिगोकर अयवा घी मे भूनकर 
नमकीन खाते है । 

११३-आट[--पूरसागर मे गेहूँ [सं० गोधूम] या उसके साधारण श्राटे का उल्लेख 
नही मिलता हैं। पद्मावत में 'गोहँ को धोने-पीसने तथा छातकर झाटा तैयार करने के विस्तार 
है ।* । सूरसागर मे गेहूँ के महीन आटे मैदा (८६६, १५१०) [फा० मैद:] का निर्देश कई 
स्थलो में हैं। गोवर्धन-पूजा के निमित नैवेद्य के लिए भी. मैंदा छानी गई थी--मैदा उज्ज्वल 
करि के छान्‍यो (१५१०) | गेहूँ की खेती का अनुमान ईसा पूर्व ३२००० तक मे है, क्योंकि 
मोहनजोदडो में यह पाया गया है। वैदिक काल में गोधूम' तथा “यव' प्रधान नाजों में से थे । 
धार्न्य प्रारभिक वेदिक काल में “भुने यव' के श्रर्थ में ग्राया है तथा 'वृहि' भी चावल के भ्रर्थ 
में बाद के वेदिक काल मे प्रचलित हुआ । ऋग्वेद में इनका उल्लेख नही है ।र पारितनि के समय 
में कुछ व्यंजन गेहूँ के आटे से बनाए जाते थे ।* हर्षचरित मे भी स्थाण्वीश्वर के खेतों के वर्णन 
मे राजमाष, मूंग, धान तथा गेहूँ श्रादि श्रनाजो के नाम मिलते है ।* प्राईनेग्रकबरी में भो गेहूँ 
के बारीक आटे श्रथवा मेदे का उल्लेख ही अ्रधिक है । दरबार के भोजन के लिए एक्र मन गेहूं से 
आ्राधा मन मेदा, दो सेर दलिया तथा शेष भूसी निकलतों थी। दलिया तथा भूसी घटाकर 
साधारण मेदा बनाई जाती थी । गेहूँ के सादे श्राटे को 'खुश्का' कहा गया है ।* झ्रतः अनुमान 
होता हैं कि सूर के समय में गेहूँ के भ्रच्छे आटे को मैदा ही कहा जाता था । 

जैसा कि दालों के सिलसिले में बताया जा चुका है, मैदा के अ्रतिरिक्त चने का आाठा 
भी बनता था जिसे उस समय भी बेसन (८५६, ८५६, १४१०) कहते थे। इससे भी रोटी, 
प्री तथा अन्य अनेक व्यंजन बनाए जाते थे। मेंदा तथा बेसन को मिलाकर भी पूरी बनाते 
थे--- बेसन मिले सरस मैदा सौं, अति कोमल पूरी हैं भारी' (८५६) अथवा “रोटी रुचिर कनक 
बेसत करि' (१८३१) । श्राजकल रोटी तथा प्री दोनो ही गेहूँ के साधारण आटे से बनाते है । 
ख![|स-खास अवसरों पर, विशेषकर विवाह के पकवान में मैदे की पूरी भी बनाने की प्रथा है । 
अ्रन्य बहुत से नमकीन या मीठे पकवान भी मैदे से बनते है । निम्न श्रेणी के लोग चना, मक्का, 
बाजरा, ज्वार तथा जो श्रादि के श्राठे की रोटी भी खाते है क्योकि यह गेहूँ से ज्यादा सस्ता 
होता है । 


१--मानस, बाल०, ३०५--दथि चिउरा उपहार अ्रपारा” 

२--प० सं० घ्या०, ५४३।१,२ दिखत गोहूँ कर हिया काठा । श्राने तहाँ होय 
जँह आठा ।तब पीसे जब पहिलेहिं धोए | कापर छानि मांड भल पोए ॥ ३८०।५ 
भकु गोहूँ कर हिय बेहराना । 

३--जलोरीज श्रॉफ इंडिया, ए० ६७, 

४- इंडिया एज नोन टु पारियनि, ए० १०६ 

५--हर्ष सां० श्र०, एृ० ५५ 

६--आईले भ्र०, पृ० १२३ । ग्राईने-प्रकबरी में (ए० १२६ ) खड्का ( गेहूँ का 
भ्राठा ) प्रतिमन १५ दाम, भेंदा २२ दास, चने तथा जो का आठा क्रमशः २२ 
दाम तथा ११ दाम दिया है। भोटे नाजों में लड़हरा ( बाजरा ) ८ दाम तथा 
जुआरी १० दाम प्रतिमन बिकती थी। मंदा तथा चने का आठा बराबर मूल्य 
में सिलता था । 


ब्य्ड मसाले 


सूरसागर (परि० १५३) में सूजी की चर्चा भो है--निबुआ लोन तेल तर सूजी ।! 
गेहें से ही सूजी बनाते है । उपयुक्त उल्लेख के सूजी से बने व्यजन का भ्रब रिवाज उतना नही 
हैं जितना कि सुजी के हलवे भ्रथवा खीर का । सूजी को आजकल रवा भी कहते है । 

११४--तिल और तेल--सूरसागर नवम स्कन्ध में दशरथ-अन्त्येष्टि-क्रिया प्रसंग मे 
तिलांजलि देने की प्रथा की श्रोर संकेत किया गया है--भस्म अ्रंत्त तिल-अंजलि दीन्‍्हीं, देव 
विमान च+.यो (४६४) | इस प्रकार अ्जलि में तिल तथा जल लेने की प्रथा आज भ चल 
रही है । इसी से (तिलाजलि' शब्द निकला हैं जिसका भ्रर्थ छोड़ देना' है । सूरसागर «मे तिल 
के तेल श्रथवा तिल-्तेल (२४४२) [सं० तिल-तैलं] का उल्लेख कई स्थलो में है--'तिल-तेल 
सवादी, स्वाद कहा जाने घृत ही री! (२५४२) । घी से तेल को नीची कोटि में सदैव रक्‍्खा 
गया है ।* धनिक वर्ग घी का।श्रधिक उपयोग करता है तथा निर्धन वर्ग तेल का, किन्तु कुछ 
तरकारियाँ तथा व्यंजन तेल के बने हुए भी स्वादिष्ट होते है । शभ्रतः सूरसागर में भी तेल में तर- 
कारी छोकने का वर्रान किया गया है--छोके तेले' (१०१४) श्रयवा तेल तर (सूजी” (परि० 
१६३) । तिल के तेल को मीठा तेल' भी कहते है--मीठे तेल चना की भाजी' (१०१४) । 
सरसों के तेल को 'कडश्ना” तेल कहते है । पद्मावत मे इसका उल्लेख है (५ आजकल तिल के 
तेल के स्थान में उत्तरप्रदेश में सरसों का तेल हो भ्रधिक प्रचलित है । बंगाल तथा दक्षिण में 
नारियल के तेल में ही श्रधिकतर खाद्य पदार्थ बनाये जाते है । तेल किसी वस्तु के श्रक के 
साधारण भ्र्थ में भी प्रयुक्त होता है। कुछ लोग तिल तथा सरसो के तेल बाल तथा शरीर में 
भी लगाते है। भ्रत्य कई प्रकार का भी तेल बाल में लगाया जाता है तथा फूलों के तेल से 
इत्र भी बनाते है । 

पाणिनि ने नाज की सूची में तिल को भी स्थान दिया है ।* काशिका ,के अनुसार गुड़, 
तिल तथा घृत मिश्र वस्नुप्रो के उदाहरण है । इनको उचित मात्रा में मिलाकर >पंधान भाक्षय 


पदार्थ का स्वाद अझ्रच्छा किया जाता था ।* झ्राईने अ्कबरी में भी सफेद तथा काले दोनो ही तिल 
खरीफ की जिसों में है ।* 


३--मसाले 


६१५--दशम स्कन्ध के अन्तर्गत दि-दान शीर्षक पदों में से पद २१४६ तथा २१४७ 
में मसालों के व्यापारी का रूपक दिया गया है। पद २१४६ तो मसालो के नामों की सूची मात्र 
है। इनमे निम्नलिखित मसालो के नाम भ्राए है। कुछ नाम भ्रन्य प्रसंगो मे भी मिल जाते है-- 

१--ह्लॉंग (२१४६) [सं० लवंग] 

२--खुपारो (२१४६) सं० सुरजन:-- सुपारी का वृक्ष] 

३--हींग (२१४६, २१४७, १०१४) [सं० हिंगुः] 

१--आईने श्रकबरी में घी प्रतिमन १०५ दास तथा तेल ८० दाम दिया है। 

२--प० सं० व्या०, ४४६, करुए तेल कोन्ह बसिबारू 

३--इं डिया एज नोन टु पारिनि--पृ० १०४ 

४--- 95 हट | पू० १०१ 


१- भाईने श्र०, एृ० १२६ : सफेद तिल प्रतिसन २०- दाम, काला तिल प्रतिमन 
१६ दाम । ह 


खाद्य तथा पैय पदार्थ १-० 


४--मिरिच, मिरच, स्रिच' ( २१४६, २१४७, १०१४, १८३१, ८०१ ) [सं० 


मरीचं--काली मिर्च ]* 
४--पीपरि (२१४६) [सं० पिप्पल--पीपल का फल] 


६--अज वाइन (२१४६) [स० यवानी| 
७--कूंट (२१४६) 
८४--कायफर (२१४६) 
६--सोंठि, सोंठ (२१४६, ८०१) [स० शुंठी, शुंठि, शुंद्यं] 
१०--चिरइता (३२४६) 
११--करजीरा (२१४६५ [सं० काल + जीर:, जीरक:, जीरण ] 
१२--आल (२१४६) 
१३--नारियर (२१४६) [स० नारिकेल] 
१४--मजीठ (२१४६) [सं० मंजिष्ठा] 
१५--बाइब्रिडंग (२१४६, १४२८) 
१६--बहेरा (२१४६) [सं० विभीत:, विभीत॑, विभीतकं, विभीता] 
१७--हरे (२१४६) ]सं० हरीतकी] 
११६--इन नामों के भ्रतिरिक्त खाद्य पदार्थ तथा तरकारियाँ बनाने की विधि के 
सिलसिले में भी कुछ मसालो का उल्लेख़ हुआ है। बैगन के भरते मे खटाई (१८३१) [सं० 
काटुकं--खट्टापन] डालो गई थी--भरता भेंटा *खठाई दीनी' । प्राय. खटाई कच्चे आम की 
फाकें सुखाकर बनाई जाती है, यो किसी भी खट्टों वस्तु की खटाई हो सक्रती है, जैसे नीबु, 
करौदा या इमली की खटाई । एक स्थल में इमली की खठाई डालने का प्रश्ंग भो है--ग्रर्शह 
इमली दई खटाई (१८३१) । पद्मावत में खढाई के लिए “चुक्क' शब्द प्रयुवत हुप्रा है ।* आज- 
कल खट्टाचूक * बहुत अधिक खट्टे को कहते है । हींग _तथा राई (१८३ १) [सं० राजिका] का 
दधि में डालने का वर्सन है--हीग लगाइ, राइ दधि साध्यौ (१८३१) । राई से भी खट्टापन 
आता है। हरद या हरदी (१८३१) [सं० हरिद्रा] का उल्लेख कई पदो में हुआ है---कितिक 
भाँति केरा करि लीने, दे करवेंदा हरदि रंग भीने! (१८३१) हलदी पवित्र भी मानी जाती है.। 
पूजा की सामग्री में दूब, चावल तथा रोली के साथ हल्दी श्रवश्य रक्‍्खी जाती है। नवम स्कन्ध 
में भी राम के प्रत्यागमन के समय आरती के थाल का इसी प्रकार का चित्रण है---'दधि-दूब- 


१--अ्रशरफ्‌, भाग १, ए० २०२--मुगलकाल में सिर्चे तथा अभ्रदरक आदि कुछ 
मसाले गुजरात के कुछ भाग में खूब पेदा होते थे । 

२--इंडिया एज नोन टु पारितनि, ए० ११५, सरेय नामक भद्य बनाने के ढंग सें 
मेशश्‌ गी छाल व गुड़ के साथ ही मरिच, पिप्पलो तथा त्रिफला का उल्लेख भो 
है। मरिच काली मिचे के श्रथ में प्रयुक्त हुआ है तथा पिप्पली लम्बी मिर्च के 
प्र में | श्राजकल दोनों को ही मिर्च कहते हैं' तथा काली या गोल मिर्च कह 
कर भेद किया जाता है। 
सेषश गोत्कूवक्वाथासिष्तुंतो गुडप्रतोवायः पिप्पलो-सरिच सम्भारस्त्रिफलायुक्ते 
वा मेरेयः ।' 

३--प० सं० ध्या०, ५४८, 'चुक्क लाइ के राँधे भाँदा' 

४--क० जी०, प्र० ११, झ्र० ६---चुक ( सं० सुक्र ) प्रमरकोहे २६।३५४ 


हे मसाले 


हरद, फल-फूल पान | कर कनक-धार-तिय करत गान। (६१०) । हल्दी तथा चूना मिलने पर 
एक ही रंग, लाल में परिवर्तित हो जाते है, भ्रतएव प्राय. प्रेम कौ एकात्मकता का रूपक इससे 
दिया जाता है । गोपियों का अपने आराध्य कृष्ण के प्रति इसी प्रकार का प्रेम था-- 

'मानति नही लोक मरजादा हरि के रंग भजी । 

सूर स्थाम कौ मिलि, चूनौं हरदों ज्यो रग रेजी ॥ (२२४६) 

११७--नतमक के लिये लौन (१८३१) प्रथवा लोन (विनय) [सं० लवखं, फा० नमक] 
शब्दो का प्रयोग हुम्मा है-- भले बनाइ करेला कीने, लोन लगाइ तुरत वरि लीने। सेंधा 
नमक को संधो (१८२१) [स० सैधव.--सैधवं] कहा गया है-- अजवाइन सेंधौ मिलाइ धरि' 
(१८३१) । नमक प्रमुख तीन प्रकार का होता है--सेधा, सांभर तथा काला । खाने मे प्रायः 
सेंधा था सांभर नमक डाला जाता है। नमक का अलग अस्तित्व नही है, वह खाने के पदार्थों 
में नमकीन स्वाद करने के लिए डाला जाता है। षटरस में इसका भी स्थान है ।* ग्रामीण 
बोली में आज भी लोन अथवा नोन ही कहते है | पद्मावत मे भी सेंधा नमक का जिक्र 
झाया है। 

बेसन की रोटी मे नमक तथा झ्रजवाइन डाली गई थी--'रोटी रुचिर कनक बेसन 
करि । अजवाइनि सेंधौ मिलाइ धरि। (१८३१) | सरसो मेंथी श्रादि साग हीग, हल्दी तथा 
मिर्च डाल कर छोके गये थे तथा साथ ही उनमे अदरख (१०१४, १८३१) [सं० श्रार्दक, 
फा० अदरख] और आंवरे' (१०१४) [सं० भश्रामलक ] डाले गये थे--हींग, हरद, प्रिच, 
छोके तेले । भ्रदरखरे श्ौर आवरे मेले ।' जायसी ने प्रदरक को आादि' कहा है | परिः १५३ 
में प्रयुकत कलोंजी भी उल्लेखनोय है--“राइ करौदा अब कलौजी ।' प्यौसर बनाने की विधि 
में सोंठः तथा “मिरिच' का उल्लेख भी है--'अश्रति प्यौसर सरस बनाई । तिहि सोठ मिरिच 
रुचि नाई (८०१) । 

११८--इन मसालों के अतिरिक्त कपूर (१०१४, १८३१) [सं० कर्पूर] से तरकारियाँ 
तथा जल सुगंधित किया जाता था--'सालन सकल कप्र सुबासत' (१० ४) श्रथवा 'सीतल 
जल कपूर रस रचयो (१८३१) । सोहिलो शीर्षक पद (६५८) में चदन तथा कपर पीने का 
वर्शान है---भ्राठ मास चंदन पियो (हो) नवएं पियो कपूर” (६५८) | घनसार (४६८६) 
[सं०] कपूर का समानार्थी शब्द है। शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं में कपूर का स्थान 
भी है-- पवन, पान, घनसार, 'सजीवन दधि-सुत किरनि भानु भई भुंजे ।! (४६८६ )। 
तरकारियों मे लहसुन तथा प्याज डालने के उल्लेख नहीं है। सात्विक भोजन में इनका स्थान 

होता भी नही । कुब्जा तथा कृष्ण के प्रति गोपिया यह व्यंग्य अवश्य करती है-- जैसे काग हस 


१- इंडिया एजु नोन हु पारिनि--४० १०२--कात्यायन ने लवण को केवल 
पटरस में हो स्थान दिया हैं तथा खाद्य पदार्थ का गुण भाना है। किन्तु 
पारिति ने लवरा को गुणा अथवा इसके अतिरिक्त पराय वस्तु ( 78॥6/4 8] 


हक भी साना है। उन्होंने लवण के व्यापारी को “लवरिका' 
कहा है । 


ऐ--7० सं० व्या०, ५४२४ सेंघा लोन परा सब हाँड़ी ।” 


३ - इंडिया एज नोन दु पाणिनि--४० ११०-- 
| ० ११०--कुछ खाद्य पदार्थों में श्रदरक तथा 
मूली भी मिलाई जाती थी । इनको उपद॑श' फहा गया है । 


४--प* सं० ध्या० ५४६ एकहि आदि सिरिच सिउं पीठेः 


खाद्य तथा पेय पदार्थ >> 


की संगति, लहसुन संग कपूर! (३७७०) । कपूर से सुवासित भोजन मे लहसुन (२७७०) की 
गन्ध न होने का कारण भी इससे समझ में आरा सकता है । तुलसी ने भी लहसुन का उल्लेख 
निषिद्व वस्तुग्रों मे ही किया है ।* प्याज को जन्मभूमि अ्रफ्रीका है तथा लहसुन की सर्व प्रथम 
उत्पत्ति सिसली, दक्षिणी फ्रांस तथा एशिया के मध्य भाग में मानी गई है । एक प्रमुख मसाले 
धनिया (२२२) [स० धान्य] का उल्लेख भ्रमरगीत शीर्षक पदों मे एक स्थान पर किया 
गया है-- सूरदास तीनों नहि उपजत धनिया धान कुम्हाडे । (४२२२) । आजकल तो हल्दी, 
धनिया तथा मिर्च का ही मसालों मे प्रमुख स्परान है । 

सुपारी का पर्यायवाची शब्द पूंगीफल (४६६) [सं० पृगफल) नवम स्कन्‍्ध के 'ककरा- 
मोचन' शीर्षक पद में है--पूंगीफल-जुत जल निरमल धरि, श्रानी भरि कुंडो जो कनक की* 
(४६६) । हल्दी के समान सुपारी की गिनती भी शुभ वस्तुओं में है। विवाह की लग्न में छाल- 
दार नारियल के साथ छिलके सहित सुपारियाँ भी होती है । उपयुक्त पक्ित में भी सुपारी पड़े 
जल का कंकरण के समय लाया जाना इसी की पुष्टि करता है। 

आ्राईने श्रकबरी में भी मसालो की लम्बी सूची है। इनसे उनके प्रचलित मूल्यों पर भी 
प्रकाश पड़ता है । सूरसागर में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त इलायची, जीरा, सौफ तथा 
दारचीनी भ्रादि मसाले शोर है । खटाइयो की सूचो श्रलग है तथा लहसुन भर प्याज तरकारियों 
में है। नमक आजकल से महगा था । एक मन नमक सोलह दाम में मिलता था ।* 

जायसी ने भी पतद्मावत में बहुत से मसालो के नाम दिये है । बादशाह के भोज मे मांस, 
मछली तथा तरकारियाँ श्रादि बनाने के वर्रान में यह नाम विशेष रूप से दिये गए है। कुछ 
नाम जिनका अभाव सूरसागर मे खटकता है पद्मावत मे मिल जाते है, जैसे--इलायची, सौफ, 
मेथी, जायफल तथा जीरा ।* सिंहलद्वीप-वाटिका-वर्णन में फलो के वृज्ञों के साथ कुछ मसालों 
के वक्त भी गिनवाए गए है ।९ 

झाजकल भी प्राय: यह सभी मसाले उपयोग।में आते है। कुछ के डालने का ढंग 
अवश्य बदल गया है, जैसे कपूर प्रायः तरकारियो में नहीं डाला जाता है, मीठे दही में भ्रवश्य 
कभी-कभी डाला जाता है । इसी प्रकार आवले का उपयोग भी इस रूप में कम ही होता है । 
उसका अचार या मुरब्बा भ्रधिक प्रचलित है। कुछ मसाले इतने वर्षो बाद भी आश्चर्यजनक 
रूप से सूरसागर में वरणित ढंग से ही डालते है, जैसे बैगन मे खठाई, सागों में हीग और मिर्च 
तथा केले में हल्दी । 


१--तुलसी, दोहा० ३५५ तुलसी श्रपनो श्राचरन भलो न लागत कासु। 
तेहि न बसात जो खात नित लहसुन हू को बासु ॥! 
२--आ्राईने श्र० पृ० १२८ 
३--प० सं० व्या० ५४७२ 'सिंथी कर तेहि दीन्ह धुगारू 
५४८॥४ 'जीर धुगारि कले सब धरे! 
५४६॥५ “ भीठ महिउ औ जीरा लाका' 
५४६९।६ 'लोंग लाइची सिउ खंडि धरा! 
४३९।६ 'जैफर लोग सुपारी हारा | मिरिच होइ जो सहै न पास ।? 
५४५॥४५ 'सीवा सोंफ उतारे धना | तेहि ते श्रधिक आव वासना । 
५४७७ कु कुरु परा कपूर बसाई। लोंग मिरिच तेहि ऊपर लाई 7 
४--प० रं० ध्या०, १६७४ कोइ जैफर ओ लोंग सुपारी! 


ष्ध्द फेल, मेवा, तरकारो 


गरम मसाला दक्षिणी भारत तथा पूर्वी द्वीप समृह में ही अधिकतर होता है। लौग, 
काली इलायची, काली मिर्च, दालचीनों तथा तेजपात को ही आजकल गरम मसाला कहते है । 


8- फल, मैवा, तरकारो 
१२०--फलों का उल्लेख विशेष रूप से कलेवा तथा बियारी शीर्षक पदों (5२६-८३०) 
में है। भोजन (१०१४, १८३१) में भी भ्रन्य विविध प्रकार के व्यजनों के साथ कुछ फल भी 
थे | प्रात.काल यशोदा शिशु कृष्ण को खाद्य पदार्थों के नाम बताकर शोध्र उठकर कलेवा करने 


का आग्रह करती है--'उठिए स्थाम कलेऊ कोजे । मनमोहन मुख निरखत जीजे ।। 
खारिक दाख खोपरा खीरा। 


केरा आम ऊख रस सीरा॥। 
क्षीफल मधुर, चिरोजी आनी। 


सफरी चिठरा, अरून खुबानी ॥ (८२६) 
ग्रथवा-- खारिक दाख चिरोजी किसमिस उज्वल गरी बदाम । 


सफरी, सेव, छुद्दारे पिस्ता जे तरबूजा नाम ॥ (5३०) । 

भारतवर्ष के फलो में झ्राम का विशिष्ट स्थान है । यह उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त को 
छोड कर सारे भारत में पैदा होता है और गर्मी तथा वर्षा के प्रारभ मे होता है। आम के 
दो प्रधान भेद हैं--चुसनी तथा कलमी । पहली किस्म जगली श्रवस्था में भी पाई जाती है, 
किन्तु दूसरी किस्म मे कलम लगाते हैँ। कलमी आराम भी श्रनेक प्रकार का होता है। इसमे 
लखनऊ का दसहरी व सफेदा तथा बम्बइया, लेगडा, तोतापरी, फज़ली आदि श्रनेक प्रसिद्ध किसमें 
है | सूरसागर मे सिर्फ आँब,' अंब, आस (१०१४,८२६) [सं० आ्राम्र.] ही कहा गया है । 
संभवतः उस समय तक कलमी ग्राम नही चल पाया था। आराईने अकबरी में भी इसका जिक्र 
नहीं किया गया है। उस समय पंजाब में भी आराम कम होता था। सम्राट ने ही लाहौर में राज- 
धानी बनाने पर वहाँ ग्राम के पेड़ लगाना प्रारभ किया था ।* बनियर तथा मनूचीरे ने भी 
भारत के फलो में श्राम की बहुत तारीफ की हैँ । बनियर ने लिखा है? कि ये गरमी में सस्ते व 
अधिक मिलते थे एवं बंगाल, गोलक्‌डा तथा गोवा के श्रेष्ठ होते।थे । भारत के प्राचीन काल के 
फलों में ग्राम का स्थान है। पाशिनि ने श्रष्ठाध्यायी में फलों के श्रन्तगत आम तथा “जम्बू' 
(जामुन) का ही उल्लेख किया है ।* आराम का फूल बोर', बच्चों द्वारा बजाने वाली गृठली 'पपैया' 
तथा पेड़ों का समूह अमराई' (आ्राम्नराजि) कहलाता है । 

सूरसागर में पके श्राम के अतिरिक्त कच्चे आम के श्रचार तथा खटाई के संबंध में भी 
बताया गया है--निबुआ सूरत आराम भ्रथानों (८४६) तथा आंब श्रादि है सबे संघाने! (१०१४) 
कच्चे आम का यह उपयोग आज भी होता है । 

१२१--ऊख अ्रथवा ऊख-रस (एक० १, ८२९) [सं० इक्षु:ः+ रस] भी सुबह के 
नाश्ते में पीने की प्रथा थी । ईंख की खेती भारत में प्राचीन समय में भी होती थी। पाणिनि* 
में खब दूर तक फैले ईख के खेतों को 'इक्षु-वन' कहा है। इक्षु-रस से मद्य बनाने की प्रथा भी 

१--प० सं० व्या०, २८। 'फरे आंव श्रति सघन सुहाए' 

२--आ्राईने अ्र०, ए० १२६ 

३इ--भसतची, भाग १ 

४--बनियर, ए० २८१ 

५--इंडिया एज्‌ नोन टु पाणिनि, एृ० ११० 

आओ. है 9. ४० १०६, ११७ 








खाद्य तथा पेय पदार्थ ६६ 


थी। बाण ने भी 'इक्षु-वन' का वर्णन हर्षचरित मे किया है। पुराणों मे ऊख की उत्पत्ति 
त्रिशकु के लिये विश्वामित्र द्वारा निर्मित स्वर्ग मे बताई गई हैं। आईने अ्कबरी मे भी ऊख 
लगाने तथा उसके विभिन्‍न उपयोगों के अनेक विस्तार मिलते है । ईख कोमल तथा कठोर, दो 
प्रकार की होती है । कठोर से ही गुड, शक्कर, कद ओर मिश्री बनाते थे ।* ईख के इन विभिन्‍न 
उपयोगो के कारण ही इसका अत्यधिक महत्त्व है। फारसी में ईख को निशकर' कहते है । 
जायसी ने मीठे रस से भरी ईख को ईश्वरीय देन माना है ।* झ्राज भी भारत में ईख की खेती 
बडे पैमाने पर की जाती है। ईख का जो रस पीने के लिये पेरते है उसे पूर्वी ग्रामीण बोली मे 
'पेरआ' रस कहते है ॥९ 

नागरिक भाषा मे गन्ना [सं० काएड:--एक गाठ में दूसरी गाठ तक का भाग] शब्द 
ही प्रचलित है | ग्रामीण बोली मे 'ऊख,” ऊखि, 'ऊंध,' 'उक्खड' 'उखुड' श्रादि कहते है । गन्‍ने 
के गोल काटे गए टुकड़ो को “गडेरी” कहते है | सूरदास ने गाँड़े (४२२२) [सं० गंड---गाँठ 
अथवा जोड़-गन्ने मे गाठें सी होती है श्रौर वही से प्राय. टुकडे करते है | शब्द प्रयुक्त किया 
है । इसको 'पौरुवा' भी कहते हैं। साथ ही इस पंक्ति से हाथी को गन्ना प्रिय होने की बात भी 
बताई गई है---'कहु षट्पद कैसे खंयतु है, हाथिनि के संग गाडे' (४२२२) । 

१२२--तरका रियो में कच्चे केले की तरकारी बनाने के साथ ही फलो में भी पके केले 
खाये जाने की चर्चा है। कदतल्ीी (विनय) केज्ला (१८३१, तथा केरा (८२६,१०१४) [सं० 
कदली | शब्द मिलते है 'छोलि धरे खरबूजा केरा । सीतल वास करत अति घेरा! (१०१४)। 
श्राइने भ्रकबरी में भी केले के पेड़ तथा फल का विस्तृत वर्शन है ।* भारत के अतिरिक्त अन्य 
गर्म देशों, बर्मा, भ्रफ्रीका, दक्षिणी अ्रमेरिका, मलाया द्वीप तथा चीन आ्रादि में भी केला होता 
है । एक पेड़ मे एक 'गहर' आती हैं जिसमे सत्तर-अ्रस्सी केले होते है। उसके बाद वह पेड़ 
गिरा दिया जाता है। प्राजकल 'चीनिया' तथा “बम्बइया', दो प्रधान किस्मे होती है । पद्मावत 
में 'केरा की घोरी? (१८७७७) तथा “श्रोनइ रही केरन्ह की घडरी” (३४।४) में 'घौरा' 
'घौरी , 'घउरी आदि शब्द 'गहर' के लिए मिलते है । उपर्युक्त पद्यांश मे खरबुजा (१०१४) 
[फा० खर्पज., खरबूज़:] भी छील कर रखने का उल्लेख है। भ्राईने प्रकबरी से पता चलता है 
कि श्रकबर के राज्य में ख़रबूजे खूब बिकते थे भारत मे ये चैत से ज्येष्ठ तक होते थे । ये मीठे 
मुलायम तथा खुशबूदार होते थे। क्वार के भारंभ में काश्मीर से झाने लगते थे फिर काबुल से 
तथा पूस में बदखर्शां से मँगवाये जाते थे । इस प्रकार माध तक सिलसिला नही ट्टता थाई । 
बनियर तथा मनूची ने भी यही लिखा है कि काबुल, बल्ख बुखारा, समरक़न्द तथा ईरान से 
श्रनेक प्रकार के फल खरबूजे, तरबूज, सेब, नासपाती, झनार तथा अ्रगूर आदि लेकर काफिले 
भ्राते थे । थे फल दिल्‍ली में महगे दामों पर बिकते थे। इनके बदले उन देशों को सोना-चादी 
तही जाता था, किन्तु यहाँ के अन्य दूसरे सामान ही बाहर जाते थे | दिल्‍ली में फल का बाजार 
भ्रलग ही था। भश्रमीरो का प्रधान व्यय फल तथा मेवा पर हो होता था। खरबूज़े का बीज 





१--हषे ० सां० शभ्रू०, पृ० श्र 

२--आईने अ्रकबरी, ए० १४० 

३--प० सं० व्या०, ४। कीन्हेसि ऊखि सीठि रस भरी? 
४--प्रा० श०, पृ० ४६, ११५ 

५--श्राईने श्र०, ए० १४६ 

६--आईने ह०, ए० १३२ 


8७ फल, मेवा, तरकारी 


ईरान से भारत में श्राया था किन्तु यहाँ की जमीन उसके लिए उतनी अच्छी न होने के कारण 
फल को किस्म साधारण ही रही ।! श्राज कल लखनऊ का ख़रबूजा प्रसिद्ध हैं जो छोटा किन्तु 
मीठा, मुलायम तथा रसीला होता है । 

१२३-- तरबूजा (८२०) [फा० तरबूज.] तथा खुबानी [फा० खूबानी] भी विदेश 
से लाये गए फल थे। तरबज्ञा भी दिल्‍ली मे प्रायः साल भर अश्रधिकता से मिलता था। दिल्ली 
के तरब॒ज़ो को वनियर ने मुलायम और मीठा बताया है* । विदेश से आने वाला तरबूजा अधिक 
मेंहणा मिलता था । एक तरबूजे का मूल्य करीब डेढ क्राउन होता थारै। जायसी ने तरबूजे को 
पहदुआना' कहा हैं ।* श्राजकजल फरु ख़ाबाद का तरबूजा प्रसिद्ध है। खबानी का रंग अरुन 
बताया गया है। रंग के कारण ही भ्रकबर के समय में इस 'जर्द आलू भी कहते थे। प्राजकल 
कुमाय॑ झ्रादि पहाड़ी प्रदेश मे यह अधिक होती है । 

नारियर (२१५६) [सं० नारिकेल] का उल्लेख मसालो तथा मेवा के व्यापारी से 
संबंधित पद में झ्राया है किन्तु कही-कही उदाहरण भी दिया गया है--ज्यो मरकत कर होत 
नारियर तैसे इहौ श्रभागी' (१६२५) । इसके भ्रतिरिक्त गरी (१०१४) तथा खोपरा (८२६ 
[सं० खर्पर| शब्द भी प्रयुक्‍त हुए हैं। नारियल के श्रन्दर के मुलायम गूदे को आज भी गरी 
कहते हैं। सूखे नारियल की गिनती मेवा में /भी होती है। महाभारत तथा सुश्रुत में नारिकेल 
का उल्लेख है । बाण ने भी विध्याटवी के फलो के वज्षों मे नारिकेलो का उल्लेख किया है ।* 
आईने अ्रकबरी मे इसका दूसरा नाम “जोज़े-हिन्दी' बताया गया है। उसके विभिन्‍न उपयोगो 
का विवरण भी है, जैसे कच्चे नारियल का पात्ती पीते थे, पकने पर गरी खाई जाती थी श्रौ 
उसके छिलके से चम्मच, प्याले व तूंबे बनाए जाते थे तथा छाल से रस्सी बनती थी । एकाज्ष 
नारियल को दो आ्राँखों वाले से बेहतर मानते थे ।* श्राज भी नारियल इन सब कामों में श्राता 
है । यह समुद्र तट के निकट अ्रधिक होता है । इसका तेल भी निकाला जाता है। सूरसागर से 
केवल नारियल की गरी के बारे में ही पता चलता है। 

१२४--अंगूर के लिए सूरसागर मे द।ख (८२९, ८३०) [सं« द्वाक्षा] शब्द प्रयुक्त 
हुआ है । इसका श्रर्थ मुनक्‍्का तथा किशमिश भी होता है। इस भ्र्थ मे भी यहाँ यह शब्द लिया 
जा सकता हैं। पद ८३० में दाख' तथा 'किसमिस' दोनों का उल्लेख साथ दिया गया 
है। भ्रतएव यहाँ अंगूर का अर्थ ही भ्रधिक उपयुक्त होगा, भ्रंगूर को ही सुखाकर किशमिश व 
मुनक्‍क़ा बनाते है । अकबर के समय में आषाढ़ से सावन-भादों तक अनेक प्रकार का अंगूर होता 
था। काश्मीर से भी अंगूर झ्राता था जो एक दाम में आठ सेर मिलता था ।* विदेश से श्राने 
वाला अंगूर काला तथा सफेद दो प्रकार का होता था । श्राजकल भी श्रगूर काश्मीर तथा काबुल 
श्रादि स्थानों से मगाया जाता है तथा बरसात में अधिक मिलता है । 

अंगूर के समान ही मंहणे फलों मे सेब (८३०) का स्थान है। मुग़ल राज्य में कई 

हल मसल लक एक मल मन लल 

१--बनियर, ५० २०३; मनूची, भाग १ 

र-- »+ +» २४० 

र-- »% 9 १०३ 

४--प० सं० ध्या०, ५४६३, रो हिंदुश्नाना बालबाँ खौरा' 

५--हुषं० सां० झ०, ए० १८६ 

६--श्राईने भ्र०, ए० १५१ 

७-- ) # “० रैरर३े 


खाद्य तथा पेय पदाभथ & १ 


प्रकार का सेब विदेशों से आता था । आजकल कुमाय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा काश्मीर का 
सेब प्रसिद्ध है । 

उपर्युक्त फलो की सूची मे अनार जैसे प्रमुख फल का भ्रभाव खटकता है, किन्तु ऐसा नही 
है कि सूरदास जी अनार से भ्रनभिन्न हो । रूप-वर्णान संबंधी अनेक पदो में मोती के समान दाँतों 
की शोभा की तुलना दाड़िम* (५०७) [स०] के दानो से की गई है--'दाड़िम दसन लरी' 
(५०७) । आजकल हमारे यहाँ दो प्रकार का अनार--क॒न्धारी तथा बेदाना' बिकता है। 
खद्ीबोली हिन्दी मे अंगूर तथा अनार शब्द ही प्रचलित है । 

१२५--अन्य प्रमुख फलो में श्रीफ्तल (८२६) [स०] तथा सफरी (८२६) [फा० 
सफरी > अमरूद] है । श्रीफल भारत का प्राचीन फल है। श्रीफल (३४४६) भी प्राय उपमान 
रूप में श्राया है । इसको आ्राजकल बेल कहते हैं । सफरी के स्थान पर अ्रब अ्रमरूद' अ्रथवा 
“बिही' शब्द ही बोले जाते है । भ्रलीगढ़ क्षेत्र की कृषक बोली में सपडी” भी कहते है । आईने 
प्रकबरी में तुरान आदि देशो से जाने वाले फलो में श्रमरूद तथा बिही का स्थान भी है ।* 
इलाहाबाद के भ्रमरूद आजकल अपना विशेष स्थान रखते है । | 

अन्य साधारण मौसमी फलो में कुकरी (१८३१) [स० कर्कटि] तथा खीरारे (१८३१) 
के नाम लिये जा सकते है। ये आजकल क्रमश: गरमी तथा बरसात में होते है। लखनऊ की 
ककडी मशहूर है | सूरदास जी ने इनको तरकारियो की सूची में रक्खा है। ककडी की तरकारी 
तो शभ्रब भी बनती है तथा खीरे का रायता । श्रतः ये फल तथा तरकारी दोनो में ही रकक्‍्खे जा 
सकते हैं । आगे तरकारी की सूची में भी इनका उल्लेख किया गया है । 

सिंघारे (परि० १४३) 'खटमिठे सिघारे' का वर्णन किया गया है। इसका फल 
तिकाना और काँठेदार होता है जो तालाब की बेल में बरसात समाप्त होने पर फलता है। 
ग्राजकल इसे कच्चा तथा तरकारी की तरह छोककर नमकोन भी खाते है । ब्रतो मे सिघारे के 
आटे का हलुआ तथा पूरी खाने की प्रथा भी है। आईने अ्रकबरी में भी कच्चा व भूनकर खाये 
जाने की चर्चा हैं ।* 

नवम स्कन्ध के :हनुमान-भ्रशोक-वाटिका' प्रसंग मे फलो की विशेषता इस प्रकार बताई 
गई है---अगनित तरुफल सुगंध मदुल्ल मिष्ट खाठे ।* 

१२६--वर्तमान समय में पाये जाने वाले कुछ प्रमुख फलो की कमी को शोर ध्यान 





१--हुं० सां० श्र०, ए० ५५ 'द्राक्षा' तथा दाड़िम! दब्दों का उल्लेख है। 
प० सं० ष्या०, ३४४ दारिवं दाख देखि मन राता । 
श्रीहष॑, नेषथ, १/८२ “फलानि धूमस्य धवानधोसुखान्‌ स दाडिसेदोहदधूपिनि 
ह्र्से 

२--श्राईने श्र०, ए० १३४, बिही १०-३० तक १ रु० की तथा असरूद १०-१०० 
तक १ रु० से ६ रुपयों तक में मिलते थे। इस सूची में अ्रमरूद तथा बिही 
दोनों अलग अलग नाम हैं, किन्तु आजकल ये दाब्द प्रायः एक ही अर्थ में बोले 
जाते हैं श्रोर अमरूद शब्द अधिक प्रचलित है । 

३--प० सं० व्या०, ५४६।३ बालवाँ खोरा? अथवा बालम सीरा? जो खीरे की एक 
कोमल जाति है । 

४--श्राईने श्र०, पृ० १५२ 


५--भानस, श्ररए्य०, ३४ कद मूल फल सुरस भ्रति दीन्‍्हें राम कहें आनि । 


8२ फल, मेवा, तरकारो 


जाता है, जैसे संतरा, तासपाती, लीची, जामुन, अ्रनस्तास, फालसा, शरीफा, बेर, खजूर तथा 
श्रंजीर । पद्मावत मे सुरसागर के नामों के अ्रतिरिक्त ऊपर दिए हुए प्रायः सभी नाम मिल जाते 
है जैसे अ्जीरा', 'सदाफर, (शरीफा), तुर॑ज' (चक्रोतरा), नारग, 'तूत' (शहतूत), बैरि' 
(बेर), व 'निउंजी” (लीचौ), 'छोहारा 'भ्रादि । इन फलों के वृक्षों का वर्सन सिहल द्वीप की 
बाटिकाओ्रो के वर्णन में है ।* पद्मावती तथा सखियो का वाटिका में क्रोडा करने के प्रसंग में भी 
अनेक फलों के वृक्षों की सूची है। इनमे ऊपर बताए गये फलो के अतिरिक्त जाबु' तथा 
'हुव' नाम भी मिलते है ।* 'नागमती-पद्मावती विवाद खण्ड (४३३-४३६) में अनेक फूल व 
फलों की चर्चा है तथा बादशाह-मौजर खड मे भी मास भर कर बनाये गए कुछ फलो का 
वर्णन है | इस प्रकार सूरसागर में छूटे हुए प्राय सभी प्रधान फल पद्मावत मे मिल जाने से यह 
स्पष्ट है कि उस समय आज के प्राय' सभी फल होते थे । 

भ्राईने अ्रकबरी की फलो को सूची भी इसी बात का अनुमोदन करती है । विदेशी तथा 
हिंदुस्तानी फलो की अलग-अलग सूची है तथा मूल्यों पर भी प्रकाश डाला गया है | इनमे देशी 
फलों में अ्रनन्नास, कमला (मीठी नारंगी), बेर, भ्रमुतफल (नासपाती), अंजीर, तृत, सदाफल, 
खिरनी, महुआ तथा खजूर और विदेशी फलों मे आलूबुखारा, अंजीर, छुहारा, शफ्तालू 
(प्राड़ ), आलूचा श्रादि फल सूरसागर में वर्ित फलो के अतिरिक्त मिलते है ।* 

हर्षचरित मे उल्लिखित फलो से भारत के प्राचीन फलो का भ्रनुमान होता है | इनमें 
द्रात्ञा, दाड़िम, खजूर, आड.* नारिकेल, केला, जामुन तथा सदाफल (शरीफा/* झादि नाम 
प्रमुख है । मुगल राज्यकाल में तरबूजा, खरबूजा, सेब, भ्रमरूद, तथा नासपाती आदि जैसे वर्त- 
पान काल के प्रमुख फलो का यहाँ प्रचार हुआ । बाबर कुछ श्रेष्ठ खरबूजे के बीज काबुल 
से लाया था जो उसने अपने आगरे के बाग़ में लगाये थे । जोधपुर के भ्रतार उस समय 
प्रसिद्ध थे ।८ 


१--प० स ० व्या, ३४ 

२--प० स ० ध्या०, १८७ 

३--प० स्‌ ० व्या०, ५४६ 

४--आ्राईने अ०, ए० १३४, १३५-१२७ 
हिन्दुस्तानी मीठे फल--(१३५) आम--६००---४० दाम--वर्षा 
ऊख --२--१ दाम---जाड़ा 
केला--२--१ दाम--वर्षा 
अनार--प्रतिमन---5०-१०० दाम--वर्षा 
सदा'ऊतल--१--१ दाम--सदा 
ख रबूुजा--प्रतिमत ---४० दाम--पग्रीष्म 
तरबूज[--१-२--१० दाम--वर्षा का प्रंत 
नारियल--१४ दाम--शरद 

५--हुषें० सां० श्र०, एृ० ५५ 

६--हषें ० सां० अ्र०, एृ० ७१ 

७०-हूर्ष ० सा० भ्र०, पृ० १८६ 

८--अशरफ़, भाग १, ए० २०० 


खाद्य तथा पैय पदार्थ हे 


खट्टे फल 

१२७--ऊकुछ खट्टे फलो के नाम भी उल्लेखनीय है । प्रायः तरकारियाँ बनाने की विधि 
मे ही इनका उपयोग बताया गया है। भ्ररुई या घुइया में इमली (१८३१) [सं० श्रम्लफल] 
की खटठाई डाली गई थी--अरुइईहिं इमली दई खटाई” | केले की तरकारी में करबँदा, 
करोंदनि (१८३१) 'दे करवंदा हरदि रंग भीने' (८५६) से खट्टापन लाया गया था। राह 
क्रोंदा' (परि० १५४३) का वर्सन भी है। बियारी के भोजन में भी श्राम, नीबू, करौंदे भ्रादि 
के आचार की ओर ध्यान श्राकषित किया गया है--निबुआ सूरत आम अ्रथानो करौदनि की 
रुचि स्यारी' (८४६)। इनमे सबसे भ्रधिक महत्त्व निबुआ, निबुआनि* (८४६, परि० १५३, 
१८३१) का है--अदरख श्ररु निबुश्रनि ठेहै रुचि' (१८३१) । उस समय सागों मे आँवल्े 
(१०१४) [स० आ्रामलक] भी डालने की प्रथा थी--'अदरख और आँवले मेले! (१०१४) ।॥१ 


अ्रकबर के समय में इन सभी फलो का खूब प्रचार था। इनके अलावा कमरख का 
नाम आईनेग्रकबरी में और मिलता है। नीबू कागजी तथा एक प्रकार का वर्ष भर फलने वाला 
भी बताया गया है।* पद्मावत में भी इन सभी के साथ कमरख का नाम भी मिलता है। 
जंभीरा,, गलगल' तथा तुरंग” “बिजौर' झ्रादि नीबू की किस्मों का उल्लेख भी है तथा करौदे 
की उपयुक्त किस्म 'राय-करोदा' की चर्चा भी है ।* इमली के लिए जायसी ने 'इंबिली' 
या अबिली' शब्द प्रयुक्त किए है ॥* _ 

आजकल भी ये सभी खट्टे फल पाए जाते है । इनमें नीबू के अनेक उपयोग प्रचलित 
हैं । तरकारी, शरबत श्रादि में काम में आने के साथ ही इसका अचार भी लोगो को अत्यधिक 
प्रिय है। यह कागज़ी, कठा तथा बिजौरी, तीन प्रकार का होता है; जैसा कि श्राईने-प्रकबरी मे बताया 
गया है कि आज भी नीबू की एक किस्म ऐसी होती है जिसके पेड़ पर साल भर फल लगते रहते 





१--हष॑ ० सां० झ्र०, ए० १८६, विन्ध्यवन के वृक्षों में ज॑भीरी नीबू “जंबीर' के पेड़ 
का उल्लेख भी है । 

२--इंडिया एजु नोन टु पाशिनि, ए० ११७, मैरेय में त्रिफला डालते थे जिसमें 
आझरामलक स्वभावत' होता ही है । 

३--आईने झ्र०, ए० १५२--हिन्दुस्तानी खट्ट फल--नीबू --प्रीष्ष ४--१ दाम 
अआंवला--प्रीष्म--प्रतिसेर--२ दाम । 
खट्टे मीठे फल--इमली- ग्रीष्म--प्रति सेर--२ दाम 
कम रख--शरद--४--१ दाम । करौंदा--वर्षा--प्रतिसेर-१ दाम 

४--प० स० ब्या०, ३े४डे। २,२,६ “नवरंग नोबू सुरंग जंभीरा। औझ्ौ बादाम 
बट अजीरा । 
“गलगल तुरंज सदाकर फरे, नारंग श्रति राते रस भरे,।” 
'फरे तुत कमरख ओ निउंजो, राय करोंदा बेरि चिरउँज्ी |” 
१८७। दोई बिजोर' 

५--प० स'० व्या०, २८ आस पास धनि इँबली । 
१८७ कोइ अबिलि कोइ महुव खजूरी । 
'कोइ अवरा कोइ बेर करोंदा' 


8४ फल, मेंवा, तरकारी 


हैं। आँवले' तथा करोंदे का अचार व मुरब्तरा ही श्रधिक बनता है। करौदा लाल तथा हरे, 
दो रंगो का होता है तथा इसका कटीला भाड-सा होता है पकी इमली का उपयोग प्राय खटाई 
के रूप में ही किया जाता हैं। इमली का वृक्ष खूब घना और बडा होता है । 

मेवा 

१२८--सूरकालीन प्रचलित मेवाझो का ज्ञान भी उपयुक्त पदों (८२६, ८३०) से हो 
जाता है। फलों की सूचक शब्दावली के साथ ही मेवाश्रो के नाम भी दिये गये है। मेवा 
(८३०) [फ़ा० मेवः | शब्द ही सूरसागर मे प्रयुक्त हुआ है--भरु मेवा बहु भाँति-भाँति है षघटरस 
के मिष्ठान्न। |* विदेशी उद्गम होने के कारण स्पष्ट ही है कि सूखे फल खाने की प्रथा 
विदेशी सम्पर्क का प्रभाव थी। सूरसागर मे प्रायः सभी प्रधान भेवाश्रों के नाम मिलते है-- 

किसमिस (८३०) [फा० किशमिश] 

बदाम, पिडबदास (८३०, १०१४) [फा० बादाम] 

'पिस्ता (८३०) [फा० पिस्त:] 

चिरोंजी (८२६) 

चिरारी (१०१४) 

गरी (१०१४, ८३०) 

खारिक (८२६, ८१०) 

छुहारे' (८३०) 

पकवानों में भी मेवा और कपूर डालते थे--गोका गूँथे गाल गसू री, सेवा मिलौ कप्रनि 
पूरी ! कुछ प्रमुख मेवाश्रो की कमी की श्रोर अवश्य ध्यान जाता है जैसे--प्रखरोट, [सं० 
अन्ञोट:, चिलगोजा [फा० चिलगोज ],मखाना(भुना हुआ कमलगद्ठा)तथा काजू [फा० कजी « 
वक्ता, टेढ़ापन | । भ्राईनेश्रकबरी को हिन्दुस्तानी सूखे फलो की सूची में नारियल, पिंडखजूर, 
शभ्रखरोट, चिरोजी तथा मखाना आदि नामो के उल्लेख से भारत मे पैदा होने वाली इन मेवाश्रो 
का पता चलता है। ईरान आदि देशों के फलों की सूची में छुूहारा, किशमिश, झ्राबजोश 
(मुनवक्रा ), अंजीर, बादाम, पिस्ता और चिलगोज़ा आदि प्रधान मेवाएं दो गई है ।१ वास्तव में 
फलों के साथ बाहर से ये भी मंगवाई जाती थी । 

१२६--प्मावत में फलो के वृक्षों मे 'खजूरि, बादाम, अंजीरा,' 'किसमिस' 'चिर- 

उजी', छोहारा,' 'चिरौजी * का उल्लेख है ।* बादशाह के लिये बनाए गए विविध प्रकार के 


१--#० जी०, प्र० १२, झ्र० १८, फारुन सुदी एकादशी के दिल स्त्रियों आँवले के 
वृक्ष को देवता रूप में पूजती हैं तथा बेर, सिगाड़ी व जल चढ़ाती हैं। कारतिक 
शुक्ला नवसी के दिन भी इसकी ब्रह्म रूप में पूजा होती है । 

२--भानस, बाल० २३३, “बिबिध भाँति मेवा पकवानाः 

३--आाईने श्र०, ए० १५२, छुहारे के लिए पिडखजूर प्रयुक्त हुआ है । 

४--आईलने श्र०, ए० १३६, १३४। विदेश से आने बाली प्रमुख मेवाओ्ं के मूल्य 
इस प्रकार थें--बादाम--प्रतिसेर-- ११ दास । पिस्ता--प्रतिसेर--९ दाम । 


चिलगोज्ञा-प्रति सेर--८ दाम । छुद्दारा--प्रतिसेर--१० दाम | किस- 
मिस--पअ्रति सेर--६ दास । 


४-१० सं० ध्या, २८५। भझ्रौ घन तार खजूरि' 


खाद्य तथा पेय पदार्थ ६५ 


व्यंजनो मे भी कई तरह की मेवा डालने का वर्णन मिलता है, किन्तु सुरसागर के समान ही 
अखरोट चिलगोजा श्रादि कुछ वर्तमान मेवाओ का श्रभाव पद्मावत में भी है। वर्तमान समय की 
सबसे अ्रधिक प्रिय मेवा काजू का उल्लेख तो आ्राईने अ्रकबरी में भी नही है । इससे यही श्रनुमान 
होता है कि काजू का प्रचार बाद में हुआ है । 
आजकल जाडे में मेवा खाई जाती है, किन्तु महगी होने के कारण धनी वर्ग के खाद्य पदार्थों 

में ही इनको स्थान मिल पाता है। पहले के समान झाज भी बहुत-सी मेवाएँ काबुल आदि 
स्थानों से श्राती है । भारत मे अखरोट के पेड पहाडी जगहो, जैसे कुमायू, गढवाल, हिमाचल 
प्रदेश में श्रधिकता से होते है तथा काजू दक्षिण भारत में होता है। काश्मीर भी फल तथा 
मेवाओं के लिए अपना विशिष्ट स्थान रखता है । 

तरकारी 

१३०--सू रसागर में तरकारी के पर्यायवाची कई शब्द मिलते है । इन शब्दों के श्रर्थो 
में थोड़ा-सा भेद अवश्य क्रिया जाता है। तरकारी (१५१०) [का० तर + कांरी | उस पौधे 
को कह सकते है जिसके जड़, डठल, पत्तियाँ, फूल अथवा फल पका कर खाये जाते है। 
गोवद्धन-लोला प्रसंग मे यशोदा नेवेद्य के लिये विविध प्रकार के व्यंजनों के साथ तरकारियाँ भी 
बनाती है--'महरि करति ऊपर तरक़्ारी । जोरति सब बिधि न्यारी-न्यारी' (१५१०) प्रायः 
पकी हुई तरकारी को साल्नन (१०१४, १८३१)[स० सलवरण--पकी मसालेदार तरकारी ] श्रथवा 
भाजी (१०१४, १८३१) [हि० भाजना, भूनना ] कहते है । कृष्ण॒-ज्यौनार के सिलसिले में इन 
दो शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ हे--सालन सकल कपूर सुवासत । स्वाद लेत सुन्दर हरि 
ग्रासत' (१०१४) या थार कटोरा जरित रतन के । भरि सब सालन विविध जतन के (१८३११) 
भ्रथवा 'बेसन सालन भ्रधिका नागर' (१८३१) । इसी प्रकार 'भाजी शब्द का भी कई बार 
उल्लेख हुआ है--“मीठे तेल चना की भाजी' (१०१४) अथवा भाजी भली भॉति दस कीन्ही' 
(१८३१) द्वारा दस तरकारियों के बनाने का वर्णन है । भ्राजकल दावतों आदि में कभी-कभी 
इतनी तरकारियां बनती है, यो प्रायः दो तीन तरकारिया बनाने का रिवाज है। तेल आदि में 
भुनी तरकारी के लिए भाजी से ही मिलता-जुलता शब्द 'भुजिया बोला जाता है । 

पत्ते वाली तरकारी प्रायः साग (१८३१) [स० शाक] कहलाती है। सूरसागर में भी 
इसी श्र्थ मे यह शब्द प्रयुक्त हुआ है--साग चना मरुसा चोराई (१८२१) । प्रथम स्कन्ध के 
विदुर-प्रसग में साग-पत्र अथवा साग (१३, २४४) [स० शाक+पत्र| तरकारी के साधारण 
श्र्थ मे भी लिए जा सकते है --कौरव-काज चले रिषि सायत, साक-पत्र सु भ्रघाए (१३) 
'घटरस व्यंजन छाड़ि रसोई साग बिदुर घर खाए! (२४४)। यहाँ पर 'साग' अथवा साक-पत्र' 
साधारण प्रथवा निरासिष भोजन की ओर भी संकेत करता हैं। श्राजकल का साग-पात' भी 
इसी भाव को व्यक्त करता है । साग के ये दो अर्थ प्राचीन समय में भी थे। श्रष्टाध्यायी मे 
नाक्ष्य' पदार्थों की सूची में 'सूप' (पकी हुई दालो, जैसे मुदूग तथा माष का रस), पलल' 
(मांस) तथा शाक (तरकारी) बताये गये है ।* भ्रन्य स्थल पर मुख्य भोजन के साथ खाये जाने 





१-प० स'० व्या०, ५५०।१ तहरी पाकि लीनि श्र गरी | परी चिरौंजी भरौ 
खुरहरी । 
५४६।४ नारियर दाख खजूर छोहारे 

२--इंडिया एजु नोन टु पारितनि, ए० १०० 


९६ फल, मेवा, तरकारी 


वाले श्रन्य पदार्थों में शाक (पत्तेदार तरकारी) “भाजी” (पकी हुई तरकारी) तथा सूप का 
उल्लेख हुआ है । * 

जायसी ने 'तरकारी' तथा साग' का प्रयोग किया है तथा तुलसी की शब्दावली मे 
भी सागु' शब्द मिलता है ।* यहाँ भी साग सभवतः पत्तेदार तरकारी के भ्रर्थ मे ही प्रयुक्त हुआ 
है । वर्तमान समय मे प्रायः तरकारी तथा साग शब्द अश्रधिक प्रचलित है । तरकारी कच्ची तथा 
पकी दोनो प्रकार की तरकारियो को कहा जाता है तथा साग प्रायः पत्तेदार को । एक श्रन्य शब्द 
'सब्जी' [फ़्ा० > हरी तरकारी] भीन्सुनने में श्राता है । 

तरकारियों के नाम 

१३ १---भोजन तथा ज्यौनार से संबंधित पदों (१०१४, १८३१) में ही विशेष रूप से 
तरकारियो के बहुत से नाम एक साथ दिये गए है । कही-कही इनके पकाने की विधि तथा 
भ्रन्य विशेषतायें बताने का भी प्रयत्न किया गया है । यह नाम इस प्रकार है--- 

(१) बनकोरा (१०१४) । यह नाम स्पष्ट नहीं है। आईने अकबरी की तरकारियो 
की सूची में वर्णित यह “ककोरा' या 'बनकरेला' नामक तरकारी हो सकती है १ ककोरा 
शब्द भी मिलता है । यह संभवतः कटीला परवल या खेकसा' नामक तरकारी है । 'कासी क्षेत्र 
(१८३१) । में 'ककोरा' आज भी इसी श्रर्थ मे बोला जाता है। 

(२) पिंडीक्‌ (१०१४) । इस तरकारी का भ्राजकल नाम सुनने में नही आता है। 

(३) चिचिडी, चिचींडा (१०१४, १८३१) | इसकी बेल होती है तथा फल धारीदार, 
लम्बा एवं पतला होता है। गाव में कभी-कभी लोग इसकी कलियों को दीपक दिखाते है जिससे 
व्रह जल्दी से बढ जाये ।* झाईने अकबरी में 'चरचेंडा' नाम दिया है तथा वह एक सेर दो दाम का 
दिकता था। श्राजकल भी इसे 'चरचेंडा' अ्रथवा चचेड़ा' कहते है | यह वर्षा ऋतु में होता है । 

(४) सीप (१०१४) | आजकल की प्रचलित तरकारियों में इसका स्थान नही है । 

(५) पिंडारू (१०१४) । प्राईने-प्रकबरी मे पिडालू नाम मिलता है। उसमे लिखा है कि 
इसकी बेल ऊपर चढ़ा दी जाती है, पत्ते पान के श्राकार के होते हैं तथा जड खोद कर पकाई 
जाती है । 

(६) कोमल भिंडी (१३१४) | यह झ्राजकल की प्रिय तरकारियों में है। यह प्रायः 
ग्रांष्प और वर्षा ऋतु में होती है । भिडी मुलायम ही श्रच्छी होती है, जैसा कि सरसागर में भी 
स्पष्ट कर दिया गया है। भिडी सर्वप्रथम भारतवर्ष मे ही जंगली अ्रवस्था में उगती हुई पाई 
गई थी। भिंडी को 'रामतरोई' भी कहा जाता है--खीरा रामतरोई तामे । अरुचिनि रुचि 
भ्रंकुर जिय जामे ।' कुछ स्थानों में रामतरोई शब्द लौकी के श्रर्थ मे बोला जाता है। 

(७) सूरन (८४६,१८३१४) [सं० सूरणः] तल लिया गया था--सूरन करि तरि ।! 
इसका दूसरा नाम ज़मीक़द' है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह जमीन के अंदर होता है 

१--इंडिया एज नोन टु पारि।नि, पृ० ११० 

२--प० स० ध्या०, १४८१ “भाँति भाँति सीमी तरकारी' 

५४८।७ छोंकि साग पुनि सोंधि उतारा ।/ 

३--मानस, बाल० ७४। 'संबत सहस मूलफल खाये। साशु खाइ सत बरस गंवाए ।! 

४--आाईने श्र०, प्‌ृ० १३७, फल वाली ससी तरकारियाँ पकाकर पस्लाये जाने वाले 

फलों के नाम से दी गई हैं । 

४०-३० जी०, प्र० १२, प्रध्याय १३ 


खाद्य तथा पेय पदार्थ 8७ 


तथा इसका आकार बंडे से मिलता-जुलता है । यह चरपरा सा होता है इसलिए इमली श्रादि 
डालकर पकाते है । कही-कही दिवाली के दिन जमीकद खाने की प्रथा है। हर्षचरित मे उल्लि- 
खित तरकारियो में सूरणकंद' की चर्चा है।* झ्राईनेश्रकबरी में श्रचारों की सूची मे 'जिमीकंद' 
दिया गया है । 

(८) तोरई (सरस) (१८३१) की बेल होती है। यह भी प्राय: गर्मी व बरसात मे 
अधिक होती है । इसकी तरकारी हल्की मानी जाती है और लौकी के समान हो बीमारी के बाद 
पथ्य में दी जाती है। आईनेश्रकबरी में एक सेर तुरई का मूल्य डेढ दाम बताया गया है३ 
तथा इसके भ्रचार डालने का भी उल्लेख है। जायसी ने तुरई तथा चर्चेंडा को जीरा देकर 
छोकने का उल्लेख किया हैँ ।* आ्राज भी तुरई, च्चेंडा तथा लौकी को ज्ञोरा डालकर छौकने की 
प्रथा चल रही है । 

(६) सेम (१८३१) [सं० शिबा, शिम्बिका] की लता होती है तथा सफेद व हरी दो 
प्रकार की फलियाँ होती है। जाडे की तरकारियो में मेम का विशिष्ट स्थान है। श्राईनेश्रकबरी 
मे 'सेब' प्रतिसिर डेढ दाम की बताई गई है तथा इसके वर्षा 'में होने का उल्लेख भी है। पदुमा 
वत में भी सेंब' शब्द ही मिलता है ॥१ 

(१०) सींगरी (१८११) मूली की फली को कहते है। सेम तथा सीगरी पकाने का 
वर्णन इस प्रकार है--सेम सीगरी छौकि भोरई ।” 'मोरई” संभवत. मोल (तरकारी के गाढ़े 
रसा या शोरबा) के अर्थ में आया है। आजकल सेम तथा सीगरी प्रायः सूखी ही बनाई 
जातो है । 

(११) भंटा (१८३१) [सं० वंग.] का भरता [देश०]| खठाई डालकर बनाया गया 
था-- भरता भँटा खठाई दीन्ही' | आग मे भून कर बैगन का भरता आज भी बनाया जाता है 
तथा खटाई भी डालने क्रा रिवाज चल रहा है, इस प्रकार आलू का भी भरता या चोखा' 
बनाते है । 'भटा' के लिए अ्रधिक प्रचलित शब्द बैगन है । जिससे इसी रंग का नाम “बैगनी' 
या बैजनी' पड़ा है। ग्रामीण बोली में 'भाँटा' भी कहा जाता है। यह प्रायः साल भर ही होता 
हैं। आईनेश्रकबरी में भी बैगन' प्रतिसेर डेढ दाम दिया गया है ।* वह प्राचीन काल की तर« 
कारियों में से है, क्योकि हर्षचरित से 'बंगक' की चर्चा है ।* इसकी उत्पत्ति भारत मे ही हुई 
थी | पद्मावत में भी बेगन बनाने का ढंग सूरसागर से मिलता हुआ है ।* । 

(१२) परवर (१८३१) भी लता पर ही होता है तथा गरमी व बरसात में फलता 
है। आईनेअकबरी की सूची में सबसे भ्रधिक मेंहगी तरकारी 'परवल' ही है--एक सेर बारह 
दाम का। भ्राजकल भी मेहगी तरकारियों में ही इसकी गिनती है। बीमारी के बाद परवल भी 

दिया जाता है । 





१--हषें० सां० श्र०, एृ० १८३ 

२--आईने अ्रकबरी, एृ० १३६, १२६९ 

३--प० सं० व्या०, ५४८।४ 'तोरई चिचिंडा डिंडसी तरे | 
जीर धु गारि कले सब धरे ॥ 

४--प० सं० उ्या, ५४८।७ 'रींथे ठाढ़ सेब के फारा ।? 

५--आईने अकबरी, पृ० १३६ 

६--हुष ० सां० भ्र०, ए० १८३ 

अर सं० हया०, ५४८)३ चुवक लाइ के रींघे भाँठा ।! 


हद फल, मेवा, तरकारी 


(१३) फाँगफरी (१८३१) लोनिका फागी (१०१४) 'रुचिर लजालु लोनिका फांगी 
(१०१४) । आज की अधिक प्रचलित तरकारियो में इसका स्थान नही है । 

(१४) टेंटी' (१८३१) करील के भाड़ पर लगने वाले गोल छोटे फल को 'टेंटी' कहते 
है । ब्रज प्रदेश मे पकी टेंटी पेचूँ का भ्रचार आज भी पड़ता हैं। अन्यत्र इसके खाने का रिवाज 
नही है। यह वहाँ की स्थानीय तरकारी ज्ञात होती है। करीलफल (१६८) 'जिहि मधुकर 
अंबुज रस चाख्यो क्‍यों करील फल भाव” (१६८) शब्द भी टेटी का सूचक है । 

(१५) ढेंड़्स (१८३१) का वर्णान इस प्रकार मिलता है--पोहइ परवर फाँग फरी' 
चुनि ॥| टेंटी ढेंढ़स छोलि कियो पुनि । वर्तमान समय में प्रचलित 'टिडे' को ब्रज झ्राज भी ढेंड्स 
कहते है । 

(१६) कुनरु (१८११) [सं० कुल्दुरु| परवल के आकार की एक तरकारी है। पकने 
पर इसका फल लाल हो जाता है । इसकी बेल के पत्ते तुरई के पत्तों से मिलते है । बरसात मे 
इस पर फल शभ्राते है । इसको सस्क्ृत में बिम्ब' या “बिम्बक' भी कहते है । साहित्य में लाल 
बिम्ब-फल होठो का प्रसिद्ध उपमान. है । हेमचंद्र ने बिम्बफल के 'लिए कुदीर' शब्द भी प्रयुक्त 
किया है ।* आईनेग्रकबरी में 'कंदूरी' शब्द दिया गया है तथा मूल्य प्रति सेर डेढ़ दाम बताय 
गया है ।* पद्मावत में भी साबित परवल व कुंदरु भूनने का वर्रान मिलता है ।१ झआजकला 
कुंदर की तरकारी कम ही घरो मे बनाई जाती है | 

(१७) कचरी (१८३१)। 'कचरी चारु विचीडा सौर' या 'ककरी कचरी भ्ररु कचना- 
रुयौ' । इसकी बेल ककड़ी को तरह की होती है भ्रब कचरी की तरकारी भी लुप्त-सी हो गई है । 

(१८) करेला (१८३१) की भी बेल होती है। इसका फल कड॒वाहट लिये हुए होता है, 
श्रत: खठाई झादि डाल कर इसे भूनते है भौर बड़ी उम्र के लोग ही प्रायः रुचिपूर्वक खाते है यह 
ग्रीष्म तथा वर्षा मे अधिक होता है। ग्राईनेश्रकबरी में करेले का भाव प्रतिसेर डेढ़ दाम दिया 
गया है ।* सूरसागर के वर्णन भले बनाइ करेला कीने । लोन लगाइ तुरत तरि लीने' से पद्मा- 
बत का वर्खन 'करुई काढि करेला काटे । आदी मेलि तरे किए खादे श्रधिक स्पष्ट व विस्तार 
से दिया गया है । उसमे मांस भरे हुए भाँटे का उल्लेख भी हैं।* 

(१९) फरी अगस्त (१८३१) । 'फरी अ्रगस्त करी अमृत सम से इस फली के मीठे 
होने का अनुमान होता है। यह तरकारी भी अरब प्रचलित तरकारियो में नही भ्राती है । 

(२०) अरुईं (१८३१) खठाई डाल कर बनाई गई थी--अ्ररुईह इमली दई खटाई । 
जेंवत षघटरस जात लजाई । यह भी ज़मीन के भ्रन्दर होती है। इसकी जड व पत्ते, दोनों की 
तरकारी बनती है । पत्ते से पतोरा' नामक व्यजन बनता है । पद्मावत में भ्ररिहन” अ्रथवा बेसन 


१--क० जी०, प्र० १२, श्रध्या० १३, ब्ज प्रदेश में ८टी संबंधी अ्रनेक लोको क्तियाँ 
प्रसिद्ध है, जेसे काबुल में सेवा दई, ब्नज सें ठटी खाई ।॥! 

२---%० जी०, प्र० १२, श्र० १३ ( दे० ना० सा० २।३६-हेसचंद्र ) 

३--आाईले श्र०, ए० १३६ 

४--प० स' ध्या०, ५४८५ पिरवर कुँदरू भूजे ठाढ़े। बहुते घिमें चुरचुर के 
काढ़े ।' 

५---झ्राईने श्र०, पृ० १३७ 

६--५० स ० ध्या०, ५४८६, ५४६।२ ओरु जो सांसु भ्रनुप सो बांटा !? 
भे फर फूल आँब औ भाँठा ।” 


खाद्य तथा पेय पदार्थ 88 


डाल कर,घुदया बनाने का वर्खन है।* घुइया श्राज भी इस प्रकार बनाई जाती है। श्राज 
अरुई शब्द से घुइया' शब्द भ्रधिक प्रचलित है । 

(२१) पेठा (१८३१) कई प्रकार का बनाया गया था--पेंठा बहुत प्रकारनि कीन्हे । 
तिन सों सबे स्वाद हरि लीन्हे । यह भी बेल पर फलता है तथा कुम्हड़े के झ्राकार का सफेद रग 
का होता है । यह जाड़े मे होता है । भ्रन्य कई तरकारियों से पेठे का भाव भ्रकबर के समय में 
अधिक था ।* झ्ाजकल पेठे को मिठाई बनाई जाती है और उर्द की बरी में भी इसके टुकड़े डाले 
जाते है। पेठे के पगे हुए टुकड़ो को ही सभवतः सूरसागर में 'पेठापाक' बताया गया है 
(१०१४) । पद १८३१ मे अनेक प्रकार का पेठा बनाने से भी यही तात्पर्य हो सकता है। 

(२२) खीरा (१८३१) | यह फल बरसात के दिनों मे लता पर होता है। सूरसागर मे 
इसकी गिनती तरकारियों में है । श्रतएवं इस सूची में भी उल्लेख कर देना भ्रनुचित न होगा । 
श्राजकल यह प्रायः फल की तरह कच्चा ही खाया जाता है तथा इसका रायता भी बनाते है। 
हर्षचरित मे खीरे को त्रपुष' कहा गया है ।* श्राईनें श्रकबरी में खीरे व ककड़ी का अचार 
बताया गया है ।? जायसी ने 'बालबा खीरा' मांस भर कर तैयार किया हुआ बताया है ॥* 

(२३) रतालू (१८३१) सुदर रूप रतालू रातौ । तरि करि लीन्हों श्रबहों तातौ ।! 
इसे चित्रण से रतालू के रंग तथा तल कर बनाने पर प्रकाश पड़ता हैं। यह भी पता चलता है। 
कि रताल्‌ गर्म व तुरंत का बना श्रधिक स्वादिष्ट होता है इसका पौधा भ्रालू व शकरकद के समान 
होता है। यह ज़मीन के श्रन्दर से निकलता है । 

(२४) ककरी (१८३१) की भी खीरे की तरह की बेल होती है । यह गरमी मे खरबूजे 
के साथ ही बिकती है। प्रायः गंगा या श्रन्य नदियों के रेतोले तट पर खरबूज़ा, तरबूजु व 
ककडी लगाई जाती है। झ्राजकल पतली ककड़ी फल की तरह खाई जाती है। मोटी व बड़ी 
ककडी की तरकारी भी बनाते है । सूरसागर मे तरकारियों के साथ ही ककड़ी का उल्लेख है । 

हरषचरित में भ्रटवी कुटुम्बियों के घरों मे राजमाष, त्रपुष, ककडी, लौकी तथा कुम्हड़े की बेलें 
चढ़ी होने का वर्णन है।* गावो के घरों में तरकारियों की लताएँ इस प्रकार चढी हुई भ्राज भी 
दिखाई पड़ती हैं । 'सब ककरी करुई (३६१४) से कभी कभी कड़वी ककड़ी निकलने की श्रोर 
संकेत है । 

(२५) केला (१८३१) । 'कितिक भाति केला करि लीने । दे करँँवदा हरदि-रँग भीने' 
वर्णन किया गया है। फलों के सिलसिले में केले का जिक्र किया जा चुका है। इसकी ठरकारी 
आ्राज भी कुछ इसी प्रकार से बनाते है । 

१३२--रुफुट प्रसंगो में कुछ श्रत्य तरकारियो के नामों का उल्लेख हुआ है-- 

(२६) मूली । भ्रमरगीत प्रसंग मे गोपियां व्यग्य करती है--मूली के पातनि के क्वेना 
को मुक्ताहल देह । मूली ज़मीन के अन्दर से निकाली जाती है। यह कच्ची व पकी हुई, दोनों 
तरह से खाई जाती हैँ । मूली के पत्तो का साग भी बनाते है। आईने भ्रकबरी की अचारों तथा 


१--प० स॒ ० व्या०-५४४८।३ अरूई कहं भल श्ररिहन बाँदा” 
२--श्राईने श्र०, ए० १३७ पेठा प्रति सेर ८ दाम था। 
३--हषें० सां० श्र०, ए० १८३ 

४--आराईने श्र०, पएृ० १२६ 

५--प० स॒ ० ध्या०, ५४६ 

६--हषं० सां० श्र०, ए० १८४ 


१०० फल, मेवा, तरकारी 


शाक भाजी की सूचियो में मूली का नाम भी है ।' 

(२७)कुम्होड़े, कदुवा, कुषमांड (३६०४,१५४१०,४५४२०) [स० कुषमांड] गोबर्धन 
पूजा के निमित्त बनाई गई मिठाइयो में कुम्हडे की मिठाई भी थी --'कडुवा करत मिठाई घृत- 
पक' (१५१०)। इसके श्रतिरिक्त भ्रमर-गीत के प्रसग में कुछ कहावतो में उल्लेख हुआ है--'भाए 
जोग सिखावन पांडे--सू रदास तीनौ नहिं उपजत धनिया धान कुम्हाडे तथा “उधौ राखिये यह 
बात--जोग अलि कुषमाड जैसो, भ्रजामुख न समात । कुम्हडे का फल भी पेठे या तरबूज की 
तरह बेल पर आता है जो कि पकने पर पीले रंग का हो जाता है। ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में यह 
अधिक होता हैं। पका हुआ कुम्हडा काफो दिनों तक खराब नहीं होता है । आईने अकबरी मे 
“कद्दू प्रति सेर दो दाम का बताया गया है। जायसी ने भी कुम्हडा कई प्रकार से बना बताया 
हैं । ग्राजजल इसके कह, गगाफल,' 'काशीफल' अ्रथवा सीताफल' आ्रादि अनेक नास प्रचलित 
है । कुम्हड़े की गिनती सस्ती तरकारियों में होती है । 

१३३--उपयुक्त प्रचलित तरकारियों के श्रतिरिकत कुछ फूलों या कलियों का 'सालन! 
भी बताया गया था--- 

(१८) फूल सहिजना (१८३१) [सं० शोभाजन.] 'फूले फूल सहिजना छौके । मन 
रुचि होइ नाज के श्रोके । हर्षचरित में बन-ग्राम की बाड़ियो में लगे गुल्मों मे 'शिग्र' (शोभांजन) 
का उल्लेख भी है ।* सू रण, तुलसी, वंगक तथा एरड श्रादि के समान 'शिग्र्‌' भी प्राचीन समय 
में प्रचलित था आईने अकबरी मे भी 'संहजन' का नाम श्रचारों की सूची में है ।* आज 
सहजन को फलियाँ बनाने की अ्रधिक प्रथा है, किन्तु यह तरकारी लोगो की भश्रन्य प्रिय 
तरकारियों में नही श्रा पायेगी । इसका वृक्ष बहुत ऊंचा नही होता है तथा फूल सफेद रंग का 
होता है । 

(२६) फूल करील (१८३१) [स्न० करीरः प्रा० फुल्ल॑] | ब्रजप्रदेश मे करील की 
भाड़ियाँ खूब दिखाई देती है । भ्रास पास तहसील माट तथा हाथरस (श्रलीगढ़ जिला) तक भी 
करील होता है। इसकी काँटेदार भाड़ी होती है तथा पत्ते भी नही होते । चैत में छोटे-छोटे 
गुलाबी रग के फूल लगते है। इन्ही फूलो की तरकारी बनाने का निर्देश है। यह तरकारी भी 
फल टिटी के समान ही ब्रजप्रदेश में प्रचलित है। कारण स्पष्ट ही है कि करील उसी क्षेत्र मे 
होता है । सूरदासजी के समय मे इन तरकारियों को खाने की प्रथा भ्रधिक ज्ञात होती है, क्योकि 
आइने भ्रकबरी में भी करील के फलो व फूलो के श्रचार का उल्लेख है? । 

(३०) कली पाकर (१८३१) [सं० पर्कटी] । इसका वृक्ष खूब बड़ा होता है। श्राईने- 
अकबरी के खट्टे मीठे फलो की सूची मे 'पाकर' का नाम भी मिलता है ।£ अब पाकड़ की 
फली की तरकारी बनाने की प्रथा कम हो गई है। 

(३१) कचनारयो (१८३१) [सं० कांचनालः] का वृक्ष फागुन चैत से बैगनी-से रंग 
के फूलो से अत्यन्त चिताकर्षक ढंग से भर उठता है। इसकी कलियों की तरकारी बनाने 


१--आईने श्र०, पएृ० १२६ 

२--प० स ० व्या०, ५४८१ कहउ भांति कुम्हड़ा के फारी? 
३--हुषं० सां० झ०, पृ० १८३ 

४--आ्राईने श्र०, पृ० १२६ 

ए--आाईने झ्०, ए० १२६ 

६--आ्राईने झ्र०, पू० १३७ 


खाद्य तथा पेय पदार्थ १०१ 


की प्रथा श्राज तक चल रहो है । आाईने भ्रकबरी में भी श्रचारों को सूची तथा शाक-भाजी में 
कचनार का उल्लेख है । 


साग 

१३४--प्राय: सभी प्रमुख सागों (पत्तेदार तरकारी) के नाम सूरसागर में मिल जाते 
है । साथ ही सूरकालीन प्रचलित साग धनाने के ढंग का अ्रनुमात भी किया जा सकता हैं । 

चोराई (१०१४, १८३११) । यह साग बरसात में होता है जो चिकना व कटोला तथा 
लाल या हरे, दो रंगो का होता है। इसका फूल सफेद होता है। इसको 'चौलाई' या “चौरैया' 
भी कहते है । 

ताल्हा (१०१४)। वर्तमान काल के श्रधिक प्रचलित सागो में इसका स्थान नही है। 
संभवतः इसको ही आजकल लाही' कहते है । 

पोई (१०१४) । इन सागों को पकाने का ढंग इस प्रकार था---'चौराई लाल्हा अरु 
पोई । मध्य मेलि निबुशानि निचोई | यह साग भी आज कम दिखाई देता है। कहीं-कहीं 
इसकी पकौड़ी भी बनाते है । 
- सरसों (१०१४, १८३१) । जाडे मे यह साग होता है। इसका फूल पीले रंग का 
होता है । सरसो के बीज से 'कडवा' तेल बनता है। सरसों के खेत फूलने पर अत्यधिक मनहर 
ज्ञात होते है । 

मेथी (१०१४)। जाड़े में होने वाले प्रिय सागो में से है। इसके बीज का उपयोग 
मसाले की तरह भी होता है । 

सोचा (१०१४, १८३१) । इसकी पत्तियाँ बारीक सी होती है और यह प्रायः मेथी के 
साथ भी मिला रहता है। 

पालक (१०१४) [ सं० पालक: |। इसके पत्ते बडे व चिकने से होते है तथा जाड़े 
में श्रधिक होता है । साग के अतिरिक्त पालक को पकौडी और रायता भी बनाते हैं । 

बथुआ (१०१४, १८३१) [सं० वास्तुक]। 'बथुवा राधि लियौ जु उतालक ।” यह प्रायः 
जो तथा गेहूँ के खेतो में उग आता है। साग के अतिरिक्त बथुए के पतौरे, रायता और रोटियाँ 
या*पराठे भी बनाये जाते है । पद १८३१ में दही में बथुवा मिलाने का वर्णन है---बथुआआ भली 
भाँति रचि राधयो । हीग लगाइ राइ दघि साध्यो ।' 

चना (१८३१) । 'साग चना मरुसा चौराई। सोवा ग्रर सरसों सरसाई। चने का साग 
लोग बहुत रुचि से खाते है । यह साग मटर के साग की तरह कच्चा भी खाया जाता है। 

मरूसा (१०३१)। इस साग के पत्ते चौलाई से मिलते-जुलते, किन्तु कुछ बडे होते है। 

ये सभी साग इस प्रकार छोके गये थे--'सरसों, मेथी, सोवा पालक । बथुवा राधि 
लियो जु उतालक । हींग हरद म्रिच छौके तेले | अदरख और श्रांवरे मेले।' (१०१४) आज 
भी करीब-करीब इसी प्रकार ये साग बनाये जाते है। इनमे से पालक तथा मेथी के साग में 
अक्सर भ्रालू भी डाला जाता है। सूरसागर की तरकारियों की सूची में ऋतुओ का विशेष ध्यान 
नहीं रकक्‍खा गया है । 

आईने अ्रकबरी में शाक-भाजी' की सूची में सोवा,पालक, पोदीना, जीतू, पोई, चूका, 
बथुआ तथा चौलाई नाम दिये गये है । व्यजनों की सूची में एक साग नाम का व्यंजन भी है । 
यह पालक सोवा तथा श्रन्य सागों से बनता था। इसमे घी, प्याज़, श्रदरक, काली मिर्च, लौग, 


१--आाईले झ०, पृ० १२६ 


१०२ भोजन सम्बन्धी साधारण शब्द 


इलायची तथा मिसकाल विभिन्न मात्रा मे डाल कर बनाते थे*। पदुमावत में साग छोंकने का 
उल्लेख है, किन्तु नामो के इतने विस्तार नही है । 

१३५४--उपर्युक्त तरकारियो के नामों में कटहुल के भ्रभाव की ओर विशेष रूप से ध्यान 
जाता है। यह प्राचीन काल में भी प्रचलित था । हर्षचरित में वर्णित विन्ध्याटवी के वृक्षों में 
'कुटफल' (कटहल) भी है ।* श्राईने श्रकबरी” व पद्मावता में भी चर्चा है। आज भी कटहल 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम होता है । ब्रजप्रदेश मे कम होने के कारण ही यूरसागर में संभवत: 
इसका उल्लेख नहीं हुआ है। प्राईने श्रकबरी में गोभो (करमकल्ला) का नाम भी मिल 
जाता है जो श्राजकल की प्रिय तरकारियो में से है। सूरसागर तथा पद्मावत दोनों में इसको 
स्थान नही मिला है। वर्तमान समय की श्रन्य श्रत्यन्त प्रमुख व प्रिय तरकारियाँः फूलगोभी, 
गाठगोभी, भ्राल,९ टमाटर, गाजर, शलजम "तथा शकरकन्द आदि बाद में भारत में प्रचलित 
हुईं। भ्रतः सूरसागर में इनका उल्लेख न होना स्वाभाविक ही है। आज तरकारियो में आलू 
का स्थान सबसे ऊँचा है। जाड़े की श्रन्य तरकारियों मे हरी मटर की तरकारी का वर्णन भी 
सूरसागर में न होने से भ्रनुमान होता है कि इस प्रकार मटर बनाने का ढंग उस समय नही 
चला था। लौकी शब्द का भी अ्रभाव है । पदमावत में लौश्ा' प्रबती श्रर्थात्‌ पहाड़ी लौकी 
की भाजी व रायता दोनो बनाने का उल्लेख है ।5 पश्चिमी उत्तर प्रदेश व राजस्थान आदि में 
अधिक होने वाली कमल की जड़ 'भसीड़ा' का भी ज़िक्र नही है । हर्षचरित में इसको 'शालूक*' 
तथा आराईनें श्रकबरी मे ! 'सालक कहा गया है । 

तरकारी पकाने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी सूरदास ने कई शब्दो का 
प्रयोग किया है--'छोंके, छोंकि (१०१४, १०३१) संघाने, सांधो (१०१४) तरि (१८३१) 
रॉध्यो (१८३१) कीन्हे (१८३१) तथा घुंगारी (१८३१) भझादि । इन सभी शब्दों के 


१--आ्राईने भ्र०, घू० १२० 

२--प० सं० व्या०, ६४८॥७ छौंकि साथ पुनि सौंधि उतारा” 

३--हष० सां० श्र०, पृ० १८६ 

४--आईने श्र० ए० १३५ हिन्दुस्तानी सोठे फलों में उल्लेश्न है। दो कठहल एक दाम 
में बिकते थे । 

४५--प० सं० ध्या०, १४६।४ 'कठहर बड़हर तेउ संवारे? 

६--भ्री श्यामलाल भोय--हिसालय नर्सरी, देहरादून ( साप्ताहिक हिन्दुस्तान ) 
फूलगो भी तथा बन्दगोभी पश्चिमी योरोप में हो सर्वप्रथम पाये गये थे और 
शलजम भो योरोप से हो आ्राई थी। गांठगोभो का जन्मस्थान जर्मनी है। गाजर 
पूर्वो योरोप तथा हिमालय के पर्ची भागों की देन है। श्रालू की उत्पत्ति के 
स्थान असेरिका के पीरू व चिली नामक स्थान हैं। ठमाठर व शकरकंद भी 
प्रमेरिका से आई है । 

७--सन्‌ १६१५ में आसफु्खाँ द्वारा सर ठॉसस रो को दिए गए भोज में झालू का 
सर्वप्रथम उल्लेख है--श्ाईने भ्र०, नोट, ए० १३२ 

प--प० सं० व्या०, ५४८॥२ में भू'जी लोआ परबतीः।  रेता कह काटे के रती 

६--हुष० सां० श्र०, एृ० १८४ 


१०--आ्रईने श्र०, पृ० १३७ 


टू 
खाद्य तथा पेय पदार्थ १०३ 


श्र्थ मे थोड़ा सा अन्तर है ।* पद्मावत मे भी प्राय: ये सभी शब्द प्रयुक्त हुए है--'भंजी' 'भंजे' 
सीभी “रीघे 'तरे घ॒गारि” 'कल्ले' 'कढि' छौकि' श्रादि | इनमे से प्रायः सभी शब्द आज भी 
तरकारी बनाने के विभिन्न ढंगो को व्यक्त करते है, जैसे तलना, भूवना, पकाना, या राँधना 


तथा छौकना । 


'सोंधी” (१८३१) शब्द एक विशेष प्रकार के खाने के स्वाद व सुगन्ध का सूचक है। 
सौधा शब्द भ्रब भी बोला जाता है, | “चकाचोंधी' तथा छबीली (छाँछ) (१८३१) विशेषण 
अवश्य सूरसागर के श्रपने है । 


५-खांड आदि तथा दध और उनके अन्य रूप 


१३६--सू रसागर को खाद्य पदार्थों की सूचक शब्दावली में सभी प्रमुख मीठी वस्तुग्रो 
के नाम मिल जाते है। कनछेदन शीर्षक पद में (७६८) गुर [सं० गुड:] की चर्चा है-- 
“हाथ सोहारी भेली गुर की ।' गंगो गुर (३५३) का निर्देश श्रनेक विनय पदों मे ईश्वर 
सबंधी ज्ञान भ्रथवा चरम अभिव्यक्ति के वर्णन की अ्रसमर्थता व्यक्त करने के लिए हुआ है। 
गन्‍ते के रस को पकाकर ही गुड बनाया जाता हैं । गुड़ पकाने की क्रिया का वर्णन भी प्रथम 
स्कन्ध के एक विनय पद मे (६३) किया गया है---रे मन अ्रजहूँ क्यो न सम्हारै.. रस लै-ले 
झोटाइ करत गुर, डारि देत है लोई । फिर औटाए स्वाद जात है, गुर ते खांड न होई 
कनछेदन के समय बच्चे का ध्यान पीड़ा की ओर से हटाने के लिए मिठाई दे दी जाती है। 
गुड की भेली शुभ भी मानते है । गुड की बटी को भेली (७९८) कहते है । ढाई सेर की भेली 
अ़ढैया भेली' और पांच सेर की 'पसेरी भेली' कहलाती हैं। दस सेर की बटी को 'भेला भी 
कह देते है | मुट्ठी से बनाई गई छोटी भेली 'मुठिया' या 'पिड़िया' कहलाती है। भेली का 
शीरा सबसे अधिक कड़ा या खरा' रक्‍्खा जाता है। 


खांड (१०१४, १८०३१, ६३) [सं० खाराडव.] का उपयोग शक्कर की तरह श्रधिक 
होता था--खीर खांड घृत लावनि लाडू” (१०१४) खीर खाड खीचरी सवारी” (१८३१) 
अथवा खोबवा खांड औ्ौटि है राखया' (१८३१) । यह एक प्रकार की बिता साफ की हुई शक्कर 
होती है । ऊख-रस से ही खांड भी बनती है । 


शक्कर शब्द खाड के समान श्रलग से प्रयुक्त नही हुआ है, किन्तु सक्करपारे (८०१) 
[सं० शर्करा-पा० सक्‍्खर-सक्कर, फा० शक्कर] मे सक्‍्कर शब्द प्रयुक्त हुआ है। हल्के पके हुए 
शीरे से राब बनाते है और उसी से शवकर बनती है। प्राचीन साहित्य में राव को 'फाणित' 
कहते थे | दानेदार चीनी के लिये 'शर्करा' शब्द प्राचीन समय से ही प्रचलित है । श्रच्छे क्रिस्म 
के गुड़ को अ्रष्टाध्यायी मे 'गुडे साधु कहा गया है । 


_खनीलन-नमनयानल. 


१--प० सं० ध्या, ५४८। ४४८ (४) कले [अ०] ८ तलनता--स्टाइनगास, अरबी कोष 
पृ० ८दश४ 
२--पं० सं० ष्या०, ५५०।४ 'सिखरत सोंधि! ५४८।७ 'सागछोंकि पुनि सोंधि उत्तारा' 


३--इं डिया एजु नोन दु पारिनि, ए० १०४। हषं० सां० श्र०, ए० ६४, १८१ 


१०४ खाड झ्ादि तथा दूध श्रौर उनके अन्य रूप 


उस समय मिश्री, मिसरी' (७०२, ८०१) भ्रधिकतर दूध तथा दही मे डाली जाती 
थी--दर्धिहि बिलोइ सदमाखन राख्यो, मिश्री सानि चटावे नंदलाल (७०२) भ्रथवा तुमको 
माखन दूध-दधि मिश्री हौ लयाई' (८२७) । फाग के प्रसग में मेवा मिश्री बहुत रतन, दई 
सबनि भरि श्लोल' (३५३३) का वर्णन है । मिश्री के पाग से भी सिठाइयाँ तैयार की जाती थी-- 
'घुत मिष्टान्त सब परिपूरन । मिश्री करत पाग कौ चूरन । (१५१०)। मिश्री दानेदार शकर 
की छोटी टिकियों के रूप मे बनतो है। यह बच्चो को सेव से प्रिय रही हैं| अब खाड तथा 
मिश्री के उपर्युक्त उपयोगो का स्थान अधिकाश रूप से वर्तमान शक्कर या चीनी ने ले लिया है । 

१३७--अन्य प्रमुख मीठी वस्तुओं में सीरा (८०१, १०१४, १८३१) [फा० शीरः ८ 
दूध, सं० ज्ञीर दूध, फा० शीरी-मीठा, शीरीनी ८ मिठाई] भी उल्लेखनीय है। व्यंजनों की 
सूची मे 'सीरा' को स्थान मिला है-- है कर॒यौ सिरावन सीरा' (८०१) या जेवत रुचि राख्यो 
सीरा' (८०१) अथवा सीरा साजौ लेहु ब्रजपती (१०१४)। शअलीगढ़ क्षेत्र की प्रचलित 
ग्रामीण बोली मे पानी की तरह पतली लपसी सीरा” कहलाती है । योसीरा श्रथवा शीरा का 
अधिक प्रचलित श्रर्थ चाशनी है | यह गुड़ शक्कर अथवा खांड़ को पकाकर बनाया जाता है 
और कुछ मिठाइयाँ शीरे मे डालकर बनाते है। इस प्रकार के रस का वर्णन सूरसागर मे भी 
मिलता है--घेवर अ्रति घिरत चभोरे, ले खांड सरस रस बोरे! (८०१) । ईख का रस पहली 
कढ़ाई में पकाये जाने पर 'कचेला', दूसरी का 'पाका' तथा तीसरी का चासनी' [फा० चाशनी] 
कहलाता है| इससे हो शक्कर राब व गुड बनता है। सिवार के पत्तो पर राब को ढाल देते 
है । उसमें से निकलने वाला द्रव पदार्थ भी 'सोरा' होता है ।* सूरसागर में व्यंजनों की सूची 
में साजौ सीरा' उल्लिखित होने के कारण ज्ञात होता है कि इन स्थलो में पतली लपसी के 
लिए ही आया है। चाशनी के भश्र्थ में पाग, माक्‌ (१४१०, १०१४) का प्रयोग अधिक हुश्ा 
है। पाग के और कई अर्थ भी प्रचलित है जैसे कड़ाह मे एक बार में जितना रस आ्राता है वह 
पाग' कहलाता है ।* खाड़ की चाशनी में पकी मेवाएँ भी 'पाग' ही कहलाती है । 

ग्रामीण बोलियो में इन मीठी वस्तुग्रों को साधारणतया “मिठाई भी कह देते है । 
सूरसागर के एक दो स्थलों मे मिठाई (८४७) यही भ्रर्थ देता है--आछे ओद्यौ मेलि मिठाई! । 

१२८--ईंख के रस से बनी उपयुक्त वस्तुग्रो के अतिरिक्त सधु (८०१, ७०७) [सं०] 
का भी खूब प्रचार था--सद दधि माखन दो आनी । तापर मधु मिसिरी सानी ।” (८०१)। 
दहो व मक्खन के समान खीर में भी म्रधु डालने का उल्लेख अ्रन्नप्राशन संस्कार में है--'कनक- 
थार भरि खीर धरी ले, तापर घृत-मधु नाइ' (७०७)। प्रल्लप्राशन की खीर में श्राज तक मधु 
डालने की प्रथा चल रही है । शहद की मक्खियों द्वारा एकत्रित किया गया फूलों का रस ही 
मधु+ होता है । भ्रतएवं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक इस नैसगिक रस की तुलना श्रन्‍्य मीठी 


१--ऋग्वेद, १०, ६१, १४ में सिश्री का उल्लेख हुआ है--ऊर्ज वहन्तीरभूत॑ घृत॑ 
पय:कीलालं परिश्र तम्‌ । 
२--$० जी०, ग्र० ११, झ्र० ६ 
३-- # 9» १ भ० ६; अध्या० २ 
४--पग्रा० श०, ए० ११२ 
४५--$० जी०, प्र० १ १, अध्याय ६ 
६--प० सं० व्या०, ४। कोन्हेसि मधु लाबइ लइ मारी” 


खाद्य तथा पेय पदार्थ १०५ 


वस्तुएं नही कर पाती है । मिठास भी इसकी ग्रतुलनीय है । श्रतः मधु से ही 'मधुर” शब्द 
बना हैं। प्राचीन काल में भी लोग मधु का उपयोग करते थे। अष्टाध्यायी मे साधारण शहद 
को '्ौद्! बताया गया है ।* हर्षचरित मे भी 'मधु-चषक' भ्रथवा मधु रस के उल्लेख है ।* 
वर्षों तक रवखा गया शहद बिगडता नहीं है--भर वैद्यक शास्त्र मे इसकी अत्यधिक महत्ता 
हैं । श्राजजल 'शह॒द' शब्द ने 'मधु' का स्थान ले लिया हैं ! 
अ्रकबर के समय में ऊपर दी गयी सभी बस्तुएँ प्रचलित थी | आईने अ्रकबरी मे मिश्री, 
सफ़ेद कंद, व सफेद तथा लाल शक्कर के नाम प्रचलित मूल्यो के साथ मिलते है ।* इनमें सफ़ेद 
कंद ही सारे देश भर में अ्रधिक काम में लाई जाती थी | शहद भी सब जगह जमा किया जाता 
था, किन्तु साधारणत - उपयोग में कम झाता था ।९ 
श्राज गाँवों में तो अब तक गुड, खाड तथा बूरा (बारीक पिसी शक्‍कर) का प्रचार 
श्रधिक है किन्तु नगरों में दानेदार सफेद शक्कर ने ही प्रमुख रूप से इन सबका स्थान ले लिया 
है । मिठाई आदि मे पिसी शक्कर काम में आती हैँ । शक्कर तथा चीनी” दो शब्द श्रधिक 
बोले जाते है । शक्कर की बनी एक मीठी वस्तु बताशा भो बच्चों को खूब प्रिय है । घरेलू 
उत्सवों शभ्रादि मे बताशे बाँदने का चलन भी हैं | शहद अब नये तरीके से जमा किया जाने 
लगा है, किन्तु दूध दही आदि में डाल कर खाने का रिवाज उठ-सा गया है । 
दूध और उसके अन्य रूप 
१३६--ष्ण-कथा में दूध दही तथा मक्खन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ग्वालों के मुखिया 
ब्रृज-परगन-सिकदार महर' (६४७) नंद के घर में पाले गए बालक कृष्ण का समय भ्रन्य बालकों 
के साथ गायें चराने, खेलने तथा दूध मक्खन व दही के लिये गोपियों को छेडने श्रादि मे ही 
बीतता था | माखन-चो री तथा दधि-दान से संबंधित श्रनेक पद सूरतागर के उत्कृष्टतम पदों में 
से हैं । माखनचोरी द्वारा उस परम श्रात्मा की कुछ विशेष शआआत्मात्रो पर कृपा तथा दधि-दान 
लीला द्वारा इन भ,आरात्माप्नो का परमात्मा के प्रति पूर्णा समर्पण एवं एकात्मता का रूपक खींचा 
गया हैं। व्‌ दावन तथा गोकुल की पृष्ठभूमि में आराध्य कृष्ण के बाल-सुलभ स्वाभाविक दैनिक 
क्रियाकलाप के चित्रण के विरोध में अनेक पदों मे उनकी अ्रलौकिक शक्ति-सामर्थ्य का भी 
कवि बार-बार ध्यान दिलाता रहा हैं। दूध दही व मक्खन के लिए मां से मचलना, गोपियो के 
घरों से चुरा कर खाना श्रादि साधारण जीवन के स्वाभाविक चित्रों मे भी सच्चिदानद परब्रह्म 
के भ्रवतार कृष्ण के आनद-रूप का दश्शन कराने का प्रयत्न किया गया है। 
बालक कृष्ण माता यशोदा की मथनी पकड़ कर मचलते है और दही नही मथने देते--- 
“जब दधि मथनी ठेकि भरे 
झारि करत मटुकी गहि मोहन, बासुकि संभु डरे! | (७६०) 
अथवा--नंद जू के बारे कान्‍्ह, छाँड़ि दें मथनियाँ 
बार बार कहति मातु, जसुमति नंंदरनियाँ 
नेंकु रहो माखन देऊं, मेरे प्रानधनियाँ । (७६३) 
१--इंडिया एज नोन टु पाशिनि, ए० १०४ 
२--हषं ० सां ० श्र०, ए० १६८ 
३--श्राईने श्र०, ए० १२८ 
४--अरशरफ्‌, ए० २१२ 


१०5 खांड श्रादि तथा दूध और उनके प्रन्य खरूँप॑ 


फिर कभी दही के पात्र में चलती हुई मथानी की ध्वनि के साथ शिशु कृष्ण किलकते 
व नृत्य भो करने लगते है । 
'(एरी) आनंद सौं दुधि' मथति जसोदा, धमकि मथनियाँ घूम | 
निरतत लाल ललित मोहन, पग धरत अटपटे भू । (७६७) 
कलेवे में श्रनेक प्रकार के व्यजनों के होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम को माखन-रोटी 
ही प्रिय है-- 
क्रीडत प्रात समय दोठ वीर । 
माँखन माँगत, बात न मानत, भेंखत जसोदा-जननी तीर ।' (७७६) 
अ्रथवा-- गोपाल राइ दथि माँगत अरु रोटी । 
माखन सहित देहि मेरी मैया, सुपक सुकोमल रोटी” (७८१) 
झ्थवा-- हरि कर राजत माखन रोटी 
मनु बारिज ससि बेर जानि जिय, गहयो सुधा ससुधौटी । (७८२) 
छोटे बच्चों को दूध भात भी बहुत अच्छा लगता है--दूध सात बहु परुसन आानो' 
(परि० १५३) ऐसा कौन सा शिशु होगा जो बिता पूरे शरीर में लपेटे हुए खाना खा ले। 
माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन मे नावत' (७६५) । 
१४०--माँ के लिए बच्चों को दूध पिलाना सरल नही है । अनेक प्रलोभन देने के 
बाद किसी प्रकार वे दूध पीने को तैयार होते है--- कजरी कौ पय पियहु लाल, जासों 
तेरी बेनी बढ़े । जैसे देखि भर ब्रज बालक, त्यो बल-बैस चढे ।(७६२) या 
मैया कबहि बढेगी चोटी । 
किती बार मोहि दूध पियत भइ यह अजहेँ है छोटी ।(७६३) 
ग्रथवा-- मैया मोहि बड़ौ करि ले री । 
दूध-दही-घृत-माखन-मेवा, जो मॉगौ सो दे री' (७९४) । 
दिन तथा रात के खानो में घी, दूध-दही तथा मक्खन का विशेष झ्राकर्षण था | ताजे 
दही व मक्खन में मधु मिश्री मिलाकर खाने की प्रथा का निर्देष कई स्थानों में हैं :--- 
'सद दधि माखन थौ भ्ानी । ता पर मधु मिसिरी सानी ।' (८०१) 
या-- तुमको माखन-दूध-दधि, मिस्री हो ल्याई' (८२७) 
या--'सद्‌ माखन, घृत, दह्मो सजायौ, श्ररु मीठौ पय पीजै' (८०८) । 
कजरी तथा धोरी गायों का दूध श्रेष्ठ समा जाता था--'धौरी को पय भोहि शभ्रति 
भावे (१०१४) कजरी को पय पियहु लाल” (७६२) । दूध अ्रच्छी तरह औंठा हुआ व मलाई 
पड़ा प्रधिक स्वादिष्ट होता है। कऋष्ण को कांचो (७६३) दूध भ्रप्रिय होना ठीक ही तो है-- 
'काचौ दूध पियावति पचि पचि देति न माखन रोटी” (७६३) या-- आछो दूध--नीकें श्रौटि 
जसोदा रच्यो (१०१४) 
या--कछु बलदाऊ को दीजे । भ्ररु दूध अधावट पीजै । 
सब हेरि धरी है साढ़ी । लई ऊपर-ऊपर काढ़ी ।! (८०१) 


रूम 
मे 





१--महाभारत काल में गाय का ही दूध घ घी प्रचलित था | भेस के दूध का उल्लेख 
नहीं है। (महाभारत, वन-पर्द, श्र० १६९० “दुहन्ताश्वायजेंडक गोषु नष्ठासु 
पुरुषा: ।* 


खाद्य तथा पेय पदार्थ १०७ 


प्रायः रात होते ही बच्चों को नींद झ्राने लगती है--मा को जल्दी होती है कि बच्चा 
कुछ खा ले, ऐसा न हो कि सो जाय । साधारण जीवन के माता व बच्चों के ये सभी चित्र 
सूरसागर के दशम स्कन्ध पूर्वाद्ध में भरे पड़े है । यशोदा नन्हे मोहत को जल्दी-जल्दी कुछ कौर 
खिला कर शीक्रता से गर्म दृध फूँक-फुँंक कर पिलाने का उपक्रम करती है--कनक कटोरा 
भरि लीज यह पय पीजे श्रति सुखद कन्हैया | आलछे ओखद्यो मेलि मिठाई रुचिकर भ्रंचवत 
बयौं न कन्हैया ।--फूँकि फूँकि जननो पय प्यावति सुख पावति जो उर न समैया ।' (८४७) 
तथा--बल मोहन दोऊ पलसाने । 
कछु-कछु खाइ दूध अभँचयो तब जम्हात जननी जान्यो | (८४८) 
१४१--क्ृष्ण की लीलाग्रो मे माखनशचोरी का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। माखन-चोरी 
(८८ट२-९५४६) शीर्षक अनेक सुन्दर पद है । भागवत की कृष्ण-कथा में यह प्रसंग नही है। बाद 
में कवियों ने यह प्रसंग जोड़ कर भाव तथा कला प्रदर्शन का क्षेत्र और अधिक बढा लिया। 
माखन-चोरी प्रसंग बाल-विनोद होते हुए भी आगे की कृष्ण-गोपी प्रेम-लीला को नींव 
डालता है-- प्रथम करी हरि माखनचोरी । 
खालिनि मन इच्छा करि पूरत, आपु भजे ब्रज खोरी । 
मन मैं यहै विचार करत हरि, ब्रज घर-घर सब जाऊँ। 
गोकुल जनम लियो सुख-कारन, सबके माखन खाऊँ। 
बाल-रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिनि मिलि सुख भोग । 
सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज-लोग । (८८६)। 
यशोदा के पास उलाहने ले जाने वाली गोपियों का हृदय मन-ही-मन उनकी इस क्ृपा 
के फलस्वरूप आनंदोल्‍लास से भरपूर हो उठता है--- 
गोपार्लाह माखन खान दे । 
सुनि री सखी मौन हें रहिये, बदन दही लपटान दे । 
गहि बहियाँ हो लैके जहौ, नेननि तपनि बुझान दे । (८६२) । 
यशोदा के घर उलाहने लेकर जाना भी कृष्ण-दर्शन का बहाना मात्र ही है--- 
ग्वालिन उरहन के मिस आई । 
'नंद-नंदन तन-मन हरि लीन्हौो, बिनु देखे छिन रह्मौ न जाई । (६२१) 
या--अ्पनौ गाउ लेउ नंदरानी । 
बड़े बाप की बेटी, पूर्ताह भली पढ़ावति बानी । (६४०) 
या--महरि तें बड़ी कृपन है माई । 
हुघ दहो बहु बिधि को दीनो, सुत सों धरति छपाई। 
बालक बहुत नहीं री तेरे, एक कुबर कन्हाई । 
सोऊ तो घरही घर डोलतु, माखन खात चोराई । (९४१) 
या--जसुदा कहें लौं कीजे कानि । 
“दिन प्रति कैसे सही परति है, दूध-दही की हानि |” (धू&८) | 
१४२--बाल-सुलभ शरारतों तथा चातुर्य का चित्रण भी इत माखन-चोरी सम्बन्धित 
पदों में इतना सुन्दर है कि देखते ही बनता है-- 
'स्थाम कहा चाहत से डोलत ? 


है इ कक प 


१०८ खांड भ्रादि तथा दूध और उनके शअन्य रूप 


मैं जान्यौ यह मेरौं घर है, ता धोखे में आयी । 

'देखत हो गोरप मैं चीटी, काढन कौ कर तायो । (८६७) 
झ्रथवा-- आपु गए हरुएँ सूने घर । 

सखा सब बाहिर ही छांडे, देख्यौ दधि-माखन हरि भीतर । 

तुरत मथ्यौ दधि-माखन पायौ, लै-ले खात धरत अधरनि पर । 

>८ > ५ 

प्रंतर भई ग्वालि यह देखति मगन भई, भ्रति उर आनन्द भरि । 

'सूर स्थाम मुख निरखि थकित भई, कहत न बने, रही मन दे हरि ॥। (६००) 
प्रथवा--सू रदास प्रभु भले परे फेंद, दे न जान भावते जी के । 

'भरि गंडूष, छिरकि दे नैनति, गिरिधर भाजि चले दे की ।' (६०५) 
तथा --हरि सब भाजन फोरि पराने--रोवत पाए (६४६) । 

यशोदा को नन्हे से मोहन को देखकर गोपियों की बातो पर विश्वास नहीं होता । 
उनको क्या पता कि उनका छोटा सा शिशु गोपियों के 'रसिक-सिरोमनि प्रभु (६१६) है-- 

अब ये भूठहु बोलत लोग । 

पाँच बरस अरु ऋछुक दिनति को, कब भयो चोरी जोग । (६१०) 
तथा--- तब भये स्यथाम बरष द्वादस के, रिक्रे लई जुबती वा छवि पर । (६१६)। 

वह उनको भोला-भाला समझ कर तरह-तरह से समभाती है-- 

'अनत सुत गोरस कौ ऊत जात ? 

धर सुरभी कारी धौरी को माखन माँगि न खात । (६४४) । 

इस प्रकार माखन-चोरी प्रसंग से ग्वालिनों के प्रेम का पूर्वाभास प्रारम्भ होता है-- 

तन-मन की गति-मति बिसराई, सुख दीन्ही कछु माखन खाई । 

सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, तुम्हरी लीला को कहे गाइ । (६१६) 

अथवा--देखो मेरे भाग की सुभ घरी' (६२०) 

इस कथा से ही उलूखल-बधन प्रसंग भी जुड़ा हुआ है । यमलाजुन-उद्धार कथा कृष्ण 
के श्रलौकिक रूप का स्मरण कराती है। कृष्ण के तरह-तरह से यह समभाने--“मैया में नहिं 
माखन खायौ--ख्याल परें ये सता सबै मिलि, मेरे मुख लपठटायो ।' (६५२) पर भी माता 
का क्रोध शान्त नहीं होता । फल यहो होता है--बांधौ श्राजु कौन तोहि छोरे (६६२) । यहाँ 
तक कि खालिनो का मन भी व्याकूल हो उठता है-- देखो माई कान्ह हिलिकियनि रोवे। 
इतनक मुख माखन लपटानयों ड्रनि आआँसुवनि धोवे ।” (६६५) श्रथवा 'कहा भयौ जो घर 
के लरिका चोरी माखन खायो' (६७४) । 

। १४२--भागे चल कर गो-दोहन (१०१८-१ ०२८) शीर्षक पदों मे गाय का दूध दुहने 
का वर्खन है-- में दृहिहो मोहि दुहन सिखावहु' (१०१६) । दूध को धार बर्तन में गिरने के 
उल्लेख भी हें--कैसे धार दूध की बाजति' (१०१६) या 'धार अ्रनतहीं देखि कै, ब्रजपति 
हेसि दीन्हौ । (१०२७) । ध् 
। दान-लीला (२०७५-२३१०) तथा वस्त्र-हरण-लोला प्रसंगो में इस प्रेम का चरम उत्कर्ष 
है । प्रेम में एकात्मता का भाव गोपियाँ बहुत देर में समझ पाती है--- 

'ऐसी दान, मांगियौँ नहिं जौ हम पै दियौ न जाइ ।' (२०८०) 

झ्थवा---कान्ह श्रव लंगराई हो जानी । 


खाद्य तथा पैय पदार्थ १०६ 


'मांगत दान दही को अ्बलौं, श्रब कछु औरे ठानी । (२०६२) 
या-- कान्‍्ह कहत, दधि-दान न देहौ ? * 
लेही छीनि दूध दधि माखन, देखति ही तुम रैहौ ।” (२१२६) 
तथा--जब दधि बेंचन जाहि मारग रोकि रह (२१०६)। 
वे यशोदा के'सामने फिर भी छोटे बालक ही रहते है--- 
बन में तसन कन्हाइ घर्राह श्रावत ही छौतना ।............ 
दस को है धौ बीस कौ नैननि देखो जाइ' (२१०६) । 
जिन पदों में गोषियों को कृष्ण प्रेम का अनन्य भाव स्पष्ट करते है वे दार्शनिक दृष्टि 
से बहुत ही महत्त्वपर्ण स्थान रखते है । इनमें से कुछ पदो में स्पष्ट रूप से उनके अ्रवतार लेने 
का हेतु श्र उनके आनद-रूप का साक्ष्य दिया गया है-- 
को माता को पिता हमारे! (२१३८) 
“भक्‍त-हेतु अ्रवतार धरो--जहाँ भाव तहूँ ते न टरो' (२१४०) 
दान देति को झगरो करिहो' 
प्रथमहि यह जंजाल मिटावहु अब तुम हर्माह निदरिहो (२१६२) 
'कूठी बात कहा में जानो 
'जो मौकौ जैसे हि भजे री ताकौ तैसे हि मानौ' (२१८१) 
'कंस हेतु हरि जन्म लिया (२२२२) 
तथा-- तुम कारन बैकूठ तजत हौ, जनम लेत ब्रज आइ। 
वुन्दावन राधा-गोपी संग, यह नह बिसरभौ जाइ । (२२३२) आ्रादि 
कृष्ण (पर-ब्रह्म) व राधा श्ौर गोपियाँ (उतकी कपा दृष्टि से श्रानदित आत्माएँ अथना 
उनकी आनंद प्रसारिणी शक्तियाँ) अलग-शभ्रलग नही है । उन्हें अलग समभता बुद्धि का भ्रम हो 
तो है--सूर स्याम स्यामा तुम एक, कह हँसिहै ससार' (२१७६) 
गोपी ग्वाल कान्ह दे नाही, ये कहुँ नैक्‌ न न्‍्यारे' (२२२३) । 
वालिनों की बुद्धि का विभ्रम दूर हो जाता है। वे दान देकर श्रपना जीवन धन्य 
समभती है--कान्ह माखन खाहु हम सु देखें । 
सद्य दि दूध ल्याई अवटि श्रबाहि, खाहु तुम सफल करि जनम लेख” (२२१४) 
प्रथवा-- एक निम्रिष ब्रजवासिनि कौ सुख नहि तिहुँ लोक बिचारी' (२२२४) 
तथा-- धन्य ब्रज ललनानि कर तें ब्रह्म माखंन खात” (२२२१) । 
१४४---उपर्युक्त प्रसंगों से संबंधित पदांशों में दृध के कई पर्यायवाचो शब्द प्रयुक्त हुए 
है-- दूध (८४२) [सं० दुः] पय, पयो (८०८,६११,४९०) [सं० पयस] तथा गोरस 
(६२१) [सं० गोरस.] । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है सुरभी, कजरी भ्रथवा धौरी आरादि 
गायों का ताज्ञा, भ्रच्छी तरह भ्रोटा व मिल्नी श्रादि से मीठा किया हुम्ना दूध श्रेष्ठ समझा जाता 
था । ताजे के लिये सद्‌, सद्य (८०१, ८०८) [सं० सचस्‌] शब्द प्रयुक्त हुए है । प्राचीन 
साहित्य में दृध के लिये अ्रधिक प्रचलित शब्द 'क्षीर! था। तुलसी ने दूध, गोरस के साथ 'छीर' 
कहीं-कही इसी भ्रर्थ में प्रयुक्त किया है । वर्तमान 'खोर' शब्द का उद्गम यही है । भ्रष्टाध्यायी 


१---तुलसी, श्रीकृष्ण गीता० ५ भिरे कहां थाकु गोरसः 


तुलसी, गीता० बाल० १०४, 'सुखसा-सुरभि सिंगार छीर दुहि मयन श्रसिय 
सग्र कियो दही री' 





११०' खाड आदि तथा दूध और उनके भ्रत्य रूप 


'संस्कृत' अ्रथवा प्राप्त होते ही तुरंत खाने योग्य पदार्थ दि, “उदस्वति' (दूध का मक्खन) 
एवं 'क्ञीर' बताये गए है । दूध व उसके अन्य पदार्थों को 'गाव्य' झथवा पयस' भी कहते थे 
जैसे, 'दघि-पयसी , दर्धि' श्रादि । 

सूरसागर में गाय के थन से निकली धार को मुँह लगाकर पी लेने को घैया (१०८१) 
कहा गया है--भाई छाक भ्रबार भई है, नेसुक घेया पिएउ सबेरे! (१०५१) । 

' दुध तथा दही पर जमी हुई मलाई (१८३१) भ्रथवा साढ़ी (८०१) [सं० सारः] का 
वर्णन भी मिल जाता है--सब हेरि धरी है साढी' (८०१), “साज्यो दही भ्रधिक सुखदाई । 
ता ऊपर पुनि मधुर मलाईं। (८ ०८०) । दही को साज्यों या सजायो'* कहा गया है । ऐसे दही 

« को झराज 'थक्‍का' अ्रथवा 'सजाव' भी कहा जाता है । ग्रामीसण बोली मे मलाई हटा लेने पर 
'कटुई दही' कहलाता है । तुलसी श्रौर जायसीर ने भी मलाई तथा साढी शब्द प्रयुक्त किये 
है । शहरो में मलाई शब्द 'साढी' से भ्रधिक बोला जाता है। 

१४४--दही के लिये दधि (८०१,७९४) दह्यों, दही, दहियो (६०७, ८०८) [सं« 
दधि] शब्द प्रयुक्त हुए है । दही जमाने का वर्णन इस प्रकार है--धोरी घेनु दुह्मइ छाति पय, 
मधुर आचि में श्रौटि सिरायौ। नई दोहनी पोंछि पखारी धरि निरधूम खिरनि पै तायौ। तामै 
मिलि मिस्रित मिसिरी करि, दे कपूर-पुठ जावन नायौ ।*सुभग ढकनियाँ ढ़ाँकि बाँधि पट, जतन 
राखि छीकें समुदायों ।। (२२१८) । दृध दुहने या दही जमाने के पहले पात्र को थोड़े पानी से धोने 
को पसारना' या खँगारता' कहते है । दृध जमाते के लिये उसमे जो थोड़ा सा दही डाला जाता 
है वह श्राज भी जावन” कहलाता है | दही बिलोने से संबंधित भ्रनेक पद है--ठाढी मथति 
जनतनि दधि आतुर, लोनी नंद-सुवत कौ? (७८४) या नि मथानों दहयो बिलोबों' (८४६) 
श्रादि में मथना' [सं० मस्थत] तथा 'बिलोना' [सं विलोनन] शब्द मिलते हैं । यही शब्द भ्राज 
भी इस भाव को व्यक्त करने के लिए बोले जाते हैं। रई चलने की ध्वनि के लिए सुर ने 
धमरकौ' शब्द प्रयुक्त किया है--त्यौ-त्यों मोहन नाइ ज्यौं-ज्यों रई धमरकों होइ 
(री) | (७६६) ग्रामीण बोली में 'खुरक', 'खुरकन' भ्रथवा 'धमरा' झ्राज भी कहते है । दही 
बिलोकर माखत (८०८,७१८) [सं० मन्धजं] निकाला जाता है। माखन से संबंधित प्रमुख 
प्रसंगों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। खाने के साथ तुलसी डाल कर गर्म किए मक्खन 
की चर्चा भी है--सद माखन तुलसी दे तायो । घिरत सुबास कचौरा नायों ।((१८३१)। 
दही मथने पर जो घी सा ऊपर तैर जाता है वही लोनी, लवनी है* (८०१, ८०७, ७६५ 
७६७, २२१७) [स० नवनोत-नवनोश्र-तवनी-लवनी-नोनो-लौनी |--लवतनी दध्ि- भाजन-फोरे 
१--इंडिया एज नोन दु पारिनि, ए० १०२, १०६ 
२--तुलती, गीता०, सुन्दर०, ३७ 
'दसमुख तज्यों दूध-साखी ज्यों श्रापु काढ़ि साढ़ी लई? 
तुलती०, कविता०, उत्तर० ७४, 'छाछी को ललात जेते राम-नास के प्रसाद खात 
खुनसात सोौंधे दूध की भलाई है''।| 
३--प० सं० व्या०, ५५०४ 'जामा दूध दहिएउ सिर साढ़ी' 
४--प० सं० व्या०, १५२३, ४ 
“दि एक बूंद जास सब खीरू । कांजी बुंद बिनसि होई तीर । 
स्वांस दहेड़ि भन मंथनों गाढ़ी । हिएं चोट बिनु फूट न साढा 
२--शतपथ ब्राह्मण (३॥३।३।२) 'तस्ये नवनीत॑ तस्य घृ्त तस्या प्रम्षिक्षा तसये वाजिनम' 


खाद्य तथा पेय पदार्थ ११३ 


(८०१) । भ्रष्टाध्यायी में नवनीत इसी श्रर्थ मे प्रयुक्त* हुआ है | दूध के मक्खन के लिए 
प्रचीन शब्द 'अ्रनायास * था | पदुमावत में भी 'लैनू' या लोनि' का उल्लेख है।रे 

नवनीत निकले हुए पतले दही को मही,* मद्यो (१५१, ८००, २२३६) श्रथवा छाँछ 
(१८३१) कहा गया है--पाहुनी करि दे तनक महयौ' (5००), दही मही के कारने कर्ताह 
बढावति रारि (२२३६) श्रथवा' 'कोउ दूध, कोड दहह्यौ महौ ले चली सयानो' (२२३६) 
चोरी खाते छांछ' (२२३६) । द्वितीय स्कन्ध के एक विनय पद (३४१) में मही का अर्थ स्पष्ट रूप 
से बताया गया है--“जब ते रसना राम कह्यौ--प्रगट प्रताप ज्ञान-गुरुगम ते दथि मथि घुत लै 
तज्यों महयो । भोजन-प्रसंग मे भी 'धुंगारी' गई छांछ' का वर्णन है-- छाछ छुबीली धरी 
धुंगारी । भर है उठति भार की न्‍्यारी (१८३१) । श्राजकल मही के लिये श्रधिक प्रचलित शब्द 
मट्ठा' है। ग्रामीण बोली में 'मठा' भी कहते है और जीरे मिर्च से मदठा छौकने की प्रथा 
गब भी चल रहो है । 

खोबा, खुआ (८२६, ८०१, १०१४) दूध को पका कर बनाया जाता है। खोगझा 
यो भी खाया जाता था 'खोवा खांड झौटि है राख्यों (१८३१) भ्रथवा दोना मेलि धरे है 
खुझा' तथा उसकी मिठाइयाँ भी आ्लाज के समान ही बनती थीं---खोबा-मय्र-मधु र मिठाई 
(८८० १) झ्रथवा 'घेवर फेनी और सुहडारी खोबा सहित खाहु बलिहारी? (८२६) | पदमावत में 
भी दूध औटाकर खोबा बनाने का जिक्र आया है 

१४६--खाने का भ्रन्यतम अ्रंग घिरत, घृत, घीव (१०१४, १०१४, १८३१) [सं० 
घृत॑] भी दूध का ही एक रूप हैं। मक्खन के सिलसिले में बताया ही गया है कि घी नवनीत 
गर्म करके बनाया जाता है । सूरसागर में घी गर्म करने के लिए 'ताई' (१०१४) शब्द प्रयुक्त 
हुआ हैं । घी ताने पर उसमे मिला हुआ मटद्ठी अ्रलग हो जाता है। यह शब्द आज भी इसी 
भ्र्थ में सुनने में श्राता है। तुलसी की पत्तियाँ डाल कर घी को सुगधित करने की प्रथा श्रब 
उतनी नही रही हैँ । अ्रक्सर पान का पत्ता डाल कर घी गर्म किया जाता है। भात तथा रोटी 
में घी लगाने की प्रथा उस समय भी थी--भात पसाइ रोहिनी लयाई । घृत सुगन्धि तुरतै दे 
ताई' (१०१४) तथा “रोटी बाटी पोरी कोरी । इक कोरी इक घीव चभोरी' । और “माँडे 
माँड़ि दुनेरे चुपरे । बहु घृत पाई आपही उबरे (१८३१)। रोटी मे घी लगाने की क्रिया को 
चभोरी' अ्रथवा “चुपरे' कहा गया है श्ौर बिना घी की रोटी को कोरी । रोटी मे घी 
'चुपडना' अब भी कहते है । व्यजनों के साथ एक कटोरी में गाय का घी* रखने की प्रथा आज 
के समान ही थी--“गायौ-घुत भरि धरी कटोरी । कछु खायौ कछु फेटे छोरी? (१०१४) अथवा 
'घिरत सुबास कचोरा नायौ। (१८३१) तथा 'सद। माखन घृत दह्यौ सजायौ” (छ०्८) । 
पकवान घी के बनाने पर बल दिया गया है--सेव सुहारी धेवर घी के” (१८३१) अ्रथवा “घुतो 





१--इंडिया एज नोन टु पारि।नि, ए० १०६ 
२--इंडिया एजु नोन टु पारिषनि, छृ० १०६ 
३--प० सं० ध्या०, ५४३।४ 'लेनू चाहि अ्रधिक कोंवरी' 
५५०।१ तहरी पाकि लोनि झ्ौ गरी” 
४--तुलसी० गीता०, बाल० १०४, “मथि सालन सियराम सँवारे । सकल सुवन 
छवि सनहेँ मही रो ।' 
५--प० सं० व्या०, ५५०।४ “चुबक लोहड़। औठा खोबा' 
६--तुलसी, मानस, बाल० ३२८ 'सूंपोदन सुरभी सरंपि । 


११०' खाड आदि तथा दूध और उनके श्रन्य रूप 


'संस्कृत' भ्रथवा प्राप्त होते ही तुरत खाने योग्य पदार्थ दि, 'उदस्वति' (दूध का मक्खन) 
एवं 'ज्षीर' बताये गए है । दूध व उसके अन्य पदार्थों को गाव्यः अथवा 'पयस' भी कहते थे 
जैसे, 'दधि-पयसी , दि श्रादि । 
सूरसागर में गाय के थन से निकली धार को मुँह लगाकर पी लेने को घैया (१०८१) 
कहा गया है--श्राई छा+क भ्रबार भई है, नेसुक घेया पिएउ सबेरे! (१०८१) । 
दूध तथा दही पर जमी हुई मलाई (१८३१) भ्रथवा साढी (८०१) [सं० सारः] का 
वर्सन भी मिल जाता है--सब हेरि धरी है साढी' (८०१), -साज्यो दही श्रधिक सुखदाई । 
ता ऊपर पुनि मधुर मलाई। (८०८) । दही को साज्यों या सजायो” कहा गया है । ऐसे दही 
« को श्राज 'थक्‍का' अ्रथवा 'सजाव' भी कहा जाता है । ग्रामीण बोली में मलाई हटा लेने पर 
'कटुई दही” कहलाता हैं । तुलसी झौर जायसी ते भी मलाई तथा साढी शब्द प्रयुक्त किये 
है । शहरो में 'मलाई'शब्द साढी' से श्रधिक बोला जाता है। 
१४४--दही के लिये दृधि' (८०१,७९४) दल्यो, दही, दहियो (६०७, ८०८) [सं० 
दधि | शब्द प्रयुक्त हुए है । दही जमाने का वर्णन इस प्रकार है--धौरी घेनु दुह्मइ छानि पय, 
मथुर झ्राचि में श्रोटि सिरायौ । नई दोहनी पोंछि पखारी धरि निरधूम खिरनि पै तायौ । तामै 
मिलि मिखित मिसिरी करि, दे कपूर-पुट जावन तायो ।*सुभग ढकनियाँ ढाँकि बाँधि पट, जतन 
राखि छीक॑ समुदायों ॥ (२२१८)। दूध दुहने या दही जमाने के पहले पात्र को थोडे पानी से धोने 
को 'पखारना' या खँगारना' कहते हैं । दूध जमाने के लिये उसमें जो थोड़ा सा दही डाला जाता 
है वह श्राज भी 'जावन” कहलाता हैं। दही ब्रिलोने से संबंधित श्रनेक पद है--'ठाढी मथति 
जनति दधि आतुर, लौनी नंद-सुवन कौ? (७८५) या 'भ्रानि भथानों दहयो बिलोवौ' (८४६) 
ग्रादि में 'मथना' [सं० मन्थन] तथा बिलोना' [सं विलोनन] शब्द मिलते है । यही शब्द श्राज 
भी इस भाव को व्यक्त करने के लिए बोले जाते हैं। रई चलने की ध्वनि के लिए यूर ने 
'धमरकौ' शब्द प्रयुक्त किया है--त्यौं-त्यों मोहन नाइ ज्यौ-ज्यों रई धमरकौ होइ 
(री) | (७६६) ग्रामीण बोली मे खुरक, खुरकन' भ्रथवा 'घमरा' श्राज भी कहते है । दही 
बिलोकर माखन (८०८,७१८) [सं० सन्थजं] निकाला जाता है। माखन से संबंधित प्रमुख 
प्रसंगो का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। खाने के साथ तुलसी डाल कर गर्म किए मक्खन 
की चर्चा भी है--सद माखन तुलसी दे तायो । घिरत सुबास कचौरा नायो ।॥(१८३१)। 
दही मथने पर जो घी सा ऊपर तैर जाता है वहो लोनी, लव॒नी है* (८०१, ८०७, ७६५, 
७६७, २२१७) [सं० नवनीत-नवनोश्र-तवनी-लवनी-तौनो-लौनोी |--लवनी दछधि--भाजन-फोरे 


१--इंडिया एज नोन ठु पारिनि, ए० १०२, १०६९ 
२--तुलसी, गीौता०, सुन्दर०, ३७ 
“दससुख तज़्यों दूध-साख्री ज्यों श्रापु काढ़ि साढ़ी लई” 
तुलसी ०, कविता०, उत्तर० ७४, छाद्ी को ललात जेते राम-ताम के प्रसाद खात 
खुनसात सौंधे दूध की मलाई है!-॥ 
३--प० सं० व्या०, ५५०४ 'जामा दूध दहिउ सिउं साढ़ी? 
४--प० सं० व्या०, १५२॥३, ४ 
“दथि एक बूंद जाम सब खीरू । कांजी बुंद बिनसि होई नीरू! 
स्वांस दृहेड़ि मन मंयनो गाढ़ी । हिएं चोद बिनु फूड न साढ़ा 7 
४--शतपथ ब्राह्मण (३।३।३।२) “तस्पे नवनीत॑ तस्य घृत॑ तस्या असिक्षा तस्ये बाजिनम' 


खाद्य तथा पेय पदार्थ ११३६ 


(८०१) । अष्टाध्यायी में नवनीत इसी शअ्र्थ मे प्रयुक्तः हुआ है । दूध के मबखन के लिए 
प्रचीन शब्द अनायास * था | पदुमावत में भी 'लेनू' या लोनि' का उल्लेख है।रे 

नवनीत निकले हुए पतले दही को मही,* मद्यो (१५१, ८००, २२३६) श्रथवा छाँछ 
(१८३१) कहा गया है--पाहुनी करि दे तनक महयो”' (५००), दही मही के कारने क्ताहि 
बढावति रारि (२२३६) भ्रथवा' 'कोउ दूध, कोउ दह्यौ मह्यो ले चली सयानी' (२२३६) 
चोरी खाते छाछ (२२३६) | द्वितीय स्कन्ध के एक विनय पद (३४१) में मही का भश्र॒र्थ स्पष्ट रूप 
से बताया गया है--जब ते रसना राम कह्यौ--प्रगट प्रताप ज्ञान-गुरुगम ते दधि मथि घृत लै 
तज्यौं महयौ । भोजन-प्रसंग में भी 'धुंगारी' गई 'छांछ' का वर्णन है-- छाछ छबीली धरी 
धुंगारी । भर है उठति भार की न्‍्यारी (१८३१) | भ्राजकल मही के लिये भ्रधिक प्रचलित शब्द 
मट्ठा' है। ग्रामीण बोली में 'मठा' भी कहते है और ज़ीरे मिर्च से मदठा छौकने की प्रथा 
अब भी चल रही है ! 

खोबा, खुआ (८२६, ८०१, १०१४) दूध को पका कर बनाया जाता है। खोप्ा 
यो भी खाया जाता था 'खोवा खांड श्रौदि है राख्यों' (१८३१) अ्रथवा दोना मेलि धरे है 
खुझ्मा' तथा उसकी मिठाइयाँ भी आज के समान ही बनती थीं--खोबा-मय-मधुर मिठाई 
(८० १) झ्थवा 'घेवर फेनी ओर सुहारी खोबा सहित खाहु बलिहारी? (८२६) | पद्मावत मे 
भी दूध श्रौटाकर खोबा बनाने का ज़िक्र आया है ॥* 

१४६--खाने का भ्रन्यतम प्ंग घिरत, घृत, घीव (१०१३, १०१४, १८३१) [सं० 
घृतं | भी दूध का ही एक रूप है। मक्खन के सिलसिले में बताया ही गया है कि घी नवनोत 
गर्म करके बनाया जाता है। सूरसागर मे घी गर्म करने के लिए 'ताई' (१०१४) शब्द प्रयुक्त 
हुआ है । घी ताने पर उसमें मिला हुआ मद्ठा अलग हो जाता है । यह शब्द आज भी इसी 
ग्रथ में सुनने में श्राता हैं। तुलसी की पत्तियाँ डाल कर घी को सुगधित करने की प्रथा अब 
उतनी नहीं रही है। अक्सर पान का पत्ता डाल कर घी गर्म कियां जाता है । भात तथा रोटी 
में घो लगाने को प्रथा उस समय भी थी--भात पसाइ रोहिनी लयाई | घृत सुगन्धि तुरतै दे 
ताई' (१०१४) तथा 'रोटी बादी पोरी कोरी । इक कोरी इक घीव चभोरी' । और “मांडे 
माँड़ि दुनेरे चुपरे । बहु घृत पाइ आ्रापही उबरे' (१८३१)। रोटी में घी लगाने की क्रिया को 
चभोरी” अ्रथवा चुपरे' कहा गया है और बिना घी की रोटी को कोरी । रोटी मे घी 
“लुपड़ना' अब भी कहते है । व्यजनों के साथ एक कटोरी में गाय का घी* रखने की प्रथा आज 
के समान ही थी--गायौ-घृत भरि घरी कटोरी । कछु खायौ कछु फेटे छोरी”? (१०१४) अथवा 
“घिरत सुबास कचोरा नायौ। (१८३१) तथा 'सद। माखन घृत दह्यौ सजायौ' (८०८) । 
पकवान घी के बनाने पर बल दिया गया है--सिव सुहारी घेवर घी के (१८३१) भ्रथवा 'घुतो 





१--इंडिया एज नोन दु पारिणनि, ए० १०६ 
२--इंडिया एज नोन टु पारिषति, छ० १०६ 
३--प० सं० ध्या०, ५४३।४ 'ल्िनू चाहि भ्रधिक कोंबरो” 
५५०।१ “तहरी पाकि लोनि झ्ौ गरी? 
४--तुलसी ० गीता०, बाल० १०४, 'मथि साखन सियराम सँवारे। सकल भुवन 
: छवि भनहेँ मही री ।' 
५--प० सं० व्या०, ५५०।४ चु'बक लोहड़। औटा खोबा' 
६--तुलसी, मानस, बाल० ३२८ सूपोदन सुरभी सरपि ।” 


१६२ पकवान--मिठाई तथा नमकीन 


पक! या 'सद परसि धरो घृत प्री” तथा पुए भो 'ताते तुरत चभोरे घी के” (१०१४) होते थे । 
भ्रष्टाध्यायी में मिश्र खाद्य पदार्थों (स्वाद अच्छा करने वाले) मे घृत को रक्खा गया हैं ।* श्रकबर 
की पाकशाला का घी प्रायः हिसार फ़िरोजा से श्राता था।* पद्मावत में भी घिरित' तथा 
'घिउ' में बने पकवानों का वर्णन अनेक बार श्राया है ।* मछलियों में पडे हुए घी का वर्णन 
ध्यान आकर्षित करता है ।* 

सूरसागर मे ताजे के भ्र्थ में सदू, सद्य (८०८) का ही प्रायः प्रयोग हुआ है। किस्तु 
पद्मावत में समानार्थक शब्द 'ठाटक' श्राया है ।* ग्रवधी में घी के लिए अ्रत्र भी यह शब्द चलता 


[] 


है । 
६-पकवान-मिठाई तथा नमकीन 


१४७--सू रसागर में पके हुए खाद्य-पदार्थों के सूचक दो शब्द मिलते है--पकवान 
(६१४, ८०्८-८१०) [सं० पक्‍वान्‍्त] तथा व्यंजन (१५१८, १८२३१) [सं० व्यंजन] । भन्न- 
प्राशन-सस्कार, गोवर्धन-पूजा तथा खाने के सिलसिले में श्रनेक प्रकार के पकवान तथा व्यंजन 
तैयार करने का वर्णन किया गया है--कोउ ज्यौनार करति, कोउ घृत-पक, षटरस के बहुभाँति, 
बहुत प्रकार किये सब व्यंजन, भ्रमित बरन मिष्ठान' (७०७) अ्थवा--“बहु-बहु भाँति करति 
पकवाने,' (१४०६) या 'धृतपक बहुत भाँति पकवाना। ब्यंजन बहु को करै बखाना ।' 
(१५१८) । भोजन में भी विविध भाँति के व्यंजन रहते थे---इतने व्यँजन जसोदा कीन्हे । 
तब मोहन बालक सग लीन्हें । (१८३२१) । व्यजन का प्राचीन काल में प्रचलित प्र्थ 'उपसेचन' 
(स्वाद बेहतर करने के खाध्-पदार्थ) था, जैसा कि श्रष्टाध्यायी से ज्ञात होता है| पतंजलि तथा 
काशिका ने 'दधि-घृतम्‌' उदाहरणप्वरूप बताए है । नाम से ही स्पष्ट है कि पकवान का भ्रर्थ 
पके हुए अन्न से बनाये गये भोज्य पदार्थ लिया जा सकता हैं तथा व्यंजन में द्रध दही आदि की 
वस्तुएँ और तरकारियाँ श्रादि भी आ सकती है । प्राजकल पकवान मे प्राय. मिठाइयाँ तथा 
नमकीन सम्मिलित करते है तथा भीजन में परोसी जाने वाली विभिन्‍न सामग्रियों की गिनती 
व्यंजन में की जाती हँ-- बरी, बरा बेसन बहु भाँतिनि, व्यंजन बिबिध अगनियाँ (८४६) । 
सूरसागर में भी इन दो शब्दों में इस प्रकार का अन्तर दिया गया है (१४५१८) । पकवान प्रायः 
'घृतपक' बताया गया हैं तथा 'कलेवा” में 'पकवानों का ही उल्लेख अधिक है । 
१--इंडिया एज नोन टु पारिणनि, ए० १०० 
२--आईने श्र०, ए० ११७ पृ० १२७, घी एक मन--१०४५ दास, तेल--८० दाम, 
दूध -२५ दाम, तथा दही --१८ दाम सें मिलता था। श्रकबर के समय सें घी 
व तिलहन श्रन्न की अपेक्षा सस्ता था जब कि नमक व सफेद शक्कर आज से 
झधिक संहगी थी । 
३--प० सं० व्या०, ५५०१२ 'घिरित भू जि के पाका पेठा ।। ५५०३ “भा हलुबा 
घिउ करे निचोवा '५४६।१ घिरित कराहन्ह बेहर घरा । 
४--प० सं० ध्या०, ५४७, 'घिरित परेह रहा तस हाथ पहुँच लहि बूड़ । 
बूढ़ू खाइ तो होइ नवजीवन सो मेहरी लें ऊड़ ।” 
7--प० सें० व्या०, ५४७।६ 'घिउ ठाठक महँ सोंधि सेरावा ।” 
६---इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०२ 


खाद्य तथा पेय पदार्थ ११३ 


मीठे पकवानों को सिष्टान (७०७) [सं० मिष्डान्न] तथा मिठाई (१२२६) [सं० 
मिष्टान्न| कहा गया है--'षटरस की बहु भाँति मिठाई! अभ्रथवा 'षटरस के मिष्टान्नः या 
'कढुवा करत मिठाई घृतपक' (१५१०) आदि | इन उल्लेखों मे मिठाई के साधारण भ्र्थ के 
प्रतिरिक्त सम्भवतः पकवान का भ्रर्थ भो कहीं-कही है। मिठाई षटरस प्रकार की होने का यहो 
तात्पर्य हो सकता है। पद्मावत में मिठाई शब्द दो अर्थों मे प्रयुक्त हुआ है - मिठास व मिठाइयाँ । 
महाभारत के आश्रमवासी-पर्व में तीन प्रकार के रमोइयों के सम्बन्ध मे बताया गया हैं। 'राग- 
खाएडविक” मीठे पकवान, 'सूपकार” शाक्, दाल, कढी रायते श्रादि व 'आरालिक' मांस पकाते 
थे ।* इस उल्लेख से खाने की सामग्रियो के विभाजन का अनुमान होता है । 
अब पकवान तथा मिठाई शब्द-ही अधिकतर। बोलने में भ्राते है। पढ़े-लिखे नागरिकों 
में तो व्यंजन का कुछ-कुछ समानार्थक अंग्रेज़ी शब्द तश्तरो (१8॥083) हो गया है। 
मिठाइयों के नाम 
१४८--कलेवा तथा भोजन मे कृष्ण के लिये परोसी गई मिठाइयो से सूरकालीन प्रमुख 
मिठाइयों का अनुमान हो जाता है । साथ ही ब्रज के मन्दिरों मे चढ़ायी जाने वाली भोग- 
सामग्रियों का अ्न्दाज भी लगाया जा सकता है। इनमें से बहुत-मी मिठाइयाँ आ्राज भी लोगों 
को उतनी ही प्रिय है; कुछ ग्रवश्य ही मथुरा अलीगढ़ ग्रादि क्षेत्र मे प्रधिक दिखाई देती हैँ । 
थोड़ 'से नाम जरूर स्पष्ट नही होते । प्रमुत्न मिठाइयों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं--- 
पाग या पाक (१०१४, १८३२) सूरसागर में कई प्रकार के बताए गये हैं--'पाक 
भ्रमृत बिबिध षटविधि, रुचि किये हित माह” (१८३२) । पगी मेवायें 'पाक' कहलाती है । 
पेठा पाकर (१० १४) गोंद-पाक (१०१४ तथा इलाची पाक (१०१४) [सं एला,एलीक 
इलायचो] भ्रादि भो इसी प्रकार तेग्रार किये गये थे । पेठे के टुकडों को चाशनी में पकाये जाने 
पर झ्राजकल पेठा” कहते है । झागरे का पेठा प्रसिद्ध है। बबूल की गोंद भूनकर चाशनी में 
पकाने पर शभ्राज भी गोंद कहलाती है | यह विशेष रूप से स्त्रियों को सौर अ्रथवा सूतिकागह में 
दी जाती है । इलाची पाक सम्भवत. वर्तमान इलायची दाना है। पाडे-आगमन-प्रसंग में पाक 
(८८६७) शब्द पके खाद्य पदार्थों के साधारण अर्थ मे भी मिलता है---'करि करि पाक सब 
भ्र्पत है, तबही तब छवे आवे ।” (८६७) अ्रथवा सिद्ध पाक इहिं आह जुठायो, (८६६) । 
गेहूँ के आठे से बनी मिठाइयाँ । 
१४६--पुआ (१०१४) (पं० पूष, पृषालिका, पूपाली, पूपिका, पूपक, आदि) । यह पतले 
कियेहुए मीठे आटे से बना पकवान है। घी में बने मुलायम गर्म पुए का वर्णान किया गयाहै 
“: हौस होइ तो ल्याऊं पृश्रा... मीठे श्रति कोमल है नीके। ताते तुरन्त चभोरे घी के । 
(१०१४) इसी प्रकार के पुए श्रच्छे माने जाते है । 
मालपुवा (८०१) [देश० मल्लय + पूपक्र] --मृदु मालपुत्रा मधु साने! (८०१) 
तथा 'मालपुवा माखन मथि कीन्‍्हे ग्राह ग्रसित रवि सम रंग लीन्हे! (१८३१) श्रादि वर्णनों में 
१--प० सं० व्या०, २८४। दूध दही का कहों मिठाई? 
५ ४३॥-- कही न जाइ मिठाई! 
५५०६ "में जो मिठाई कही न जाई | सुखत मेलत खितु जाइ बिलाई ।! 
२--महाभारत, श्राश्रमवासी पे, ओआरालिका: सृपकारा रागलारडविकास्तथा, 
उपातिष्ठन्त राजान उतराष्ट्र पुरा ।! 
३--प० झं० ध्या०, १५०२ “घिरित भूजि के पाका पेठा' 
९४ 


११४ पकवान-- मिठाई तथा नमकोन 


मालपुग्रा बनाने के ढंग की ओर संकेत है। यह पूश्ना से मिलता जुलता है । देशीनाममाला में 
(६।१४५४) हेमचन्द्र ने पुए के श्र्थ में मल्लय' शब्द लिखा है । पूर्वी उत्तर प्रदेश से पुए को 
'गुलगुला' कहते है और मीठी पूरी को 'पुश्रा', किन्‍नु पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे मीठी प्री को 
'पिटडआ' कहते है । त्योहारों व पूजा श्रादि के पकवानो में पुए का प्रमुख स्थान है । 

हेस मि (८०१) अरु हेसमि सरसि सँवारी । भ्रति स्वाद परमसुखकारी। यह लस्बो 
श्रायताकार मीठी वस्तु है जो अलीगढ क्षेत्र में श्राज भी नाकसेब' या हेसमा' कहलाती है । 
यह उस ज्ञेत्र की स्थानीय मिठाइयों मे ही गिनी जा सकती है । 

सुहारी (८२६, १८३१) [सं० + आहार] । घी या 'मोयन' डाले गए श्रादे को 
शीरे में पड़ी प्रियाँ को सुहारी कहते है । यह साधारण पूरी से मोटी व बडी बनाई जाती है। 
यह भी मथुरा अलीगढ झ्रादि मे ही भ्रधिक बनती है । 

मोरी (१०१४) मीठे गेहू के आटे से चीौले की तरह का बता पकवान है। ब्रज तथा 
अलीगढ़ क्षेत्र मे 'कोरी' शब्द इसी भ्रर्थ में श्राज भी सुनने में ग्राता है ।" 

खुरमा (८० १) [फा० खुर्म']। मोयनदार झाटे की बनो गोल टिकिया भ्रथवा झ्ायताकार 
टुकडे जो खाड में पागे जाते है खुरमा कहलाते है--प्र* खुरमा सरस संबारे। ते परसि धरे 
है न्यारे ।! (८०१)। झ्राजकल नमक्तीन खुरमा भी बनाते है । 

अमृत खांडू (१०१४) [स० अमृत + खंड] । यह सम्भवः वर्तमान शक्करपारे की तरह 
का कोई पकवान है । अवधी में शक्करपारे को खँडरा' [स० खशडलक] कहते है ।' 

सातू * (४५६८) [सं० सक्‍तु || रुक्मिणी प्रसग मे इसका उल्लेख हैं-- भक्त के बस 
भक्‍त-वत्सल, बिदुर सातू साग खायो ।” प्राचीन भारत के प्रचलित खाद्य पदार्थों में 'सक्‍तु 
(सत्त) भों था | पाशिनि ने 'उदक-सकतु” तथा पतजलि ने 'दधि-सकतु” का उल्लेख किया है * 
श्राज भी सत्त पानी या दूध के साथ खाया जाता हैं । 

लपसी, लापसी (८४५) (१८३१) [स० लप्सिका] घो में भुने झ्राटे का मीठा व 
पतला मिष्ठान्न है । हलुवा इसी प्रकार का मिलता जुलता पकवान है, किन्तु इसे सूखा बनाते है । 
सूरसागर में वरणित इन मीठे पकवानों में हलुए का उल्लेख नहीं है । श्रलीगढ क्षेत्र में पतलो लपसी 
को 'सीरा' भी कहते हैं (८०१)। पाणिनि के समय में जो का बनाया हुआ “यवागु' अत्यधिक प्रिय 
था | यह लपसो से ही मिलता-जुलता है। उन्होंने 'सालविका यवागु' द्वारा उस प्रदेश में विशेष 
रूप से इसके ग्रधिक व्यवहार का संकेत किया है। भझाज भी इस प्रदेश, श्रर्थात्‌ श्रलवर से 
बीकानेर तक राजस्थान के इस भाग में 'लप्सी” (अमीरों हारा खाई जाने वाली पतली) तथा 
रावरी नमकीन व सूखी-सी) खाने की प्रथा खूब चल रही है। प्राचीन समय में भी 'यवागु” पेय 
तथा “विलेपी” दो प्रकार का प्रचलित था ।१ 








१--३० जी०, १० ११, अध्याय ६ 

२--३० जी०, प्र० ११, अ्रध्याय ६ 

३--प० सं० व्या०, र८४)।२ खेंडरा संडि खंडोई खंडी ८ खंडोई - चाशनी, 
(खराडवती) खंड़ि > काटना, खंडी ८ पागता । 

४-- तुलसी, कविता०, लंकाकांड ५० 'सोनित सो सानि सानि गूदा खात सतुआा से! 

१-7 ई डिया एज नोन टु पारिनि, ० १०७, महाभारत में भी सत्त, की प्रशंसा को 
गई है। 

६--ईंडिया एज नोन टुपाणिति, एृ० १०५-१०६ 


६ 


खाद्य तथा पेय पदार्थ ११५ 


मेदे की मिठाइयाँ 

१४५०--बेवर (८० १) [स० घृतप्र-घिवउर--घेवर] 'घेवर श्रति घिरत चभोरे । लै खाड 
सरस रस बोरे | मैंदा का बना गोल छत्ता सा होता है । इसको घी मे सेंकने के बाद चाशनी में 
पाग लेते है । घेवर श्राज भी अलीगढ तया मथुरा आदि को तरफ ही अधिक बनता है। 
हेमचन्द्र ने देशीनाममाला (२१०८) में घेवर का उल्लेख किया है । 

फेनी (१०१४,८५२६) । यह मैदे के सूतो से बनी पूरी सी'होतो है तथा पगी हुई व दूध 
में भिगोकर दोनो प्रकार से खाते है | सूरसागर में दृध मे खाने का उल्लेख भी है--'फेनी घुरि 
मिसि मिली दूध सेंग । मिलि मिस्रित भई एक रंग | (१८३१) । परिठ १५४३ मे पैरा-फेनी 
भी दिया गया हैं | 

सकर पारे (८०१) [फा० शक्करपार.] ! मैदे अ्रथवा श्राटे के बने त्रिभुजाकार या 
आयताकार खंड जो शक्कर में पाग लिये जाते हैं। तुरन्त के पागे शक्करपारे भ्रधिक स्वादिष्ट 
होते है -- सक्‍करपारे सद पागे ।' झ्राज कही कहीं लोग इसको 'सकलपारा' भी कहते है । 

जलेबी (१८३१, ८०१) । यह मैंदे की गोल छत्तेदार मिठाई है जिसे शोरे मे डालकर 
मीठा करते है । इस रस को हो सूरसागर मे जलेब भी कहा गया है--बहुत जलेब जलेबो 
बोरी । नाहिन घटत सुधा ते थोरी, (१८३१) भ्रथवा 'सुठि सरस जलेबी बोरी । जेहि जेवत रुचि 
नहिं थोरी, (८०१) । यह आ्रञाजकल लोगो की प्रिय किन्तु सस्ती मिठाइयो में आती है । 

खाजा (१०१४) [सं० खाद्य --पा० खज्ज] । यह खाड में पगी मैंदे की रोटो सी होतो 
हैं । खाजा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे ही अ्रधिक बनता है । 

गालमसूरी । यह एक छेंददार मिठाई है जो मैदा और बेसन मिला कर बनाई जाती 
हें-- भरु तेसिये गालमसू रो जो सातहि मुख दुख दूरो।' इसका वर्णन सू रसागर मे है। यह मिठाई 
भी ब्रजप्रदेश की हो मिठाइयों मे भ्राती है। उधर इसको आ्राज मी “मसूरी” 'अरथवा' 'मैसूरो' 
कहते है* । 

गूका, गुका, गोका (१८३१-८०१, १०१४) [स ्गुहयक, गुज्कमप्र-गोमग्म-गूफा] 
इसका नाम 'गुहयक' सार्थक ही है क्योकि मैदे की प्री के अन्दर खोश्ना, सेवा अथवा कसार 
भर कर बनाते हैं। 'गूफा बहु पूरन पूरे । भरि भरि कपूर रस चूरे।” (८०१) । पूरन शब्द 
संभवत: इसी श्रर्थ का सुचक है । सिकते समय कट न जाये इसीलिए गक्रिया के किनारे “गंठ 
या गृध देते है--गोभा गँघे” (१५३१ ) | आजकल इसको 'गुक्तिया' कहते है तथा होली तथा 
विवाह के पकवानों में अवश्य बनाई जाती है । 

लब॑ंग (८०१) गुक्िया के समान ही मैदे की परी मे खोझा और मेवा भर कर बनाते 
है, किन्तु इसका आकार चौकोर होता है । इसको लौग से बन्द करके शीरे में भिगोया 
जाता है । 
बेसन की बनी मिठाइयाँ 

१४१-सुख-पुरी (१०१४) । यह बेसन की बनी मीठी पूरी होती है । भ्रब सुखप्री 
बनाने की प्रथा कम हो गई है । 


सेव (१०१४) । पतला और लम्बा लच्छेदार पकवान जो शीरे मे पगा हुआ मीठा 
श्रथवा नमकोन दोनो प्रकार का बनता है। 


१--#० जी०, प्र० ११, श्रध्याय ६ 
२०-प० सं० चव्या०, १६ २।४ (ख +%६ (६ ब€ ३ २८%) 


११६ पेकवान --मिठाई तथा नमकीने 


लाडू (८०१) [सं० लड्ड, लड्ठु क| लड्ढे, भुने हुए बेसन की बूंदी या नुकती के ज्यादातर 
बनाये जाते है । नुक्ती के लहु. को ही सभवत' सेवलडू (५०१),मोती ल्ञाड्ूू (८०१) [सं० 
मौक्तिक] और लावनि लाडू (१०१४) कहा गया है। आज बारीक नुकती के बने लाहु 
मोतीचूर के लडड॒,, कहलाते है । खिर-लाड्ू (८०१) [स० ज्ञीर + लड्ु,| द्वारा शायद खोये के 
लड्डू से तात्पर्य है। इन सब का इस प्रकार वर्रान किया गया है-- 
सेव लाडू रुचिर सँवारे। जो मुख मेलत सुकुमारे । 
सुछि मोती लाड मीठे । वे खात न कबहुँ उबीठे। 
खिर-लाड_ लवगनि नाए | ते करि बहु जतन बनाए । (८०१) 
तथा--/लावन लाड्‌ लागत नीके' (१८३१) 
लट्टू बच्चो को विशेष रूप से प्रिय होता हैं। प्राचीन संस्क्रृत साहित्य मे 'मोदक' विदृूषक 
को प्रिय बताया गया है । लड्डू का समानार्थक शब्द मोदक भी सूरसागर के फाग-प्रसंग में 
मिलता है--मोदक माँकक कपूर गव्वालि मदमाती हो' (३४८० ) । पद्मावत में दूध के छेने या 
दही के रसगुल्ले के समान मिठाई मौरडा' का उल्लेख है ।* पछाह तथा पंजाब मे भुने गेहूँ, 
मक्का, मुरमुरे या चने के गुड ग्रथवा खांड में पगे लड्ट भी “मोरंडा' कहलाते है। ठगो के 
प्रसण मे विष-लाडू (२२२०,२२०१) तथा ठगमोदक (४०१५४,२२०३) का उल्लेख भी सूर 
ने किया हैं। 
चावल के आदे से बनी मिठाइयाँ 
१५२--खजूरी (८० १) [सं० खर्जु: खर्जूरः, खर्जूरो | 'मधुरी भ्रति सरस खजूरी' । 
यह चावले के आटे की टिकिया सी होती हैं जो घी में सेंकी जाती हैं। अलीगढ़ ज्षेत्र मे 
खजूरिहरि? के त्योहार पर (श्रावणी के एक दिन पहले) बनाया गया पकवान भी खजूरा' 
कहलाता है ।*९ 
बाबर (८०१) बाबर बरने नहिं जाई । जिहि देखत श्रति सुख पाई---चावल के आटे 
की मालपुए की तरह की मिठाई है। अलोगढ चोत्र मे बाबरा' या 'बाबरी' नामक यह मिष्टान्न 
भ्रब भो बनता है किन्तु और जगेहो मे बाबर दिखाई नही देता । 
ऑअदरस)] (८८०१) | अ्रैंदरसे का वर्णन कई पदो में है-- सुन्दर श्रति सरस अ्रैदरसे । 
ते घृत-दधि-मधु मिलि सरसे' (८०१) अथवा ससि सम सुन्दर सरस अंदरसे, ऊपर कनी 
ग्रमी जनु बरसे (१८३१) तथा “'लौग कप्र खाड घृत धार । अंदरसे खटठमिठे सिघारे ।” (परि० 
१४३) । यह चावल के भ्राटे को मीठी गोल घी में सेकी टिकिया सी होती है। ऊपर के वर्णन 
में इसमे दही; खाड या मधु, लौग तथा कपूर डालने की चर्चा की गई है । 
अन्य चीजों से बनी मिठाइयों 
५३--अमिर॒ती । यह उरद की दाल के भ्ाटे के बनी बड़ी जलेबी से मिलती जुलती 
मिठाई है। पद्मावत में इसका समानार्थक शब्द 'भुरकुरी' प्रयुक्त हुआ है? किन्तु खड़ीबोली 





१--प० स० उ्या, २८४।६ दूध दहो के मोरंडा बांधे” 
२-३० जो०, प्र० ११, झ्रध्याय ६ 
ईै>- 9 #» भे० ११, अध्याय ५ 


४-प० स० व्या०, ५५०७ भाँति लाडु छाल भुरकुरी। मांठ पेराक 
बुंद हुरहुरो । अ्रपन्न झञ मुरुककी (पासह्‌ पु० 5६२) 


ली तथा पेय पदार्थ $ १७ 
हिंदी में इमरती” शब्द श्राज तक चलता है | 

दूधबरा, गुरबरा (१०१४) । फटे दूध या छेने का घी में सिक्रा बरा दूधबरा होता 
है और गुरबरा' गुड़ के रस में भिगोकर बनाते होगे---/ इक कोरे इक भिजे गुरबरा' ।' 

पिराक (८२९) खोये की छोटों गुक्रिया सी 'पिडकी” या 'पिरकी” कहलाती है । 

गिंदोरी । (१०१४) खाड की गोल बडी टिकिया को ही गिंदौरी कहते हैं । पछाह में 
विशेष रूप से विवाह के अवसर पर तेल के दिन चलन में यह बाटी जाती है ।* मिठाइयों की 
इस सूची में आजकल की प्रमुख प्रिय मिठाइयाँ--बरफी, पेडा, गुलाबजामुन, बालुशाही, 
कलाकद तथा घर की बनी कतरियो तथा हलवे की कमी खटकती है | आज मथुरा के पेडे और 
खुरचन बहुत मशहूर हैं। बगाली मिठाइयाँ जैसे, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई तथा सदेश आदि 
सम्भवत बाद में चली है। किन्तु हलवे का उल्लेख पद्मावत तथा आईने भ्रकबरी दोनो मे ही है ।* 
आईने अकबरी में मैदें से बना हलुता बताया गया है जब कि श्राजकल प्राय सूजी से बनाते है ।* 
नमकीन पकवान 

१५४ --नमकोन पकवानों को सूचक शब्दावली इस प्रकार हैं -- 

फुलौरी, पटकोरी, पकौरी (१०१४, ८०१) [सं० फुल्ल + बटी, पकक्‍्व + वटी |-- सो 
खात अमृत पक्‍कौरों' (८०१) । पकौरी बेसन तथा मूँग या उर्द की दाल की बनती है। झ्राजकल 
'पकोडी' शब्द श्रधिक सुनने मे श्राता है, किन्तु 'फुलोरी' शब्द भी प्रचलित है । भलीगढ क्षेत्र में 
पकौड़ी की कई क्रिस्मे व उनके नाम मिलते है--डुमकौरी', बरौरी*, कुम्हौरी, गुरबरो आदि ,* 
सूरसागर मे मूँग की दाल की पकौडी का उल्लेख भी है--मूँग पकोरा' (१०१४) । 

पिठोरी (१०१४) [सं० पिष्टिका- पेट्टिआ-पैट्ठ-पिद्ठी-पिठी] दाल पिसने के बाद 
'पिट्टी' कहलाती है। आदे के अन्दर पिट्टीभर कर पिठौरी बनाते है। प्रायः उर्द चने या मूँग 
की दालो की पिट्टी बनाई जाती है । 

पतबरा (१०१४) 'मूंग पकौरा पनौ पतबरा' [सं० पत्र-पत्रा + बरा]। यह सुभवत 
प्राजकल का 'पतौरा हैँ जो घुदया के पत्ते व उर्द की पिट्टी या बेसन लपेट कर उप्रालने के बाद 
कतरे काट कर तला जाता है। यह सूखा व रसेदार दोनो प्रकार का बनता है । बथुए के साग 
तथा मूँग की दाल तथा श्रन्य 'कुछ' सागो तथा बेसन आदि के भी पतौरे बनाते है । उपयुक्त 
उल्लेख में 'पतबरा' बनाने की विधि स्पष्टरूप से नही बताई गई है । पनो--शायद 'पना' के 
भ्र्थ मे आया है | आम तथा जीरे भझ्रादि से बने नमकीन पानी को 'पना' कहते है । अवधी में 
पतौरे का समानार्थक शब्द 'रिकंवछ पद्मावत मे भी मिल जाता हैं ।* बिहार में भी इसको 
१--प० सं० व्या०, ५४६--कोन्ह सुंगीरा औ गुरबरो' 
२--क० जी०, प्र० ११, श्रध्याय ६ 
३--प० सं० व्या०, ५५०।३ भा हलुवा घिड करे निचोवा' 
४--आईने अ०, प्ृ० १२०, हलवे सें मेदा, कन्द तथा थी दस-दस सेर डाला 


जाता था | पे नि । 
५--प० सं० ध्या०, ६४६। ओऔ खेंडवानी लाइ बरोरी' | खेंडवानो बरोरी ८ खांड के 


पानी में पड़ी हुई उ्दं की दाल की पकोड़ी 

६---#० जी०, प्र० ११, शअ्रध्याय ६ 

७--प० सं० व्या, ४५६। पान लाइ के रिकंव्छ छोके” | रिकंवछ ८ धुइया के पत्ते 
व उर्द की दाल के पतौरे । 


११६ पंकवान--मिछाई तर्था समकौन 


रिविकंछ' या सेंढा' ऋहते हैं । 

काचरी (१०१४) | कचरी नामक फल के टुकडे सुखाने के बाद घी में तल लिये जाते 
हैं। भ्राजकल को अधिक प्रचलित “'कचरी”' चावल के नमकीन आटे मे बनती हे । यह चावल 
के आटे के नमकीन सेव से होते है । 

कोरी (१८३१) संभवतः चावल के श्राटे से बनी कचरी है जो झ्राज भी अलीगढ क्षेत्र 
में कई नामो से प्रसिद्ध है--मोहन पकौडी', 'कचरिया', कुरैरी' श्रादि। हाथरस मे इसी को 
“मिरचौनी' कहते है । 

डुभकोरी (१८३१) खौलते हुए, पानी मे बनी पकौडी 'हुभकौरी” “कहलाती है । भ्रब 
डुभकोरी बनाने का रिवाज कम हो गया है। 

मटरी (१४२८) 'पिस्ता दाख बद्यम छुहारा, खुरमा खाका गँफा मटरी” । मोयनदार 
झाटे की नमकीन छोटी पुरी जो मोटी व खस्ता बनती है। पछाँह के घरो में मठरी अक्सर 
नाश्ते में बनाई जाती है । 'मठरी' शब्द झ्राज भी बोला जाता है । 

सठ'* (परि० १५२) । मठ जिरवानी' संभूवतः वतेमान 'माठा' नामक पकवान है। यह 
सठरी की तरह का किन्तु पूरी से भी बडा और मैंदे का बनता है। बीच मे तरह-तरह से गूंठा' 
जाता है। विवाह के पकवानों मे इसका खूब चलन है । 

बरा (८४२, ८०१, ८५६) [सं० बट: ८ गोल टिकिया] । यह मूँग॒ या उर्द की टिकिया है 
जो कई प्रकार की बनती है--मीठी (गुरबरा) या नमकीन, दही में पडी हुई भ्रथवा खटाई में पड़ी 
हुई-- खारे खट्टे मीठे है निधि (१८३१),' 'बरी, बरा, बेसन, बहु भाँतिनि,* ब्यंजन बिबिध 
अ्रगनियाँ (८२६) । एक पूरा पद (८४२) बरे से ही संबंधित है-- 

बरा कौर मेलत मुख भीतर, मिरिच दसन टकठौरे। 

तीछन लगी नैन भरि आए, रोवत बाहर दौरे ।' 

दधि-बाटी (८४५) भी शायद दही-बरा के श्रर्थ मे लिखा गया हैं । दहीबरा' आज- 
कल के प्रिय व्यंजनों मे गिना जाता है। दूध के बरे का भी उल्लेख हुआ हँ--दथधि दूध बरा 
दहिरौरी” (८० ९)। दहिरौरी भी शायद दही बरा का ही सूचक है [दही + बरा] । 

सूजी (परि० १५३) | उस समय तेल मे तली व खट्टी सूजी बनाने की प्रथा भी 
थी-- निबुआ लोन तेल तर सूजी, राइ करौदा अ्ंब कलौजी ।' भ्रव॒ नमकीन सूजी के स्थान 
पर सूजी का मीठा हलुत्ा ही भ्रधिक प्रचलित है। 

आजकल को नमकीन वस्तुश्रों मे दालमोठ, खत्ता, समोसे, तथा विभिन्न प्रकार की 
चाट के नाम इस सूची मे बढाए जा सकते है। 'समोसा' उस समय प्रचलित था क्योंकि जायसी 


ने मांस से भरे समोसा का वर्णन किया है ।१ पश्चिमी सभ्यता की देन बिस्किट व डबलरोटी 
ने नगरों में चाय कॉफ़ो के साथ भारतीय नाश्ते मे विशिष्ट जगह बना ली है। 


१--प० सं० व्या०, ५४६।७ “कढ़ी सेवारि ऑ डुभकौरी” 

कर बुक ५५० में 'ांठ' दाब्द का ज़िक्र है। 

३े--प० सं० व्या० ५४६।१ भांति भांति पार्काह बरा। “अथवा” एकहि श्रादि 
मिरिच सिउं पीठे । भ्रौरु जो दूध खांड सो मीठे ।' 


४--प० सं० ध्या०, ५४६॥१ 'भूंजि समोसा घिय संह काढ़े । लॉग सिरिच तिन्‍्ह 
महू सब डाढ़े ।? 








खाद्य तथा पेय पदार्थ ११६ 


७--भोजन की अन्य सामग्रियां अथवा व्यंजन 


१४४--भोजन-सामग्री की दृष्टि से १०१४ तथा १८३१ पदों का बहुत महत्त्व है । 
इन्हें पड कर लगता है कि कायदे के पूरे खाने में परोसे जाने वाले व्यंजनों मे इत कई सौ वर्षो 
में भो कोई विशेष भ्रन्तर नही हुआ है । निम्नलिखित नाम उल्लेखतीय है--- 

रोटी (७७७,१०१४) सूरसागर में बेसन की रोटी का निर्देश है--रोटी 'रचिर कनक 
बेसन करि। भझ्रजवाइन सैधों मिलाइ धरि (१८३१) । मकुनी (१०१४)--एक मकनी दें मोहि 
साजी---भी* एक प्रकार की बेसन की रोटी को कहते थे। भ्रव्यत्र घी से चभोरी' या चुपड़ो 
रोटी का कवि ने वर्णन किया है--इक कोरी इक्त घीव चभोरी' (१०१४) । कलेवा-प्रसंग में 
कृष्ण को माखन रोटो प्रिय बतायी गयी है--“जननी पै मागत जग-जीवन दे माखन रोटी उठि 
प्रातः (७७७) अ्रथवा 'माखन रोटी बहुत प्रिया तथा 'दोउ भेया मेया पे मांगत, देरी मैया 
माखन रोटी” (७८३) । एक स्थल में रोटी का विशेषण 'सुपक सुकोमल' (७८? ) आ्राया है । 
रोटी मुलायम व अच्छी तरह सिकी ही अच्छी होती है । 

आईने अभ्रकबरी में कई प्रकार को रोटियों का विवरण हैं--(१) बुजुर्गं-तनूरी (बडी तन्दूरी 

रोटी) तथा तुन॑के-ताबगी (हलकी तवे पर प्िकी)। इसी की एक किस्म चपाती है। यह एक सेर 
आटे में पंद्रह या कुछ श्रधिक ही बन जाती थी ।* 

तुलसी ने भी “रोटी” का उल्लेख किया है ।* आजकल छोटी व पतली रोटी को कभो 
कभी 'फुलका' भो कहते है तथा मुसलमानों मे विशेष रूप से “चपाती” बनाने का रिवाज है । 
पंजाब में श्रधिकतर 'तंदूर' पर बनी 'तंदूरो' तथा 'नान' झ्राज भी बनती है । 

मांडे (१८३१,४२२२) [सं० मडक:] | मैंदे की रोटी-विशेष माडे कहलाती है “मांडे 
मांडि दुनेरे चुपरे। बहु घृत पाइ आपहो उबरे ।' अ्रब माडे बनाने का रिवाज नही रहा है । 
पद्मावत में भी घी से पोए हुए उज्ज्वल माड का वर्णन हैं ।* 

बाटी (१०१४) [सं० वटी] । गेहूँ के आटे की लोई हाथ से चिपटी करके कंडे की राख 


१--हिन्दी शब्द सागर के श्रतुसार सहूनी (देश०) के कई अर्थ हैं १---आदे के भीतर 
बेसन अथवा चने की पिट्ठो भरकर बनाई गई कचोरी, बेसनी रोटी, २-- 
मठर के झाटे की रोटी, ३--बेसन तथा गेहें के आटे को सिलाकर उसमें नभक, 
मेथी, संगरेला मिलाकर बनाई रोटी । 
२--आईने अ०, झ्ाईन २५ 
३--तुलसी, कविता०, उत्तरकांड ६३ “रावरों कहावों, गुन गांवों राम राबरोइ, 
रोटी है पावों, राम रावरी ही कानि हाँ ।' 
श्रीकृष्ण गीता०, २, छोटी मोदो मौसी रोटी चिकनी चुपरि के दे री मैया ।! 
४--प० 'सं० व्या०, २८४। (२) मानसोल्लास के श्रनुसार गेहूँ के श्राटे में घी नमक 
दूध और पानी डाल कर माड़ने के बाद उसकी लोई की रोटी हाथ से बनाकर 
मिट्टी के तबे पर सेक ली जाती है। चित्रावली (५२३।१) में दूध व खांड़ के मांड 
का उल्लेख है (“गोहूँ प्रथम दूध सो धोये । खीर खांड मिलि सांडा पोए ॥?) 
प० सं ० व्या०, २८४।२ भालर सांड आए घिव पोए। ऊजर देख पाप 
गए घोए ।' 
४५४३॥२ कापर छानि मांड धल पोए ।! 


१२० भोजन की अन्य सामग्रियाँ श्रथवा व्यंजन 


की धीमी-बीमी झ्राच में सेक लेते है। 'रोटी बाटी पोरी कोरी (१०१४) नाम एक साथ दिये 
गये हैँ । दधि बाटी (८४५) । यह शायद दहो में डाल कर बनाते होगे । 

अंगाकरि (१८३१) “अबही अंगाकरि तुरत बनाई। जे भज्ि भजि ग्वालनि सग खाई 
वर्णन में तुरंत का बना अंगाकरि' अधिक स्वादिष्ट बताया गया हैं। बड़ी बाटी को ही 
अझंगाकरि' कहते है । यह शब्द पश्चिमी हिन्दी मे श्राज भी चल रहा है। घरो में साधारणतया 
बाटी या माडे बनाने की प्रथा अब नही रही है । 

लुचुई (८४५,१०१४) [सं> रुचि या फा० लोच]। मैदे की पतली मुलायम व बडी 
पूरी ही लुचुई कहलाती हैं। जायसी ने भी पूरी तथा सोहारी के साथ गर्म और कोमल लुचुई का 
उल्नेख किया है । दो लोइयो के बीच में घी लगाकर पतलो बेली हुई पूरी भी जो तवे पर सेकी 
जाती है लुचुई या दोहथी' कहलाती है। श्रवध में श्रनंत चतुर्दशी के दिन लुचुई खाने की प्रथा 
हैं ।* यह प्राय खाड के साथ खाई जाती है ।* श्रब तो मैदे की पूरियाँ प्रायः विवाह आदि के 
पकवानो में ही बनाने की प्रथा रह गई है। पूरी, पुरी, पुरि पेरी (८०१,१८३१,८२६, 
८२६,१०१४) [सं० पूरिका*] | लगता है पूरी बच्चों को हमेशा से दी अ्रच्छी लगती है--'सद 
परसि धरी घृत-पूरी | जब पूरी सुनि हरि हरष्यों। तब भोजन पर मन करू्यौ ।? (८०१) 
कलेवा में भी मेवा तथा अन्य विविध पकवानों के सामने बालक कृष्ण का ध्यान पूरी व अ्रचार 
हो आकर्षित करते हँ--तुमकौ भावत पुरी संधानों। (८२६) । बियारो-प्रसंग मे मैंदा और 
बेतन मिलाकर बनाई गई मुनायम तथा भारी पूरी का वर्णन है--अ्रति कोमल पूरी है भारी। 
जेवहुँ स्पाम मोहि सुख दीजे । ताते करो तुम्हें ये प्यारी (८३१९)। रोटी, अ्ंगाकरि, बाटी 
भ्रादि तो प्रायः: दिन के भोजन में हो बनती थीं, किन्तु पूरी हर समय के खाने में आ सकती थ॑ । 
बेसन पुरी सुव-पुरी लीजे' (१०१४) द्वारा उस समय बेसन की पूरी बनते की प्रथा का भी 
पता चलता है | श्रत्र तो गेहूँ के आादे की पूरी अधिक लोकप्रिग्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे 
बुरी शब्द ही प्रायः बोला जाता है, यो प्री 'पूडी' शब्द भी सुनने मे श्राते है। अवध मे चने 
की दल भरी हुई पूरी 'कहलाती है जो और जगहों की 'कचौडी” हुईं। साध।रण पूरी को वहाँ 
'सोहारी” कहते है । पूरी से बडी सोहारी व उससे बड़ो लुचुई बनती है ।* ब्रज की ओर मीठी 
पूरी को सोहारों कहते है । पद्मावत मे भी पूरी के रग, कोमलता एवं सहख्र स्वाद का विस्तृत 
वर्णत मिलता है।*ि 

१--प० सं० व्या०, २८४ लुचुई पूरि सोहारी परी । एक ताती झौ सुठि कोंवरी'। 

२--प० स०» व्या०, २८ ४। (३) 

३--प० सं० व्या०, १४२।६ लुतुई पोइ घीव सो सेई । पाछें चहों खांड सो जेंई ।” 

४--क ० जी०, प्र० ११, भ्रष्याप ६ सोनियर विलियश्स कोष सें 'पोलिका? दाब्द 

मिलता है। पाइश्रसहसहेएणवों कोष में भी संस्कृत्त 'पोलिका' ही है। 
पोलिका-पो लिप्रा-पोली-पूली-पूरो विकासक्रम संभव हो सकता है । 

५--प० सं० व्या०, २८४ (३) 

६-१० सं० व्या०, ५४३॥३ “करिल चढ़े तह पार्काह पूरी। मूंठह मांह रहहि सोंचूरी । 
जानहु सेत पीत ऊजरी। लेन चाहि भ्रधिक कोंवरी । 
सुख मेलत खिन जाइ बिलाई । सहस सवाद पाव जो खाई ।? 

४४ ३।७ 'पूरि सोहारी करी घिउ चुवा। छुवत बिलाहि डर॒न्ह को छुवा । 


खाद्य तथा पेय पदाथ १२१ 


कचोरी (१८२३१) [कच---दाल--तामिल] यह दाल की पिट्ठी भर कर बनाई गई नमकीन 
पूरी सी होती है, किन्तु छोटी और मोयनदार शआ्राटे को कुछ भ्रश्चिक मोटी बनती हैँ । डा० सुतीत- 
कुमार चेटर्जी के मतानुसार 'कच' तामिल शब्द है जिसका श्रर्थ दाल है। कचपूरिकोी-कचउरिया» 
कचौरी--यह विकासक्रम सम्भव हो सकता है ।* कचौरो प्राय उरद की पिट्ठी की बनती है । 
इसी का बड़ा रूप बेंडई है जो अलीगढ ज्ेत्र मे अधिक प्रचलित हैं।* श्राजकल आलू मटर 
झ्ादि की भी कचौडी बनाने की प्रथा शहरो में चल गयों है । 

कोरी (१८३१) | प्राजजल सादाबाद तहसील में पराठे वो 'पल्टा” 'टिक्कर' अथवा 
'क्रौरा' कहते है ।* संभवत. 'करोरा' को ही कौरी' कहा गया है-- पूरी पूरि कचौरी कौरी-। 
सदल सउज्जल सुन्दर सौरी' (१८३१) | पराठा प्रायः त्रिभुजाकार होता है और थी लगाकर 
तबे पर सेंकते है । पछाह में पराठे को परामठा' भी कहते है । 

१५६--तंदुल (४५४), ओदनि, ओदन (६०८, १०३०), भात (१०१४) तथा 
कूरा (१०१४--मीठे चर-पर उज्ज्वल कूरा) शब्द पके हुए चावल के भ्र्थ मे प्रयुक्त हुए है । 
इन शब्दों की व्याड्या की जा चुको है । कुछ लोग चावल पकते समय कुछ पानी निकाल 
देते हैं जिसे 'माड़' कहते है। ऐसा करने से चावल बिखरे हुए से बनते हैं । इस क्रिया को 
'पसाना' कहते है --भात पत्ताइ रोहिनी ल्थाई, (१०१४)। पर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार 
बंगाल तथा दक्षिण में लोगों का मुख्य श्राहार चावल ही हैं । पतंजलि ने 'विन्ध्यौ 
वधितकम्‌” श्ोदन का उल्लेख कई बार किया है । इन प्रान्तो में आज भी इस ढंग से चावल 
खाने का दृश्य देखने को मिल जाता है ।* खीचरी* (१८३१) [स० कुसर'] दाल और 
चावल मिलाकर (खिचडी) पक्राते है । आईने अ्रकबरी को व्यजन-सुूची में भी खिचडी बनाने 
का ढंग दिया गया है । सम्राद की पाकशाला में खिचडो बनाने के लिए पाच पाच सेर 
चावल मृग की दाल तथा घी की आवश्यकता होती थी । सुरसागर मे खिचडी किस दाल से 
बनाई गई थी यह नही बताया गया है। प्राइने ग्रकबरी के उल्लेख से अनुमान होता है कि मृग 
की खिचड़ी अधिक प्रचलित थी । आज भी उर्द, लाल मसूर, चने भ्रादि को खिचडी बनने 
पर भी लोगो को मूग की खिचडी हो अ्रधिक प्रिय है । विशेषरूप से बीमारी के बाद तो यही 
दी जांती है । दाल चावल तथा घी के अनुपात में अवश्य परिवर्तन झा गया है । 

सूरसागर मे इसके भ्रलावा और किसी ढंग से चावल बनाने के उल्लेख नही मिलते है । 
लेकिन ऐसा नही है कि उस समय आज की प्रिय 'तहरी या चात्रल का 'जरदा न बनाया 
जाता हो, क्योकि पद्मावत तथा आ्राईने भ्रकबरी में इनका जिक्र हुआ है । आईने अ्रकबरी में 
उल्लिखित चावल की भश्रन्य तश्तरियों मे 'जुर्द बिरंज', खुश्का' तथा बादिजाँ झादि नाम लिए 


लय कल-जनाफ-ानन9्न, /-मायु-ननन-ममन-नम नाल कल न “तन ५ नमक 


१--डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल-- हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति 

२--&? जी०, प्र० ११, श्रध्याय ६ 

३--३० जी०, प्र० ११, श्र० ६ 

४--इं डिया एज नोन टु पारिणनि--'9० १०५! महाउस्मग जातक के श्रतुसार एक 
श्रसिक का भोजन सुप और यव-भत्ता (9876५) ही था । पतंजलि के अनुसार 
किसी भी ब्राहारण को भोजन कराने के लिए ओ्रोदन' यथथेष्ट होता था। 

५--बनियर, ए० ३२१, बनियर ने सैनिकों के खिचड़ी खाने का उल्लेख किया है। 
लिचड़ी बनाने में चावल व तरकारी साथ-साथ उबालने के बाद कृपर से घी 
डालने का वर्शन है । 


रैर२श भोजन की अन्य सामग्रियाँ ग्रथवा व्यंजन 


जा सकते है ।* पदमावत मे केसरिया 'सोनजरद' तथा 'तहरी' भी व्यंजनों में थे ।* 

१३५७--कढी (१८३१)--खाटी कढो ब्रिचित्र बनाई | बहुत बार जेवत रुचि आई।।' 
लोगो के प्रिय व्यंजनों में आज भी कढी का स्थान है । बेसन की पकौड़ी को बेसन के पतले रसे 
में पकाकर बनाते है और दही डाल कर इधमे खट्टापन लाते है। निमोना, निमोननि (१०१४, 
१८३११) पिसी दाल को भून कर उसमे दही मसाला हरी मटर श्रादि डालकर निमोना बनाया 
जाता है। चने को दाल का ही निमोना अधिक बनता है। सूरसागर में दाल-विशेष या बनाने 
की विधि का संकेत नही है। चटपटा होने का प्रवश्य उल्लेख है--- बहुत मिरित्र दे किए 
निमोना' (१०१४) तथा 'सरस निमोननि स्वाद संवारयो' (१८३१) । 

बेसन सालन । सूरसागर में बेसन से विविध प्रकार के व्यंजन बनाने को चर्चा कई 
बार की गई है। इनमें से एक बेसन की तरकारों भो थो--बेसन सालन अधिको नागर 
(१८३१) तथा बेसन के दस बीसक दोना' (१०१४) । श्राजकल भी बेसन का नमकीन 
हलवा सा बनाकर फिर उसके कतरे काट कर सूखी और रसेदार तरकारी बनाते है जो 
बेसन! कहलाती हैँ । भ्रवध में इसको खडरा' भी कहते है ।* 

बरी (८४६, १०१४,१८३१) [सं० बंटी ]। उर्द की दाल की छोटी-छोटी पकौड़ियों को 
सुखाने के बाद उसकी रसेदार तरकारी बनाते है। यह शभ्राजकल खूब बनाई जाती है। कूर-बरी 
(१०१४) का उल्लेख भी है [क्री 5 अ्रहर की फलो]। 

मु गल्ली (१८३१) मूग की दाल को बनी कोई नमकीन वस्तु ज्ञात होती हैं | बरी की 
तरह ही बनाई मुँगौरी (मूंग को दाल की) भी ही सकती है । पद्मावत में भी 'मुंगौछी' का 
उल्लेख है ।* 

ढरहरी (१८३१) 'म्‌ग ढरहरी होग लगाई से कोई नमकीन वस्तु ज्ञात होती है। 
पदूमावत में बुन्द ढुरहरी का उल्लेख है। वहाँ हरी मठर या चने को बुँदिया के लड़डू का 
ग्र्थ भी लगाया जा सकता है ॥* 

मिथोरि (१०१४) उर्द की दाल वा पेठे की बरी जिसमे मेथी श्रादि मसाला डाला 
जाता है इसको 'कुम्हरौरी' भी कहते है। मिथौरी शब्द ग्रब साधारणतया सुनने में नही श्राता 
है । पद्मावत में सिरक्ा पडी भिधौरी का निर्देश है।* दहिरोही (८०१) भी दूध और दही 


१--श्राईने अ०, ए० ११६ 
२--प० सं० व्या०, ५९।६ कोइ सोनजरद जेउं केसरि? 
75. 9 **०॥१ 'तहरी पाकि लोनि औ गरी । परो चिरोंजी ओऔ खुरुहुरी । 

३--प० सं० व्या०, २८४ (५) शब्दसागर के अनुसार खंडरा बेसन का चौकोर बरा 
होता है जो सूख! और गीला दोनों प्रकार का बनता है । कवर सुरेश सिह के 
श्रनुसार सूंग, चना, उरद तथा श्ररहर श्रादि दालें मिलाकर पीस कर उसके 
खिंडरे' काटकर बनाते हैं। ये 'मुंगौरी! की तरह बनाये जाते हैं । 

४--प० सं० ध्या०, ५४६।३ “भई मु गोछी सिरिचें परीं। कीन्ह सुंगौरा औ गुरबरो' 


पा ३ ( सुलपथूया-मुग्गपच्छा-सुंगौदी ) जनपदी बोली में यह शब्द नहीं 
 है। 


४--प० सं० व्या०, ५४०। 
६--प९ सं० ध्या० ५४६॥४ भई मेंथोरी तिरका परा ।! 


वाद्य तथा पेय पदार्थ १२३ 


कि बनी एक प्रकार की बडी होती थी (द्िक्षोर वाटिका) । 

१५८--राइता (१८३१) [स० राजिकाक्त] | आ्राजकल दही के व्यजनो में रायता सबसे 
अधिक बनाया जाता हैं। यह लौकी, खीरे, ककड़ी, बथुए, भालू, बूंदी झ्रादि विभिन्‍न प्रकार 
की चीजों से बनता है, किन्तु लौकी का रायता सबसे अधिक प्रचलित हैं । रायते में कभी-कभी 
राई भी डालते है । सूरसागर में रायते के विस्तार नही है, किन्तु पद्मावत में 'लौओ्ना को ही 
'रेता' बताया गया है।* 

खोर,अमरखीर (८६६,७६२,१८०३१) [स० जक्ञीर]। खीर का उल्लेख कई स्थानो मे 
हुआ है--खी र खाड़ घृत लावनि लाडू (१०१४) खीर खाँड़ खीचरी सेंवारो (१८३१) । महराने के 
पांडे आगमन प्रसंग में भी खीर का उत्लेख हँ--'घेनु दुह्ाइ दूध ले आई, पाडे रुचि करि खीर 
चढ़ायो (८६६) । प्रे खाने में दूध की मीठी तश्तरी मे खीर का प्रमुख स्थान श्राज भी है । 
चावल की खीर ही अधिक प्रचलित है | यो श्राजजल मखाने, लौकी, सूजी श्रादि श्रनेक चीजों 
की खीर बनती है। खीर मे मेवा और केसर डालते है तथा ऊपर से सोने या चॉदी का बर्क 
भी लगाते है । सूरसागर के प्रसंगो में प्राय. खीर के साथ खाड शब्द आया हैं ।आाईने अ्रकबरी 
में खीर को 'शीरविरंज' नाम दिया गया है तथा दस सेर दूध, एक सेर चावल, एक सेर कंद 
तथा एक दाम नमक से बनाने का विवरण है । पद्मावत में चावल व दूध की खीर को 'जाउरि 
कहा गया है ।* पद्मावत मे दोनो ज्यौनार के भ्रन्त में खेंडवानी (शरबत) घुमाए जाने का निर्देश 
हुआ है ।* आईने भ्रकबरी मे भी शरबत का पता चलता है, किन्तु सुरसागर से इस प्रथा पर 
प्रकाश नही पडता है। आजकल श्रंग्रेजी ढग के खाने मे खाने से पहले ही शरबत अथवा फलों का 
रस (७]0]00॥#560) देने की प्रथा है। खाने के बाद 'कॉफी' आती है । 

सिखरन (१८३१)--बासौधी सिखरन अति सौधी । मिले सिरिच मेटत चकचोंधी ।' 
दही के मट्टे मे गुड़ या खांड डाल कर सिखरन बनाई जाती है। बासोंधी या बासी होने से 
खटास बढ जाती है। जायसी ने सोधि सिखरन' के गाढे होने का वर्णान किया है ।* अलीगढ 
क्षेत्र में बासी नैवेद्य बसौड़ कहलाता है ॥* 

कांजी (४५७५) [स० काजीकम्‌] । खट्टे मट्ठें मे राई व नमक डाल कर काजी बनायी 
जाती है। भ्रमरगीत-प्रसंग मे गोपियाँ कहती है--- 

“बिरचि मन बहुरि राचो भ्राइ । 

टूटी जुरे बहुत जतननि करि, तऊ दोष नहि जाइ । 

दूध फाटि जैसे हे कांजी, कौन स्वाद भरि खाइ। (४३७४) काजी तथा 
सिखरन आदि दही के व्यंजन भ्रब कम ही बनाये जाते है, विशेषकर नगरों में । 





कर. 


१--प० सं० ध्या०, ५४८२ “ले भूजी लौआ परबतोी । रेता कहें काटे के रतो |” 


२--प० सं० व्या०, २८४।७ 'जाउरि पछियाउरि भाई । (७) श्रवधी की उपभाषा 
बैसवाड़ी में जेबनार के श्रन्त में परोसी जाने वाली मीठी तदतरी को 'पछ्ियाउरि' 


कहते हैं । 
है ०। भैजाउरि पछियाउरि, सीका ज्यौनार । (&£) बुंदेलखरड में सिष्ट पेय के 
रूप में पहिश्लाउरि! का प्रचार है। वहाँ ज्योनार के श्रन्त में चावल तथा श्राम 
का द्ारबत, श्रीखंड या गोरस में गुड़ मिलाकर परसने की प्रथा है । 
३--२८५॥१, भें जेबनार फिरा खेडवानी २६३१।१ ते जेवनार फिरा खँडवानी ।! 
४--प० सं० ध्या०, ५५०४ 'सिखरन सौंधि छुनाई गाड़ी ।' 
५-.कृ० जी० , प्र० ११; भ्रध्या० ६ 


१२४ भोजन की भश्रन्य सामग्रियाँ अ्रथवा व्यंजन 


महेरो (१८३२१) [सं० मही से|-- मधुर महेरी गोपनि प्यारी ।” महेरी मद्ठ में गुड़ व 
चावल को पकाकर बनाते है । कभी-कभी मकक्‍के या बाजरे का दलिया भी डाल देते है | इस 
शब्द के मूल में 'मही” (मद्ठा) ही है ।* इसी प्रकार गन्ने के रस मे पको खीर रसखीर रसावर 
या रसवाई [रस + चावल] कहलाती है। महेरी तथा रसखीर ग्रामीण भोजन में ही श्रधिकतर 
होती है | पद्मावत में वर्णित 'जेंबनार में महिउ' का उल्लेख हुआ है ।* 

प्योसर (८०१) । यह सभवत. 'पेवसी' अथवा 'पेवस' है जिसकी उत्पत्ति हिन्दी शब्द- 
सागर में संस्कृत पेयूष' से मानी गईं है। हाल की ब्याई गाय अथवा भैंस के दूध को 'पेवसी' 
कहते है । यह गढा। तथा पोले रंग का होता है श्रौर इसे पीने में हानिकारक मानते है। 
सूरसागर मे 'अ्रति प्योसर सरस बनाई । तिहि सोठ मिरिच रुचि नाई। वर्णन हे । 


१५६-- पापर (१८३१) । डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुसार पापडशब्द के मूल में 
तामिल शब्द पर्पु/ (दाल) है। संँ० पर्पट-प्रा० पष्पड़-पापड--यह विक्रासक्रम हो सकता है।* आज- 
कल पापड़ कई प्रकार की चीज़ों से बनाए जाते हँ- उर्द या मूँग की दाल, आ्ालू, चावल तथा 
साबूदाना । खाने में पापड का श्रपना विशिष्ट स्थान है श्रौर कुछ जगहो में तो खाना पापड़ ही 
से शुरू किया जाता है| जायसी ने भी अनेक प्रकार के पापड़ भूनने का उल्लेख किया है ।* 


संधानो (८२९), अचार (१८३१) तथा अथानों (८५६) [सं० स्थास्नु ८ टिकाऊ] 
ये तोन शब्द अ्रचार के भ्रर्थ मे प्रयुक्त हुए हुँ--पापर बरी अ्रचार परम सुचि' (१८३१), 
तुमकों भावत पुरी संघानी' तथा “निबुआ सूरन, श्राम, अ्रथानो' और 'करौदनि की रुचि न्यारी' 
(८५६) । भ्रकबर के समय मे अ्रनेक प्रकार के फल और तरकारियो के भश्रचार डाले जाते थे 
जो अरब अ्रधिक प्रचलित नही है, जैसे सेब, बिही, प्याज़, बेंगन, कचनार, आड़ ,करील के फूल, 
ज़िमीकद, सरसो, तुरई, मूली आदि । ऊपर के पद्चाशों मे भी सूरन के भ्रचार का निर्देश है । 
करौदा, नीबू, आम, गाजर, [सेम, शलजम तथा बाँस के अ्रचार आज भी खब डाले जाते है ।* 
इनके अतिरिक्त मिर्च, गोभी और कटहल के भ्रचार भी लोगो को प्रिय है । अ्रचार के भ्रतिरिक्‍त 
मुरब्ब्रे तथा चटनी भी बनाई जाती है। अ्वधी में संधान शब्द भ्रब भी चलता है और पद्मावत 
में भी यही प्रयुक्त हुआ है।* 

१६०--यूरसागर के इन पदों (८०१, १०१४, १८३१) में उल्लिखित श्रन्य कुछ 
व्यजनों के नामों की शोर भी ध्यान जाता है। इनके भ्रर्थ स्पष्ट नही है। संभवतः अब ये 
व्यंजन अ्रधिक प्रचलित नही है । प्रमुख नाम निम्नलिखित है-- 

'तिनगरी', 'मूरा', (१०१४); 'बरिल', 'पानौरा', “इंडहर', 'समी' (१५३१); 'सजूरी' 
(८४५), पेश फेनी', 'मुरकुनी', 'दहेनी' तथा” सूरठि' (परि० १५३)। 





१--#० जी०,,प्र० ११, अध्या० ६ 

२--प० सं० व्या०, ५४६।६ 'भमीठ महिउ औ जोरा लावा। भीजि बरी जनु 
लेन लावा 

३--शरी बासुदेवशरण भ्रग्रवाल, “हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति 

४--प० सं० व्या०, ५५०। किनो पापर भू जे, भए श्रनेक परकार ।? 

२--अआ्राईने श्र०, 'पृ० १२८ 

६--प० सं० व्या०, श्ट४६ पुनि संधान आए बहु संधि! । 


लाच तथा पेय पदार्थ श्श्पू 


८-पेथ परदाथ 


१६१--खाने के साथ जल (१०१४) [सं०] अथवा नीर (१८३१) [स०] का होना 
क्षति आवश्यक है। मूरसागर में भोज्य सामग्रियों के साथ भारी मे सीतल [शीतल सं०] 
जमुना-जल रखने का निर्देश हुआ है। जमुना जल राख्यो फारी भरि', कान्ह कहयो हौ 
मातु अघानौ । भ्रब मौकों सीतल जल झानी ।” (१०१४) झथवा “नदनंदन नीर सीतल, अंच्चे 
उठे अवाइ (१८३२)। पीने के पानी को कपूर से सुगंधित्त करने की प्रथा पर भी प्रकाश पडता 
हैं-- सीतल जल कपूर रस रचयो ।* सो मोहन अ्रति रुचि करि अचयौ । (१८३१) आज भी 
विशेष अवसरो पर केवडा व गुलाब जल डालकर जल सुवासित किया जाता है। पीने के लिए 
पानी अंचे', 'अंचयौ' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अरब पानी [स० पानीय] शब्द जल तथा नीर के स्थान 
पर अधिक बोला जाता है | पदुमावत में भी पानि अथवा पानी शब्दों का ही अधिक प्रयोग 
हुआ है ।* पीने का जल भारी, चुरु अथवा खरिका (१०१४, १८३१) मे रवखा जाता था 
पद्मावत में कचोरा में पीने (५६४।१) का उल्लेंख है। आज-कल नगरो में पानी ग्लास में पीने 
का।रिवाज है, किन्तु गाँवों में प्राय लोग, लोटे से पानी पी लेते है। वृन्दावन जमुना के किनारे बसा 
होने के कारण जमुना जल पोने के काम में आना स्वाभाविक ही था । इन प्रसंगों मे बफ से 
पानी ठंडा करने का उल्लेख कही नही है । वास्तव में श्रकबर के समय में ही बर्फ का इस रूप 
में उपयोग आ्रारंभ हुम्ना था ।* अब तो बर्फ कृत्रिम ढंग से बनाई जाने लर्ग हैं। सब जलो में 
हिन्दुओं के लिए गंगाजल' का सर्वश्रेष्ठ स्थान है । 
नशीले पेय पदार्थ 
१६२--कुछ स्फुट प्रसंगो मे सुर (२६०,४३५) [स०] अथवा बारुनी (४८१६, 
४८२०, २४२७) [सं० वारुणी] के उत्लेंख भी हैँ । प्रथम स्कन्ध को परीक्षित-कथा में निद्य 
वस्तुशो में सुरा का उल्लेख हुआ है-- कही हरि विमुख अरु वेस्या जहाँ । सुरापान ब्धकनि 
गृह तहाँ ।' 'जूशझ्ा खेलत जहाँ जुआरी । ये पाँचों है ठौर तुम्हारी (२६०) अधष्टम-स्कन्ध के 
न्‍्वन्तरि-प्रवतार से समुद्र-मंथन द्वारा सुरा तथा श्रमृत को प्राप्ति का वर्रात है-- बहुरि धन्वंत्रि 
झ्रायो समुद सौ निकसि, सुरा अरु अमृत निज संग लायो | (४३४) फिर मोहिनी रूप धारण 





्जड 








गए, 





१-- प० सं० ध्या०, ५६४।२ 'पानो देह कपूर क बासा | पिये न पानी दरस 
पियासा ।' 

२--प० सं० व्या०, ५६४।१ पानि लिहे दासी चहुँ ओरा | अंब्रित बानो भरे 
कचोरा | 
प० ८० व्या०, ३२०।७ 'पाव खुमरिह् सीतल नीरू 

३-- आईने भ्र०, (अआबदारखान-) सम्राद्‌ पानी को अस्त कहता था । वह घर व 
यात्राओं सें गंगाजल पीता था, किन्तु जब आआगरे तथा फतेहपुर में रहता था तो 
सोरों से पानी जाता था तथा पंजाब में हरिद्वार से। पाकशाला सें यमुना तथा 
चनाब या वर्षा का जल उपयोग में लाया जाता था। सर्वप्रथम सम्राट ने शोरे 
से पानी ठंडा करने का ढंग निकाला, फिर धन्‌ ३० इलाही (१५८६ ई०) में जब 
सच्राद लाहौर में था तब हि या बफ़ का रिवाज शुरू हुआ । पठानकोट के पास 
दो उत्तरी पहाड़ों से बफ़ कहारों व बहलों पर आती थी। रुपये की दो तीन 
सेर मिलने के कारण साधारणख वर्ण के लोग केवल गर्मियों सें लाभ उठा पाते थे 


१२६ ताम्बूल अथवा पान॑ 


कर विष्ण ने सुरा श्रसुरो को पिलाने का उपक्रम किया व अमृत देवताश्रो को--मोहिनी रूप 
द्वारा सुरा असुरनि दई, सुरनि कौ अ्रमृत दीन्‍्हौ पियाई' (४२६) । इस प्रसग में सुरा असुरो के 
योग्य वस्तु है इस तथ्य पर ही बल है। निशाचर सदेव मद्पान (४१६) [सं०] करते थे-- 
'ताना रूप निसाचर अ्रदभुत, सदा करत मदपान ।” दशमस्कन्ध--उत्तरार्ध में बलभद्र के ब्रज- 
झ्रागमन के समय उनके वारुणी-पान का उल्लेख हुआ है--बारुनि बल धूमिति लोचन बन, 
बिहरत मन सचु पाये (४८१६) श्रथवा 'बारुनी बलराम पियारी' (४८२०) । यहाँ पर हो 
बारुती पीने के बाद की अ्रवस्था का सुन्दर वर्णन है-- मनौ मंत्त गजराज_बिराजत, करिनि 
जूथ संग लाए। मुकलित केस सुदेस देखियत, नील बसन लपटाए । भरि अपने कर कनक 
कटोरा, पीवत प्रिर्याह चखाए | हँसत रिसात बुलावत बरजत, तरणत भोह चढाए। उदित 
मुदित उठि चलत डगमगत श्रनुज सुरति जिय श्राए । (४८१६) । 

फाग तथा वसन्‍्त के उत्सवों में भाँग वारुणी आदि मत्त करने वाली वस्तुझ्ो को सर्देव 
से स्थान मिलता रहा है--कोटि कलस भरि बारुनी, दई बहुत मिठाई पान । 

राधा माधो रस रह्मौो, सब चले जमुन-जल नहान' (३५२७) । 

भ्रमरगीत-प्रसंग मे मदिरा (४१८३) कटोरी से पीने का वर्णन है--' 

'माई मेरे नैननि भेद दियो 

जैसे कनक कटोरी मदिरा श्रारतवंत पियो' (४१८३) 

अथवा - 'रहु रे मधुकर मधु मतवारे . 

वारंबार सरक मदिरा की, अ्परस रटत उघ रे (४१२२)। 

१६३-पौराणिक पेय पदा्थ--समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त चौदह रत्नो मे तीन पेय 
पदार्थ भी थे -हलाहल* [सं० हलाहलं, हालाहल ] अम्ृत-अम्रित (५३५ विनय) [सं० 
अमृत] तथा सुरा । विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताशो_को बाट दिया जिसे पीकर 
उनको अमरत्व मिल गया | (४२५) इसी कथा मे सूर्य-शशि से राहु के बेर का कारण भी 
बताया गया हैं । शिव ने लोक की रक्षा के लिए विष अपने कठ में रख लिया, इसीलिए 
उनका नाम नीलकंठ भी है । सूरसागर में अमृत के भ्रन्य पर्यायवाची शब्द सुधा (३८४) 
[सं०] तथा पियूष (२३६९५) [सं० पीयूष] भी प्रयुक्त हुए है । 


९-ताम्बूल अथवा पान 


१६४--श्वृंगार के भ्रगो मे पान का उल्लेख;किया जा चुका है, किन्तु खाने के सिल- 
सिले में भी इसका उल्लेख आवश्यक है, क्योकि खाना खाने के बाद पान खाने की प्रथा सूर के 
समय में भी थी। ज्योनार संबंधी सभी प्रसंगो मे (४०१,१०१४, १८३१) इसका बराबर उल्लेख 
है। दो समानार्थक शब्दों का प्रयोग श्रधिक मिलता है-- 

पान (६८०,१८३१) [स० पर्णा-पणण-पान] तथा तमोर, तमोल, तंबोल (३१८, 
१५८८४, १५८६) [सं« ताम्बूलं फ़ा० तम्बोल]। एक दो स्थलो में नागबेलि (३४८०) शब्द भी 
प्रयुक्त हुआ है। वर्तमान 'तमोली' (पानवाला) संस्कृत 'तॉम्बूलिक' [तांबूलिक-प्रा० तंबोलिश्र- 

१--इं डिया एजु नोन दु पाशिनि--४० २२१ अरबी शब्द हलहिलः (घातक विष) 


से हो बाद सें संस्कत शब्द हलाहल' श्रथवा 'हालहल' आये थे। पारिनि ने 
“'हलिहिल! शब्द का उत्लेख किया है । 


खाद्य तथा पेय पदार्थ १२७ 
तंबोली तमौली] से ही'आया है । प्राचीन समय में पान का बीडा उठाकर प्रतिज्ञा करने की 
प्रथा थी । इसी प्रया पर 'बीड़ा उठाना' मुहावरा झाधारित है। नवमस्कन्ध सुन्दरकारड में 
हनुमान भी सीता को खोजने की प्रतिज्ञा _ताम्बूल उठाकर ही करते है--पवन-पुत्र बलवंत बज्- 
तनु काप हठक्यो जाइ। 'लियो बुलाइ मुदित चित हु क॑ कहयो तंबोरलाह लेहु ।--लियौ 
तबोल माथ धरि हनुमत कियो चतुरगुन गात ।' (५१८) सकटासुर वध में भी उल्लेख है-- 
'तुरताह बीरा दीन्हौ (६७६) । देव-पूजन के सोनह श्रंगों मे पान,का स्थान भी है ।* पूजा या 
आरती के थाल में दूध, दधि, रोचना तथा चावल आदि के साथ पान भी रखना शुभ माना 
जाता है। गिरिवर-धारण प्रसग में इस प्रथा पर प्रकाश पडता है--थार तमोर दूध दधि 
रोचन हरषि जसोदा ल्‍याई । करि सिर तिलक बदन अ्रवलोकति मनहँ रंकपति निधि पाई, या 
'कचन थार दूध दधि रोचन, सजि तमौर ले श्राई । (१४८४) | नवमस्कन्ध मे बनवास की 
अवधि-ममाप्त होने पर राम के अयोध्या-प्रागमन के समय प्र-वधुएँ आरती सजाती है-- 


“दधि दूब-हरद फल-फूल-पान । कर कनक-थार तिय करति गान । (६१०)।९ 

भारतीय प्रथा के भ्रनुसार आतिथ्य-सत्कार में भी पान का महत्त्वपूर्ण स्थान बहुत 
दिनों से है ।* चूना, कत्या, सुपारी वःमसाला डाल कर लिपटा हुआ पान ही बीरा (१८३१) 
[सं० वीटक ] कहलाता हैं-- मनमोहन हलघर बीरा' (८०१,१८३१) । मिस्‍्सी पड़े बीड़े को 
बीरी (.०१) कहते थे--तब बीरी तनक मुख नायौ*। भ्रति लाल अधर हवे झ्रायो ।/ (८०१) 
पीले, उज्ज्वल तथा पुराने पान के पत्ते श्रेष्ठ माने जाते थे--पोरे पान पुराने बीरा, खात भई 
दुति दातनि हीरा (१८३१) या-- उज्ज्वल पान, कपूर, कस्तुरी, श्रारोगत मुख की छवि 
रूरी । (१०१४) । इस पद्माश से बीडे मे कपूर तथा कस्तूरी डालने _की प्रथा का भी अ्रनुमान 
हो जाता है | पान का पत्ता ताजा हो तभी खाने की इच्छा होगी--ताजे पान धरे तिहि 
तीरा । दिव्य सुगंध सहित बहु बीरा' (परि० १४३) । 


बीड़ा बनाने के लिए पान के पत्त के अतिरिक्त सुपारी, कत्था तथा चूना अ्रत्यावश्यक 
है । सूरसागर में पान के साथ इनका उल्लेख नहीं है, किन्तु अन्य प्रसंगों मे सुपारी (२१४६) 
[सं० सुप्रिय| तथा चूनो (२२४६) का उल्लेख अवश्य हुआ है। व्यापारी के रूपक मे मसालो 
की सूची में सुपारी की चर्चा है--लोग नारियर दाख सुपारी, कह लादे हम श्रावै । (२१४६) । 
चूना तथा हल्दी मिलकर एक ही रंग लाल हो जाता है, इसी प्रकार गोपषियों का अपने झाराध्य 
कृष्ण के प्रति अस्तित्वहीन प्रेम था--मानति नाहि लोक-मरजादा, हरि के रग मजी। सुर 
स्याम को मिलि चूनो हरदो ज्यौ रंग रंजी । (२२४६) । 


आईने श्रकबरी में ताम्बूल को शाक या फल में गिना गया है । उस समय प्रचलित 


पान की प्रमुख जातियों का भी पता चलता है । दो सौ पानों की गड्डी 'ढोली' कहलाती थी। 
दो बीडे भलग-प्रलग लगाकर (एक में कत्या श्रादि व दूसरे में चूना) तथा रेशम से बाध कर 


न्‍कननल-+वमननफननथनना पिनतानन, 


१-देवपूजन के सोलह अंग ये है--आरासन, पान, अध्यं, श्राचसनोक, मधुपक, 
स्नान, वस्त्र, आभूषरण, गनन्‍्ध, पुष्प धूप, दीप, नवेद, ताम्बूल, वन्दन, 
परिक्रमा । 


२--मानस, बाल०, ३२६। “हरद दूब दथि पलल्‍लव फूला | पान पूगफल संगल मूुला |” 
३-- , 9» रै४६। देह पान पूजे जनक दसरथ सहित समाज ।? 


भ्स्द भोजन करने का हृग 


प्रस्तुत किये जाने की प्रथा थी ।* 

पदमावत में भी एक स्थल' पर पानो की भ्रनेक जातियों के नाम दिये गए है । इनमें 
'पेड़ो' (पुराने पौधे का पान) सुनरासि' (लता के मध्य भाग का पका हुआ्ना सफ़ेद या पीला 
उत्तम पान) तथा 'बडौना' (बृहत्तर्ण) नाम उल्लेखनोय है। सूरतागर मे उल्लिखित 'पोरे', 
उज्ज्वल' तथा पुराने पानों को यही किस्म होगी जो उत्तम श्रेशी में श्राते थे। उसमे भी 
ज्योनार के बाद पान घुमाए जाने का जिक्र है ।* कत्थे की टिकिया या 'खिरोरी' [सं० खदिर- 
वटिका--खयर बडिया--खइरउरिया खरुरिया-खैरौरी-खिरोरी] कगर डाल कर बनाई गई 
थी-- बहुल कपर खिरौरी बॉधी । (३६१०) 

पान की लता को संस्कृत में नागबलल्‍ली” भी कहते है ।* श्र।जकल बादा जिले के सेहुडें 
तथा महोबे का पान प्रसिद्ध है। 'ककेर (विन्ध्यप्रदेश), बंगला, गोलचा तथा “मगही' या 
बनारसी डामरू,, देसी”, 'नागर' 'मदरासी' आदि जातियाँ श्रधिक प्रचलित है। आतिथ्य 
सत्कार में अ्रधिक सम्मान प्रदर्शन के लिए दो पान के बीड़े या बोडा-जोडी' देने की प्रया है । 
ग्रव रेशम के स्थान पर पान लौग से बन्द किया जाता है तथा सोने चॉदी के बडे वर्क लपेट कर 
तश्तरी अ्रथवा खासदान मे प्रस्तुत किया जाता है। मसाले में पिपरमिशट, गरी, सौफ तथा इलायची 
नें कपर व कस्तूरी का स्थ्रान ले लिया है । 

पान के संबंध में एक मनोरजक पहेली भ्रलीगढ क्षेत्र मे मशहूर है--'पाँच कब्तर पाँचों 
रग, अदरिया में बैठे तो एकई रंग ॥४* 


१०-भोजन करने का ढंग 


१६६--खाने के सिलसिले में सूरकालीन प्रचलित खाद्य-सामग्रियो के अश्रतिरिक्त खाना 
खाने के ढग पर भी प्रकाश पडता है। आझासन पर बैठने के बाद चौकी सामने रख दी जाती 
थी-- श्रासन दे चौकी श्राग धरि!। फिर थाल में हाथ धुलाए जाते थे--'कनक-थार मैं ह।थ 
धुवाए । सत्रह सौ भोजन तह श्राए । (१०१४) । भोजन को भवन लिपायौ' (८६६ ,२७२४)--- 
से जमीन लीपकर खाने बैठने की प्रया का निर्देश है। खाने की समाप्ति पर तो हाथ धुलाए ही 
जाते थे--अचवबन से तब धौए कर मुख” प्रयवा भोजन अ्रन्त आचसन कीन्‍्हो” (परि० 
१४३) या हँसि जननी चुरू भराए। तब कछु कछु मुख पखराए।' ( ८०१) तथा अचवन लै 
तब धोए कर मुख' (१०१४) श्रादि ।* 
१--आईने अ०, पृ० १५३ -पान की ये प्रमुख जातियाँ थीं--बिलहरी--सफेद व 
चसकीला, काकेर--सफ़े द चितीदार, कपूरी-- पीला, बंगला--चोड़ा बड़ा पत्ता 
तथा जेसवार, कपूरकांत आ्रादि । 
२--प० सं० व्या०, ३०६। ३९।१ पान श्रपूरब धरे सेंवारो' 
३--प० सं० व्या, २८०५॥२ “फिरे पान बहुरा सब कोई? 
४--#० जी०, प्र० १३, अध्याय २०, 'तास्थूल वल्‍ली ताघ्बूली नागवदलापि' श्रमर- 
कोष--२।४।१२० । हर्ष० सां श्र०, ए० में भी इसका उल्लेख है । 
५--क्ृ० जी०, प्र० १३, अध्याय २०--पान सुपारी कत्था चूना तथा लॉग मिल कर 
लाल रंग । 
६ - मानस०, बाल०, ३२८ आदर” सहित आचमनु दोन्हा । 


खाद्य और पेय पदार्थ १२६ 


हाथ मुंह धोने के बाद पान खाने की प्रथा की चर्चा की जा चुकी है। पान के अति- 
रिक्त चदन तथा भ्रगजा लगाने की प्रथा भी थी --चंदन और अरगजा श्रान्यौं। श्रपने कर 
बल के झेंग बान्यो । ता पाछे आ्रापुन हूँ लायौ । उबरयौ बहुत सख॒नि पुनि पायौ ।” (१८३१) 
तथा-- चंदन अंग के चरच्यौं' (१०१४) | इन सभी पदों में भक्तो को पनवारों (८२६, 
१८३१) व जूठनि (१०३२,१५३१) मिलने पर उनका भ्रपने सौभाग्य पर हथित होने का वर्णन 
है-- सूरदास पनवारी पावौ' (5२६) 'सुर जूठनि भक्त पाई देव-लोक लुभाई” (१८३२) या-- 
'बोलि दई हँसि जूठनि थारी' (१८३१) अभंयथवा हरि तनक तनक कछु खायौ, जूठनि सब 
भकक्‍तनि पायो ।। (८०१)। जायसी* तथा तुलसी ने भी पत्तल के लिए 'पनवारा' शब्द ही 
प्रयुकत किया है । प्रवधी तथा बुदेलखरडी मे यह शब्द चल रहा है। खाने के बाद की बची 
सामग्री श्राज भी 'जूठनि' कहलाती है। सदेव आराष्य की 'जूठनि” खाकर श्रद्धामय प्रेम प्रकट 
किया जाता रहा है, यहाँ तक कि भारतीय स्त्रियाँ भी इसी भावना से पति के जूठे बर्तनों में 
खाना खाया करती थी । 
दावत श्रादि में बहुत से लोगों के खाने का ढग कुछ भिन्‍न होता है। सब लोग पंक्ति- 
बद्ध होकर श्रासनों पर बैठ जाते है भौर सामने पत्तलो पर खाना परसा जाता है ।* खाने का 
यह पंगति [ सं० पक्ति] का ढंग सूर के समय में भी प्रचलित था--नंद सहित पंगत बैठारी' 
( परि० १५३ )। कृष्ण के अन्नप्राशन के उत्सव में भी खाने का यही ढग था--'महर गोप 
सबही मिलि बैठे, पनवारे परसाएं। भोजन करत अधिक रुचि उपजी, जो जाके मन भाए।'* 
७०७) । 
१६७--मनूची ने यहाँ के प्रचलित ढंगो से खाना खाने का विस्तृत वर्णान किया है।* 
बादशाह दस्तरखान पर बैठकर खाते थे। सामने सोने चाँदी के पात्रों में भोजन परोसा जाता 
था । अबुलफ़जल ने लिखा हैं कि भोजन प्रायः दही-दूध से प्रारंभ किया जाता था। खाने के 
पहले फकीरों का भाग निकाल देते थे और भ्रन्त ईश-विनय से होता था ।£ मनूची ने साधु 
सन्यासियों के सबध में लिखा है कि वे चटाई पर पालथी लगाकर बैठते थे। फ़र्श गोबर से लीपा 
जाता था । भोजन बड़े-बड़े पत्तलो पर परसा जाता था जो नमक और मवक्‍्खन से चिकने कर 
लिये जाते थे । उनके भोजन में चावल तरकारों तथा दही-मदठा ही अधिकतर रहता था । 
सूरसागर में वणित सोने-चाँदी के बर्तनों मे खाने का ढंग धनी वर्ग वाला है। खाने के 
इन सभी बतंनो के संबध में आगे बताया जायगा। 
ग्राजकल प्रधानतया लकड़ी के पीढ़े, आसन अथवा चटाई पर बेठकर खाने की प्रथा 
है । खाना प्रायः बर्तनों में ही खाया जाता है। दक्षिण तथा गुजरात भ्रादि कुछ जगहों में सामने 
चौकी पर खाने के पात्र रख कर खाना खाते है । नगरों के अंग्रेजी पढ़े लिखे धनी वर्ग मेज़- 
कुर्सी पर बैठ कर प्लेटो आ्रादि में खाने का ढंग पाश्चात्य सम्यता का प्रभाव है। इस वर्ग मे 
चम्मच छुरी तथा काँटे से खाने का ढग भी विदेशी प्रभाव के फलस्वरूप ही आया है । 





१---प० सं० ध्या०, २८३। कनक पत्र तर धोती कनक पत्र पनवारां' 

२--मानस०, बाल० ३२८। 'सादर लगे परत पनवारे। कनक कोल सनि पात 
सँवारे । 

३--प० सं० व्या०, २८३८ पांति पांति सब बेठे, भांति भांति जेवनार !' 

४--सनूची, भाग रे, ए० ४२ 

प--झाईने श्र०, एृ० ११८ 


५--कृष्णकथा से संबंधित शब्दावली 


१६८--सूरदास का कवि-हृदय ग्राम्य जीवन में ही अधिक रमा | श्रतएवं इष्टदेव 
की ब्रजलीला के श्रन्तर्गत वृन्दावन तथा गोकुल ही उनका ध्यात अधिक आकर्षित कर पाए। 
यमुना का रेतीला किनारा, करील कुज तथा ब्रज के वनो मे ही उनका चित्त उलभ कर रह 
गया । कंवि ने पूर्ण मनोयोग से तथा भाव विह्ववल होकर इन सब का ही चित्रण करके तृप्ति 
पा ली। कृष्ण तथा राम कथा के सिलसिले में भारत के तीन प्रमुख प्राचीन नगरो--मथुरा, 
द्वारकापुरी तथा अ्रयोध्या की वैभव-सम्पन्नता का वर्सन करना तो आ्रावश्यक ही था। वह उन्होने 
किया अ्रवश्य, किन्तु, जैसे केवल कर्तंव्यपालन के लिए । 
सूरसागर की स्थानसूचक शब्दावली के तीन भाग किए जा सकते है--(१) क्ृष्णकथा 
से संबंधित शब्दावली (२) रामकथा से संबंधित शब्दावली तथा (३) अन्य स्फुट प्रसंगो मे 
उल्लिखित शब्दावली। सूरसागर का विषय ही ऐसा है कि ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक 
ज्ञान-प्रदर्शन के लिए अधिक स्थान नही है । इससे भ्रधिक अवसर जायसी को पद्मावत में 
मिला हैं। 
नगर, ग्राम आदि 
१६६--सूरसागर में ब्रज" के लोगो (१२१२; २७३४) से गोकुल तथा वृन्दावन के 
लोगो से ही तात्पर्य है। मथुरा नगरी उसमे प्रायः नही भ्राती हैं । कवि के आराध्य की ब्रजलीला 
का प्रथम अ्रध्याय गोकुल (६४२) से प्रारंभ होता है--त्रज भयौ महरि के पूत, जब यह बात 
सुनी । सुनि झ्ानन्दे सब लोग, गोकुल नगक गुनी । अथवा अभ्रति आनंद होत गोकुल मै 
रतनभूमि सब छाई । (६३६) तथा आरानंद-मगन नर गोकुल सहूर के । (६४७) । गोकुल के 
हाट-बाजार में उल्लास जैसे बिखरा पडता था--गोक्‌ल हाट-बाजार करत जु लुटावन रे! (६४६) । 
फिर कवि गोकुल को अश्रमर नगर कह कर जेसे उसके अ्रतुल सौभाग्य की घोषणा करता 
है--भ्रमर नगर उतसाह, भअ्रप्सरा गावन रे । 
ब्रह्म लियौ अवतार दुष्ट के दावन रे । (६४६) 
प्रथवा-- सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मथुरा गये प्रहारी । [६२२] 
श्राराष्य कृष्ण का शैशवकाल गोकुल" में ही बीता। जन्म-मंगल--गान, नारछेंदन, 


)+०५नमम इक नलभम» 3 #१३७३५५- 4३३ >0७३७०० का» 3-93 पनक-"५०4+ ५ कक ५++न 4 3जकन-१-) जनक न +लनन. अशागा।ल्‍33339494 24७ 


प्रथम ऋग्वेद संहिता में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु वहाँ ढोरों के चरागाह श्रथवा 
पशुसमूह के अर्थों में श्राया है। फिर हरिवंश आदि पौराशिक साहित्य सें इस 
शब्द का प्रयोग मथुरा के निकट नंद के ब्रज या गोष्ठ विशेष के श्रथ में हुआ । 
हिन्दी साहित्य में श्राकर हो सथुरा के आसपास का प्रदेश ब्रज या ब्रजमंडल के 
नाम से विख्यात हो गया । 
ग्राउज, ए० ८०-८१) इससें बारह वन, चौबीस उपबन सस्मिलित किये जाने 
लगे और परिधि अनुमानतः चौरासी कोस की सानो गई । 

२--प्राउज्‌ पृ० ८०-८१। ब्रज के चौबीस उपबन--गोकुल, गोवर््धध, बरसाना, 
तंदगाँव, संकेत परमर्ंद्र, श्रींग, शेषज्ञायी, साठ, ऊँचागांव, खेलबन, ओऔकुएड, 
गंधर्ववन, परसौली, बिलछू, बछबन, भ्रादिबद्ी, करहला, भ्रजनोख, पियासोबन, 
क्रोकिलाबन, दधिबत, कोठबत, रावलबन हैं । 


१३४ कृष्णुकथा से संबंधित शब्दावली 


दाढी द्वारा बधावा, सोहिलो, पालना , नामकरण, अन्नप्राशन वर्षगाठ, कनछेदन, अादि--निश्चित 
संस्कारो एवं गुह्य-कर्मों के श्रतिरिक्त बाल-सुलभ-लीलाओो तथा चपलतापूर्ण दैनिक क्रिया-कलापो, 
जैसे--घुठनो तथा पैर-पैर चलना, चन्द्र-प्रस्ताव, कलेवा, मिट्टी-खाना, माखन-चोरी, उलूखन- 
बंधन आ्रादि विविध प्रसंगो से संबंधित भ्रनेक पद (६२२-१०१६) गोकुल की पृष्ठभूमि में हो 
लिखे गए है । जीवन के इस स्वाभाविक पक्ष के साथ-साथ विष्णु के अ्रवतार कृष्ण द्वारा संपन्न 
कुछ अ्रलौकिक घटनाएँ भी वरित है, जसे--पाडे-श्रम, मुख में अखिल ब्रह्माड-दर्शन, 
शालिग्राम-प्रसंग, पृतता, श्रीधर, कागासुर सकटासुर, तथा तृणावर्त वध और यमलाजुन- 
उद्धार । 

गोकुल मथुरा के पूर्वदक्षिय मे एक गाँव है। मथुरा से गोकुल तक की दूरी केवल पाँच 
था छ' मील है। श्री वललभाचार्य ने भी गोकुल को अपनाया था तथा यह वल्लभ संप्रदाय का 
प्रमुख केन्द्र था। आज भी यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर इसका स्मरण कराते है। इनमे प्राचीन- 
तम इमारतें गोकुलनाथ, मदनमोहन, तथा विटठलनाथ की है (१५११ ई०)। नवनीतप्रिया के 
मदिर तथा द्वारकानाथ (१५४६ ई०) का महात्म्य अधिक माना जाता हैं ।* 

१७०--गोकुल में अ्रसुरो के इन उपद्रवों से ही चिन्तित होकर नंद तथा यशोदा ने 
वहाँ से प्रस्थान कर दिया । उन्होंने वृन्दावन (१०२०) में रहने का निश्चय किया -- 

भहर महरि के मन यह आई । 

गोकुल होत उपद्रव दिन प्रति, बसिए बन्दावन मैं जाई । 

सब गोपिनि मिलि सकठा साजे, सबहिनि के मन में यह भाई । 

सूर जमुन-तठ डेरा कीन्हे, पाँच बरस के कुंवर कन्हाई ।' (१०२०) 

फिर पाँच वर्ष की आयु से लेकर मथुरा जाने तक की समस्त लीलाओ का संबंध 
वृन्दावन से ही हैं। एक प्रकार से श्रब शैशव के बाहर पदार्पण करके बालक कृष्ण का घर तथा 
ग्राम के बाहर का जीवन यहाँ झ्ाते हो प्रारंभ होता है। यहाँ ही गोचारण तथा मुरली-वादन 
के साथ राधा तथा गोपियो के प्रेम की चरम श्रभिव्यक्ति हुईं। संयोग-प्रेम के पदो में रूप- 
वर्रान, चोर-हरण, रासलीला, दानलीला, मानलीला, बसत तथा होली और कृष्ण के बहुनाय- 
कत्व आदि सब की पृष्ठभूमि वृन्दावन के निकट बहती जमुना तथा उसके तट के करील-कुज 
एवं कदंब-निकुज हो तो है--नये कुंज प्रति पूँण नए, सुभग जमुन जल पवन हिलौरी' । 
(१३०३), ले सब चीर कदम चढि बेठे' (१४०६), 'भ्रति बिस्तार नीप तरु तामै! (१४०२), 
बिहरत कुंजनि कुजबिहारी' (१८०५), 'स्थामा स्याम सुभग जमुता जल निर्श्रम करत बिहार ।'* 


प्राचीन संस्कृत साहित्य में गोकुल का ससानार्थक् महावन हो है। महावन में 
कृष्ण के शव की भ्रलोकिक घटनाओं के स्मारक श्राज भी बने हैं | ब्रज स्थित 
कष्ण के रहने के चारों स्थानों--महाबन, नंदगाँव, गोवर्धन तथा मथुरा के 
समान राधा के भी चार स्थान वृन्दावन, रायवल, राधाकुएड त्था बरसाना साने 
श्ए हैं। 

'--आउज, अध्या० ४, पृ० ४७ 

(आाउजू, श्रध्या० ४ (वुन्दा 5 तुलसी) ब्रह्मवेवर्त पुराण में वृन्दा नामक व्यक्ति 
की कथा है। पहले वहाँ एक मजार भी था जिसका श्रब तो कोई श्रवशेष नहीं 
है। अकबर संभवतः एक बार वहाँ आ्राए थे । 





स्थानवाचेक शब्द तथा काल-विभाजन १३५ 


(१७७७), आाजु निसि सोमित सरद सुहाई । सोतल मन्द सुगन्ध पवन बहै रोम रोम सुखदाई। 
जमुना पुलित पुनोत, परम रुचि, रचि, मेडली बताई (१७५६) | तथा-- एक धौस 
कूजनि में माई । नाना कुसुम लेइ अपने कर, दिए मोहि सो सुरत न जाई। (४००२) । 
अतएव श्राराध्य के मथुरा-गगमन के बाद यमुना, गाएँ तथा कुज श्र लता-वृक्ष आदि भी 
विरह-व्यथा से मुक्त न रह सके--मोहन जा दित बर्नाह न जात । ता दिन पसु-पत्षी द्रुम 
बेली बिनु देखे अकुलात। (३८२०) अ्रथवा कालिन्दी भ्रर कमल कुसुम सब दरसन ही 
दुखदाई । (३८१६) । उनके श्रलौकिक चरित्र को सूचक घटनाएँ भी 4टित होती रहती है, 
जिनमे ब्रह्मा-वत्स-हरण, भ्रघासुर, वकासुर, शंत्रचूड तथा प्रलंब ग्रादि असुरो के वध, कालीय- 
दमन, दाव।नल-पान, गोवर्द्धतधारण, वरुण से तन्‍्द की मुक्ति, तथा सुदर्शव-विद्याधर-शाप- 
मोचन श्रादि प्रमुख प्रसंग हैं। यशोदा की पुत्र के लिए विद्धुलता, गोपी-विरह, तथा उद्धव का 
कृष्णु-संदेश लेकर व॒ुन्शवन झ्राना और भ्रमरगीत वाले पद सु रसागर के उत्क्ृष्टतम पदो में से है । 
मथुरा से छः मोल की दूरी पर वृन्दावन तामक गाँव बसा हुआ है । इसके तीन भोर 
यमुता बहती है ।* मुस्लिम राज्यों में कई बार प्रयत्त किया गया था कि मथुरा का नाम 
इस्लामपुर और वृन्दावत का नाम मुभीनाबाद हो जाए पर उनको इस कार्य में सफलता न मिल 
सको । कचहरी में प्रवश्य इस्लामपुर कभो-कृमो सुनते में आता हैं। वल्लभ संप्रशय से संबंधित 
प्रनेक मंदिर मथुरा, वृन्दावन तथा गोवद्ध न में हैं । गोकुत, मथुरा तथा वृन्दावन में कृष्ण की 
उपर्युक्त लीलांभों से संबंधित स्थान श्राज भी स्मारक रूप में इन्हों नामों से जाने जाते है 
तथा तीर्थस्थानों के समान पूजे जाते है। द्र-दूर से यात्री आकर इनके दर्शन करते है । इनमें 
पाँच पहाड़ियाँ, ग्यारह शिलाएँ, चार सरोवर, चौरासी तालाब, बारह कुएँ, बारह वन, तथा 
चौबीस उपवतनों के क्रमानुसार दर्शन वन-यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हैं। सूर ने द्वादश बन का 
उल्लेख किया है (३४७२) तथा ब॒न्दा बिपिन भी कहा है (३४५८, ३४७१) । 
१७१--मथुरा* (६२२, ३७१६) [संस्कृत मधूरा, मथुरा] ही कृष्ण की जन्मभूमि 
थी । मोक्षदा सप्त-पुरियों मे इसका स्थान है। मथुरा-गमन से कृष्ण का दूसरा हो 





१--प्राउज, अ्रध्या० ४, पुराणों व प्रादेशिक विव्वास के अतुसार इस प्रक्तार यपघुना 
के बहने के संबंध में एक कथा मिलती है । बलराम ने यछुना से रुष्ट होकर एक 
खाई बना दी और यमुना उसमें गिर गई । बलराम के क्रोधित होने के कारण 
दोनों कथाओं में सिन्‍त हैं। मुसलमानों की राज्य समाप्ति पर ग्ोवद्धंन तथा 
कोसी भी अ्रलग-प्लग परगने हो गए थे । 

२--प्राउज, ए० ३०, पुराणों के श्रतुतार रास के राज्य में मनु नामक एक राज्त 
यमुना के तठ पर रहता था। उत्ती के ताम पर यह वन जवुबद कहलाया । 
शत्रुघ्न ते उसको मार कर और बह जंगल कठ्वाकर उसी स्थान पर सशुरा 
सगर बसाया । यदुवंश का कई पोढ़ियों तक वहाँ राज्य रहा। उनमें उग्रसेत 
अन्तिम राजा थे । महाभारत युद्ध का अनुमानतः समय एक हजार ई० पू० है। 
बुद्धकाल में मथुरा धर्म तथा कला का प्रमुख केन्द्र था। फाहियान की यात्रा में मथुरा 
उल्लिखित है। वह सर्वप्रथम मध्य देश में जमुना पर बस्ती सभुरा ही आया 

था (४०० ई०)। उस समय यहाँ बीस सठ थे। वह एक महीने यहाँ 

रहा था। फाहियान के दो सौ वर्ष वाद ह्ेनसांग (६२६-६४५ ई०) भी 
यहाँ प्राया था। इसके बाद धीरे-धीरे इसका उतना महर्व नहीं रहा । फिर हूरों 


१३५६ कृष्णुकथा से संबंधित शब्दावली 


व्यक्तित्व आरभ होता है और साथ ही वृन्दावतवात्तियों की अनन्त पीड़ा-- मथुरा नरनारी 
सुनें, व्याकुल ब्रजबासी। सुर मथुपुरी आँइक, ये भए अबिनासों। (३७३२) । ऐसा लगता 
है कि कथा का सिलसिला न टूटे इसलिए मथुरा आने के बाद की सभी घटनाएँ कवि बताता 
तो गया है, किन्तु, जैसे उनसे उत्का मन दूर भागता हैं । उसको तो अपने इश्टदेव का गोकुल 
तथा वृन्दावन वाला ही व्यक्तित्व भाया है । इसोलिए इन दो स्थानों में संबंधित पदों में ही 
सूरसागर के प्राण है । 
कुछ पदों में कवि ने मथुरा नगरी के भाग्य को प्रशसा श्रवश्य की है तथा उसका, वैभ्नव- 
संपन्‍नता एवं वास्तुकला की दृष्टि से सौदर्य-वर्गन भी किया है---मथुरा दिव-दिन प्रधिक बिराजै। 
तेज प्रताप राइ केसो के तीनि लोक पर गाजे। (३७१४) अ्रथवा जय-जय-जय मथुरा 
सुखकारी । चक्र सुदर्शन ऊपर राजति, केसव जू की प्यारी ॥ (३७१५) तथा हाटक कोट 
कंगूरा राजत, हीरा रतन जरे। मनतिमय भवन उतुग सुहाए नवधा भविति भरे । (३७१५) 
किन्तु वृन्दावनवासियों का रोष तो पूरे मथुरा पर है--सब्वी री मथुरा मैद्ठे हंस। ये गक्रर 
झ्ौर ये ऊबौ, जानत नीके गंस । (४२०५) । 
मथुरा आते हो कृष्ण रजक-वष, त्रिवक्रा कुबरी पर कृपा, कुवलय मल्‍्ल तथा कंस का वध 
प्रादि--प्रमुख घटनाओ्ो मे उलक जाते है। उनका यज्ञोपवोत संस्कार भी यहो होता है। 
इतने कामों में संलग्न होते हुए भो वे वृन्दावतवात्तियों का विस्मरण नहों कर पाते । फलत: 
उद्धव ब्रह्म-अं मे का सदेश लेकर भेजे जाते हैं । 
मथुरा के भ्रन्य पर्याययाचों शब्द मधुपुरी, मधुपुरि, (६२२, ३८१७,३७६५,) [सं० 
मधुपुर, मधुपुरों ] तथा मधुव्ना (३७३४, ४२०६, ४१०६, २६६२) [सं० मधुवन] 
भी प्रयुक्त हुए है--'कालिन्दी के कूल बसत इक मधुपुरों नगर रसाला । कालनेसि अरु उम्रसेन 
कुल उपज्यों कम भुवाला । (६२२)। ग,्राराध्य कृष्ण का आँखों से प्रोफल हो मधथुपुरो जाता 
मानो अपने साथ ब्र॒जवासियों का सब सुख-शान्ति ले गया--भ्रब वे मथुपुरि है माधौ। 
जिनको बदन बिलौकत नेननि, जुग होतो पलग्रा धो' (३८१७) । कभी वे अ्रपनी अ्रसह्य पीड़ा 


ने ध्वेस कर दिया। महमृद गजनदी ने अपने नें हमले सें सथुरा पर भी हसला 
किया था। मुसलमानों के राज्यकाल सें मथुरा का इतिहास में महत्व नहीं है । 
सोलह॒वों शताब्दी के भ्रन्तिम भाग में अकबर के समय सें सथुरा का भाग्य फिर 
चमका तथा वेष्णव धर्म के कारण फिर ,महत्त्व हुआ। १८०३ में मथुरा को 
श्रंग्रेजों ने सनिक केन्द्र (707 6677 88607 बना दिया। 

१--प्राउजू, एण्ठ ३, अकबर के राज्यकाल में आगरा सरकार के अ्रन्तर्गत तेंतीस 
महाल व परगने थे। इनमें से हो पाँच सथुरा, महोली, संगोतला, महावन तथा 
जलेसर थे। संस्कृत साहित्य में उल्लिखित सधुपुरी श्रव महोली नाम से विश्यात 
है तथा मथुरा से सिफे चार मोल दूर है। बतेमान मथुरा जिले का अ्रधिकांश 
भाग (कोसी तथा शेरगढ़ से दक्षिण में श्ररिंग तक) श्रकबर के समय में सहर 
सरकार के सात परगतों में से सदर परगने के अन्तर्गत आता था। ग्राउजु, 
ए्‌० ४७, मथुरा के निकट मनुवत में हो श्रूव के तपस्या करने की कथा है । 
प्रव नाम की छोटी पहाड़ी पर एक मंदिर भी भ्रूव जी की स्मृति में बना हुश्रा 


(१८६४ ई०) है। भधुव॒न महोली रांव सें स्थित है जो वर्तमान सथुरा से चार 
पाँच मोल है । 


स्थानवाचक शब्द तथा काल-विभाजन ४३७ 


का बोभ जैसे कुब्जा पर उतार देना चाहती हैं --कुबिजा नह तुम देखी है । दधि बेचन जब 
जाति मधुपुरी, मैं नीके करि पेषी है।' (३७६५) । माता को व्यथा का भी कोई भ्रन्त नहों-- 
'सूर नंद फिरि जाहु मधुपुरी, ल्यावहु सुत करि कोटि जतन घन । (३७५४७) । 
मधुबन भी अनेक स्थलो में मथुरा का ही द्योतक हैं-- 
'तुर्माह छाँडि मधुवन मेरे मोहन, कहा जाइ ब्रज लैही । 
कहो कहा जाइ जसुमति सौं, जब सन्मुख उठि ऐहूँ ॥ (३७३४) 
अथवा-- सब खोटे मधुवन के लोग । 
जिनके संग स्यामसुन्दर सखि, सीखे है अपजोग । (४२०६) 
प्रथवा--“मधुवन लोगनि को पतियाइ 
मुख और अंतरगति झोरे, पतियाँ लिखि पठकत जु बनाइ । (४२०१) 
तथा--चितवत ही मधुवन दिन जात्‌' (३८६६) 
ग्रौर--दिखि-देखि मधुबन की बार्टाह धूँघरे भए मेरे नैत! (३८३७) । 
इन प्रसंगों के साथ हो कही-कही मधुवन ब्रज के एक विशेष वन का सूचक भो है-- 
'मधुबन तुम क्‍यों रहत हरे ।' (१२२८) । 
इस प्रकार विरह-वियोग के पदो मे विशेष रूप से मथुरा, मधुपुरी अ्रथवा मधुबन का 
बार-बार उल्लेख है । ठीक भी है--त्याकुल वृन्दावनवासियों के साथ कि का हृदय भी तो 
बार-बार उधर ही खिबता जाता है --देखि सखो उत है वह गाउँ । 
जहाँ बसत नंदलाल हमारे, मोहन मथुरा नाउें। 
कालिदी के कूल रहत है, परम मनोहर ठाउं। 
जौ तन पंख होईं सुनि सजनो, प्रर्बाह उहाँ उड़ि जाउें ।' 
(३८७१) । 
१७२--क७्ण के वन्दावन जीवन के सिलसिले में श्रव्य दो गाँवों का उल्लेख भी 
हुआ है--महरने (८६६) तथा बरखानों (१५१३) । महाराना मे यशोदा का मायका था । 
वहाँ से एक पाँडे के आने का प्रमग हें--महराने तें पॉँडे ग्राया । ब्रज घर-घर बूभत नेंद- 
राउर पुत्र भयौ सुनि के उठि धायो । (८६६) । साज्षात्‌ ब्रह्म को कृष्ण रूप में समभने पर 
उसके आनंद की सीमा नहीं थी--बारंबार नद के आँगन, लोटत द्विज आनंदमयो” (८६८) । 
राधा के गाँव का हो नाम बरसाता था, अतः राधा-कृष्ण प्रेम-कथा में श्रभेक ब्रार उसका 
उल्लेख हुआ हैं--लै ले नाउँ गाउँ बरसानो' (३४१४) । राधा के पिता वृषभानु पर इसका 
नाम बृषभातलु-पुरा (२७5२) भो था--इनकौं ब्रजहों क्यों न बुलावहु । की बृषभानुपुरा, को 
गोकुल, निकर्टाह आनि बसावहु। (२७८२)। 


१--प्राउज के अनुसार सधुबन ब्रज प्रदेश के-बारह प्रसिद्ध वनों में से एक है। श्रग्य 
कुछ प्रमुख नाम कास-बन, खादिर-बन, व्‌ दावम तथा भीरबन हैं । कुछ विद्वान 
मधुपुरी या मधुथन को मथुरा का ही समातार्थंक सानते हैं। मथुरा तो प्रारंभ से 
ही यमुना के तठ पर है, जब कि सहोली दक्षिण पदिचिम को ओर चार पाँच 
मील दूर स्थित है। प्राचीत संस्कत साहित्य तक सें इन दो नाछों के श्ीच यह 
गड़बड़ी है। ह॒रिवंश में शत्रुघ्न हारा मथुरा बसाने का उश्लेख है, 'मधुदुरी' नहीं । 


श्रेष्ठ कृष्णुकथा से संबंधित शब्दावली 


ब्रज के चौबीस उपवनों मे बरताना का स्थान भी है ।* मथुरा पर जरासंध द्वारा सचह 
आ्राक्रमणों के बाद--बार सत्त रह जरासंध मथुरा चढि भ्रायौ' (४७८१) अन्त में कृष्ण यह नगर 
छोड़कर गुजरात चले गये । वहाँ सिंधु तट पर उन्होने अपनी नई राजधानी द्वारकापुरी 
बसाई --गये द्वारिका स्थाम राम जस सूरज गायौ' (४७८१) या सूरदास द्वारिकानिवासो 
- प्राननाथ प्रभु पायौ।' (४७८१) | थोड़े से पदो में द्वारकापुरी को शोभा का वर्णन भी है 
(४७८३, ४७८४) | इसके कई नाम प्रयुक्त हुए है-द्वारिका (४७८१) द्वारिकापुरी 
(२६८) तथा द्वारावति, द्वारावती (५३, ८४) [ संस्कृत द्वारका, ढारिका, द्वारावती]। 
कृष्णु का भ्रन्तिम जीवन यही बीता ।* रुव्मिणो-हरण व विवाह, प्रद्मम्त-जन्म जास्ववन्ती 
सत्यभामा विवाह, शतधन्वा भौमासुर बंध, पंचपटरानी विवाह, प्रद्मम्त अनिरुद्ध विवाह, नृग 
उद्धार, पौड़क सुदक्षिय वध, साब विवाह, जरासंध वध, शिशुपाल, शाल्व, दंतवक्न, भस्मासुर 
ब॒4, स॒दामा चरित्र, भूगु परीक्षा आदि यहाँ पर घटित होने वाली प्रमुख लौकिक और झलौकिक 
घटनाएँ है । दशम स्कन्ध उत्तराद के ४७८२ पद के बाद के सभी पद इन्ही घटनाश्रो 
पर आधारित है । कवि ने द्वारकानगरी की वास्तुकला एवं शोभा का वर्णन भी किया है-- 
'हवारावती कोट कंचन मैं रच्यौं रुचिर मैदान! (४७८४), दिन द्वारावति देखन ग्रावत,...बिद्रम 
फटिक पची कंचन खजचि मनिमय मन्दिर बने बनावत।....प्रपनो भवन ने भावत ।' 
(४७८३) । द्वारका का एक नाम हरिपुर (२८६) [ सं० हरि.+ पुर] भी दो चार स्थानों 
मे प्रयुक्त हुआ है-- यह कह पारथ हरिपुर गए । द्वारकापुरी का आज भी माहात्म्य हैं । कृष्ण 
जैसे भ्रधिपति को पाकर वहाँ के निवासी स्वयं भी धन्य थे--' सूरदास द्वारिकानिवासी, प्राननाथ 
प्रभु पायौ। (४७८२) । 4 

१७३--कुरुखेत, कुरुक्षेत्र (४०११, ४८६३,) [सं० कुरुक्षेत्र] दशम स्कन्ध उत्तरा्ध मे 
कृष्ण का द्वारका से रवि-ग्रहरा-पर्व पर यहाँ झरने का प्रसंग है । वे बृदावन भी संदेश भेजते 
है-- कुरुच्छेत्र में आाइ, दियो इक दुत पठाई । नंद जसोमति गोपि ग्वाल सब सूर बुलाई ।' 
(४८६३) हरि दर्शन के लिए अनन्त काल से आतुर ब्रजवासी संदेश मिलते ही शकट सजा- 
सजा कर चल पढे । 

इतनी लम्बी भ्रवधि के उपरान्त कृष्ण तथा ब्रज के लोगो के मिलन का चित्रण प्रत्यन्त 
मामिक है-- दरसन कियो भ्राइ हरिजू को, कहत स्वप्न के साँची” (४६००), तेरी जीवन मूरि 


१-प्राउज के अनुसार भ्रतपुर को सोमा पर बसा यह गॉव एक पहाड़ी पर स्थित 
है और छत्ता परगने में पड़ता है। “'लाइलो जी? श्रर्थात्‌ राधा को याद दिलाने-- 
के लिए यहाँ श्रनेर छोटे-छोटे मन्दिर अब भी हैं। एक संदिर राधा कौ सखियों- 
ललिता, विशाखा, चंद्रावलि भ्रादि की स्मृति में बनाया गया है तथा एक 
वृषभानु तथा एक श्रीदामा का है। इस पहाड़ी की समानान्तर पहाड़ी पर पाँच 
मोल दूर ही नंदगाँव बसा है। 
00% पृ० ३० बह की कृष्ण कथा में उनका व्यक्तित्व द्वारिका के राजा 
+ कुशल राजनोतिज्ञ एवं योद्धा जेसा ही चित्रित है। कृष्ण का रसिक- 
शिरोमरि तथा कन्हैया वाला व्यक्तित्व बाद सें जोड़ा का है। द्वारकापुरी की 
पूर्व कथा हरिवंश सें मिलती है। अन्य पुराणों में भी यह कथा मिलती है किन्तु 
राधा का अस्तित्व इनमें भो नहीं है। भागवत पुराण इस कृष्ण चरित्र को 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 


स्थानवाचक श॑ब्द तथा काल-विभाजन १३६ 


मिलहि किन माई । महाराज जदुनाथ कहावत, तर्बाह हुते सिसु कुंवर कम्हाई | (४६०१), 
श्रथवा हरि जू इते दिन कहाँ लगाए! (४६०६) । रुक्मिणी और राधा सगी बहिनो की तरह 
मिलती है (४६९०६) । राधा तथा माधव के प्रेम के एकात्म्य का सुन्दर वर्णन है-- राधा माधव 
भेंट भई । राधा माधव, माधव राधा, कीट भूंग गति हु जु गई ।....बिहेंसि कहयो हम तुम 
नहिं अंतर, यह कहिके उन ब्रज पठई । (४६१०)। 
नवम स्कन्ध की पुरुरवा-उर्वशी कथा से भी कुरुक्षेत्र का सम्बन्ध हैँ। राजा पुरुरवा विरह- 

व्याकुल होकर कुरुक्षेत्र पहुँचे । वहा उनकी श्रवस्था देख द्रवित होकर उर्वशी ने उनको दर्शन दिये 
(४४६) । एक स्थल पर “ज्यो कुरुखेत गड़े कौ सोनो' (४७५६) उल्लेख भी हुम्ना है । 

कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध महाभारत युद्ध के लिए विशेष रूप से विख्यात है---या रथ बैठि बधु 
की गर्ज हि पुरवे को कुरुखेतः! (२६) | भ्राज भी दिल्‍ली ओर कालका के बीच मे कुरुचेत्र का 
प्रसिद्ध मैदान पड़ता है और वहाँ मेला भी लगता है। वहाँ ज्योतीश्वर के पास एक बरगद का 
वृच्त है। कहा जाता है कि यहाँ पर श्रीकृष्ण ने अजुन को जगतविश्यात गीता का सदेश 
दिया था। 

१७४--हस्तिनापुर (४८३६) [सं० हस्तिनपुरं, हस्तिनापुर| राजा हस्तिन द्वारा 
बसाया गया ग्रत्यन्त प्राचीन नगर का नाम था। यह मेरठ जिले में दिल्ली से पचास मील उत्तर 
पूर्व के कोने मे गंगा के तट पर बसा था। पारणडु यहाँ का राजा था। पारण्डवों तथा कौरवों से 
सबंधित कृष्ण-कथा में इसका उल्लेख हुआ है--- हस्तिनापुर गये हुते हरि पांडु गृह, तहाँ ते चले 
यह बात जानी' | हस्तिनापुर कुरु जनपद की राजधानी थी । इसका पाणिनि ने उल्लेख 
किया है ।* 

कुंडिनपुर (४७८५) [सं० कुंडिन] यह विदर्भो की राजधानी थी। यहाँ के राजा 
भीष्मराइ की पुत्री रुक्मिणी से ही कृष्ण का'विवाह हुआ था । रुव्मिसी-हरण कथा में इस 
नगर का वर्रान दिया गया है--'द्विज कहियौ जदु॒पति सौ बात ।* वेद विरुद्ध होत कु डिनपुर 
हंस के भ्रंस काग नियरात । (४७८६) 

चन्देरी* (४७८५) । शिशुपाल चंदेरी का राजा था भौर रुक्मिणी के भाई ने उसको 
रुक्मिणी से पारि ग्रहण करने के लिए बुलाया था-- रुवम चेंदेरी बिप्र पठायौ। ब्याह काज सिसुपाल 
बुलायौ । (४७८५) | 

वाराणसी (४८०१) [सं० वाराखसी]। रुव्मिणी कथा मे ही कृष्ण के विरुद्ध वाराणसी 
के राजा दंतवकर के युद्ध करने का प्रसंग भी है--साल्व, दंतवक्र वाराणसी को नृप, चढ़े दल 
साजि मनौ प्रश्न छाए ।' (४८५०१) प्रथम और द्वितीय स्कन्धों के विनय पदों (३१४० ३४६) में 


१--.इंडिया एज नोन टु पाणिनि, ए० ७१, ४४ श्रष्ठाध्यायी सें इसका उल्लेख है । 
थानेदवर, हिसार तथा हस्तिनापुर के बीच का त्रिकोश प्रदेश कुरु राष्ट्र (गंगा 
जमुना के बीच में स्थित जिसको राजधानी हस्तिनापुर थी), कुरू जगल 
(रोहतक, हासी, हिसार) तथा कुरुक्षेत्र (उत्तर सें जिसका केन्द्र थानेश्वर कथल 
और करनाल था) इन तीन विभिन्‍न नामों से जाना जाता था । 

२--प० सं० टी०, ११७७ वहिने बिवर चंदेरी बायें', दरडकारएय के साथ ही 
जायसी ने इन दो स्थानों का संकेत सात्र किया है। ४६१।१ का चितउर केहि 
काज चँदेरी', ५००।३ काँपा सांगे लेत चंदेरी ।! आदि स्थानों में भी चउंदेरी 
का उल्लेख जायसी ने किया है। शेरशाह का किला चंदेरी में भी भा। 


4४० कृष्णकथा से संबंधित शब्दावलो 


भी वरशित तीर्थ स्थानो मे बनारस या वाराणसी का उल्लेख हुप्ना है-- भ्रश्वमेध जज्ञहुँ जौ 
कीजै, गया बनारस भ्ररु केदार | रामनाम सरि तंऊन पूजे जौ तन गारो जाइ हिवार ।” (३४६) 
प्रथवा--'बन बारानसि मुक्ति क्षेत्र है चलि तीकौ दिखराऊं। (३४०)। वाराणसी एक प्रमुख 
तीर्थ स्थान माना गया हैं भौर यहाँ मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलने का विश्वास आज भी अनेक 
हिन्दुओं में प्रचलित है। इसीलिए काशी में 'करवत लेने की प्रथा थी ।* बहुत से लोग वृद्धा- 
वस्था में बनारस जाकर रहने लगते है | प्राचीन समय में भी यह भारत के प्रसिद्ध नगरो 
मे था । उस समय विद्या एवं पारिडत्य के क्षेत्र मे इसका ऊंचा स्थान था। पारिनि ने भी उस 
समय के नगरों में वाराणसी का नाम लिया है । बनारस का एक श्रन्य प्राचीन नाम काशी भो 
है, क्योकि काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी*--- 
“यह निरगुन लै तिनहहि सुनावहु, जे मुड़िवा बसे कासी । (४४८६) 
अ्रथवा 'बिनु तप पायौ कासी' (४०६४) । श्राजजल बनारस नाम ही प्रचलित है, किन्तु 
कुछ समय पहले सरकार ने फिर बदल कर वाराणसी नाम रख दिया है । 
स!ल्व (४८०१) । रुक्मिणी-कथा में कृष्ण-शिशुपाल युद्ध के सिलसिले में उल्लेख है। 
फिर यहाँ के राजा का वध भी कृष्णा ने किया--'सुभटठट साल्‍्व करि क्रोध हरिपुर आयो' 
(४८३६) । अष्टाध्यायी मे उल्लिखित जनपदो में साल्व का स्थान है ।'* 
नदियाँ 
१०४५--#ष्ण की ब्रज लीलाझो में यमुना नदी का भी महत्त्व हैं। यमुना के निकट ही 
वन्दावन बसा होने के कारण गोचारण, मुरलीवादन, चीर-हरण, रासलीला, दानलीला, यमुना- 
स्नान आ्रादि सभी प्रमुख प्रसंगों से यमुना नदी क्रा सबध है--जमुना तैहाँ बहुत रिक्रायौ' 
(३०३१) । कुछ अलौकिक चरित्र से संबंधित घटनाएँ भी यमुना तट पर हुई थी जिनका उल्लेख 
किया जा चुका है । वियोग प्रेम के पदों में ब्रजवासियो के साथ प्रकृति के व्याकुल होने का 
चित्रण है, फिर कृष्ण की प्रिया यमुना का भी दुखी होना स्वाभाविक ही था--'देखियत कालिदी 


१--प० सं० टी०, ११४७ नाभी कुजर बानारसी-- सिर करवत तन करसी 
ले ले बहुत सीऋे तेहि भ्राद ।' 
प० सं० टीौ०, ६९०३।६ जाइ बनारसि जारिउ कया ।' 

२--इंडिया एज नोन टु पारिफनि, पृ० ३७, ७२ पूर्वी भारत के जनपदों सें काशी 
भी था-- कोशल, काशी, मगध, कलिंग और सूरसस । वाराणसी काशी जनपद 
की राजधानों थी | यहाँ के लोग वाराणसीय' कहलाते थे । 

३-- इंडिया एजु नोन टु पाणिनि, ए० ५५, ५६ साल्व तथा सत्स्य नामक जनपदों 
का साथ-साथ उल्लेख गोपथ ब्राह्मण और सहाभारत सें भी है। मत्स्य को 
राजधानो विरादू (जयपुर में बराट) थी और साल्‍व भी उसके निकट ही होना 
चाहिए। संभवतः अलवर से उत्तरी बीकानेर तक यह जनपद था। अनुमान 
होता है साल्‍व काफ़ी दिन पहले पश्चिम से बलूचिस्तान व सिंध होते हुए आये 
थे और 'साल्व का गिरि! (वर्तमान हाला पर्बत) नाम सें भ्रपने चिक्त छोड़कर 
झाए । ये लोग उत्तरो सौबोर से होते हुए सरस्वती के किनारे-किनारे चल कर 
उत्तरी राजस्थान में बस गए । यमुना तक उनके जाते की बात पर एक पुरानी 
बेदिक पंक्ति से प्रकाश पड़ता है--यौग्धारिनेव नो राजेत्वि सालवीर-- श्रवादि- 
इह विवृन्त-चक्रा आसोनास्तीरेरण यघुने तब ।' 


स्थानवाचक शब्द तथा काल-विभाजैंने १४१ 


अति कारी । भ्रहो पथिक कहियो उन हरि सौ, भई विरह जुर कारी ॥* 
गिरि-प्रजक ते गिरति धरनि धघँसि, तरग तरफ तन भारी । 
तट बारू उपचार चूर, जल-पूर प्रस्वेद पनारी॥ 
बिगलित कच कुस कास कूल पर, पक जु काजल सारी । 
भौर भ्रमत श्रति फिरति भ्रमित गति, दिसि दिसि दीन दुखारी ॥ 
निसि दिन चकई पिय जु रटति है, भई मनौ भनुहारी । 
सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी ॥' (३८०६) 
कभी गोपियों का क्रोध जमुना पर भी उतरता हँ--मोको माई जमुना जम हु रही । 
कैसे मिलो स्थामसुन्दर को बेरिनि बीच बही।। 
कितिक बीच मथुरा अरु गोकुल, भ्रावव हरि जु नही ।' (३८०६२) 
सूरसागर में जमुना के कई नाम प्रयुक्त हुए है--जमुन्ा, (११५४१) [सं० यमुना-- 
यम की बहन], रबितनया" [सं०] तथा कालिंदी (३८०९) [सं०, कलिद पर्वत से निकली 
नदी] । 
कालीय-दमन को कथा (११३६-१२०७) का संबंध भी यमुना नदी से है । उसके एक 
भाग में ही कालीय नाम का नाग रहता था। उस स्थान को कालीद॒ह (११४१) [सं० कालयः 
दह:--अग्नि] कहा गया है । 
मथुरा के निकट यमुना एक मील के करीब चोडी है। कुछ वर्षो पहले तक इसका तट 
भाड़ियो और व॒क्षों से ढका हुआं था । यही वन, खडी (जैसे कोकिलाबन कदंबखर॒डो आदि) 
श्रादि नामो से जाने जाते थे । बनियर ने यमुना स्नान के महत्त्व का उल्लेख किया है ।* 
सरस्वति (१८०२) [स० सरस्वती| सुदर्शन-विद्याधर-शाप-मोचन प्रसंग में सरस्वती 
नदी का उल्लेख हुआ है । नंद गोपी-ग्वालो के साथ इसके ही तट पर गए थे जब उन्हें साप ने काट 
लिया था--नद सब गोपी ग्वाल समेत । 
गए सरस्वति तठ इक दिन, सिव अ्रेबिका पूजा हेत । (१८०२) । 
पारिनि ने सरस्वती नदी का उल्लेख किया है ।४ यह एक प्राचीन नदी है। प्रयाग में 
गंगा, यमुना तथा सरस्वती-तोनों नदियों के संगम (त्रिवेशी) होने का विश्वास चला शा रहा है, 
किन्तु श्रब इसका वहाँ कोई अस्तित्व नही है । 


2परका+॑थममक सवार भ का... सपनभपरम»मकनमाज+-++अ> कक वन्»«लक 9 ५>भ++०अ न न 3७ आभ० 8 न नाननन+ककमनननन-+-++-+3नात-++५५३७५७+ ++७+५३+ ५५७७ >++घ5 न पर क-+>क 


5५ 


१---प० सं० दी०, ११४॥६ 'क कालिदी विरह सताई । चलि पयाग श्ररइल 
बिच आई ।' 

२--मसानस, अ्रयोध्या०, ११२ पुनि सिय रामलखन कर जोरी | जसुर्नाह कोन्ह 
प्रनामु बहोरी । 
चले ससीय मुदित दोड भाई । रवितनुजा कइ करति बड़ाई । 

३--बनियर, ए० ३०२, बर्नियर ने लिखा है कि सूर्यग्रहण (१६१६ का ग्रहण) के 
समय हिन्दू यमुना सें स्तान करते थे । उसके बाद ब्राह्मणों को दान देते थे । 
इसी प्रकार गंगा, सिम्धु तथा और दूसरी नव्यों में भो स्नान को प्रथा थी। 
थानेश्वर के तालाब की महत्ता भी थी । 

४--इं डिया एज नोन टु पारिनि, ए० ४६ अनेक नदियों के संबंध में सरस्वती नदी 
होने का संदेह किया जाता है। उदीच्य तथा प्राच्य भागों को बॉटले वाली नदी 
इनमें सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध थी। 


१४२ रामकथा से संबंधित शब्दावली 


सिन्धु (४८६७) [स०] । दशम स्कन्ध उत्तराद्ध में कृष्ण के द्वारका से कुरुचेत्र भ्राने 
का संदेश सुन कर ब्रजवासी आनन्दित हो उठते है--पथिक कह्यौ ब्रज जाइ, सुने हरि जात 
सिन्धु तट । सुनि सब अंग भए सिथिल, गयो नहिं बच्च हियो फरटि ।' सिन्धु समुद्र के श्रर्थ मे भी 
प्रयुक्त हुआ है--- गयो कूदि हनुमन्‍्त जब सिन्धु पारा ” (५२०) । सिन्धु नदी के सम्बन्ध में श्रागे 
बताया गया है । 
पबत 

१७६--गोबद्धुन (१४३८) [स० गोवर्द्धन:] गोवर्धन पूजा और धारण शीर्षक श्रनेक 
पद (१४२९-१६२१) है । #ष्ण द्वारा गोवर्धन को सात दिन लगातार उंगली पर उठाने की 
कथा भी उनके भ्रलौकिक चरित्र में ही आती है। 

मथुरा से क़रीब तेरह मील दूर गोवद्ध न की छोटी सी पहाड़ी ओर गाँव श्रब भी है | 
इसी मार्ग पर मथुरा से तीन मील दूर शान्तनुकुंड हैं जो शान्तनु को पुत्र के लिए तपस्या तथा 
गगा द्वारा पुत्र भीष्म की प्राप्ति का स्मरण कराता है । 

उपर्यक्त गोर्वधन कथा के कारण ही हिन्दुओ मे इसका अत्यधिक महात्म्य है भर 
गिरिराज के नाम से पूजा जाता है। शुरू के साहित्य में अन्नकूट' नाम भी मिलता है। 
यह इतना पवित्र माना जाता है कि यहाँ से पत्थर लेने का निषेध है। यहाँ वल्लभाचार्य का 
बनवाया ( १४२० ई० ) श्रीनाथ जी का मन्दिर भी है। औ्रंगजंब के समय में इसकी 
मूर्ति नाथद्वार उदयपुर भेज दी गयी थी। भ्रतः भ्रब॒ गिरिराज की चोटी पर इस मंदिर का 
खेंडहर मात्र रह गया है। हर वर्ष अब भी यहाँ अन्नकूट का उत्सव होता हैँ तथा गोवर्धन की 
पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने मे इसकी परिक्रमा का भी महत्त्व है ।* सूरदास जी 
श्रीनाथ जी के मंदिर में ही भजन-कोत॑न किया करते थे । 
अन्य स्थान 

बंसीबट, संकेतबट (२५१३,१०७८) | यमुना के तट पर इन स्थानों में कृष्ण के 
विचरण करने का वर्णन अनेक पदो मे है--जमुना कूल मूल बसीबट, गावत गोप धमारि 
(२५१३ ) तथा--फिरत बननि बुन्दाबन, बंसीबट, सकेत बट” (१०७८)। ब्रज के प्रसिद्ध 
चौबीस उपवनों में से संकेत भी एक है। बंसोबट बुन्दाबन जमुना तजि बैकठ न जाव” (३४९), 
'बंसीबट भ्रति सुखद, और द्रम पास चहूँ है। सखा लिये तह गए, घेनु बन चरति कहे है' 
( १०५४ )--आादि वर्णन है। 


२--रामकथा सें संबंधित शब्दावली 

१७७--सूरसागर का नवम स्कन्ध रामकथा पर ही आधारित है। भ्रन्य कुछ थोड़े से 
स्‍्फुट प्रसंग भी हैं। इन थोड़े से पदों में ही प्री कथा बता दी गयी है। रामकथा से संबंध 
रखने वाले प्रमुख नाम इस प्रकार है-- 
नगर आदि 

अजोध्या, अयोध्या ( ४५८५ ), (४६४) [स० भ्रयोध्या] राम-जम्म पर अयोध्या- 
वासियों के हर्ष का वर्रान है-..'अजोध्या बाजति झ्राजु बधाई! ( ४६१ ) ।६ 

या फूले फिरत अ्रजोध्याबासी, गनत न त्यागत चीर! (४६०)। इसके श्रन्य नाम 
अवधपुर, अवधपुरों ( ४७७ ) [सं० अयोध्यापुरी| तथा कोसलपुर (५१३) [सं० कोशल- 
पुर| भी थे-- अवधपुर आये दसरथ राइ” ( ४७३ ) भ्रथवा--” महाराज दसरथ मन धारी। 

९ भाउज्‌ 





स्थानवाचक शब्द तथा काल-विभाजन १४३ 


अवधपुरी कौ राज राम दे, लीजे ब्रज बनचारी । (४७४), तथा 'दसरथ-सुत कौसलपुर जासी' 
(४२३ )। प्राचीन समय मे कोशल जनपद था। पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है। 
अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी हुईं थी और सूर्यवंशो राजा दशरथ की राजाधानी थी२े-... 
“हमारी जन्मभूमि यह गाउें। सुनहुँ सा सुग्रीव विभीषन अ्रवनि अजोध्या नाउँ--अ्रपनी प्रकृति 
लिये बोलत हो सुरपुर मे न रहाउें' ( ६०९ )। 

आज भी फ़ैजाबाद शहर से कुछ मील दूर सरयू के तट पर श्रयोध्या शहर है जो राम 
का जन्मस्थान होने के कारण पवित्र माना जाता है तथा वहाँ के भ्रनेक मंदिर अब भी उनका 
स्मरण दिलाते है। यहाँ हर वर्ष रामनवमी का मेला होता है । भ्रवध वर्तमान समय में एक 
खड है। इसमे लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर, हरदोई आदि बारह जिले है । मुसलमानों के राज्य- 
काल में भी अवध तथा फैजाबाद का महत्त्व था| श्रवध की संध्या ( शामे ग्रवध ) अपने सौदर्य 
के लिए प्रसिद्ध है । 

मिथिलापुर ( ४८०६) [स० मैथिल:] के राजा जनक को ही पुत्री सीता थी। यह 
विदेह देश की राजधानी थी ।* राजा जनक के नाम पर ही इसका दूसरा नाम जनकपुर 
( ४६८,४७२ ) भी मिलता है। सीता के दो नाम मेथिली श्रोर जानकी इन्हीं नामों पर 
ग्राधारित है । 

पंचबटी (८१७) [स० पंचवटो] वनवास काल में राम के यहाँ रहने का उल्लेख है । 
यहाँ सूर्पनखा-नासिकोच्छेदन तथा सोताहरण श्रादि घटनाएँ घटित हुई थी--'कहूँ तात के, 
पचबटी बन, छाँडि चले रजधानी । तहाँ बसत सीता हरि लोन्ही रजनीचर प्रभिमानी ।* विष्णु 
के दोनो ही शभ्रवतार थें“-राम और कृष्ण । यशोदा शिशु कृष्ण को राम की कहानो सुलाते 
समय सुनाती है । वे अपने पूर्व चरित का स्मरण कर वतंमानत स्थिति को भूल जाते है भ्रौर 
कह उठते है--लछिमन, धनुष देहु कहि उठे हरि, जसुमति सूर डरानो । (८१७) । 

पंचवटी दराडकारणय के अन्तर्गत था तथा वर्तमान नासिक के निकट गोदावरी के तट 
पर बसा हुथ्ना था । 

लंका, लंक ( ५३०,५४६ ) [सं० लंका]। रावण लंका का राजा था श्रौर सीताहरण 
के बाद उनको यहाँ की श्रशोकवाटिका में रक्खा गया था। हनुमान द्वारा लका जलाने का असंग 
भी है-- लंका सकल जरी, £ ( ५४२, ५४२,५४४ )। लका की राजधानी के लिए लका के 
पतिरिक्त कनकपुरी, कनकपुर (५१६९) [सं०], कंचनपुर (५४२५) [सं०] अभ्थवा 
हाटकपुरी ( ५३३ ) [स०] भी आया है। इसका कारण वहाँ की वैभव-सम्पन्नता ही है। 


१--इं डिया एज नोन टु पारिनि, १० ६० -पाली पुस्तकों में सोलह महाजनपदों 
में से एक कोसल भी है । इसके नगर श्रावस्ती का पाणिनि 'गशपाठ' में उल्लेख 
हुआ है और “इच्चाकु' तथा 'सरयू” का निर्देद्वा सूत्र ९, ४, १७४ सें है। पतंजलि 
ने “इक्ष्याक' जनपद बताय्य है जो कोसल का ही दूसरा नाम है । 

२--मानस ०, बा०, १८८, अवधपुरो रघुकुलमनि राऊ । 
सानस०, अरण्य०, १२, "नाम कोसलाधीस कुमारा । 

२३--मानस ०, बाल० २१२, बेगि बिदेह नगर निम्नराया । 

४--सानस०, प्रएय०, २१ 'पंचबटों वर्सि श्री रघुनायक | करत चरित सुर सुनि 
सुखदायक । 

५--मानस ०, सुंदर ०, २६ उलठि पलदि लंका सब जारी । 


१४४ रामकथा से संबंधित शब्दावली 


लंका पहुँचने पर हन मान की चिन्ता का वरणन है, साथ ही लंका नगर का भी--“चहुँ दिसि 
लंक-दुर्ग दानव दल, कंस पाऊ जान । सौ जोजन ब्रिस्तार कनकर्पर, चक्ररी जोजन बीस | 
(+१६) । फिर वहाँ के मत्त गजो, छत्रध्वजा, वेभव तथा निशाचरों का भी वर्णन है ।* 
(४१९)/लंक दुग, लंक गढ़ (१६९) वहाँ के दुग का सूचक है । 

राम-क्था में हो लंका जाने के लिए राम द्वारा सेतुबन्ध ( ५६८ ) का महत्त्वपर्ण 
प्रसंग भी है-- सेतु-बंध करि तिलक, सूर प्रभु रघुपति उतरे पार ( ५६८५ ) अथवा 'पाहन 
सौ बॉधि सिंधु, लंका गढ घेरे (५६२) । पदुमावत में भी लंका-दाह तथा सेतु-बन्ध की चर्चा 
है ।* मानस में भी (सिहल' ताम उल्लिखित है ।* पुराणों के अनुसार सात द्वीपो मे से एक 
लंका भी है । 
नदियाँ 

१७८ -सरजू (४८८) [सं० सरयु, सरयू ]। अयोध्या नगर सरयू के तट पर ही बसा 
है--उत्तर दिसि हम नगर भ्रजोध्या, है सरजू के तीर । (४5८ )। पाणिनि ने नदियों में 
सरय्‌ का उल्लेख किया है? । 
पवेत 

रिष्यमूक पवत* (५ २) [सं० ऋष्यम्‌क.]। यह पर्वत पंपा सरोवर के निकट 
है। सुग्रीव भ्रपने बडे भाई बालि के भय से इसी पर्वत पर रहा करते थे--* रिष्यमृक पर्वत 
विख्याता। इक दिन अनुज सहित तहें भ्राए, सीतापति रघुनाथा । कपि सुग्रीव बालि के भय तें 
बसत हुतो तहूँ श्राइ। (५१२ )। 

ब्रिकूट' (४२६) [सं० त्रिकूट ]। यह लंका का एक पर्वत है । इस पर ही लंका नगरी 
बसी हुई हैं। गज ग्राह कथा में इस पवत का नाम आया है। ऋषि अगस्त्य के शाप से राजा 
इंद्रयुम्त त्रिकूट पर्वत पर गज हो गए थे--भयो त्रिकूट पर्वत गज सोइ ।” 
बत्त 

दंडक बन ( ५०१ ) [सं०] । यह विन्ध्य पर्वत से गोदावरी नदी के किनारे तक 
फैला हुआ्आा एक प्राचीन वन है ।* नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच दक्षिण भारत का 


"पल नन कलम गत “नकल समन मत के... +7>० “सअमनकमक»»म्ाकक. 


१--प्मावत में भी सिहल द्वीप का विस्तृत वर्णन है (१५६, ६५) । उसमें सिहलद्दीप 
नाम ही प्रायः प्रयुक्त हुआ है--सिहल द्वीप आदि कुबिलासू ।' (६५) लंक शब्द भी 
कहाँ कहीं है (१६३।२) 'जहिया लंक डही श्री रामा ।! 

२--प० सं० दी०, ३६२।४ 'सेतबंध जहँ राघो बाँधा । ह 

३--मानस, श्रयो०, २२३, जनु सिहल बासिन्ह सयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु । 

४-३ डिया एज नोन दु पाणिनि, ए० ४५, राप्ती नदी, सरयू को सहायक नदी थी । 
ऋग्वेदिक भारत में हेरत के निकट बहने वाली एक लदी का नाम भी सरयू 
था। (प्राचीन फारसी में हरयू” और वेदिक में सरयू)। डेरियस प्रथम 
(६१६ ई० पू०) ने हैरवे! (हरयू के लोग) का उल्लेख किया है। 

गमानस०, किष्कि०, (रिष्यमूक पर्वत निश्रराया। तहेँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । 

है हषें? सां० भ्र०, पृ० १२५, हुव ने सारे भारत पर अधिकार करते का निदचय 
किया--पूर्व में उदपाचल, दक्षिण में त्रिकूट, पदिचस में श्रस्तगिरि तथा उत्तर 
सें गन्धमादन तक स्वामित्व की घोषणा कर दी । 

मानस , भरएय० १३, “दंडक बन पुनीत प्रभु कर हे 


ध्यानवाचक शब्द तथा काल-विभाजन १४३ 


प्रसिद्ध भाग है । श्रीरामचंद्र के समय में यह उजाड़ था। चित्रकूट के बाद राम यहाँ श्राकर पंच- 
वटी में रहने लगे थे। यहाँ हो सूर्यनखा-नासिकोच्छेदन खरदूबण-त्ब तथा सीता-हरण आदि राम- 
कथा की महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई थी--खरदूषण यह सुनि उठि धाये । --मूरवत वा ये समा- 
चार सब लंका जाइ सुनाए--दंडक बन आए छल करिके, सूर राम लखि धाए ।/ (५०१) । 

हंषंचरित मे वाण ने इस वन का उल्लेख किया है*। पदमावत में भी होरामन तोता 
सिहलद्वीप का मार्ग बताते समय दंडफारणप का नाम लेता है । 


अन्य स्थानवाचक दब्द 
तगर 
१७६--गया(३४५) [सं०] यह बिहार प्रान्त का एक प्रसिद्ध स्थ।न है । प्राचीन समय 
से ही यहाँ सनातनधर्मी हिन्दू अपने पितरों का तर्पण करने के लिए जाते है । नाम-माहात्म्य 
के पदों मे प्रायः सभी प्रमुख तोर्थ-स्थानों का उल्लेख हृश्ना है। पदुमावत में भो तीर्थ-स्थानों के 
नाम मिलते है। एक स्थल पर अ्रठारह नदियाँ तथा ६४ तीर्थ बताये गये है ।र 


अक-ककनबन»भशनकतपनाा न, 





१--हर्ष ० सा० अ०, ए० १८५, राज्यश्री को ढूंढने हय॑ विन्ध्या के जंगलों में गए थे । 
पश्चिम में चंबल, सिन्‍्ध, बेतवा, केन के मध्यवततों प्रदेश को लेकर पूर्व में शोर 
तक आटबिक राज्य फेले पड़े थे। उन्हीं के भौगोलिक उत्तराधिकारी कुछ दिलों 
पहले तक बुंदेललश्ड व बघेलखशड के छोदे-छोठे राजा थे। इसके दक्षिण में 
घने जंगलों की मेखला महाकान्तार का प्रदेश रहा होगा | हें के समय सें इसका 
पद्चित्ती साग दंडकवन तथा पूर्वो महाकान्तार कहलाता था। विन्ध्याचल के 
उत्तर में आठविक राज्य था और उससे दक्षिण में दंडकवत महाकान्तार फंले 
हुए थे।। 
२--प० सं० टी ०, १३७।४--रे श्राइ अ्रव वनखंड माहाँ । डंडक आरन बींक बनाहाँ । 
सधन ढाँख बन चहुँ दिसि फूला । बहु दुख मिलहि इहाँ कर भूला । 
भार जहाँ सो छाड़हु पंथा। हिलगि मकोइ न फारहु कंथा ।' 
३--प० सं० टी०, ६०३, पद्मावत सें भो सब प्रमुख पुरुय स्थानों के नाम मिलते हैं-- 
“गइउं प्रयाग मिला नहिं पीअ । करवत लीन्हा दीन्हु बलि जीऊ। 
जाइ बनाएसि जरिउ कया | पारि पिंड नितबहुरे गया। 
जगरनाथ जगरन के पाई । पुत्ति दुवारिक्ा जाई अ्न्हाई। 
जाइ केदार दाग तन कीन्हेउ ,तहँ न मिला तब आंकि। 
ढूंढि अजोध्या सब फिरिं सरग दुवारी भाँकि॥ 
प० सं० दी०, ६०४१, २ 'जल जल नदी प्रठारह गंडा, चौंसठि तिथ कीन्ह सब ठाऊ, 
(२) मध्यकालीन तीर्थ ग्रत्थों में प्राय: भारत की प्रमुख अ्रव्मरह नदियाँ बताई 
गई हैं। वन पर्व ११४॥२ के अ्रनुसार गंगा पाँच-सौ नर्दियों को लेकर समुद्र से 
निकलती है तथा पंचतंत्र के अनुसार नौं-सौ (यत्र जाक्नवी नव नदी शतानि 
गृहीत्वा नित्यमेव प्रविद्ति तथा सिन्धुइच' । (पंचतंत्र १३३१८) । वाचस्पति मिश्र 
के तीर्थ चिन्तामणि आदि ग्रन्थों में मध्यकालीन तीर्थों की संख्या बताई गई है 
वर्ण रत्नाकर में सत्तर तीर्थ बताये गये हैं | 


१४६ कृष्णुकथा से संबंधित शब्दावली 


प्रयाग! (४१६) [सं०प्रयाग] यह गंगा-यमुना के संगम पर स्थित एक पुरुय स्थान है । 

गौतम तथा अहिल्या की कथा मे प्रयाग के माहात्म्य का अनुमान होता है---जज्ञ कराइ 
प्रयाग न्हवायौ । तौहूं पूरब तन नह पायौ। (४१६)। इप नगर का प्राचीन नाम प्रयाग 
था किन्तु भ्रब इलाहाबाद” नाम ही अधिक प्रचलित है। प्रयाग नाम भी चल रहा है । 

बदरिका, बद्रिकराश्रम (३८४, ४६३०) यह हिमालय पर्वत में स्थित एक 

प्रसिद्ध तीर्थत्यात है। शकराचार्य द्वारा निश्चित किये हुए चार धामों--बद्रीनाथ, द्वारिक्ा, पुरी 
तथा रामेश्वरम में बद्रोताथ भो एक है। बदरिकाश्रम में नारायण -का अ्रवतार झप से वहाँ 
रहने को कथा सूरसागर में वर्णित है (४६३०) । उद्धव-पश्वात्ताप प्रसंग में भो इसका उल्लेख 
है---'कहत पठवन बदरिका मोंहि, गढ़ ज्ञान सिखाइ' (३८४) । 

केदार ( १४६ ) हिमालय में स्थित बद्रीनाथ के निकट एक अश्रन्य तीर्थ स्थान 
है। नाम-माहात्म्य के पदों में इसका भी उल्लेख है--गोबिद-भजन करो हाह बार।,... 
प्रस्वमेध जज्ञहु जो कीजे, गया, बतारस अर केदार। राम नाम सरि तऊ न १जै, जो तनु गारो 
जाइ हिवार ।(३४६) । बद्रीनाथ व.केदार नाथ के मदिरों के दर्शन करने आज भी सैकड़ो 
लोग हर वर्ष जाते है। पहले इन स्थानों तक पहुँचना श्रत्यन्त कठिन होता था किन्तु अब 
धीरे-धीरे मार्गों की सुविधा होती «जा रही है । 

कन्नोज* (४१५) प्रजामिल ब्राह्मण की कथा नाम माहात्म्य संबंधी पदो में दी गयी है । 
भ्रजामिल कन्नौज का रहने वाला था--अजामिल बिप्र कन्तौज निवासी ।' 

आज कन्तौज फर्ूुख/बाद की एक छोटी-सी तहसील है भौर यहाँ का इत्र प्रसिद्ध है । 

जालंघर (१०४) ईश्वर-भक्ति सबंधीपदों में जालंधर-युवती के पातितव्रत्य का 
उल्लेख किया गया है-- पतितब्रता जालधर--जुबती, सो पति-ब्रत ते टारी । यह पूर्वी पंजाब 
में स्थित एक नगर है। 

नीलावतो (१०१४) उस समय नीलावती के चावल प्रसिद्ध थे। ऐसा ज्ञात होता 
है --नीलावती चाँवर दिव-दुलंभ ।' 

नीमघार (२२८) भागवत कथा सुनाने के प्रसंग में प्रथम स्कंच में सूत का नीमषार 
से भ्राने का वर्णत है --सो पुनि नीमषार ते भ्रायौ ।' 

नदियां 

१८०--सिंधु (विनय) [सं०] पंजाब की एक प्रसिद्ध नदी है। विनय पदों में इसका 
उल्लेख है। पारिषनि ने भो उत्तर-पश्चिमी नदियों की सूची में सिंधु का नाम दिया है। इस 
नदी के नाम पर ही इसके पूर्व का प्रदेश सिन्च कहजाता था (वर्तम।न प्ित्व-सागर-दोग्माब) | 
इसका उद्गम-स्थल पश्चिमी कैलाश है जो तिब्बत में आ्राता है। प्राचीन समय में नदी के 
उस धोर का प्रदेश 'पारे-सिन्धु” कहलाता था ।रे 

गंगा ( ४२६ ) भारत की सबसे अधिक प्रसिद्ध नदी गंगा है। हिन्दुओं में इसकी 


१--राम-कथा में चित्रकूट जाते समय राम का प्रयाग रुकने का वर्णन है। यहाँ 
भारद्वाज भुनि का प्राश्नम था-- मानस ०, भ्रयो०, १०८, 'सरदह्वाज आश्रम सब 
ग्राए,' प्रात प्रयाग नाई 
२--प० सं० ठटी०, ५२६।५ मलिक जहाँगिर कनउज राजा' 
२--इ डिया एज नोन टु पारिषनि, प० ४३ 


स्थानवाचक शब्द तथा काल-विभाजर्न॑ १७७ 


महत्ता प्रमुख तीर्थस्थानों से कुछ बढकर ही है । गंगा-स्नान से सब पाप नष्ट होने 
का विश्वास है। गगा-जल भी पवित्र माना गया है ।॥ मृत्यु के समय सनातनी हिन्दुओं 
में गंगाजल पिलाने की प्रथा है । सूरसागर में गंगा के पृथ्वी पर आने तथा स्तुति 
से सबंधित अनेक पद है । नवम-स्कन्ध में गंगा-आ्रगमन का विस्तृत वर्णन है (४३३)। 
सूर्यवंश के राजाश्रो से सबध होने के कारण इस स्कन्ध में यह प्रसंग है। राजा भगीरथ के 
कठिन तप के फलस्वरूप शिव को जठाओ्नों में स्थित गंगा के* पृथ्वो पर श्राने की कथा पुराणों 
मे भो मिलती है। भगोरथ के दाम से गंगा का ताम भागीरथी पडा। इसका एक श्रन्य नाम 
संदाकिनी (४४५) [सं० मदाकिनी | भी है। गंगोत्री से निकलने के बाद पर्वत में स्थित 
धारा आज भी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर काशी के निकट भागीरथी मे मिल 
जाती है । चित्रकूट के निकट बहने वाली एक श्रन्य नदी का भी नाम मंदाकिनी है। गंगोत्री 
से निकली धारा भागी रथी मे पर्वतीय प्रदेश मे जहाँ अन्य नदियाँ मिलती है, वहाँ एक प्रयाग 
माना गया है, जैसे कर्णा-प्रयाग, रुद्र-प्रयाग तथा देव-प्रयोग भ्रादि । पुराणों के अनुसार यह स्वर्ग 
में बहनेवाली गंगा की धार है। ब्रह्म-बेवर्त पुराण के अनुसार यह एक भ्रयुत योजना लम्बी 
है तथा हरिवंश के अनुसार द्वारिका के निकट की एक नदी का नाम भी मदाकिती था। 
सूरसागर में गंगा के अ्रन्य दो नामों का उल्लेख भी है--माधव बेनी (४५५) [सं० माधव- 
बेणी] तथा सुरसरी (३०७) [सं सुरतरित] 'नाग-सर-पसु सबनि चाह्यौ सुरसरी कौ बुंद' 
(४५४), जय-जय, जय-जया माधव बेनी, जगहित प्रकट करी करुनामय (४५५), भ्रथवा 
'गंग-तरग बिलोकत नैन। श्रतिहि पुनीत बिष्तु पादोदक, महिमा निगम पढत गुनि चैन ।' 
(४४६) । राम-कथा के श्रन्तर्गत सीता हनुमान-संवाद में भी उल्लेख हुआ है---'मंदाकिनि- 
तद-फटिक सिला पर, मुख-मुख जोरि तिलक को करनी । (५४५) । यह सबंप्रथम हरिद्वार में 
ग्राती है इसीलिये हरिद्वार को भी पुरुय स्थांन मानते है। वास्तव में गंगा से इतने 
लाभ हैं कि उसकी महत्ता ठीक ही है। गगा जल पवित्र मानने का एक कारण श्रौषधिक 
महत्व भी हैं । यह बहुत दिन रकखा रहने पर भी खुराब नहीं होता--गंगाजत्न तजि पियत 
कप जल (२६६), अथवा तुम निमल गंगा-जलहू त” (२५७८) । गंगा, यमुना, सरस्वती के 
रंगो* का उल्लेख भी है -- 

“चंदन खौरिः ललाट स्याम के, निरखत भ्रति सुखदाई। 

मनौ एक संग गंग-जमुन नभ, तिरछी धार बहाई | 
प्रथवा, अरुन स्वेत सित झलक पलक प्रति को बरने उपमाई। 

मनु सरसुति, गगा जमुना मिलि, अश्राम कीन्हौ भाई |, (२४३१) 

संगम के लिए त्रयधार का प्रयोग भी हुआ है । 

बेनी (३४६) [सं० वेणी, विवेशी] प्रयाग गंगा यमुना के संगम पर ही श्रवस्थित है।रें 

१--मानस ०, बाल० ३१, 'रासकथा संदाकिनी, १०६, जटा मुकुठ सुरसरित सिर”, 
२११, 'जेहि प्रकार सुरसरि महि झाई ।' 

२--प० सं० टी०, १००।१ बरनों माँग सीस उपराहीं ।............... ००५०० «--जसुना 
माँक सुरसती देखी,...............* ..तैहि. पर पूरि धरे जों सोती । जमुना भाँक गाँग के 
सोती ।! 

३--मानस ०, श्रयोध्या०, २०४ दिखत रथामल धवल हिलोरे, पुलकि सरीर भरत 

कर जोरे । सकल कामप्रद तीरथराक । देद विदित ऊुग प्रकट प्रभाऊ । 





(४८ कृष्णुकथा से संबंधित शब्दावली 


यहाँ तीसरी नदी सरस्वती के मिलने के विश्वास होने के कारण ्रिवेणी नाम है ।* त्रिवेशी 
भी हिन्दुओं के लिये अत्यधिक पवित्र है--सहस बार जो बेनी परसौ, चंद्रायन कीज सौ बार' 
(३४६) । 

त्रिवेणी के निकट श्रकबर द्वारा निर्मित किला श्राज भी हैं तथा हर वर्ष माघ में एक 
बडा मेला लगता है। त्रिवेशी तथा गंगा की पूजा करने वाले सनातनो हिन्दू दूर-दूर से यहाँ 
स्‍्तान करने आते है । एक बार त्रिवेणी स्तान से सब पाप नष्ट होने तथा स्वग्ग-प्राप्ति का 
उनको विश्वास है। 

गोदावरी* (२९४) [सं० गोदावरी] विन्ध्य पर्वत के ही दक्षिण मे बहने बाली एक 
प्रसिद्ध नदी है । विवय पदों में इसका उल्लेख हुभ्ना है। ह 

गंडकी (४१०) [सं गंडकी] रिषभदेव के पृत्र जडभरत की कथा में इस नदी का 
उल्लेख हुआ है । इसके तट पर ही हिरनी के शावक मिलने का सयोग हुआ था--एक दिवस 
ग्रंडकि-तट जाइ। करन लगे सुमिरन चित लाइ।' यह उत्तरी भारत की एक नदी है जो 
गंगा मे गिरती है। 

गोमती (४८२८) [सं०] दशम-स्कन्ध उत्तरार्थ मे हरि-लीला से चकित होकर 
नारद के गोमती तट पर झाने का उल्लेख है--'मन यह करत विचार गोमती तट आाए'। 
वर्तमान लखनऊ नगर गोमती तट पर बसा हुआ है । 

पवेत 

१८१--हिंवार (३४६) [स० हिमालय), हिमाचल, अ्रथवा हिमाद्वि] भारत की प्रसिद्ध 
उत्तरी पर्वत श्रेणी हिमालय नाम से विख्यात है। संसार को सबसे अ्रधिक ऊँची चोटी एवरेस्ट 
हिमालय पव॑त में ही है| पहले ससार से विरक्त होकर लोगो के हिमालय में जाकर तप करने 
की प्रथा थी। युधिष्ठिर आदि ने भी हिमालय में जाकर ही शरीरात किया था । द्वितीय-स्कन्ध 
के एक पद मे तीर्थ-स्थानो के साथ इसका उल्लेख है-- 'जौ तनु गारौ जाइ हिवार ।' (३४६) | 
पद्मावत में हिवंचल' नाम श्रधिक प्रयुक्त हुआ है ।* पारिनि ने भी 'हिमानी' नाम से उल्लेख 
किया है ।* 

धोलागिरि (३११६) [सं० धवलगिरि] हिमालय की हिंम से ढकी चोटियों को ही 
धवलगिरि कहा जाता है। फाग-शीर्षक् एक पद मे प्रयुक्त उठ्प्रेज्ञा मे इसका उल्लेख हुआ है-- 
बहुत भरे बलराम सबति गहि। धोलागिरि मनु धातु चली बहि | (३५१६) इस पर्वत से 
अनेक औषधिक जडी-बूटियाँ प्राप्त होती है । 

मेनाक [सं० मैनाक] यह हिमालय और मैना का पुत्र माना जाता है। कथा के अनुसार 


ना 


१--५० सं० दी०, १००१, बरनों माँग सीस उपराहीं ।........जमुना साँकक सुरसती 
देखी ।........तेहि पर पूरि धरे जौ मोंती । जमुना माँक गोंग के सोती ।! 

२ -सानस० , अ्रसण्य०, १२--गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ ।' 

३--इंडिया एजु नोन टु पाणिति, ए० ४५, रथस्था नामक नदी का स्थान जेसिनीय 
ब्राह्मण तथा झ्रादि पर्व सें वर्णित सात पविन्न नदियों में है जिसके एक शोर 
सरघ्वती है और दूसरों ओर गंडकी नदी । 

४--प० स० टी०, ३५०४--जानह-ं सेज हिदंचल बूटी”, ३५४।२--- सूरज जरत 
हिवचल ताका ।* 

५- इंडिया एज नोन दु पारिएनि, पृ० ३६ 


स्थनवाचवक शब्द तथा काल-विभाजन १४६९ 


पहले सभी पवव॑तो के पंख थे और उड़ा करते थे । भ्रब केवल मैनाक पर्वत के ही पख शेष रह 
जाने का विश्वास प्रचलित है। इन्द्र ने बत्न से सबके पर काट दिये थे किन्तु यह छिपकर बच 
गया था । 
मंदराचल (४२५) [सं०] यह पुराणों मे उल्लिखित वह प्रसिद्ध पर्वत है जिससे सुरों 
और असुरो ने समुद्र-मंथन किया था। सूरसागर मे भी श्रष्टम-स्कन्ध के समुद्र-मंथन प्रसंग 
में इसका उल्लेख हुआ है--मदर।चल प्रचल चले धाई' अथवा 'मदराचल उपारत भयो स्रम 
बहुत' (४३४५) ! 
दौनागिरि (४६३, ५६४) नवम-स्कन्ध की राम-कथा में हनुमान द्वारा दौनागिरि 
पर्बत से संजीवनी बूटी लाने का निर्देश है--दौनागिरि पर झाहि संजीवनि, बैद सुण्न बताई' 
(४६९ ०) | बूटी न पहचानने पर हनुमान प्रा पर्वत ही उठा लाये---' संजीवनि कौ भेद न पायौ 
तब सेल उठाया” (५६४) । यह पर्वत उत्तर का ही कोई पर्वत होगा क्योकि मार्ग मे हनुमान 
का भरत से मिलने का प्रसंग हैं (१९४, ५६५)। 
मलयगिरि (३५६, ५३१) [स० मलय ] यह दक्षिण भारत की एक परव्व॑त श्रेणी है 
जो चंदन के वृक्षों के लिये प्रसिद्ध है। सूरसागर मे भी मलय-चदन की शीतलता की शोर संकेत 
है--निदत मूढ मलय चंदन को, राख अंग लपटाव (३४६) । इस उद्धरण में हरि-विमुखों की 
मूर्खता का वर्सान है। नवम-स्कन्ध मे रघुनाथ की मुद्रिका सीता को मलयगिरि के समान ही 
शीतलता प्रदान करती है--'भ्रति सुख पाइ उठाइ लई तब, बार-बार उर भेंटे। ज्यों मलयगिरि 
पाइ झ्रापनी, जरिनि हृदय की में (५३१) । 
सुमेरु (५२६) [स० सुमेरु] यह पुराणों मे उल्लिखित एक कल्पित सोने का पर्वत है। 
यह. सब पर्वतो का राजा माना गया है जिसके चारों शोर ग्रह घूमते है । सुरसागर के तवम- 
स्कन्ध में सीता-ब्रिजटा-संव्राद मे इसका उल्लेख हुआ है--डुले सुमेर, सेष सिर कंपे, पच्छिम 
उदे करे बासर-गरति । सुनि त्रिजटी तौहूँ नहि छाड़ौ, मधुर मूर्ति-रधुनाथ-गात रति । पद्मावरत मे 
भी इसकी चर्चा है।* (५२६)। 
द्वीप 
१८२--जंबू द्वीप (२५३) [स०] यह पुराणों में वर्णित सात द्वीपों मे से एक है| यह 
मेरु पर्वत को घेरे हुए है। नवम-स्कन्ध मे हनुमान अपनी शक्ति भ्रौर सामर्थ्य के संबंध में कहते 
हैं--- अबही जंबू द्वीप यहाँ ते लै लंका पहुचाऊ ' (५४३) । 
हर्षचरित में अ्रठारह द्वोपों वाली पृथ्वी बताई गई है ।*द्वीपों की संख्या पुराणों मे चार से 
सात हो गई थी किन्तु बाण के समय में अठारह तक पहुँच गईं। इनमें भारत को कुमारी द्वीप व 
लंका को सिंहल द्वीप बताया गया है। कालिदास ने भी अ्रठारह द्वीपों का ही उल्लेख क्रिया है।* 
महाभारत श्रादि पर्व में राजा पुरुरवा को तेरह द्वीपों का राजा बताया गया है ।* सूर के समकालीन 
जायसी तथा तुलसी ने सात द्वीप ही बताये हैं ॥* 


१-- प० सं० टी०, २१॥६, “जों सुमेरु तिरसूल बिनासा, भा कंचनगिरि लाभ 
अ्कासा ।--कने पहार', १६।४--मिरु खिर्खिद तिनहुँ उपराहों' । 

२---हुषं० सां० अ०, ए० ११६ 

३--बाहुरष्टाददाह्वीपनिखातयूप::--(रघुवंश ६। ३८) 

४-- त्रयोदशसभुद्रस्य हीपनश्नन्‌ पुरवा: 

: --प० सं० टीौ०, ४६२।२--सप्तदीप राजा सिर नावहिं--सानस०, बाल०, ४, 
“सप्चदीप भुजबल बस कोीन्‍्हे । - 


१ घू० पौराशिक कल्पित स्थान 


भः 

5 (३३६) [सं० मानसं--सरोवर] यह हिमालय की पव॑त श्रेणियों में उत्तर 
में श्रवस्थित है । हस तथा मानस से आ्रात्मा भर ब्रह्म का रूपक साहित्य के लिये नया नही है । 
सूरसागर मे भी इस भाव को लेकर कई सुन्दर पदों की रचना हुई है--“चलि सख्त तिहि 
सरोवर जाहि | जिहि सरोवर कमल कमना, रबि बिना बिकसाहि । हस उश्ज्वल--पंख निर्मल 
अंग मलि-मलि नहाहि ।” (३२८) भ्रथवा--'मानसरोवर छॉड़ि हस तट काग- सरोवर न्हावै' 


२४६ 
पी पद्मावत में सिहल द्वीप के एक सरोवर का नाम भी मानसरोवर बताया गया है श्रौर 


उसका विस्तृत वशन है। 

बन 

अंबिका, अंबा बन (४४६) [सं० अ्ंबा, अंबिका | पुदरवा कथा में इस वन का उल्लेख 
है। बैवस्वत मनु की पुत्री इला को वशिष्ठ ने उसकी प्रार्थना के अनुसार पुरुष रूप दिया। वह 
ग्राखेट के लिये अंबा बन में गए। यहाँ ही पुन. स्त्री रूप मिलने के बाद उनका बुध से विवाह 
हुआ श्र पृत्र रूप में पुरुरवा प्राप्त हुए। 

बद्रीबन (३८३) [स० बदर, बेर के वृक्ञों का वन] तृतीय-स्कन्ध में उद्धव- 
पश्चात्ताप का उल्लेख हुआ है। वह इस वन में जाकर पश्चात्ताप करने को तत्पर हुए । 

स्थानवाचक शब्दों से बने शब्द 

बंगाली (परि० १२१) [स० वंगा]* 'मुरली मैं गावत बंगाली रे उल्लेख है। 

कसमीरो* (४४३३) [सं० कश्मीर, काश्मीरा'] गोपियो द्वारा 'कसमीरी मुद्रा के 
प्रति विरवित-भाव प्रदर्शित किया गया है--'विन ख़वननि ताटक खुभी और करनफूल खुटलाऊँ। 
तिन स्नवननि कसीमीरी मुद्रा ले ले चित्र भुलाऊं (४४३४) । 


४--पीराणिक कल्पित स्थान 

१८३--विनय पदो में हो प्रमुख रूप से कुछ कल्पित भ्रथवा पौरारिक .थ,नो के नामों 
की ओर भी ध्यान जाता है। विष्णु लोक को बेकुंठ लोक (३४६, ४८४, १७६२) [सं० बैकुठ] 
कहा गया है । व्‌ दावन का महात्म्य बैकुंठ से भी भ्रधिक बताया गया है--बंसीबट व॒दावन 
जमुना, तजि बैकुठ न जावे” (३४६९) । रास-शीषक पदों मे भी विष्णु-लोक “बैकुंठ' का नाम 
आया है-- रह्मौ एक बेकुंठ लोक जहेँ त्रिभुवनराया ।! (१७६३)। विष्ण त्रिदेवों में से एक है 
तथा सृष्टि की रक्षा करना उनका ही कार्य है। उनकी पत्नी लक्ष्मी है तथा वाहन गरुड। उनकी 
शेया शंघनाग (२१५) का उल्लेख झागे हुआ है । ऋग्वेद में विष्णु का सूर्य की शक्ति के रूप मे 
उल्लेख हुआ है। पुराणों तक आते-आते यह वर्तमान रूप मिला । 

इन्द्रपुरो (२४२) यह देवताश्रो के राजा इन्द्र का लोक है। सुरपति इन्द्र तथा उनके 


१-प० स० टी०, ३१।१--भानसरोदक देखिल्र काहा। भरा ससुंद श्रस गति 
अवगाहा । १६।१-- एक देवस कोनिउ तिथि श्राई । सानसरोदक चली श्रन्हाई। 
२- हंष० सां० श्र०, पृ० ७७, उत्तरी बंगाल का एक ताम पपुंड' भी बाण के समय 
में प्रचलित था । 
है--प० सं० टी०, ४६८।२ गौर बंगाले रहा न कोऊ'--कांवरू कामता श्रौ 
पडुआई! (पश्चिमी बंगाल की राजधानी पंडुआ थी)। 
४--प१० स० टी०, ४६८।३ कासमीर ददठा सुलतान' 


स्थानवाचक शब्द तथा काल-विभाजन १५१ 


लोक का उल्लेख गोवर्धन लीला मे अ्रनेक बार है। उनका लोक सुरपुर (१६०१) प्रथवा 
अमरलोक (१४६८) नाम से भी जाना जाता है। इन्द्र मेघो के रा माने गए है तथा 
वैदिक देवता' विशेष भी है। इन्द्र को रानी शची एवं पुत्र जयंत, वाहत ऐरावत, अस्त्र वज्च, 
राजधानी अ्रमरावती, सभा सुधर्मा तथा प्रिय उपवन नदन माने गए है । नहन उपवत में पारिजात 
वक्ष का प्राधान्य है। नंदन वन में ही कल्पवृक्त भी कल्पित हैं। इन्द्र के घोड़े का नाम उच्चे:श्रवा 
(४७८८४) तथा सारथी मातलि है। वह ज्येष्ठा नन्नत्र तथ पूर्व दिशा का स्वामी है । 
व बह्यलोक (१११०) ब्रह्मा का निवास-स्थान है । इसका उल्लेख ब्रह्मा-वत्सहरण प्रसग 
में हुआ है । 

शिवल्ञोक (४६६५) शिव का निव।स-स्थान कैलाश माना गया है। केला घ( ४८५५) 
का निर्देश भी है--यह कलास जहाँ सुनियत हर ।' शिव का उल्लेख वेदों में नहीं हे। 'रुद्रा 
ऋग्वेद में भ्रग्ति का पर्याय है । धीरे-धीरे वर्तमान 'शिव' का विकास हुझ्ना । यहाँ*सब लोको से 
अधिक परब्रह्म के अवतार कृष्ण के साहचर्य का माहात्म्य माना जाना उचित हो है-- ब्रह्म लोक 
शिवलोक ना सुख, निगम जु नेति बख|ने | सो रस गिरिवरधारी के संग, जिह्दा सेष बख।नै । 

४६६५७) । 

बे अमर (विनय) यम की नगरी हैं । विश्वास के अनुसार यम के दूत हो मृत्यु के बाद 
आ्रात्मा को ले जाते है । यम मृत्यु के देवता है और उनका वाहन भेस है । 

बरुन लोक (१६०१) का उल्लेख वरुण द्वारा नंद-हरण प्रमंग में है। इसको पता- 
लहिं (१६०२,३७०) भी कहा गया है। वरुण के महलो तथा थिहासन आदि का वर्रान भी है। 

इस प्रकार सभी देवताओ्रो के अ्रपने-प्पने लोक माने गए है--'शिव, विरंचि, सुरपति 
यह भाषत, प्रन ब्रह्महि प्रगट मिले ।....पहुँचे जाइ आपने लोकनि, श्रमर नारि अ्रति हरष 
भरें ।! (१६००)। सातारणत. तोन प्रवात लोक या--त्रज्ञो (१६०२) माने गए है-- 
'जिनके सुत त्रैलोक गुसाई ।/ (१६०२) अथवा भावी के बस तीन लोक है (९६४) । यह 
स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल है । लोकों की संख्या चौदह भी म।नी गई है--सात ऊरध्वलोक तथा 
सात श्रध.लोक ( ऊध्वलोक--भूः,भुवः मह;, जनः, तपः, सत्व: तथा अ्रध:लोक--अतल 
वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल तथा पाताल हैं)। इनमें से भूतत्ञ (विनय), 
रसातल (विनय) पाताल (३७०, १६०२) का तो उल्लेख है ही साथ ही सरग, स्वगंर 
(बिनय) तथा नरक (३७२) [सं०] लोकों की चर्चा विनय पदो में विशेष रूप से है । पुर॒य कर्मों 
से आ्रात्मा को स्त्र्ग के अमित सुख प्राप्त होते हैं तथा पापों के ॥फलस्वहप नरक-वास । नरक 
इकक्‍्कीस माने गए है| यहाँ जीवितावस्था में अपने पापों के दंड भोगने का विश्वास प्रचलित है । 


५---काल विभाजन तथा प्रह नक्षत्रादि 


१८४--ट्वितीय स्कंध के नाम-माहात्मय शीर्षक पदों मे एक स्थल १२ युगों की सूचना 


१-.इंडिया एज नोन टु पारिणनि, ० ३४६, वदिक देवताओं में अग्नि, इन्द्र, वरुण, 
रुद्र शादि भी थे। 
२--इंडिया एज नोन टु पाणिनि, ए० ३६७, परलोक' श्रथवा स्वर्ग की स्थिति सें 
अधिकांश हिन्दुओं को विश्वास था । वेदों में स्वयं को नाक कहा गया है 
(न-तहीं, अक ८ पीडा) । पारिति ने निःश्रेयय्‌”! (उपनिषदों में इसका श्रथ 
पूर्ण सुख है) तथा “निर्वाण' का उल्लेख भी किया है। काशिका ने निर्वारण 
धब्द का संबंध बौद्ध-धर्म से बताया है (निर्वारणों भिश्षुः |) 


१५४२ काल विभाजन तथा ग्रह नज्ञत्रादि 


भी दी गई है--'सतयुग सत, ज्ञेता तप कीजै, द्वापर पूजा चारि। सूर भजन कृति केवल 
कीजै, लज्जा-कानि निवारि' (३४४) । भ्रथवा 'है हरि ताम कौ आराधार । और ईह कलिकातल 
नाहीं, रहद्यौ विधि-ब्यौहार । (२४७) । 

सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग में क्रमशः संस्कृति का ह्वास होने का विश्वास था । 

ग्रह १८५-- भहों में सुरगुरु (२०७३६) [सं०-बृहरपति| सुक्र (२७२६) [सं० शुक्र- 
दैत्यो के गुरु शुक्राचार्य| सनि (२७३६) [सं० शनि :] तथा भौस (२७३६) [स० भौम-मंगलग्रह] 
के नामों को चर्चा भो है। रूयवर्णन पदों मे वर्णो को उत्प्रेज्षा के प्रन्तर्गत इनका प्रयोग हुम्ना है 
तथा रंगों की शोर भी संकेत है-- 

बेसिर के मुक्‍्ता मै फाँई, बरन बिराजति चारि, 

मानौ सुरगुरु, सुक्र, भौम, सनि चमकत चंद मेकारि' (२७३६) 
प्रथा नील, सेत, भ्रु पीत, ज्ञाल मनि लटकन भाल झलाई । 

सनि, गुरु--असुर, देवगुरु, मनु भौम सहित समुदाई ।” (७२६) 


खुणएड ४--- 
त्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-प्रबंध 
तथा 
नग, धातु, सिकके 


१-व्यापार और वाणिज्य 

१८६--सू रसागर की कथाओ्रो का विशेष सम्बन्ध तत्कालीन नागरिक जीवन के विभिन्‍न 
पत्तों से नहीं है । अतएव व्यापार, व्यवसाय तथा राजनीति श्रादि विषयों को सूचक शब्दावली 
का अभाव होना स्वाभाविक ही है। प्रारंभिक स्कन्धो के विनय-पदों में (१४२, १४३, ३१ ०) ही 
व्यापार से संबंधित कुछ शब्द मिल जाते है । ये भी थोड़े से रूपको में ही प्रयुक्त हुए है । इसके 
अतिरिक्त दशम स्कत्ध के दधिदात तथा भ्रमर-गीत प्रसंगो में भी कुछ गिने चुने पदों में वारिशदय 
का रूपक है | 

इस शब्दावली में भ्ररबी तथा फारसी प्रभाव स्पष्ट है। मुग़ल राज्य मे नागरिक जीवन 
से सबधित शब्दावली पर विदेशी प्रभाव होना आश्चर्य की बात नहीं है । 

व्यापार के साधारण अर्थ के सूचक बनिज (२१४२) [सं० वाणिज्य! भोर व्यापार 
(२६४६, १६५) शब्द आए है तथा व्यापार करने वाले व्यक्ति के लिए: व्यापारी (२१४६) 
[सं० व्यापारी] तथा बनिज (२१४१, २१४२, २१४६, २ १४७) [सं वरिषज]। दधिदान प्रसंग 
में कृष्ण तथा गोपियों के संवाद में वारिज्य की चर्चा है -- ऐसी कहौ बनिज का अटकी' भ्रथवा, सूर 
बनिजतुम करति सदाई' (२१४२) ब॒निज व्यापार की सामग्री? के श्र में प्रविकतर श्रयुक्त 
हुआ है--हँसि बृषभानु-सुता तब बोली, कहा बनिज हम पास” (२१४३) अ्रथवा 

“कौन बनिज कहि मोहि सुनावति। 

तुम्हरौ गथ लाद्ों गयंद पर, हीग मिरिच कह गावति ॥ 

अपना बसनिज़ दुरावति हौ कत, नाउँ लिये ते नाही। 

कहा दुरावति हौ मो आगे, सब जानत तुम गाही ॥ (२१४७) 

बनिज के इस प्र्थ में ही ऊपर गथ [सं ग्रथ] शब्द भी प्रयुक्त हुआ हैं। प्रथ का अर्थ 
जमा किया! होता है। सौंज (११०) [सं० सज्जा ८ सामग्री, वस्तु] तथा माल (२१४४) 
[अ०] भी समानार्थक शब्द है--करि हियाव, यह सौज लादि के, हरि के पुर लै जाहि,' 
अथवा जो जो माल तुम्हारे, (२१४४) । सोदा (३१०) [अ०] भी बेची व खरीदी जाने वाली 
सामग्री ही होती है । सूरदास के भ्रनुसार आराध्य श्याम मे ही एकाग्रभाव मनुष्य का सबसे बड़ा 
सौदा है---सूर श्याम कौ सौदा साँचौ, कहयो हमारौ मानि ।' (३१०)। सामग्री रखने का 


१-६ डिया एजु नोन दु पाशिनि, ए० २३८, प्राचीन भारत में व्यापारी को 'वरिषक! 
या 'वारिषज! कहते थे । व्यापार के स्थान पर “ व्यवहार शब्द प्रयुक्त होता था । 
यह विस्दृत क्षेत्र सें क्रय-विक्रय का झर्थ देता था, जब कि पराय स्थानीय 
व्यापार के सीमित भ्र्थ में प्रयुक्त होता था । 

२--इंडिया एज नोन हु पाणिनि, ए० २३८, २३६, बिकने वाली सामग्री परय 
झ्रथवा परितव्य! कहलाती थी, तथा बिकी सामग्री क्रय होती थी । (४० २४६, 
२४१) पथों पर ध्यापारियों द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुएँ “झाद्रुत'' या द्रष्य 
कहुलाती थीं। “भांडागार” में एकत्रित सासग्री को सिंभाएडयेत” कहते थे । 
फात्यायन ने इसी को समाचयन” कहा है। 


१५६ ध्यापार और वाणिज्य 


स्थान भडारभूमि' (२४७) [स० भांडारभूमि ] कहलाता था । पाडवो के जुआ खेलमे के 
प्रसंग में भी इसका निर्देश हुआ है--'हारि सकल भडारभूमि, (३१०)। प्रत्येक व्यापार में दो 
व्यक्तियों का प्रमुख भाग होता है । एक तो व्यापारी ओर दूसरा ग्राहक (३१०, ४२८१) [सं० 
ग्राहक | -- होठ मन राम ताम कौ ग्राहक (३१०) । कोई भी वस्तु लेने के लिये उसका सोल्न 
(२१४७) [सं० मूल्य] देना होता है या कुछ खरच (४१४२) [फा० खर्च] करना पड़ता, है-- 
बहुत मोल के बान तुम्हारे, केसे दुरत दुराये । सुनहु सूर कछु मोल लहिंगे, कछु इक दान 

भर।ए ।” (२१४७) श्रथवा हम नंदनदन मोल लिये (१७१)। इस क्रय-विक्रय का स्थान हाट 
(३१०) [सं० हटूट] प्रथवा पैठ (४२८१) [सं० पराय स्थान] कहलाता है--'भक्तनि-हाट बैठि 
प्रस्थिर है, हरि तग निर्मल लेहि (३१०) भ्रथवा ऊषौ तुम ब्रज में पैठ करी” (४२८१) । हाट में 
सामग्री लेने के लिये धन को श्रावश्यकता होती है, कभी-कभी समान भाव की वस्तुएं बदली 
भी जा सकती है? किन्तु यदि उनका मूल्य अ्रसमान हो तो कोन लेने की मूर्खता करेगा--'मूली 
के पातत के बदले को मुक्ताहल लैहे' भ्रथवा दाख छाँड़ि के कटुक निबौरी, को अपने मुख खेहै, 
तथा 'जौग ठगौरी ब्रज न बिकेहै (४२८२) | व्यवसाय मे दल्लाली (३१०) [भ्र० दल्‍्लाल] श्रथवा 
सध्यस्थ व्यक्ति की भी कभी-कभी झ्रावश्यकता होती है--काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह तू, सकल 

दलाली देहि। (३१०) । 

१८७--उस समय व्यापारी अपना सामान घोडे या बेल आदि पर लादकर गाँव से पुर 

प्रथवा नगरी के हाठ में ले जाते थे---करि हिसाव, यह सौज लादि के, हरि के पुर ले जाहि* 

(३१०) या ब्यौपार उहाँ जु समाता, हुती बडी नगरी (४२५१) अथवा तुम्हारों गथ लायों 


१--४० सं० दी०, २३१४, दहि्म भण्डार नग आाहि जो पूजी।?” ६७१ 
“पदुमावति पह आइ भेंडारी ।” (संडारी--सं० भारडागारिक) । ३८५।५-- 
४रतन पदारथ सानिक मोंती । काढ़ि भंडार दौन्ह रथ जोती ।” 

२--इंडिया एज नोन टु पाणिति, एृ० २४०, श्रष्ठाध्यायी में “मूल्य” का अर्थ समान 
कीमत को वस्तु है (मुल्येत सममः) । वेदिक साहित्य में '“बर्न॑'” दाब्द क्रोत वस्तु 
तथा उसके मूल्य का बोधक है। पारिनि ने वस्तु के मूल्य के श्रलावा “विस्ने” 

- ध्यापारी के श्रपने सुलधन के श्र में भी प्रयुक्त किया है । 
रे--ईं डिया एज्र नोन दु पारिनि, एृ० २३८, श्रष्टाध्यायी में बाजार के लिये 
“झ्रापण” शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
पद्मावत में सिघल के हाठ का वर्णन है--पुनि देखिश्र सिघल की हाठा? -- 
प० सं० टो०, २७१ (१) मध्यकालीन नगरों के वर्णन में चौरासी हाट साने गये 
हैं जिसको प्ृथ्तीचन्द्रचरित्र (३० १२६) में सिल जाती है। कनक-हाट या सोनी- 
हटी मुसलसानी प्रभाव में सर्रफ़ा' कहलाने लगे और उसके सदस्य “महाजन! 
नाम से प्रसिद्ध हुए । 
४--इंडिया एज नोन दु पाणिति, ए० २३६, प्राच्ीनकाल! में यह ढंग “निभान” 
(08078 87866770) कहलाता था। 

४--इं डिया एज नोन दु पाणिनि, ए० २४२, ध्यापारी श्रपत्री सामग्री कई प्रकार के 
'पर्ष' से ले जाते थे---कान्तार पथ, जंगल पथ, स्थलपथ तथा वारिवथ । भ्रजापथ 
तथा शराडहु पथ पवतीय पतल मार्ग थे । 


व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-प्रबंध तथा नग, धातु सिक्के १५७ 


गयंद पर! (२१४७) तथा “बैल गोन ब्यापारी' (२१४६) । यह सामग्री गोन [सं० गोणी] 
झ्रथवा गाठरी (४२८१) 'निर्गुन निरमोल गाठरी' में भर कर लादी जाती थी। पटसन या 
काली ऊन के बने दोहरे बोरे को गोन' कहते है। यह प्रायः नाज भरने के काम आता है। 
जायसी ने 'पेटारे! का उल्लेख किया है (३२८५।४) कभी कभी बाट [स० वत्मं--प्रा० बट्ट-- 
बाट] में लूट का भी डर होता था--घाट-वाट कहूँ अ्रटक होइ नहिं, सब कोउ देहि निबाहि 
(३१०) का उल्लेख है।। पद्म।वत में प्रयुक्त नाइत शब्द से समुद्री व्यापार का पता चलता है ।९ 
पद २१४६,' २ १४७ मे व्यापार की श्रनेक सामग्रियो के ताम दिये गए है । इस दृष्टि से प्रथम 
पद का बहुत महत्त्व है। इनमे प्रायः सभी मसालो के नाम भ्रा गए है, जैसे--हीग, मिरिच, 
पीपरि, अजवाइन ये'सब बनिज कहावे (२१४६) श्रथवा तुम्हारी गथ लाद्यौ गयंद पर, हीग 
मिरिच कह गावति' (२१४७) । इनमे प्रमुख मसाले के अ्रतिरिक्त नारियर' 'दाख', आ्राज', लाख, 
तथा सेंदुर' आ्रादि बस्तुये भी थी | श्राजकल प्राय' ये सभी चोजे एक पसारी की दुकान से प्राप्त 
की जा सकती है । सुरसागर मे दूध दही बेचने से संबंधित तो भ्रनेक पद है ही--'हम अ्रहीर 
माखन मथि बेचे (४२८१) । पद्मावत में सोने मोती श्रादि के व्यापार का उल्लेख भी है।* कोई 
भी व्यापार करने के लिये व्यापारी को कुछ धन लगानापड़ता हैं जो असल (१४२) [श्र०] जमा 
(१४२,१४३) [भर० जमभ्र] मुजमिल (१४२) [आ्र० मूजमल ८ एकत्रित] भ्रथवा सूल* [सं० 
मल] (१४२) आदि नामों से जाना जाता है। व्यापार में इस मूलधन का घटना अ्रसफलता का 
चिह्न है और इसको हानि (३१०)[सं०] घटवारों (२१४२) तथाब॒ट्‌टा (१४१)[सं० वात्ते] 
कहते है । क्रय-विक्रय में मूलधन की वृद्धि होता ही ,लाहा ( ३१० )|[ सं० लाभ | नफा 
(४२८१) (ञझ्र० नफगश्र) कहलाता है--यह तो परंपरा चलि श्राई, सुख दुख लाभ 5रु हानि ।' 
(३१४३,) नफा (४२८१) अ्र० और मनिज में नाही लाहा, होति मूल में हानि” (३१०, श्रथवा 
'होतौ नफा साधु की संगति, मूल गाठि नहिं टरतौ । सूरदास बैकुठ पैठ मैं कोड न फैट पकरतौ' 
(२६७) अ्रथवा भ्रमरगीत प्रसंग में गोपियाँ कहती है-- ले झ्ाए हो नफा जानि के, (४२८१) 
अथवा, 'यह व्यौपार तुम्हारा ऊधौ, ऐसे ही धर्‌यों रेहै (४२८१) । पद्मावत में भी गथ, साँठि 
[सं० संस्था 5 १जी] नष्ट होने का उल्लेख है ।* 
श्८ू८--हपया उधार देना भी एक प्रकार का व्यवसाय है। इसको ऋण (१६६) [सं० 
ऋण] लेना कहा जाता है--सबे कूर मोौसों ऋन चाहत,कहो कहा तिन दीजे! (१६६)। श्रपनी 


१--प० सं० दी०, १३६।५ “6ार्वाह उर्ठाह बठपारा”, ४५३।७ “अस एहि नगर 
होइ बठपारी”, ४०६।७ “ले नग मोर समुंद भा बढठा”, ३८५।४ “लाख चारि 


एक भरे पेटारी ।' े 

२--प० सें० दी०, ५३७,६ “वाइन साँक भँंवर हति गोवा”, नाइत ८ देशी, पायत्त, 
समुद्री व्यापारों । 

३--प० सं० दी० ७६।२ “राह बनिज आ्राव सिघली ”, ७६।३, गज मोति भरों सब 
सीपी । औरु बस्तु बहु सिघल दीपी । बांभन एक सुत्रा ले आया । कंचत बरन 
अ्रनूप सोहाया ।”” , 

४--प० सं० दी० ३७ ।  पुनि देखिग्र--मूर गवाई ।”” 

५-प ० सं० टी०, रे८ा८ चेटक लाइ हर्रह मन जौ लहि गय है फेंट। सांठि 
नाठि उठि भए बठाऊ ना पहिचान न भेंठ ।! 


६--इंडिया एज नोन ठु पारितनि, ४०, २३८ ऋण!” शब्द प्राचीन भारत में भी 
प्रयथलित था । ' 


श्प्‌८ व्याषार और वारिएज्य 


थाती (१६६) में से ही ऋण दिया जाता है। थाती का भश्रर्थ जमा पूजी भ्रथवा धरोहर होता है। 
ऋण देते समय प्राय: जमानति (१६६, १८५) [ञ्र० जमानत] ले ली जाती है--र्म 
जमानत :मिल्यौ न चाहै' (१८५) । यह एक प्रकार का धव लोठाने का उत्तरदायित्व है जो 
लिखकर अथवा रुपया जमा करके लिया जाता है। यहाँ (१९६) ऋण से शरीर एवं इन्द्रियों 
का रूपक बाँधा गया है :--- 
“थाती प्रान तुम्हारी मौपै, जनमत ही जो दीन्ही । 
सौ में बाँटि दई पाँचनि कौ, देह जमानति लोन्ही । 
>< >< >< 
मुकर जाइ, के दीन बचन सुनि, जमपुर बाँधि पठाव । 
लेखों करत लाख ही निकसत, को गनि सकत श्रपार ।” (१६६) । 
रुपया उधार देने के व्यवसाय में प्रमुख लाभ ब्याज (४०४६) [सं० व्याज] से ही 
होता है । व्याज सहित ऋण वापस करने पर ही उरिन' (४०४९६) [स० उऋषण | हुआ 
जा सकता है-- 
“कैसहँ करि उरिन कीजे, गोपिकनि सौ मोहि। 
रैनि दिन मम भक्ति उनके, कछू करत न आन ॥ 
और सरबस मोंहि अ्रप्यौ, तरुति तन-धन प्रान । 
ब्याज मैं ये रतन दोन्‍्हे, बृथा गोप-कुमारि ॥? (४०४६) 
रुपये उधार देते वाले 'महाजन' (स०) कहलाते है । वह सराफ के सदस्य भी होते है । 
जायसी तथा तुलसी ने इन शब्दों का उल्लेख किया है ।* इस लेन-देन पर ही मनुष्य का देनिक 
जीवन टिका हुआ है। केवल एक ईश्वर का व्यवहार ही इस पर आधारित नही है-- लिये दियौ 
चाहे सब कोऊ, सुनि सम रथ जदुराई। देव, सकल व्यापार परस्पर, ज्यों पसु-दूध चराई। तुम 
बिनु और न कोउ क्ृपानिधि, पावे पीर पराई “ (१९५) । 
पद्मावत मे भी बनिज', बेपारा', 'बेवहरिया, 'बेवहारू', 'बौसाऊ' (५६६।६) आरादि 
के उल्लेख है*। बनजारा खड में (७४, ७३, ७६, ७७, ७९, २१८) भी सिघल द्वीप के हाट 
वर्णन (३७, रे८,) के समान ही 'हाट', 'रिनि', 'बाढी ,लाहा', लाभ', हानि!;साँठि', 'मूल', 
'पजी' अनेक व्यापार सबंधी शब्दों का उल्लेख है ।* प्राचीन 'सार्थवाह' (प्राचीन समय में एक 
१--भानस 'बाल०, २७६, “मात पितहि उरिन भए नोक । गुर रिलु रहा सोचु बड़ 
जी के ।-“दिन चलि गए ब्याज बड़ बाढ़ा? । 
२--प० सं० ठी० ३७।२, “कनक हाट सब कु हकुह॑ लीपी। बेठ महाजन सिंघल 
दीपी ।?----मानस, बाल०, २८७ “बहुरि महाजन सकल बोलाए । झ्राइ सबन्हि 
सादर सिर नाये । ह(ठद-बाठ संदिर सुरबासा | नगरु संवारहु चारिहुँ पासा ।” 
३--प० सं० ठी०, ७४।६ “पे सुठि बनिज तहाँ केरा”, ७४१ “सिंघल दोप चला 
बैपारा।' ७४२ “सो पुनि चला चलत बेपारी ।” 
४--प० सं० टी०, ७४३ “रिनि काह कर लीन्हेसि काढ़ी । मकु तह गएँ होइ 
किछु बाढ़ी ! ” ७४७ “लाख करोरन्हि बस्तु बिकाई। सहसन्हि केर न कोइ 
श्रोनाई', ७४। ८ “सबहो लीन्‍्ह बेसाहना भौ घर कीन्ह बहौर | बाँसव तहाँ 
लेइ का ग़ाँठि सांठि स॒ठि थोर |? ७५६ 'जेहि बेवहरिया कर बेवहारू! है 
७५१ “बनिज त सिला रहा पछितावा”, ७५।२ “ल्ञास जानि श्राएजे 


व्यापार, व्यवसाय, कृषि, प्राम-ग्रबन्ध तथा तग, घातु, सिक्के १५६ 


साथ निकला व्यापारी समूह) शब्द को जायसी ने 'साथ' तथा ज्येष्ठ सार्थ को 'बनिजारा' [सं० 
वाणिज्यारक] कहा है 


तुलसो के ग्रंथो मे भी जहाँ-तहाँ थोडे से शब्द मिल जाते है। इनमें 'बनिक', व्यवहरिया? 
तथा 'रिनियाँ' का उल्लेख किया जा सकता है ।* 


२- व्यवसाथ तथा शिल्प 


१८६--सू रसागर मे स्थान-स्थान पर तत्कालीन प्रचलित शिव्पकारों तथा व्यवसायों का 
भी उल्लेख हुआ है। इनसे उस समय के स्थानीय सामाजिक वातावरण का श्रनुमान हो 
सकता है। 


ब्रज-प्रदेश के ग्वाल वर्ग में कृष्ण का बाल्य-काल बीतने के कारण सर्वप्रथम इस व्यवसाय 
की ओर विशेष ध्यान जाता है। गाए पालने तथा दूध, दही, तथा घी पर जीविका चलाने 
वाले लोग झ्ाज भी अहीर, अहीरि, आभीर अथवा ग्व।रिनि (१३४८, ४१६८, ४शे८६, 
४१६८०) [सं० आभीर; सं० गोपाल, प्रा० गोवाल] कहलाते है--एहि सुत नद अ्रहीर के 
(३६८१) या और अहिर सब कहाँ तुम्हारे, हरि सों थेनु दुहाई (१३५८)तथा 'अलप बयस अ्रबला 
अहीरि सठ तिर्नाह जोग कत सोहै ।' (४१६८) । कृष्ण के मथुरा जाने के बाद काम गृवालिनों 
की अ्रसहय वेदना बढाने में ही भ्रानंदित होता है--“बरन बान बसंत कर ले, बधत है आभीर | 
ऊपर से उद्धव योग लेकर झा पहुँचे---'सो गति होइ सब ताकी जो गवारिनि जोग सिखावे |-- 
सिखई कहत स्थाम की बतियाँ, तुमकों नाही दोष । गोप, गोपी (१५१९) [सं०] तथा गूवाल 
भौर गवालिनिर आदि के उल्लेख भरे पडे है--'फूली फिरति गृवालि मन मैं री' (८८४,) 
श्रथवा, 'चकित भई गवालिनि तन हैरौ (८८६) भश्रथवा 'करे हरि गवाल सग बिचार (८ूलू७) या 
अपनी समसरि और गोप जे, तिनकौ साथ पठाये' (१२०१) तथा जा दिन ते सचरे गोपिनि में, 
ताही दिन ते करत सुगरैयाँ । गोपियाँ वृदावन से अपना दूध-दही झ्रादि लेकर मथुरा बेचने जाती 
थी--माखन, दधि, घृत साजति मटुकी, मथुरा जान बिचारै! (२११५), भ्रथवा बेचन चली 
दि ब्रजनारि' (२११७) तथा 'प्रात ही से जाति गोरस, बेचि भ्रावति राति (२१२२) । गवालिनो 
का नित प्रति का यह मथुरा जाने का प्रसंग दधि-दान शीर्षक पदों में विशेष रूप से मिलता है। 


एहि हाठाँ, मूर गंवाइ घलेउँ तेहि बादाँ?, ७५३, ४? झपने चलत न कीन्ह 
कुबानी । लाभ न दीख सुर भौ हानी । का बोवा जइस झोहि भूजी ! खोइ, 
चलेउ घरहूँ क पू'जी ।” 

१--७४।१ “चितउर गढ़ क एक बनिजारा'” २१८।५ "हहु बनिजार तो बनिज 
बेसाहहु । भारि बपार लेहु जो चाहहु 7” 

२--कविता०, उत्तर०, ९६, “किसबी किसान--कुल, बनिक, भिखारीभॉट। 
विनय ०, १००, देने को न कछू रिनियाँ हौ” मानस ०, बाल, २७६ “ अब 
जानिम्न ध्यवहरिआ बोली । 

३--प० सं० दी०, १३५॥२ “दहिउ लेह ग्वालनि गोहराई | 


१६० व्यवसाय तथा शिल्प 


इस प्रकार गाँवों से नित्य प्रातःकाल ग्वालों का दूध लेकर निकट के नगरो में जाकर 
बेचने का ढंग उसी प्रकार चल रहा है। बोहनी (२०८२) शब्द श्राज भी सुनने में श्राता है । 
पहली खरीद को बेचने वाले 'बोहनी कराना' कहते हैं भौर उसे दिन भर की बिक्री के लिये 
शुभ मान कर कुछ सस्ता भी देने को तैयार हो जाते है--'बिनु बोहती तनक नह देहाँ ऐसे 
छीनि लेहु बर सगरो ।” (२०८२) । 
१६० नवम स्कस्ध के अन्तर्गत राम-वन-गमन के प्रसंग में उतका नदी पार करने का 
उह्लेख है । यहाँ नाव वालों के लिये दो शब्द केव॒ट (४८४) [सं कबत] धीवर (४८५६) 
प्रयुक्त हुए है । केवट की विर्धनता तथा नाव पर ही श्राजीविका निर्भर होने का वर्णन भी है-- 
“मेरी सकल जीविका यामै, रघुपति मुक्त त कीजै” (४५५) तथा “में निरबल बित बल नहीं, 
जो और गढाऊँ । मो कुटुम्ब याही लग्यों, ऐसी कहेँ पारऊं ! में निर्धन, कछु धन नहीं, परि- 
बार घनेरोौ' (४८६) । नाव पर चढने का पारिश्रमिक उतराई (४८४) कहलाता था--ै 
भैया, केवट उतराई” और नाव सम्भवतः सेमल तथा ढाँक की लकड़ी की ही श्रधिकतर बनाई 
जाती थी-- सिमर ढार्काह काटि के बाँधों तुम बेरो/ (४८६) | अन्यत्र कनधार (५३३८) 
[सं० कर्राधार, कर्य > पतवार], खेबट या खेवनहार (१८४) तथा मल्लाह (१२६१४) 
[प्र०] शब्द भी मिलते है--राम-प्रताप' सत्य सीता कौ, यहै नाव-कचधार' (१५३३) भ्रथवा 
'खेवनहार न खेबट मेरे, प्रब॒ मो ताव प्ररी' (१८४) और “ब्रज में दोड बिधि हानि भई ... 
जैसे बिनु मललाह सुंदरी एक नाउ चढई | बूड़त देह थाह नह चितवत, मिलनहु पति न दई।' 
(२६१४) । 'खिवइया”, खेबक,* करिया', (सं० कणिक) 'नाविक' तथा 'मांभी” श्राज भी 
मल्लाह के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इनमे से 'मल्लाह' शब्द सबसे भ्रधिक बोला जाता है । 
सोने का काम करने वाला व्यक्ति सुनार, सुनारि" (६५८, १६२३) [सं० सुवर्खा- 
कार--पुवराण ग्रा र--सुरणा र--सुनार|र कहलाता है। पालने के वर्णन में सुनार का उल्लेख 
है--बिसकर्मा सूतहार, रच्यौ काम हूँ सुनार' (६५९)। राधा कृष्ण विवाह से संबंधित पद 
में गोपियाँ दूलह का सत्कार करने के निमित्त श्रनेक व्यवसायों को ग्रहण करने के लिए उच्यत 
हे-- वृन्दावन चंद को में, भूषत गढि लेउ। हुँ सुनारि जाउँ निरखि, नैननि सुख देऊँ।” (१६- 
६३) । कोई भी वस्तु गढने वाले को गढ़ेया या गढ़नहार (२४४८, ६५६) भी कह दिया 
जाता है--ब्रज-बधु कहे बार-बार धन्य रे गढ़या' (६५६) | सुनार सोने में जड़ाव का काम 
भी करता है। इस दृष्टि से उसे जरेया भी कहा जा सकता है--'बहु बिधि जरि करि 
जराउ, ल्याउ रे जरैया” (६५९) अपनी कला में कुशल 'चतुर सुनार' (६५८) होता है --ल्याए 
चतुर सुनार' (६५८) । सोने की कृल्नई [पग्र० कलई] का परिचय भी मिलता है”--आाई 
उधरि कनक कलई सी” (३८०४) । सोने-चाँदी का पानी चढाने का काम श्राजकल विशेष रूप 
से सुनार का है, किन्तु बतेनों पर किए गए रांगे के लेप का ही बोध 'क़लई' शब्द से होता 
१--प० रू० टी०, १५७७, “खेबक आगे सुब। परेवा” 
२०१, गुरु सोहदी खेबक में सेवा । चले उताइल जिन्ह कर सेवा ।”? 
२--इंडिया एज नोन दु पारिनि, ए० २३४, पाणशिनि के समय सें सुवर्राकार दाब्द 
प्रयुक्त होता था। वह ब्राकषिक' अर्थात्‌ श्राकष पर सुवर्ण की परीक्षा लेने में 
कुहल होता था । 


३--हैमचन्द्र ने देशी नाससाला ( ३,५४,५।३६ ) में “सुराणआर” तथा “सुरुणार” 
को देशी माना है । 


व्यापार, व्यवसाय, क्ृषि, ग्राम-प्रबन्ध, नग, धातु तथा सिक्के १६१ 


है, जो एक भिन्‍न व्यवसाय है। इसको “मुलम्मा चढाना” भी कहते है, जो बाहरी तड़क-भड़क 
का द्योतक है, भ्रतएवं बाद में वास्तविकता का पता चलने को 'कलई या मलम्भा उतरना' भी 
कहते है । न्‍ 

लकड़ी की चीजें बनाने वाला कारीगर बढ़ई, बढ़ेया [६६५, ६५९, ६६४; (सं० 
बर्धकि* प्रा० बड़ढई-बढई| वहलाता है। शिशु कृष्ण का पालना बढई बनाकर लाया था--- 
पालनौ अति सुन्दर गढि ल्याउ रे बढ़ेया। सीतल चंदन कटाउ, धरि खराद रंग लाउ।' 
(६५९) खराद [फा० खराद या खराद| नामक श्रौजार द्वारा ही बढई लकडी की सतह चिकनी 
करते हैं। हिडोला बताने वाले को गढ़नहार (३५४२) भी कहा गया है--गढनहार हिंडो- 
रना कौ, ताहि लेहु बुलाइ ।”' श्रनाड़ी बढई को ठोट “सूर क्र कवि (१३२) ठोट” कहा जाता 
हैं। इसी को 'कठबिगरा' या 'ठोटुवा' अ्लीगढ कोत्र की ग्रामीण बोली मे आज भी कहते है* । 


१६१, वस्त्र सीने काकाम दरजी (३६६५) भ्रथवा द्रजिनि (१६६३) [फा० 
दर्जी] का होता है? अपने गोपाल के में बागे रचि लेउँ। दरजिनि ह्लें जाउँ निरखि, नेननि सुख 
देउ ।” (१६६६) । कृष्ण के मथुरा जाने पर वहाँ के दर्जी से वस्त्र पहनने का प्रसंग है -+ आई 
दरजी गयौ, बोलि ताकों लयो, सुभग अँग साजि उत्त विनय कीन्‍्हे । (२६६५) 


रंगरेजिन (३१०३) [फा० रंगरेज] का उल्लेख कृष्ण के बहुनायकत्व संबंधी संयोग 
पदों में है--रेंगरेजिनी मिली कोउ बाल” (३१०३) । रंगने की कला भारत में प्राचीन समय 
से है ।? इसकी चर्चा वस्त्रों के सिलसिले मे की जा चुकी है। पाणिनि के समय में 'राग' रंग 
तथा रंगने के श्रन्य पदार्थों का सूचक था ।* सूरसागर दशम स्कत्ध के रजक-बध प्रसंग में 
रज़क (सं०| (३७२९, ३२६५५, २६६०४) शब्द का प्रयोग हुप्रा है! “रजक मारि हरि प्रथम हीं, 
नूप बसन लुटाए । रंग-रंग बहु भाति के, गोपति पहिराए” (३६६०) । हर्ष-चरित में भी रजक' 
द्वारा वस्त्र रैंगने का वर्णान है।* ऐसा ज्ञात होता है कि घर की स्त्रियाँ वस्त्र बाँचने के बाद 
रजक को रंगने के लिए दे देती थी । विव।ह के समय रजक को नेग देने की प्रथा भी थी। 


उपवन में फूल आदि लगाने का काम तथा फूलों का व्यवसाय माल्ती (१६६६, २६६५) 
तथा मालिती (१६६३) [सं० मालिन, मालिनी] का है। मालिनी ही प्रायः फूलों के हार भौर 


१--महाभारत, उद्योग पर्व, अध्या० ६।२७ “अथा5उपजगाम परंतु स्कन्घेना5:दाय 
वर्धकि ।” 

२-० जी०, प्र० १३, भ्रध्या० १ । 

३--तुलसी, कविता ०, १३३ ““्यौत करे विरहा दरजी  । 

४-- दातपथ ब्राह्मरा ( ५३१२१ ) से रंगीन कपड़े का द्योतक शब्द “पांडब” है 
धप्रयेन॑ पांडव परिधापयति' । हषे० सां० झ्र०, छू० ७४) वाल्मीकि तथा 
कालिदास श्रादि हारा “भक्ति” द्ाबद रंगने के श्रथे में प्रथुक्त हुआ है। (रामायरा, 

सुन्दर; ४९।४, मेघदूत, पूर्व-सेघ, इलोक १६ )। 

५- इंडिया एज नोन दु पारिषनि, ४० २३०, पारििनि ने रजक के साथ रंगने का 
भी उल्लेख किया है। प्रारंभिक समय से भारत में लाक्षा रंगने के कास श्राता 
था। संजिष्ठा, नील तथा रोचना श्रन्य वस्तुएँ थीं। कात्यायन के अनुसार शकल 
तथा कर्दंम भी प्रयुक्त होते थे । 

६--हुषं ० सां श्र०, ए० ७४ । 


१६२ व्यवसाय तथा शिल्प 


फूल बेचती है, अ्रतएवं वह 'फूलवाली” भी कहलाती है-- फूल गूंथि माला लै, मालिनी हल 
जाउँ” (१६९३) कृष्ण के मथुरा श्रागमन पर वहाँ का माली भी पुष्प-हार से उनका स्वागत 
करता हैं---'बीच माली मिलयो, दौरि चरननि पर्‌यौ, पुहुप-माला स्याम कंठ धारे ।' (२६६६)। 
गंगा, यमुना झ्रादि नदियों तथा मंदिरों के निकट श्रथवा संध्या समय बाजारों में इस प्रकार फूल 
और मालाएँ बिकने की प्रथा भ्राज भी है। गृह्य कर्मो एवं संस्कारों में बंदनवार तथा विवाह 
का 'मौर' आझादि बनाने का काम भी मालिनी का ही होता हैँ--लछिमी सी जहूँ मालिनि 
बोले । बंदन-माला बाँधत डोलै” (६५०), भ्रथवा 'मालिनि बाँचे तोरना' । (६५५) | 

गंधिनि* ( १६६३ ) भिन्न-भिन्न इत्र तथा अन्य सुगन्धित पदार्थ बेचने का व्यवसाय 
करते थे--- चन्दन भ्ररगजा सूर केसरि-धरि लेउँ। गंधिनि हुवे जाऊं निरखि नैननि सुख देउें।” 
(१६६३) । इस पद्चांश से तत्कालीन प्रचलित गन्धो का झनुमानत भी हो जाता है। इनकी चर्चा 
पहले भी की जा चुकी है । हि 

चोलिनि ( १६६३ ) का उल्लेख भी कृष्ण-विवाह के प्रसंग में अन्य व्यवसायों के 
साथ ही हुआ है। “नंदनंदन प्यारे कौ बीरा करि लेउँ चोलिनि है जाऊं निरखि नैननि सुख 
देउँ? । ( १६९३ )। 

१६२--हिन्दुओं मे कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जो कुछ बंधे घरेलू काम करती है तथा घर 
के उत्सवों आदि में भी उनका महत्त्वपर्ण स्थान होता है। इनमे नाइनि (६५८) 
[सं० नापित-नाविश्न-नाइप्र-नाई] बारिन ( ६२७ ) दाई ( ६४८ ) [सं दात्री] तथा कहार 
(४११ ) [स० काहारक] झ्रादि की गिनती की जा सकती हैं। कृष्ण के जन्म के सिलसिले में 
दाई का कई पदों में उल्लेख हैं । दाई का नेग के लिए ऋगड़ना तथा नेग बिना मिले तार न काटने 
की स्नेहयुक्त धमकी का प्रसंग है--/जसुदा नार न छेदन देहौ” (६३ ३), “कंचन हार दिए 
नाह मानति, तुही अनोखी दाई ! । ( ६३४ ) । दाई का प्रधान कार्य सौधर या सोहर [सं० 
शोभागह, सूतिगृह] मे होता है। बच्चे की नार भी बहुत से घरों मे दाई ही काठती है। 
धाइ [सं० धात्री] ( ३७१३ ) “हो तो घाइ तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो --बच्चे 
को पालने वाली नौकरानी को “धाय'” कहते है। नाई तो प्राय: बाल झादि काटने का 
व्यवसाय करता है, जब कि उसकी स्त्री घरों में संस्कार, उत्सवों प्रादि में छोटे-छोटे काम, जेसे 
नाखून काटना, मालिश करना, पैर धोना श्रादि करती है। वही ऐसे श्रवसरों पर स्त्रियों के 
पैरों मे महावर भी लगाती है--“नाइन बोलहु नवरंगी हो अ्रथवा ल्याउ महावर वेग” उपयुक्त 
कार्यो के लिए इन लोगों को जो रुपया पुरस्कार दिया जाता है वही नेग होता है--''लाख टका 
अर फ्रूमका (देहु) सारी दाइ कौ नेग” (६४८) । दष्ठौन, मुंडन तथा विवाह आदि संस्कारों 
में निछावर के रुपये पर भी प्रायः नाइन का ही हक़ होता है। विवाह की लगन लेकर 


धर 


१--प० सं० दा०, ३९।१ ले ले बेठ फूल फुलहारीः १३५॥३ मालिनि आउ सौर 
७ 2 


ले गाँथे । 
२--प० सं० टी०, ३६२, सोंधा सब बहु ले गाँधी ।' अशरफ़, भाग १, ए० २०२, 
कुछ सुगग्धियों के ,व्यापारी 'गन्धवरिक' कहलाते थे। इनमें से बहुत से बंगाल 
में रहते थे | 
३--मानस, बाल० ३१६, “नाऊ बारी भाट नठ रास निछावरि पाई 
१३-- अति बड़भाग नउनियाँ छुऐ नख हाथ सों हो | 
१०--“कनक चुनिन सों लसित नहरनों लिये कर हो ।* 
१४-- जो पण नाउन धोर्वाह राम धोवार्वाह हो।' 
१४:--जावक रचिक अँगुरियन्हि झुदुल सुढारी हो । रामलला नहछू । 


व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-प्रबन्ध, नग, धातु तथा सिक्के १६३ 


अधिकतर नाई जाता है और उसे “पहिरामनी'” या “सरोपा” मिलता है। 

मालिन के अतिरिक्त बारिन के भी बंदनवार बाँधने का उल्लेख है 'बारिन वंदनवार 
बधाई । आजकल बारी जाति के बहुत से लोग पत्तल बनाने के स्थान पर घरो में सेवकों का 
कार्य भी करने लगे है । 

कहार तथा कहारिन ( ४११ ) का उल्लेख जड़भरत-रहगण कथा मे हुआ है-- 
“तहा कहार एक दुख पायो”, “कहयो कहारनि हमे न खोरि। नयो कहार चलत पग 
फोरि । ये लोग प्रायः डोली और बेहगी उठाने! तथा पाती भरने का काम करते थे।*९ 
कहार को आजकल 'महरा' या 'धीमर' भी कहते है तथा कहारिन को 'महरी” [सं० महिला- 
महल्लिका-महलित्रा-महरिया-महरी] तथा धीमरी । पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में धीमरी' शब्द 
अधिक प्रचलित है तथा पूर्वी मे 'महरी' । 

१६३--भ्रमरगीत शीर्षक पदो के श्रन्तर्गत एक पद में कुत्नालरे ( ४३६६ ) [सं० 
कुलालः]| के घड़ा पकाने और रंगने से गोपियो के प्रेम का रूपक बाँधा गया है । इस पद से 
कुम्हार [सं० कुम्भकार| के व्यवसाय की ओर ध्यान जाता है। “विधि कुलाल कीन्है काँचे घट, 
ते तुम आनि पकाए। रंग दीन्हों हो कान्ह साँवरे, प्रेग-श्रेंग चित्र बनाए। यातें गरे न नैन नेह 
ते, अवधि भ्रठा पर छाए ।” ( ४३६६ )। कुछ बतंन जैसे घड़ा, कमोरी तथा हेंड़िया प्रादि 
पकने के पहले रंगे जाते हैं तथा कुछ पात्र, जैसे सुराही, कंडी भ्रादि बाद मे रंगते है ; मिट्टी के 
ये पात्र सुन्दर चित्रों से भी अलंकृत किए जाते थे। अवरा [सं ० झ्रापाक--प्रा ०आवाग---आवाग- 
ग्रावाग्मवा] में ही पात्र पक्ाए जाते हैं--“ब्रज करि झ्ँवा जोग ईंवन करि, सुरति आनि 
सुलगाएं। फूँऊ उसास विरह प्रजरनि सँग, ध्यान दरस सियराएं।/” (४३६६ ) यहाँ 
चाक-चढ्,यो [सं० चक्र] (३८१८) । पद भी उल्लेखनीय है--/सदा रहत चित चाक चढयौ 
सो, गृह श्रंगना न सुहाई । ( ३८१८ ) | यह पहिये के श्राकार का घूमने वाला पत्थर होता 
है । इस पर ही कुम्हार बतेन बनाता है। 

१९४--बैद्य, बैद्‌* ( ४४७, ४१४७ ) [सं० वैद्य.] | च्यवन ऋषि कथा मे प्रश्विनी 
कुमार द्वारा उनके नेत्र ठीक होने का उल्लेख है। उसी प्रसंग में वे कहते हैं--“कह यौ हम 
यज्ञ भाग नहिं पावत । बैच जानि हमको बहरावत ।” ये अ्रश्विनी नामक श्रप्सरा तथा सूर्य 
के दो पुत्र माने गए हैं। नवम स्कन्ध में संजीवनी बूटी बताने वाले बेद सुषेन ( ९३ ) का 


१--मानस, बाल० ३१३, “भरि भरि बसहं श्रपार कहारा । 

२--क० जी०, प्र० १२, अध्याय ६, श्री ठ्ेर ने कहार का संबंध पालि “काजहारकों ” 
से माना है। जेमिनि कृत भारत संहिता, अश्रश्वमेध पर्व, अ्रध्या० १०, “तथा 
गारुडिका वीरा ( क्षुरकर्मोपजीविका व्याधा ) काहारकाः (पुष्ठा:)) कृष्ण संघा- 
हयन्ति ये । 

३--इंडिया एज नोन टु पारिनि, ए० २३०, अ्रष्ठाध्यायी में “'कुलाल” तथा “कुस्म- 
कार” शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के पात्र 'कौलालक' 
कहलाते थे । 

४--तुलसी, दोह/०, ५२५, “मंत्री गुरु श्ररु बेद जो प्रिय बोर्लाह सय भ्रास । राज, 
धरम, तन तोनि कर होइ बेग ही नास 7 झाईने० झ०; ए० ८-६, श्रवुलफ़नल 
ने “तबीब'' ( वेहय ) को संगी-साथियों या हितकरों में गिना है। उनके अनुसार 
होम ( वर्ततान यूनानी विधि का चिकित्सक ) दार्शनिक तत्त्ववेता था | 





१६४ व्यवसाय तथा शिल्प 


भी परिचय मिलता है। भ्रमरगीत शीषकर पदों में एक स्थल पर गोपियाँ उद्धव से ही व्यंग्य 


में अपनी चिकित्सा कराने को कहती हल 
“ज्यौ त्रिदोष उपज जक लागत बोलत बचन न सूधो । 


आरपुन कौ उपचार करो भ्रति तब ओऔरनि सिख देहु। 
बड़ौ रोग उपज्यौं है तुमकौ भवन सवारे लेहु॥ 
हाँ भेषज़ नाना भाँतिन के, भ्ररु मधु-रिपु से बंद । 
हम कातर इडरफपपति अपने सिर, यह कलंक है खेद ॥” ( ४१४७ ) 
इस पद्यांश में त्रिदोष | सं० ] ( वात, पित्त तथा कफ का व्यतिक्रम ) के कारण 
ठीक से बोल न पाने का वर्रान है। यह शब्द वैद्यक शास्त्र में प्रयुक्त होता हैं। भ्रन्य रोगों मे 
राजरोग, कफ (४२४३) तथा सन्निपात (५४१) का उल्लेख हुआ है। “कफ कंठ विरुध्यो' 
(११८) का उल्लेख दद्धावस्था के चित्रण मे है। भेषज [सं० भेषज॑] या दवाइयाँ भी अनेक 
प्रकार की बताई गई है । सूर के समय में भारतीय ढंग की वेद्यक अ्रथवा आयुर्वेदिक चिकित्सा 
तथा हकीमी या यूनानी इलाज का हो प्रचार था। 
गारुड़ी ' (१३५८--१ ३८२) [स० गारुड़िक] अथवा गुनी (११६१) जहर आदि 
उतारने वाले विष-वैद्य को कहते हैं ।* राधा-कृष्ण के संयोग प्रेम के पदों मे एक प्रसंग कृष्ण 
का गारड़ो रूप धारण करने का है--मोहन मोहनि डारी' (१३५८) । सखियाँ राधा की माँ से 
कहती हैं--- 
देखहु महरि सुता अ्रपनी कौ, कहें इहिं कारें खाई। 
हम श्रागे श्रावति, वह पाछे, धरनि परी भहराई। 
सिर ते गई दोहनी ढरिके, आपु रही मुरभाई। 
स्थाम भुअंग डस्यौ हम देखत, ल्यावहु गुनी बुलाई।” (१३६१)। 
राधा की इस दशा सीतल अंग स्वेद सौ बूड़ी' को नगर के वेद्य भी ठीक नहीं कर 
पाते है--सूर ग्रा्ड़ी गुन करि याके मंत्र न लागत थर ते (१६६२ ) श्रथवा 
“चले सब गारुड़ी पछिताइ। नेकुहँ नहिं मंलागत, समुक्ति काहु न जाइ ।” (१३६२) फिर 
नंद-पुत्र से ही सब प्रार्थना करते है--नंद सुबन गारुड़ी बुलावहु'। इस पर “जंत्र-मंत्र कह 
जाने मेरौ | यह तुम जाइ गुनिनि को बूको' (१२७१)--पहले तो कृष्ण यह उत्तर देते है, किन्तु 
माँ के श्राग्रह करने पर गाझड़ी के रूप में प्रिया राधा की दर्शन की इच्छा पूरी करते है--“कीरति 
महरि बुलावन आई, जाहु न कुंवर कन्हैया' (१३७३) श्रथवा मैया एक मंत्र मोहि आवै' (१३७४) 
तथा 'हरि गारुड़ी तहाँ तब श्राएं। यह बानी बृषभानु-पुता सुनि मन-मन हरष बढाए', सुर 
स्थाम प्यारी दोउ जानत अ्रंतरमत कौ भाई! (१३७६) । 
इन्हीं पदो में सांप काटने का प्रभाव तथा उस सम्रय गांवों में प्रचलित मंत्र से भाड़ने 
प्रादि की प्रथा पर भी प्रकाश पडता है--'फुरे न मन्त्र, जन्त्र गद नाहीं, चले गुनी गुन डारे/ 
( १३६५ ) “जाहु न झावो झारि! (१३७३ ) तथा, 'नीके विषहिं उतार यौ स्यास' 
( १३८१ )। आज भी निम्न वर्ग के लोगों तथा गांवों मे सांप के काटने पर इसी प्रकार विष 
उतारने का ढंग चल रहा है । 
१९४---एक स्थल पर तेली ( १०२) [सं० तेलिक, तेलिन्‌-प्रा० तेल्लिक-तेली] का 
१-हषं० सा० अ०, पु० २६, भिषम्पुत्र, संत्रसाधक, धनुवादविद्‌ ( रसायन बनाते 
वाले ) आदि चिकित्सकों के भ्रतिरिक्त जाँगुलिक ( विषवेद्य, गारूड़ी ) भी वाश 
के मित्रों में थे । 
२--प० सं० टी०, १२०१२ 'जाँसत गुनी गारुरी आए। श्रोका बेद सपान बोलाए । 


व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम॑-प्रबन्ध, लग, धातु तथा सिक्के १६५४ 


भी उल्लेख है। 'तेली के वृष लो नित भरमत, भजन न सारंगपानि! ( १०२ ) । यहाँ पर तेल 
निकालने के कोल्हू में बैलो की सहायता का निर्देश भी है। तेली का काम तिल, सरसो आदि 
से तेल निकालना ही है। 
दधिदान शीर्षक पदों मे बनजारिनि [वाश्िज्यारक] *' बजारिनि [ फा० बाजारी ] 
तथा पंसारिनि [ सं० परयशाली ] ( २०९१ ) का निर्देश है--- 
'लीन्हे फिरत रूप त्रिभुवन कौ, री नोखी बनजारिनि !' 
'पेलो करति, देति नहिं नीकें, तुमहों बड़ी बजारिनि। 
सूरदास ऐसोौ गथ जाके, ताके बुद्धि पँसारिनि। (२०९१) 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है 'बनिजारा' ज्येष्ठ साथ को कहते थे जो घ्‌म-घुम 
कर चीजें बेचते थे और उसकी स्त्री को बनिजारिनि कहते थे । झाज बनजारा तथा बनजारिनि 
(जिप्सी, रोमानी) इसी प्रकार भ्रमण करने वाली एक जाति है और ये लोग छोटी-छोटी 
चीज़ें बेच कर जीविका चलाते है। पंध्ारी या पंसारिनी उस बनिये या महाजन को कहते है जो 
मसाले तथा अनाज श्रादि बेचता है । 
मोदी (१४१) “मोदी लोभ” विनय पदों मे उल्लिखित है। 
पारधी (६७) | सं० पार्पद्धि |] तथा व्याध (१७६) [सं० व्याध] शब्दों का उल्लेख 
भी विनय पदों की अ्न्तकथाश्रों मे है--'हौ श्रनाथ बेठयों द्रुम डरिया पारधि साथे बान । सुमिरत 
ही श्रहि डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधात! (६७) । पारधी को अरखेटक', शिकारी” ब्याथ' 
या बहेलिया' भी कहते है । सूरखागर मे अहेरी ( ४८३४ ) | सं० आखेटक ] शब्द भी 
मिलता है--'विषय जाल बल बाधि ब्याध लो, नृप खग भ्रवलि बटोरी । जनु सु भहेरी हति 
जादौपति, गृहा पीजरी तोरी । निकसे देत असीस एक मुख, गावत कीरति गोरी । जनु उड़ि 
चले बिहंगम के गन, करे कठिन पग डोरी” (४८५३४)। इस पदाश में चिड़िया पकड़ने के ढंग 
पर भी प्रकाश पडता है तथा जाल व पीजरी शब्द भो झाए है। पत्नी पकड़ने की भ्रन्य 
विधियां तथा सामग्री भी * वर्णित है--चारा कपट पंछि ज्यों फंद्त ।! ( १५४२ ) अ्थवा-- 
लोचन भये परेरू माई । 
लुब्धे स्थाम-रूप चारा कौ, श्रलक फंंद परे जाई ॥ 
मोर मुकुट टाटी मानो, यह बैठनि ललित त्रिभंग। 
चितवनि लकुट, लास' लटकनि पिय, काँपा अलक तरंग ॥।रै 


१--प० सं० व्या० ७४॥१ चितउर गढ़ के एक बनिजारा ( १ ) प्राचीन सार्थवाह 
का मध्यकालीन पारिभाषिक शब्द बनिजारा था। ये लोग घूस-घूम कर 
व्यापार करते थे । 

२---क० जी० प्र० १२, श्रध्या० ३, मांट में बांस के कच्चरों के बने चिड़िया पकड़ने 
के अड्डे चुगडूडा' या कंपा' कहलाते हैं । उसमें चिपकने वाली वस्तु ही चेंपा' 
कहलाती है। चिड़िया फेँसाने का जाल बंगुरा' नाम से जाना जाता है तथा 
उपत्तके तांत या घोड़े की पूछ के बने फंदे ही फंदाने या फंदवारे कहलाते हैं ।”” 

३--हर्ष ० सां० भ्र० प० १८२ वाण ने आखेठ की सहायक सामग्री में पशुओों की नसों 
की डोरियाँ, जाल, फन्‍्दे तथा व्यवधान ( ठट्ठी ) कूठ्पाशों की गेड़री का उल्लेख 
किया है | हाकुनिक श्रथवा व्याध वीतंसक जाल लिए हुए थे । बेलों पर लासा 
लगाकर गौरेया पकड़ी जाती थी। शिकारी कुत्ते भी सहायता करते थे । 


१६६ व्यवेसाय तथा शिल्प 


दौरि गहनि, मुख पृदु मुसकावति, लोभ पीजरा डारे। 
सूरदास मन ब्याध हमारो, गृह बन तें जु बिसारे ।! ( २६६० ) 
तथा '्रीत करि दीन्‍्ही गरें छुरी........मुरली मधुर चेंप काँपा करि, मोरचन्द्र फंद- 
वबारि' ( ३००३ )। लास [ सं० लासक | गूलर के पेड़ का चिपचिपा दूध है, जो इस काम 
आ्राता है ; जायसी की शब्दावली में भी ये सभी शब्द मिल जाते है ।* 
उद्धव-गोपो संवाद मे महाबत का ( ४६५५ ) [ सं० महामात्र | का भी निर्देश हुआ 
है । उसके साथ अंकुस [ सं० अंकुश ] की चर्चा भी है, जिसकी सहायता से महावत हाथी 


को चलाता तथा श्रधिकार में रखता है--- 
ज्यौं गज मत्त जानि हरि तुम सो, बात बिचारि सजी ॥ 


मार्थ नहीं महावत सतगुरु, अंकुस जानहु टूदयों ।” ( ४६५५ ) 
मतवाला हाथी किस प्रकार महावत की उपेक्षा कर साँकर [ सं० श्रृखला ] तोड़ कर भाग 
जाता है उसका वर्णन भी है-- 
धावत अध-प्रवनी श्रातुर तजि, सांकर सत्संग छूटयो ।/ (४६५५ ) 
'हाथीवान' तथा 'पीलवान” भी महावत को ही कहते है । 
१९६ गनिको (१८९, ३४७१) [ सं० गणिका ] तथा बेश्या (३५३२) 
[ सं० वेश्या ] की चर्चा भी इस सिलसिले में की जा सकती है। विनय पदो में उल्लिखित 
श्रन्तकथाओ्रों में गणिका के पाप नष्ट होने की कथा भी है-- 
गज, गनिका, गौतम-तिय मोचन मुनि-साप! ( १८२ ) अथवा गीध ब्यांध, गनिका श्ररु 
ग्रजामिल, ये को श्राहि बिचारे! (१७६ ) । बसंत वर्रान में भी कुल-वधू ( ३४७१ ) 
तथा गनिका की तुलना लता तथा वज्ञों से की गई है-- 
मनु कुल-वधू निलज भंई गह-गृह गावतिं भ्रटनि चढ़ी तथा 
भानहु बिट सबहिनि भ्रवलोकत, परसतत गनिका गात” ( ३४७१ )। होली का मद 
सब ओर ही छाया था--सठ पंडित बेस्या, बध्‌ हरि होरी है” ( ३५३२ )। पदुमावत में भी 
शद्भार हाट में सज-धज कर बैठी हुई वेश्याप्रों तथा उनकी वीणा आदि के श्राकर्षण का 
विस्तृत वर्णन है ।* 


गा 


१--प० सं० दी०, ६€६,७०७७१, ७२, ७७--श्राइ बिल्माध हुका ले टाटी.... 
पेग पेग भुईं चॉपत श्रावा ।....पाँच बान कर खोंचा। लासा भरे सो पोंच ।/ 
( ६९ ), चूरि पॉख मेलेसि डेली .. बिख दाना कत देय॑ श्रेंक्रा । जौं न होंति 
चारा के श्रासा ।....हुँ सुअ्रठझः परिडत हता हूँ कत फॉदा श्राइ । (७० ), 
अड़ा लाइ पंखन्हि कहूँ धरा ( ७१ ), ता दिन ब्याध भयेउ जिय लेवा । 
उठे पोंख भा नाउँ. परेवा । (७२); 
“घालि मंजूसा बेचे आना' ( ७७ )। 
२--प० सं० टी० ३८ा१ (पुनि सिगार हाट धनि देसा, 
कट सिगार तहँ बेठी बैसा।” 
३८२, ३ “सुख तेंबोर तनचीर कुसुंभी । 
कानन्हु कनक जराऊ खुभी। 
हाथ बीन सुनि मिरिंग सुलाहीं । 
नर मोहहि सुनि पेणु न जाहों । 
रेदा५ “लाह कठाख मारि जि लेहीं'' 
४२९।१ “पतुरिनि नाचे दिह सो पीठी 


व्यापार, व्यवसताग्र, कृषि, ग्राम-प्रबन्ध, नग, धातु तथा सिक्के १६७ 


नट, नटी अथवा नटिनी ( ६5, ४२५७ ) भी घूमने-फिरने वाली एक जाति है, 
जो अ्रपती कला से लोगो को प्रसन्‍त करके धन संचित करती है। स्त्रियाँ प्रायः नाचती गाती 
है तथा पुरुष कलाबाजी दिखाते है--ज्यौ बहुकला काछि दिखराव, लोभ न छूटत नठ के ।! 
(२६२) इनका निर्देश सूरसागर के कई पदों में है--'तब जो कहत असुर की दासी, प्रब कुल- 
वधू कहावे। नटिनी लौ कर लिए लकुटिया, कपि ज्यौं नाच नचावे ।! (४२५७) कुबजा के प्रति 
गोपियाँ भ्रपने विचार इस प्रकार व्यक्त करती है। विनय पदो में कही-कही मृत्यु अ्रथवा माया 
की तुलना नटिती से की गई है, ताक मूड़ चढ़ी नाचति है, मीच भ्रति नीच नहीं ।! 
( €८ ) अथवा माया नटी लडझ्भुटि कर लीन्हे कोटिक नाच नचावे ।” तथा दर-दर लोभ 
लागि लिए डोलति, नाना स्वाग बनावे। (४२ ) नटों की जाति झ्ाज भी गाँवों मे 
श्रधिक दिखलाई देती है। इनके सामाजिक तथा नैतिक नियमों का स्तर भिन्न है। नटिनी 
को 'बेड़नी, भी कहते है ।! नट का समानार्थक बाजीगर ( २६३ ) [ फा० बाजीगर ] भी 
प्रयुक्त हुम्आा है--के कहूँ रंक कहूँ ईस्वरता, नट-बाजीगर जैसे ।” 


कंस के दरबार में दो मल्लों (३६८७) [ सं० मललः |--मुष्टिक तथा चान्‌र के कृष्ण 
द्वारा मारे जाने की कथा है--कहाँ मल्ल मुष्टिक से चान्र सिला-भंजन'! ( ३६८६ ) श्रथवा 
नंद के कवर दोउ मल्ल मारे! (३६-७) । मुगल बादशाहों के बाहर के मनोर॑जन में पहलवानों 
की कुश्ती, शिकार, घुडदौड़ तथा हाथियों की लड़ाई का महत्त्वपूर्ण स्थान था। ये लोग नदो 
के खेल तथा कबतर और बाज़ की लड़ाई के भी शौक़ीन थे । नंद के दरबार में पहलवानों की 
उपस्थिति इस प्रथा पर प्रकाश डालती है । 


१६७--क्ृष्ण-जन्मोत्सव शीर्षक कुछ पदों मे (ढाढ़ी, ढाढिनि ६४६--६५६) के 
बधावा गाने तथा कंचन, मनि, मुक््ता (६४६) तथा हीरा, रतन, पटंबर पाने का वर्णन है--- 
“हाढ़ी और ढाढिनि गाव, ठाढ़े हुरके बजावे, हरषि भ्रसीस देत मस्तक नवाइ के” (६४६) 
श्रथवा, 'हंसि ढाढ़िनि ढाढी सौ बोली, अरब तू बरनि बधाई ( ६५५ ) डाढ़ी शान मान 
के भाई” (६४६) कहीं-कहीं कवि ने स्वयं को ही ढाढी बताया है, “हो तौ तेरे घर को ढाढ़ी, 
सूरदास मोहिं नाऊँ (६५३) अथवा “हो तेरो जनम-जनम को ढाढी, सूरजदास कहाऊँ” (६५४) 
यह भी सम्भवतः एक विशेष जाति है, जो गाने का काम करती है । 


ऐसा ज्ञात होता है कि भीख माँगकर जीवन यापन करने वाला वर्ग सूर के समय में 
भी था उनको जाचक (४६०, ६४८) [सं० याचक] तथा भिच्छुक (६५८) या भिखारी 
(२१७) [सं० भिज्षुक] कहा गया है--“बंदी जन अ्ररु भिच्छुक सुति-सुनि दूरि-दूरि ते आए” 
(६५३) या “जो राजा-सुत होय भिखारी” (२१७) । 


प्राचीन समय में राज-दरबारों के विरुदावलि गाने वालों की भी एक जाति थी। राम 
तथा कृष्ण-जन्मोत्सव पर नंद के ढ्वार पर इनकी उपस्थिति के उल्लेख है। इनको बन्दीजन 
(६५३) [सं० वंदिन्‌]), सूत [सं० सूत:] मागध (४६२, ६४८) [सं० मागध|, साट (६४६) 
[सं भट्ट] झादि अ्रनेक नामों से पुकारा जाता था ।* “आनंदित विप्र, सूत, मागष, जाचक-गन 
उमंगि अ्सीस देत सब हित हरि के” (६४८) अथवा “मागध-बंदी-सूत लुटाए” (४६२) भ्रथवा 





१--प० सं० टी०, ११२७ “जानहुँ गति बेड़िनि देखराई । 
२---तुलसी, जानकी-संगल, १८० “तढ भादसागध चूत जाचक जस प्रताप बरनहीं । 


श्द्ट व्यवसाय तथा शिल्प 


“सागध-बंदी-सूत भ्रति करत ,कुतृहल बार” (६४४५) तथा 'मागघ, सूत, भाँट, धन लेत 
जुरावन रे ।” (६४६) । इनको राजपूत-काल में चारण भी कहते थे । 


“बटपारी, ठग, चोर, उचक्का, गांठिकटा, लठबाँसी (१८९), लूटा, धूत 
(१८६) को एक सूची में रदखा जा सकता है। इन लोगों ने दूसरे के धन पर श्राश्चित रहने 
का ही व्यवसाय बना लिया है। यह वर्ग हर समाज में सदैव से रहता आया है। ठगो से 
संबंधित शब्दावली भी उल्लेखनीय है, जैसे ठगिनी, फंसहारिनि, बटपारिनि (२१६९-- 
२१०१) । इनके फंदा फाँसि तथा विष-ल्ञाडः (२९००, २२०१) का भी उल्लेख है-- 
“विष लाड दरसावति लै पुनि, देह सदा सुधि बित॒रत ज्यों। ता पाछे फंदा धर डारति, इनि 
भाँतिनि कर मारति हो ।” (२१०१)। इस प्रकार के ठगों का भय मध्यकाल में बहुत था । 
“डउग मोदक” या “विष मोदक' (४०१४-२२०३) का उल्लेख श्रन्यत्र भी है। तत्कालीन 
प्रचलित चोरी के विभिन्न दंडों का भ्रनुमान इस पद से हो सकता है--- 


“चोरी के फल तुमहि दिखाऊं (२५४४) | कंचन खंभ, डोरि कंचन को देखो तुर्माह 
बेधाएँ| ।” “खंड एक अंग कछु तुम्हारी तथा, “यह कहि डांड़ मनाऊं” श्रादि पंक्ति 
द्वारा चोरों का बाँधना, अ्रंग-भंग तथा डांड” लेने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है। फाँसी 
(४१६४) तथा सूली* (३८६) का अन्यत्र परिचय मिलता है। 


१९८--तुलसी तथा जायसी ने उपर्युक्त व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ श्र भी नामों का 
उल्लेख किया है। तुलसी की शब्दावली में बजाज, सर्राफ, जुलाहा, उपरोहित झादि के नाम भी 
मिलते हैं ।* रामलला नह॒छू (सोहर, छद--१०) में भी अनेक व्यवस।य करने वालों का 
उल्लेख है, जैसे लोहारिनि, अहीरिनि, तंबे लिनि, दरजिनि, मोचिनि, मलिनियाँ, 'नउनियाँ” 
तथा 'नाउन । पद्मावत में महाजन” (३७) तथा 'पटुवन्ह” (३२८) के नाम उल्लेखनीय हैं । 
बाजार मे घूमने फिरने वाले 'चोर' तथा गाँठिछोरा' (३२६) को भी गिना जा सकता है। 

वर्तमान समय के ग्रामीण जीवन में उपयोगी शिल्पकारों तथा व्यवसायियों में उपर्यक्त 
के अतिरिक्त धोबी, गड़रिया, चमार, कंजड़, ठठेरा, मोची, भडभूजा, छप्पर छाने वाले तथा 
हलवाई भ्रादि का उल्लेख किया जा सकता है। 


प्राम-प्रबंध तथा कृषि 


१६६--ग्राम प्रबन्ध व्यापार तथा वाणिज्य के समान ही ग्राम-प्रबंध तथा खेती से 
संबंधित शब्दावली भी सूरसागर में सीमित है । यह प्रमुख रूप से प्रारंभिक स्कन्धों के विनय 
पदों में मिलती है। व्यापार की तरह कुछ पदों में कृषक जीवन से सम्बन्धित शब्दों की 


अननिभननकरिननननीननन+. 








१--प० सं० ढठी०, २६०, --“बाँधि तपा झाने जहँ सूरी” 
२--मानस, उत्तर०, २५, “बजार रुचिर न बनइ बरनत वस्तु बिनु गथ पाइए । 
जहेँ भूप रमानिवास तहूँ को संपदा किसि गाइए ॥| 
बेठे बजाज़ सराफ़ बनिक भ्रनेक भनुहुँ कुबेर ते।” 
कविता०, उत्तर०, १०६, 
“चूत कहो, अ्रवधृत कहौ, रजपृत कहां, जुलाहा कहो कोऊ” । 
ग्रीता० बाल०, १०१,-- 'उपरोहित के कर जनक जनेउ पदाई'। 


व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राप-प्रबन्ध, नग, धातु तथा सिक्के १६६ 


सहायता से शरीर;तथा आत्मा आदि का रूपक बाँधा गया है (१४२,+१४३)। इन थोड़े से 
शब्दों की सहायता से तत्कालीन स्थानीय स्थिति पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। शासन 
ग्रादि में विदेशी शब्दों का कितना चलनहो गया!था, यह भी पता/चलता हैं।। ब्रज में गांव के 
प्रमुख अ्रथवा विशिष्ट जनों का श्रादर सूचक शब्द महतो (१४२) [सं० महत] अथवा महर 
( ६४७, ६३१) [सं० महत] था। “वृषभानु महर' (१३२१) झथवा “नंद महर घर! । महरि 
(६३१) 'महर'” का ही स्त्रीवाचक शब्द था। एक श्रन्य शब्द सिकदार (६४७) [शअ्र० सिक- 
विश्वसनीय व्यक्ति] भी प्रयुक्त हुआ है। मृगल प्रशासन में 'सिकदार” एक अ्रधिकारी विशेष का 
नाम था। कई गाँवों का भूभाग परगना (६४७) [फ़ा० पर्गनः] कहलाता था। बनियर ने 
ग्राम प्रबन्ध में सूबे तथा परगने का उल्लेख किया है।* प्रमुख नगर अथवा ग्राम परगने का केन्द्र 
(सदर) होता था। भ्रकबर के राज्य काल मे श्रागरा सरकार के भ्रन्तर्गत तैतीस'(709))]) महाल 
या परगने थे ।. इनमे. से ही पाँच मथुरा, महोली, मंगोलता, महाबन तथा जलेसर थे ।* भ्राज 
एक जिले में कई तहसीलें होती हैं और उसका प्रधान शहर या गाँव तहसील सदर होता है। 
एक तहसील में कई परगने होते है। ब्रज् परगन सिकदार महर, तु ताकी करत नन्‍्हाई' 
(६४७)--माखन चोरी प्रसंग में यशोदा कृष्ण से कहती है। नंद के बड़प्पन को दिखाने के 
लिए ही यह,उल्लेख है ; वर्तमान प्रचलित शब्द पटवारी (१८५) [सं० पट्ट « नगर या 
कस्बा + वारी] भी मिलता है--'भ्रहंकार पटवारी कटी भूठी लिखत बही'-(१८५) । इसमें 
कर्मचारियों के अत्याचार की ओर भी संकेत है । 
२००--जमीन की नाप-जोख का तत्कालीन प्रचलित शब्द मसाहत (१४२) [झर०] 
था--काया ग्राम मसाहत करि के |! इसी सिलसिले में कर तथा लगान सूचक भी कुछ 
शब्द ध्यान आकर्षित करते है । इन सब का हिसाब-किताब करने वाले को लिखहार (१४२)। 
[देश०] कहा गया है--'साचो सो लिखहार कहावे' (१४२) । भ्रन्य कमचारियों? मे मुहासिब 
(१४२) [अ०, आय-व्यय परीक्षक] तथा अमीन (६४) [भ्र०, वह अ्रदालती कर्मचारी जो बाहर 
१--बनियर, ए० ४५५ 
२-प्राउज्ञ, पएृ० ३ 
३--इं ड़िया एज़् नोन टु पारिणनि, पृ० १६६, किसानों में भूसि-वितरण पारिनि के 
समय में सो नाप-जोख तथा भुमि-पर्यवेक्षण पर श्राधारित था । यह सूत्र (४, १, 
२३ ) “कांडानतात क्षेत्र से पता चलता ,;/है। क्षेत्र का यह नाप-विशेष 
“कांड” था। 
४- आईने ०, ए० १८, ठकसाल के कर्मचारियों में अमीन दरोगा को प्रबंध कार्य 
में सहायता करता था तथा भगड़े भो शांत करता था । 
मुशरिफ़ झाय-व्यय का हिसाब रखता था और इस कार्य के लिए एक किताब 
भो रहती थी, जिसमें दिन-प्रतिदिन का हिसाब रहता था | 
पृ० २०, अहदी, ये सिपाही;का काम करते थे तथा राजदरबार में 'सुहरिरों के 
पदों पर, चित्रकारों, तथा ,कारखानों सें भो काम करते थे | अरहदी कर या 
मालगुजारी वसूल करने भी जाते थे । 
आाईने, श्र०, ए० ८ मुस्तोफ़ी तायब-दीवान या दफ्तर का श्रध्यक्ष होता था। 
आमिल कलेक्टर झौर मेजिस्ट्रेट था जो कृषकों का रक्षक तथा कोष कौ पूँजी 
बढ़ाने वाला था । 


१७० ग्राम-प्रबंध तथा कृषि 


का काम करता है] भी उल्लेखनीय है--सूर श्राप गुजरान मुहासिब, लै जवाब पहुँचावै' 
(१४२) | मोहारिल (१४३) [अ्र० मुहरिर 5 लिखने वाला] अमल (६४) [श्र० अमला] 
अधिकारी (१८५) [सं०]--'अधिकारी जम लेखा माग! तथा 'मुस्तोफी' (१४३) का 
भी उल्लेख हैं । हर्षचरित में भी गाँव के मुखिया तथा हिसाब-किताब का प्रबन्ध करने वालों 
का वर्णन है । * 
लगान तथा कर के समानार्थक शब्द पोता (१४२) [फा० पोत:] मुहासिल (१७२) 

[अ्र०] तथा जहतिया (१४२) [श्र०, जकात 5 कर, महसूल] प्रचलित थे । मुजमिल (१४२, 
१४३) [अ०, मुजमल ८ एकत्रित किया हुआ] भी सम्भवतः इसी श्र्थ में प्रयुक्त हुआ है । हर्ष- 
चरित द्वारा प्राचीन समय में प्रचलित भाग” शब्द का लगान देने के सम्बन्ध मे पता चलता 
है ।* कर के सिलसिले में गुजरात (१४२) [फा० गुजरान] की भी चर्चा है । 

जिस कापी मे हिसाब रखते थे वह प्रायः वॉरिज (१४२), अबारिजा (१४२) 
[फा० श्रवारिज.] भ्रथवा बही (१८५) के नाम से जानी जाती थी। साधारण बोलचाल में 
'बही! शब्द श्राज भी खूब चलता है--'भूठी लिखत बही” (१८५), 'मुजमिल जोरै ध्यान कुल्ल 
को, हरि सौ तहें ले राखे । निर्भय रूप लोभ छांडिक, सोई बारिज राख ।” (१४२)। हिसाब 
के कागज या रसीद को फरद (१४२) [अ० फर्द] अययंवा रुकका (६१६) [ञ्र० रुत्क़ड] 
कहते थे। प्राईने अकबरी मे 'सनद' का उल्लेख है। सनद वह लिखित हिसाब होता था जिससे 
कोषाध्यक्ष या कर्मचारी-वर्ग जिम्मेदारी से छूट जाते थे ।र दस्तक (१४३) [फ़ा० > हुक्मनामा, 
कर्क |-- दस्तक कीज़े माफ” का उल्लेख भी हुआ्ना है । 

२०१-पूरा धन न देने पर बाकी (१४३) [गभ्र० बाकी] भ्रथवा जिम्मे (१४३) 
[श्र० ज़िम्म:] रह जाता था--जिम्में उनके, माँग मोत, यह तौ बड़ी अनीति ।” कभी-कभी 
बद्दा ( १४२ ) [ सं० वात्तं, 80007 ] भी काठते थे---बट्टा काटि कसूर भरम कौ, फरद 
तले लै डार, ( १४२ )। कर, लगान आदि से संबंधित कुछ शब्द भर भी मिलते हैं, जैसे जमा 
[ भ्र० जमभ ], असल [ श्र० असल ], खरच (१४३ ) [ फा० खर्च |] तथा लेखा 
( १४३२ )-- जमा बांधि ठहराव, जमा खरच नीके करि राख, लेखा समुक्ति बताबै तथा 
'करि श्रवारजा भ्रेम प्रीत कौ, श्रसल तहाँ खतियावे ।” ( १४२ )। तगीरी ( १४३ ) [ भ्र० 
तगईर > कुछ का कुछ कर देना + जाली |--सुनी तगीरी, बिसरि गई सुधि, मो तजि भए 
नियारे' ( १४३ ) का भी उल्लेख किया जा सकता है । सब हिसाब पूरा होना--'लिखि कीनौ 
है साफ' --साफ ( १४३ ) [ भ्र० साफ ] करना कहलाता था। रुपये मिलने के लिए बरामद 
( १४३ ) [ फा० बरप्रामद ७ ऊपर सामने आझाना ] शब्द श्राज भी प्रयुक्त होता है--“बढ़ौ 








१-हष० सां० भ्र०, एृ० १६७, १३८, १७६८, गाँव का सुख्य श्र्थ-पअधिकारी (वर्तसान 
पटवारी के समान ) “ग्रासाक्षपटलिक ' कहलाता था । सहायक लेखक “कररिण 
तथा सरकारी कर्यालय “ब्रधिकरण'' नाम से जाना जाता था तथा विभिन्न विभागों 
के भ्रधिपति “अध्यक्ष ।” 

२--हुषं० सां० अ० १३६, हुं ने सौ गाँव ब्राह्मणों को दान किए जिनका क्षेत्रफल 
एक सहन “सोर” या “हलभूमि” था ( “सोरसहत्नसस्मितसीसापग्राम' ) 
शुक्रनीति ( १११६३ ) में कहा है कि एक क्रोश क्षेत्रफल वाले गांव का भाग 
एक सहस्र चाँदी के कार्षापरा थे । 

३--श्राईने भ्र०, प्ृ० २२८। 


व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-प्रबन्ध , नगं, धातु तथा सिक्के 


तुम्हार बरामद हूँ कौ ( १४३ )। 


१७१ 


एक स्थल पर किसानों की निर्धनता के कारण लगान देने में असमर्थता तथा ग्राम 


झ्रधिकारी के श्रनाचार का भी वर्णन है--- 
अधिकारी जम लेखा माँगे, ताते हो आधीनों । 
घर में गथ नहिं भजन तिहारौ, जौन दिये में छूटों । 
धर्म जमानत मिलयो न चाहे, ताते ठाकुर लूटो। 
ग्रहंकार पटवारी कपटी, भूठी लिखत बही। 
लागे॑ धरम, बतावे अ्धरम, बाकी सबे रही । 
सोई करो जु बसते रहिये, अपनौ धरिये नाउँ। 


अपने नाम की बैरख बाँधो, सुबह बसो इहि गाउँ।! ( श्८४ ) 


कृषि 


२०२---इसी प्रकार एक भ्रन्य पद में क्षि का रूपक मिलता है-- 
प्रभु जू यो कीन्ही हम खेती । 
बंजर भूमि गाउँ हर जोते, अ्ररु जेती की तेती। 
काम क्रोध दोउ बैल बली मिलि, रज तामस सब कीन्‍्हो। 
श्रति कुबुद्धि मन हाँकनहारे, माया जूता दीनहों। 
इन्द्रिय मूल किसान, महातृत अ्रग्रज बीज बई। 
जल नल की विषय वासना, उपजत लता नई। 
कीजै कृपा-दृष्टि की बरषा, जन की जाति लुनाई। 
सूरदास के प्रभु सौ करिये, होई न कान-कठाई ।! 


उपयुक्त भ्रवतरण मे खेती से संबंधित प्रायः सभी प्रमुख शब्द.मिल जाते हैं--खेती 
[ सं०क्षेत्र- खेत +ई ] बंजरभूमि* में नही हो सकती | भूमि जोतने के लिये बली दोड 
बेल [सं० बलद] की झ्रावश्यकता' होती है । हल [सं०] का बलों के कंधों पर रखने वाला भाग 
जुआ [ सं० युग ] कहलाता है। किसान [ सं० कीनाश ] या खेतिहर [ सं० ज्षेत्रकर ] 
ही उसका हाॉँकनहार होता है। भूमि ठीक होने के बाद बीज [ सं० बीज ] बोते है तब 
लता [ सं० ] निकलती है। किसान का इतना परिश्रम व्यर्थ भी हो सकता है यदि बरषा 
[ सं० वर्षा ] न हो | पाणिनि की श्रष्टाध्यायी में भी प्रायः यह सब बातें कृषि के प्रसंग में 


बताई गई हैं।' 


'7+3कप मनन ५4०७ ०५»>म न 


१--बंजर को ऊसर भी कहते हैं। रेह मिली होने के कारण मिंट्री चिकनों हो जाती 


है । ग्रा० श०, ए० ४, ग्रामीण बोली मे' “उसरहा” भी कहते हैँ । ४० १३, 
'जुझ्ना' हल, का वह भाग है जो बेलों की गर्दन में डालते हैं । यह झा, कठ हल 
श्रादि हल्की लकड़ी का बनता है। इसको जुआ, जुझ्राठः तथा 'जुआठा भी 


कहते हैं । 


२--ईं डिया एज नोन दु पाणिनि, ४० १६५, ऋण्वेद सें किसान के लिये “'कीनाश 
बब्द मिलता है। अ्रष्ठाध्यायी में प्रायः क्षित्रकर” शब्द ही प्रयुक्त हुआ है । हल 
को “हल या “हलि” कहा गया है। “हलयति' ( हुल चलाना ) वाप 
( बीज बोना ), “सूलावहँण” ( घास बगरह ) निकालना, लबत” “फ़सल 


१७२ कृषि 


स्फुट प्रसंगों में खरिहान ( १४२ ) [ सं० खल ] 'माॉडि-माँडि खरिहान क्रोध कौ! 
( १४२ ) का उल्लेख किया जा सकता है। खलिहान वह स्थान है जहाँ फ़सलें काठने के 
उपरान्त उसे माँड-माँड कर ग्रनाज और भूसा भ्रलग करते है । स्फुट प्रसंगो में ही ऊज़र 
( ४६६२ ) भ्रथवा उजड़ भूमि ज्यों ऊजर खेरे की पुतरी' तथा खेतिहर ( १०७ ) [सं० 
छेत्रकर | द्वारा निराई करने का वर्णन भी है जैसे प्रथम श्रषाढ आाजु तृन खेतिहर निरखि 
उपाटत ।* कुछ उदाहरण पौधों के ज्ञान से सबधित कहे जा सकते हैं जेसे---सूखति सूर धान 
अ्रंकुर सी, बिनु बरषा ज्यौं मूल तुई' ( २४७५ ) अभ्रथवा सूरदास तीनौ नह उपजत धनिया 
घान कुम्हाड़े' (४२२२ ) | खाल अथवा नीची जमीन को किसान पाट कर ठीक करता 
है--सूर खाल जिन पाटत' ( १०७ )। कारी घटा पौन भकफोरे, लता तरुन लपटाही। 
( ३६१६ )--पआ्रादि भ्रनेक स्थलों मे बरषा भ्रथवा पावस ( २६१५ ) का सुन्दर वर्णन हुआा 
है। वर्षा ही कृषि की प्राण है । 


२०३--खेती को प्राचीन साहित्य में कृषि! [ सं० कृष, कर्ष 5 हल जोतना | कहा 
गया हैं। क्ृषि' शब्द से हल जोतने के अतिरिक्त बीज, खेती की श्रन्य सामग्री; पशु श्रौर 
खेती करने वाले व्यक्ति श्रादि का पूरा भाव ही व्यक्त किया जाता है। वैदिक साहित्य के 
'कृष्टि! शब्द के स्थान पर भ्रष्टाध्यायी आ्रादि बाद के साहित्य में कृषीवल' शब्द मिलने लगता 
है श्रमिको को भाकत-वेतन मिलता था । ग्रीस के लोग भी यहाँ की उपजाऊ धरती एवं किसानों 
के कृषि-चातुय से प्रभावित हुए थे। प्राचीन भारत में दो प्रकार के बीज साथ बोने का ढंग 
भी प्रचलित था। दो फ़सलें उस समय भी होती थीं--वासतक तथा आ्लाश्वयुजक । <वर्षा का 
पहला भाग प्रावृषि! कहलाता था तथा वर्षा का अभाव अवग्रह ।* श्रष्टाध्यायी में वर्षा के 


बा 


काटना ) “खल” ( कूटना ) तथा “निष्पाव श्रादि उल्लेखनीय शब्द हें । 
“ऊशर', गोचर”, “ब्रज, तथा “गोष्ठ” शआ्रादि के श्रतिरिक्त जोती जाने 
वाली भूमि क्षेत्र” ( खेत ) कहलाती थी। एक नया दाब्द केदार” है जो 
ब्राह्मरा साहित्य में नहीं मिलता । 


१--मानस, किष्किन्धा०, १५ 


'महावृष्टि चलि फूटि किआरी । जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहि नारी॥ 
कृषी निरावहि चतुर किसाना। जिमि बुध तर्जाह सोह सद साना॥ 


२--इईंडिया एज्‌ नोन हु पारिनि, प्ृ० १६४ १६५, अ्रष्टाध्यायी सें 'सांडने! की 
खल! तथा खलिहान को भी “खल' कहा गया है। बहुत से खलिहान खलिनि! 
भोर 'खल्य' कहलाते थे । सादी भूमि कर्ष' श्रौर जोती हुई 'सीत्यः तथ। 'हल्य' 
कहलातो थी । सीता? दब्द तो ऋग्वेद तक में मिलता है। पृ० $ १९८, १६६ 
हल 'सोरनाम' तथा हल! कहा गया है। ऋग्वेद का लांगल” 'सीर” शब्द का 

हो समानाथंक था। बढ़े हल को लि? या जीत्य' भी कहते थ॑ । श्रवधी 
बोली सें हरी” प्रौर 'जीत' शब्द झ्राज भी आपसो सहायता के लिए प्रयुक्त 
होते हैं जंसे हंल बेल दूसरे को देना । हल के तोन भाग ईा' (लम्बी लकड़ी) 

४ + ./3 
कुदि” (लोहे का फाल) तथा पौत्र' (बीच का भुका हुआ भाग) नाम से जाने 


व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-प्रबन्ध, नग॑, धातु तथा सिक्के १७३ 


प्रतिरिक्‍्त खेतो को नदियों तथा कु के जल से सीचने का उल्लेख भी है। इनमे सिन्धु , सुवास्तु, 
वर्ण, सरयू, विपास, देविका तथा चंद्रप्रभा श्रादि नदियों के नाम श्रा सकते है। धान के खेतों 


में नहरों का पानी भी काम में आता था। देविका नदी का तट ( देविका-कूल ) धान के लिये 
प्रसिद्ध था ।' 
हर्षचरित में वाण ने भी विन्ध्याटवी के वन-ग्रामों के वन में कृषि तथा 'च्षेत्रो” का 


चित्रण किया है | इन छोटे-छोटे खेतों में* किसान बिना हल बेल के ही कुदाल' की सहापरता 
से बीज बो लेते थे | कुछ स्थानों पर हल तथा बलों की जोडी भी काम में आती थी । किसान 
बंजर भमि को खाद डालकर उपजाऊ बना लेते थे। इसी सिलसिले में गन्ने के खेतो, रूई 
अलसी, सन, तथा अ्रनेक तरकारियो श्रादि विभिन्न पेदावार का वन भी है। 

कृषि से संबंधित थोड़े से शब्द तुलसी की शब्शवली में मिल जाते हैं जैसे खेत 


पाही खेत” (घर से दूर रहने का स्थान" 'पाही' और वहाँ का खेत ) किसान! क्रषि', 
जलद' झ्रादि । 


भ्राज भी ग्रामीण बोली में 'हर' ( हल ) कहते हैं तथा उसके कई भाग होते है-- 
हर', 'परिहथ', 'हरिस', नाथा' तथा 'जूआ । हल में लोहे का फार ( फाल ) भो होता 
। हल बबूल की लकड़ी का भ्रच्छा होता हैं ।९ 


नग, धातु तथा सिक्‍के 


२०४---अहुमूल्य पत्थरों, धातुओ्रों तथा कुछ प्रचलित सिक्कों के नाम भी सूरसागर में 
मिलते है। यह भ्रधिकांश रूप से कृष्णु-राधा रूप-वर्णन, झ्राभरण, पात्रों, हिडोला तथा पालने 
श्रादि के वर्णान में प्रयुक्त हुए है । कही-कहीं नगों या धातुग्नों का प्रयोग उपमान रूप में भी 


नग 


रतन* ( ६५६ ) [सं० रत्न ], नग (२१० ) [ फा० नगीनः ] और मणि* 


जाते थे । बेदिक साहित्य में 'फाल' शब्द कुशि की जगह प्रयुक्त होता था। 
हल के बेल 'हालक या सेरिक” नाम से प्रसिद्ध थ | यह अन्तर सवारियों के 
बेलों से किया गया था| 
१--इंडिया एज नोन टु पाणिनि, एृ० १६४, २०४। 
२---हष॑ ० सां० अ्र०, ए० १७८, १७६ । 
“भज्यमान भूरि खिल क्षेत्र खंडलकम' 
३--तुलसी, गीता०, बाल० ६३, 'खेत के से धौखे हैं? । 
'पाही खेत, लगनवट, ऋन कुब्याज भा-खेत ।बेर बड़े सों आपने, किए पाँच दुःख हेत ॥। 
“धुध किसांन सर-वेद निजमते खेत सब सींच । तुलसो कृषि लखि जानिबो उत्तम, सध्यम नीच ॥' 
दोहा० , ४७८, 
4कूले न फरे बेत, जदपि सुधा बर्षाह जलद ।7४८४ 
४०-भ्रा० दा०, एृू० १०, १११॥ 
५---पं ० सं० दी० ४८८।२ रतन लाग तेहि तीस करोरो' ४१६।॥४ और पांच नग 
दीन्‍्ह बिसेखे!, ५५४।६ “रतन पदारथ नग जो बखाने॥ 
६--इं डिया एज नोन टु पारितनि, ए० २३१, खान सें काम करने वालों को कात्यायन 
ते खनक! कहा है। काशिका में 'मरित प्रस्तारर का उल्लेख है। भ्रष्दाध्यायी में 
नगों के लिए 'सरिए शब्द झ्राया है। 


१७४ नंग, धातु तथा सिंक्‍्के 


(६४५४ ) [ सं० मणि | बहुमूल्य पत्थरों के साधारण भ्र्थ के सूचक शब्द है। कष्ण तथा 
राम-जन्मोत्सव पर मागध, भिच्ुक, तथा ब्राह्मणों को दान मे देने का उल्लेख बार-बार है-- 
'देत दान रारपों न भूप कछु, महा बड़े तग हीर' ( ४६० ) श्रथत्रा दिस-देस ते टीको आ्रायौ 
रतन-कनक-मनि-हीर ( ४६२ ) तथा 'होरा-रतन-पटंबर हमको” ( ६४६ ) | ऋंष्ण का पालना 
भी रत्नजटित थां---मनिगन लगे अपार” ( ६५६ ) अथवा “रतन जठित बर पालनौ' ( ६६४ ) 
तथा 'कनक रतन मनि पालनौ' ( ६६० ) । नंद तथा यशोदा का वैभव इसी प्रकार खाने के 
पात्रों से भी प्रकट होता है--थार कटौरा जटित रतन के ( १८३१ )। इंष्ण तथा राधा 
का हिंडोला भी अनुपम ही था “रत्ननि जदित सुहावनौं ( ३४४० )। राधा को मौतिसिरी का 
'इुक-इक नग सत मत दामनि कौ' ( २५६० ) था। बस्व्राभूषयों मे रत्न जड़े होने का 
उल्लेख पहले ही किया जा चुका हैं। भ्राजकल नगो को “जवाहरात' भी कहते हैं । 

हरि-ताम महात्म्य मे भी कहां गया है--भक्‍तनि हाठ बेठि अस्थिर है हरि नग निर्मल 
लेहि ।' (३१०) । नौ रत्न प्रमुख माने गए है"-- रेसम बनाई नव रतन पालनौ' ( ७०२ ) 
प्रथवा 'नव-मनि-मुकुट-प्रभा भ्रति उद्दित' ( ६२५ ) खान से रत्न निकाले जाने का संकेत 
इस पद्मयांश में है--तब ते बिरह कुटिल या गोकुल, कीन्‍्हों है निज खानि ।....निकसत नाहि 
उपाह रतन ज्यौ, गयौ स्थाम संग दूरि ।/ ( ४६५६ ) | 

२०५--उपर्यक्त उल्लेशों के भ्रतिरिक्‍्त अन्य कुछ प्रसंगीं में नगों के कुछ नामों को 
चर्चा है। प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं-- 

हीरा हीर ( ४६२, १६६ ) [ सं० होरः, हीरकः | हीरे दान में देने तथा हीरक 
जटित वस्तुप्नों का ऊपर उल्लेख हुआ्ना है--सुदि हैम पटुली मध्य हीरा' ( ३४६० )। कवि 
की सम्पति से .मनुष्य जीवन भी बहुमूल्य हीरे से कम नहीं है--हीरा जनम दियो प्रभु हमको! 
( १६६ ) | हीरे का समानाथक शब्द बच्र ( ३४५६९ ) [ सं० वजञ्र ] भी है--वज् कीलें 
लगीं सुठि, सुभाग सोभा 'कारि!। सब नगों में हीरा ही सबसे श्रधिक बहुमूल्य होता है। 
पद्मावत में पदारथ! शब्द हीरें का बोधक है ।* हीरा कई रंगों का होता है--सफेद, पीलापन 
लिए सफेद भ्रथवा लाल किन्तु सफेर होरा ही प्रधिक लोकप्रिय है। इसकी चमक (विशेष होती 
है। भारत का प्रसिद्ध कोहनूर हीरा श्रव इंगलेड मे है और वहाँ ताज में जड़ा जाकर राजरत्न- 
कोष में सुरक्षित है। हीरे से कम चमक वाला किन्तु मिलता-जुलता एक नग 'पुखराज' भी 
होता है.। यह मूल्य में हीरे से बहुत कम होता है । 

सीपज, ( ७५५ ) [ सं० | मुक्ता (६४५६ ) [ सं० ); बिधि वाहन-मच्छन' 
[ सं० विधि वाहन भक्षण | शब्द मोती के ही पर्यायवाची है। मोती के श्राभरणों का 
वर्णत किया जा चुका है। इसके भ्रतिरिक्त हिंडौले मे भी मोती की ऋालर लगाई गईं थी 
( ३४३० )। वर वेश में कृष्ण के घोड़े की जीन में मोती की लें लटक रही थी--'जीन 
जरित जराब पाखरि लगी सब मुक्तालरी” ( ४८०४ )। शिशु कृष्ण का पालना हीरे तथा 
मोती से सजाया गया था--पंच रंग रेसम लगाउ, हीरा मोतिनि मढ़ाउ” ( ६४६ )। बाल- 

१--नवरत्नों के नाम यह हैं--होरा, सारिक, पन्ना, सोती, गोसेद, मूँगा, लहसुनियाँ, 

पुखराज और नीलम । 


२--४० सं० टी०, १०७१, 'दसन चौक बेठे जनु हीरा', 'वह जो जोति हीरा उप- 
राह्दीं । हीरा दिर्पाह सो तेद्दि परिछाहीं।' 
हे---१ ०७५ रतन पदारथ मानिक सोती! । 


व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-प्रबन्ध तथा नग, धातु, सिक्के श्ज्प्‌ 


कृष्णा (के सुन्दर नन्हे दाँतों की आभा मोती की याद दिलाती थी “प्रगति हँसत दतुलि, मन्‌ 
सीपज, दमकि दुरे दल श्रोले री' (७५५ ) । सच्चा मोती समुद्र से निकाला जाता है तथा 
जितना बड़ा हो उतना ही मूल्य अधिक होता हैँ। प्राचीन काल से ही भारतीयों को मोती 
विशेष प्रिय रहा है । श्राजकल इनकी श्रनुक्ृति रासायनिक ढंगो से भी बनाई जाने लगी है। 
हंस द्वारा मौती चुगने की कवि-प्रसिद्धि 'भी है--जल तजि हंस चगे मुक्ताहल”' ( ३०४८) 
ग्रथवा मुक्ति-मुक्ता अनगिने फल-तहाँ चुनि चुनि खाहि' ( ३१८ ) ! 

मानिक*.( ६५४ ) [ सं० मारित्यं; लाल पद्चराग ] या लाल ( ३४५० ) जैसा कि 
नाम से, ही स्पष्ट है लाल रंग का पत्थर होता है किन्तु इसमें कई वर्ण भी होते हैं। इन सभी 
नगों के नाम विशेष रूप से भूले के वन में मिलते है--हीरा-लाल-प्रबालनि पंगति, बहु मनि 
पचित पचावनों? ( ३४४० ) अथवा मरुवे सौ मानिक चुनी लागी, बीच हीर तरंग” (३४५१) 
अथवा मनि लाल मानिक जटित भंवरा/ ( ३४५८ ) तथा लाल हीरा लाइ! ( ३४४६ )। 
मारणिक्य तथा हीरक का जड़ाव श्राज भी लोगो को शअ्रत्यधिक प्रिय है*-..खबि हीरा बिच 
लाल प्रवाल' ( ७०२ ) गहरे रंग के लाल का ही संस्कृत नाम पद्मचराग था । 

२०६, मरकत'" ( १६५७ ) [ सं० मरकतं | हिडोले के डंडे मे मरकत जडा था-- 
डांडी खबी पचि पाचि मरकतमय, सुपाति सुहार” । रास वर्णन मे कृष्ण तथा गोपियों के शरीर 
की झ्राभा मरकत का स्मरण करा रही थी--'बिच श्री स्थाम नारि बिच गोरी, कनक खंभ मरकत 
रुचि हौरी । ( १६५४७ )। गोपियो का क॑चन वर्णा तथा कृष्ण का रूप ऐसा था 'भानौ गज- 
मुक्‍्ता मरकत पर, सोभित सुभग साँवरे गात ।' ( ७७७ ) इस हरित वर्ण के पत्थर को आजकल 
श्रधिकतर पन्ना” कहा जाता है। कृष्ण रुक्मिणी विवाह वर्णन में पन्‍ला ( ४८०४ ) शब्द भी 
प्रयुक्त हुआ है-- मुकुट कुंडल जरित हीरा लाल सोभा अश्रति बनी । पन्ना पिरोजा लगे बिच-बिच 
चहूँ दिसि लटकत मनी ।........हाथ पहुँची हीर के नग जरित मुदरो भ्राजई ।९ ( ४८०४ ) । 
मुसलमान इसे “जमुर्रद' भी कहते हैं । ग्राईने-प्रकबरी में यही शब्द मिलता है । 

बिद्रम, प्रबाल ( 3५८, ७०२ ) [स॒० विद्रुम, प्रवाल | अथवा मंगा (३२३४ ) 
( सं० मुडग | छोटे बच्चो को मूँगा पहनाने की प्रथा थी तथा श्रन्य प्रसंगो मे यह पर्यायवाची 
नाम प्रयुक्त हुए है-- मुक्ता-बिदुम-नी ल-पीत मनि, लटकत लटकन भाल री” ( ७श८ ) तथा 
हीरा लाल प्रबालनि पंगति' ( ३४५० )। दीवाली का चौक नगो से बनाया गया था 'गज- 
मोतिनि के चौक पुराय, बिच-बिच लाल प्रवालिका ।” ( १४२७ ) ।* विद्रुम श्रधर का उपमान 

भी है--अधर बिद्रुम, बत्लकन दाडिम किधों दसनावलो” ( ४८०३ ) अ्रथवा 'बलि-बलि जाऊं 


१--इंडिया एज नोन टु पाशिनि, ए० २३१ लौहितक (म/शणिः्य) तथा सल्यक 
(पन्ना) की गिनती सरियों में की गई है। इनका अर्थशाख में भी उल्लेख 
है। बिदूय! ((१७/8 6५०) की लाने 'वालवाय' पर्वत पर भ्रधिक थीं। 'विदूर' 
में काटे जाने के कारण उनका यह नाम पड़ गया था | अमरकोष : २६६२ | 
शोखरत्न लोहितकः पद्मराग: ! 

२--पं० सं० दी० ४४०६ 'कंचन करी रतन नग बना। जहाँ पदारथ साह न पता । 

३-- अ्रमरकोष, २।६।६२ गारुत्मतं सरकतमव्सगर्मों हरिन्मरि: । 

४-प० सँ० ठी०, ४८२॥७, 'कनक अंगूठी भ्रो नग जरी! 

५--प० से ० ठी० २८५।४ “रतन चौक पूरा तेहि मांहा। 


१७६ नग, धातु तथा सिक्‍के 


अरुन अधरनि की । बिद्रम बिब लजावन” ( १२८२ ) ॥* इस मण्णि में चंमक नहीं होती तथा 
गलाबीपन लिए हलके लाल वर्ण की होती है। नीलस ( २८३२ ) श्रथवा इन्द्रनील (८३४) 
[ सं० इन्द्रगील ] भूले में लटकती मोती की ऋलर मे बीच-बीच में नीलम /सुशोभित थे बिच 
नीलम बहुभावनो' (३४५० )। शिशु कृष्ण के मस्तक पर शभ्रन्‍्य मरियों के साथ माता ने 
नीलम भी पहना दिया था-- मुक्ता-बिद्रुम-नील-पीत-मनि, लटकत लटकन भाल री। मानो 
सुक्र,-भौम-सनि-गुरु मिलि, ससि के बीच रसाल री” । शरीर के उपमान रूप में भी “इद्रनील' 
प्रयुक्त हुआ है इन्द्रनील मनि तैं तन सुन्दर' ( ८३२४ )। इन मण्ियों के प्रभाव मे भी कुछ 
लोगों को विश्वास है विशेषकर हीरा, मूँगा, नीलम आदि । लोग नीलम,बहुत सोच-समभझ कर 
पहनते है | 

२०७, फटिक सिला, स्फटिक ( ३६६, २४५४०, ३४२८ ) [ सं० स्फटिकशिला ] 
ऋले की पटली स्फटिक अ्रथवा बिल्लोरी पत्थर की बताई गई है। 'स्फटिक सिहासन मध्य 
विरोजत! ( ३४२० ), स्फटिक पदुली संग ( ३४४८ )। द्वितीय स्कन्ध के श्रात्म-विश्रम 
संबंधी एक पद मे यह उपमा दी गई है जैसे गज लखिं फटिक सिला में, दसननि जाइ 
अरुयो” ( १६६ )। 

पिरोजा ( ३४५० ) [ फा० फिरोजा | भी एक उल्लेखनीय रत्न है--मरुव मयारि 
पिरोजा लटकत सुन्दर सुढर ढरावनौ' ( ३४५० )। यह हरापन लिए हुए हल्के नीले रंग की 
मणि है। ५ 

मानस में राम-जानकी विवाह के निर्भित्त बना मंडप भी अ्रद्वितीय था। वह सोने के 
खंभों तथा मण्यों से विभूषित था।* इसमे नगीने के जड़ाव में पच्चीकारी ( “चीरि कोरि 
पचि' ) का वर्णन भी है। यह चित्रण सूरसागर के हिडोले से बहुत मिलता-जुलता है। ग्राईने- 
प्रकबरी मे सम्राट्‌ के र॒त्नकोष के श्रपूर्व॑ रत्नों के नाम दिए गए है। इस विभाग में कार्यपटु 
“बितक्चो,' दरोगा' तथा कई चतुर 'जौहरी ( रत्नों को परखने वाले ) नियत थे। रत्नों में 
लाल, हीरा, पन्ना, आसमानी तथा सुख याकृत तथा मोती के नाम मिलते हैंश्तथा उनको श्रेणी- 
वद्ध करके मूल्य नियत कर दिए गए थे। भन्यत्र जमुरंद, लाज्हवर्द तथा बिललौर ताम भी दिए 
गए हैं । 

२०८. इन बहुमूल्य रत्नों के साथ ही पोत ( ४१, ३३१८ ) तथा कांच ( १६१८ ) 
का उल्लेख करना ग्रनुचित न होगा | छोटे तथा नकली मोती को ही 'पोत” कहते है । मनुष्य 
जन्म हीरे के समान बहुमूल्य होते हुए भी उसका सदुपयोग हरिनाम में ही है श्रन्यथा वह पोत 
के समान ही व्यर्थ माना जायगा--'मानुष-जनम पोत नकली ज्यो, मानत भजन बिना बिस्तार' 
( ४१ ) । एक जगह मानिनी गोपी कहती हैं---करों न अंजन, घरो ते मरकत, मृगमद तनु 
न लगाऊं। हस्त बलय, कटि ना पट मेचक, कंठ न पोत बनाऊं! ( ३३१८ )। कांच के ही 
पोंत बनाए जाते हैं-- कांच पोत गिरि जाइ, नंद घर गथौ न पूजे ॥! ( २२३६ ) | कृष्ण द्वारा 





३--प० सं० व्या० ४४३।४,५ 'होरा दसन सेत श्रौ स्थासा बिद्॒स अ्धर रंग रस राते' । 

र२--मानस, बाल० २८८, बिरचे कनक कदलि के खंभा?, “हरित मनिनन्‍ह के पत्र फल 

पदुमराग के फूल”, बेनु हरित सनिमय सब कोन्हें! बिच-बिच मुक्तादमम 

सुहाएं। मातिक सरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रे सरोजा', 
हेस बोर भमरकत धर्वार लसत पाठ्मय डोरि।' 


व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-प्रबंध, नग, धातु तथा सिक्के १७७ 


दर्धि. दान की छीन-फपट में गोषियों के गले को पोत की माला के टूटने का वर्णन श्रत्यन्त 
स्वाभाविक है। इस वर्ग की स्त्रियाँ प्रायः पोत की माला पहनती है । एक शोर तो सोने के रत्न- 
जटित झाभरणों का वर्णन है किन्तु साथ ही पोत का उल्लेब स्वाभाविकता ला देता हैं । माया 
शीर्षक पदों में काँच तथा कंचन के असाम्य का वर्शात है-- 

सूरदास कंचन अझ का्चाह, एकॉहि धगा पि्रोयो' ( ४३ ), 'रंच काच सुख लागि 
पूढ-मति, कांचन रासि गँवाई” ( ३२८ ) तथा गोपियों को दृष्टि मे 'हेम कांच, हंस काग, खरि 
कपूर जैसो' ( ४२७१ ) कृष्ण-कुबजा सान्निध्य था। 


प्रसिद्ध पौराणिक मणियाँ 


२०६. प्रसिद्ध पौराणिक मरणियों से संबंधित उल्लेखनीय शब्दावली यह है........ 

१, चितामनि (६) [ स० चिन्तामणि ] ध्यान करते ही श्रभिलिषित वस्तु देने 
वाला रत्न विशेष है-- परम उदार, चतुर चितामनि, कोटि कुबेर निधन को' (६ ) २. 
कोस्तुभमनी ( ४३५ ) विष्णु के हृदय पर शोभायमान मरिश विशेष है। समुद्र-मंथन के फल- 
स्वरूप निकले हुए चौदह र॒त्नो* में कौस्तुममरिष्त भी थो । 
घातु 

२१०--जिन प्रसंगों मे रत्नों से सबंधित शब्दावली मिलती है वहाँ धातुभों) की चर्चा 
भी है। धातु (३५१६ ) [ सं० धातुः, खनिज पदार्थ | शब्द का उल्लेख है । इनमें प्रमुख 
स्थान सोने, कंचन, कनक हाटक, श्रथवा हेमरे [ सं० स्वर्ण, सं० ] से ( ६४२, ६४८, 
६५६, ३६१४, २४६० ) को सरलता से दिया जा सकता है । राम-कृण जन्मोत्संव पर सुवर्ख - 
दान की चर्चा है तथा श्राभूषण, पूजा एवं भोजन के पात्र, पालना तथा हिंडोला आ्रादि सभी 
स्वर्र-निभित बताए गए हैं--लै ढाढिति कंचन-परनि-मुक्ता' ( ६५६ ), 'कनक-रतन-मनि 
पालनौ ( ६६०० ), 'सकरी कनक', कनक किकनी', 'किकिनी कलित कटि हाटक रतन 
जरि! ( ७६६, १६७२ ), 'कंचन-धार दूध दधि रौचत' ( १४८४ ); कंचन माट भराइ के 
( र४८४ ), खचि खंभ कंचन के रुचिर' ( ३४४८ ), हाठक सहित सजावनौ' (३४५० ) 
तथा 'सुठि हँम पटुली मध्य हीरा! ( ३२४६० ) | 

उनकी लकुटिया, मुरली तथा पिचकारी तक सोने की रत्तजटित वर्णित है-- 


१--चौवह रत्न इस प्रकार हैं--अखरूत, ऐराबत, कल्पवृक्ष, कोस्तुभमरिण, भ्रश्व, 
चन्द्रमा, धनूष, घेनु, धन्वन्तरि, रस्भा, लक्ष्मी, वारुणी, विष, तथा शंख । 

२--इंडिया एज़् नौन टु पारितनि, ए० २३१, बहुसूल्य धातुओं सें “हिरणुय श्रथवा 
'जातरूप' ( सोना ) तथा 'रजत' (चांदी ) का उल्लेख है। इनके श्रक्ञावा 
अयस” (लोहा ) कांस, त्रपु (टीन तथा लोहितायस' ( तांबा ) नाम सो 
मिलते हें । एक गण में, 'सीस” तथा लौह” का जिक्र भो है। व्यापार की 
सामग्री सें भी इन धातुओं तथा मस्पयों की गिनती की गई है । 

३--कौटिल्य ने सोने के श्राठ भेद किये हैं। उनमें 'हाठक' इसी नाम की खान से 
निकलता था। इससें एक जातरूप भी है। रूसौटो पर कसने पर हल्दी के रंग 
का सुवर्ण हो तब 'सुवर्ण' नाम से जाना जाता था। ( कौटिल्य भर्थशास्तर, 
अधिकररण २ ) 


श्ढ्द प्रसिद्ध पोरारिषक मणियाँ 


'मोहन म्रली भ्रधर धरी । 
कंचनमनि मय रचित , खचित श्रति! ( १८४५ ) 
'मेरी कनक लकुटिया दे री! ( २०२४ ) 

प्रथवा 'रत्न-जठित पिचक्रारिया' ( ३४८४५ ) 

तथा 'पिचकारी रतनन जरित' ( ३४६२ )॥ 

भूले की डौरी भी सोने के तारों से बनाई गई थी-- पंच रंग पाट कनक मिलि डोरी' 

( ३४३० )। 'कनक! तथा 'कामिति' सेव से संसार के सबसे बड़े प्रलोभन माने गए हैं-- 
'मौहौ जाइ कनक-कामिनि-रस ममता मोह बढ़ाई! । पदुमावत में रत्नों के समुद्र से निकलने 
की कल्पना जायसी ने की है । यों उनको नगों का स्थल में होने का ज्ञान था । 

गोपियों और राधा के रूप-वर्णन संबंधी पदों में उनके वर्ण की उपमभा प्रायः सोने से 

दी गई है*--- 

गोपी मंडल संडित स्थाम । कनक नील मनि जनु अभिरास । ( १७९८ )। 

एक स्थल पर शिशु कृष्ण के पद चिह्नो की सुन्दर उत्प्रेत्ना भी है--प्रति चरन मनु 

हेम बसुधा, देति श्रासन कंज” ( ८२६ ) । 
सुनार तीन प्रकार के सोने से भ्रपनी कला-कुशलता दिखाता है। एक तो नए सोने 
को ढालकर चीजें बनाता है, दूसरे पुराने श्राभरणों आदि को पिघलाकर दुबारा बनाता है तथा 
तीसरे सोने की पुरानी वस्तुप्नों को चमकाता और साफ करता है । पहले प्रकार के सोने को 
सूरसागर में अनगढ़ सोना ( ६५८ ) कहा गया है--अ्रनगढ सोना डालना ( गढ़ि ) ल्याए 
चतुर सुनार' ( ६५८ ) | भ्रमरगीत शीर्षक पदों मे एक स्थल पर रसाइनी [ रसायनी सं० ] 
का पारहि' (३९१४ ) [ सं० पारद ] से सोना बनाने का वर्णान भी है ब्रज मे दोड विधि 
हानि भई''''जैसें हाटक ले रसाइनी*, पार्राह भ्रागि दई। जब मन लग्यौ दृष्टि तब बोल्यौ, 

१--प० सं० टी०, १७७, 'कहाँ रतन रतनाकर कंचन कहाँ सुमेरुः तथा उलर्थह 

मोती सानिक होरा! ( १५१॥२ ) 

२--प० सं टो०, ३११।१, थल थल नग न होइ जेहि जोती । जल जल सीप न 
उपने मोती ।? 

३--प० सं० टी०, ११२।१, कनक खंभ दुह भुजा कलाई । 

४--प० सं० टी०, २९३।४,५,६ 'धातु कमाइ सिखे ते जोगी....कस हरतार पार नह 
पावा । गंधक कहां कुरकुरा खावा ।' 

(४ ) सिद्ध भ्रथवा नाथ योगी रसायन श्रथवा धातुवाद की प्रक्रिया से सोना तथा 
चाँकी बनाते थे | यह लोग तांबे में पाय मिलाकर सुवर्ण तथा रांगें में 
हरताल भिज्ञाकर चांदी बनाते थे। बार ने भी 'कारन्धमी' या धातुविदों का 

उल्लेख किया है। नागाजुन उनके गुरु थे । बाद में यह रसेन्द्र -दर्शन के नाम से 
विख्यात हुआ | खनिज पारद में सोना, चांदी, तांवा, सीसा, रांगा झ्रादि मिला 
होता है। सोना बनाने में रसायिनकों को पारद के भ्रतिरिक्त श्रमलोनी बुदी की 
भी जरूरत पड़ती थी । २६४५ “सिद्ध गोटिका जायहे नाहीं। कौन धातु पूछहु 
तेहि पाहों । 

अब तेहि बाजु रांग भा डोलों। होइ सार तब बर के बोलौ' 


व्यापार, व्यवप्षाय, कृषि, ग्राम-प्रबन्ध, नग, धातु तथा सिक्‍्के १७६९ 


सीसी फूटि गई ।' ( ३६१४ )। सोना गर्म करने का उल्लेख भी है--भ्ाँच लगे च्यौनो सोनो 
सों, यौ तनुधातु धई । ( ४०२२ )। 

कूसोटी ( ४२६३ ) [ स० कषवटिटिका |--'नेह कसौटी तौल'--परीकज्षा के साधारण 
भ्र्थ में भी प्रयुक्त होने लगा है। कंचन का पारस द्वारा खरे करने की चर्चा भी है--'सो 
दुबिधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरों। ( २२० ) 

पद्मावत में कसोटी पर सोना कसने, दुआदस बानि' ( बारहबानी ) उत्तम सुबर्ण तथा 
सुहागे का उल्लेख भी है| बारहबानी सोने को कुदन कनक' भी कहा गया है। कुंदन के 
पग्राभरण आज प्रसिद्ध हैं। अकबर के समय में खरेपन के लिए बान' शब्द चलता था । सबसे 
खरा बारहबानी' होता था। श्राजकल इसे 'करेट”, टच” या 'बट्ा' कहते है । 

सोने के बाद धातुओं के निश्चित क्रम मे रजत ( ३४४८ ) [ सं० ] प्रथवा रूपे 
( १४२ ) रूपेर ( ३७१० ) [ स० रूप्यं | का स्थान है | एक विनय पद में मनुष्पों से रूप” 
का लोभ छोड़ देने का श्राग्रह किया गया है--निर्भय रूपे लोग छाड़िक ( १४२ ) | 

कंस-बध के बाद दान में दी जाने वाली गायो का ताँबे, रूपे तथा सोने से सुसज्जित 
होने का वर्णन भी हं--तॉबे, रूपे, सोने साज राखी वे बनाई के ( ३७१० ) हिडोले के 
'मरुव' तथा मयारि' रजत-निर्मित थे--'रचि रजत मरुव मयारि' ( ३४४८ )। भ्राजकल 


जे 


भ्रधिक प्रचलित शब्द चाँदी” है ।र 


और पारा मिला देने पर पारे के करा अलग नहीं रहते। ऐसा पारा “ऋज्जूली' 
कहलाता है। गंधक पारे को खा लेती है। श्रश्नक, पारद तथा गंधक को एकत्र 
करके सिन्दूर बनाने का यहाँ उल्लेख है। इस शास्त्र के श्रनुसार पारा, 
हरताल तथ। संखिया आग में डालने से उड़ जाते हैं किन्तु गन्धक पारे को बद्ध 
कर लेता हे । इनमें मिलकर हरताल भी श्रग्नि को सह लेती है । 
भारत सें पारा नेपाल, चीन, जापान तथा स्पेन से भी आ्राता है । 

र--पं० सं० टी०, १००३, कंचन रेख कसोटी कसी' 'कनक दुश्आदस बानि होइ 
चहु सोहाग वह मांग, ६३।४ कनक सुगंध दुश्रादस बानी, १७३।५ “चाहे 
सोनहि मिला सोहागु ।/ 

२--इंडिया एज नोन टु पारिषनि---४०२७१,२७२ सिक्‍कों को निधातिका से चिन्दरित 
करने या ठप्पा' लगाने के श्र में 'रूप' दाब्द अ्रष्टाध्यायी में प्रमुक्‍्त हुश्ना है । 
इन सिक्‍कों पर एक बार या अ्रनेक बार विभिन्‍न छापें बनाई जाती थीं ।” रूप्पय' 
प्रशंसा या आहत' के श्रथ में आता था। “अयन्त्रित! श्रथवा आहत किए बिना 
सिक्‍के नहीं साने जा सकते थे । 

३--र्थशात्र मे चांदी के चार भेद बताए गए हे--तुत्योदगत ( तुत्थ पर्व॑त से प्राप्त: 
गौड़िक ( गोड़ देश की ), कास्बुक ( कंबु पर्वत की ), चाक्रवालिक ( चक्रवाल 
पर्वत से प्राप्त ) । 
बेशक ग्रन्थों में सोना, चांदी, तांबा, रांगा, लोहा, सीसा तथा जस्ता सप्त धातु 
मानी गई हैं। पारा” रस होता है। अ्ष्यधातु में पारा! भो गिना जाता है । 
'स्व॑र्शा रूप्यं तास्नर' चरंगं॑ यहादमेव च । झ्ञींसं लौह रसश्चेति धातवोष्ष्टो 
प्रकीतिता:।' प्रातिमा निमार्ण के लिए अ्रष्ट्धातु का उपयोग होता था। गंधक, 
इंगुर, श्रश्रक, हरताल, सुहागा, फिटकरी, गेरू श्रादि उपरसों में हैं । 


१६० प्रसिद्ध पौराणिक मरिणयाँ 


२११--ताँबे ( ६४२, ३७१० ) [ सं० ताम्र ] कंस-बंध के बाद दान के समान ही 
कृष्ण के जन्मोत्सव में नंद तथा यशोदा के द्वारा जो गायें ब्राह्मण की दी गई थीं, वह भी 


इसी प्रकार अलंकृत थी--- ५ 
'खुर ताँबें, रूप पीठि, सोने सीग मढ़ी” ( ६४२ )। 


इस पद्माश से इन धातुश्रो के क्रमानुसार महत्त्व तथा मूल्य पर प्रकाश पड़ता है साथ 
ही इस प्रकार सजाई गई गायों के दान की प्रथा पर भी । 

प्रथम स्कन्ध में लोहा ( २२० ) [ सं० लौह | घातु का उल्लेख है---इक लोहा पूजा 
में राखत इक घर बधिक परो' ( २२० )। धातुझ्नों के उपयोगों की दृष्टि से लौह को सर्वप्रथम 
स्थान मिला है । सोना तथा चाँदी तो वेभव, ऐश्वर्यं तथा सम्पदा के सूचक है किन्तु किसी भी 
देश की सम्पन्तता एवं उन्नति बहुत कुछ लोहे पर श्राधारित होती है। 

पदभावत में सार' व लोहे प्रयुक्त हुआ है जिसका श्रर्थ फ़ोलादी लोहा है ।* श्रन्य 
पद में 'पोलाद! ( ६२१ ) शब्द भी मिलता है । 

झ्राईने-प्रकबरी में श्रबुलफ़्जल ने राजकीय टकसाल पर भी लिखा है। इसमे सोने-चाँदी 
को साफ़ करने की विधि तथा धातुश्रो को उत्पत्ति भी वर्णित है। उन्होने लिखा है कि सोना बाहर 
से ही भ्रधिक भ्राता है साथ ही उत्तरी पर्बतो तथा तिब्बत मे भी होता है। व्यापारी सोने-चाँदी 
से यथेष्ट लाभ उठाता है। खनिज पदार्थों मे उन्होने पाँच श्रेणियाँ की है--( १ ) याकृत 
ग्रादि ( २) पारा ( ३ ) फिटकरी ( ४ ) गंधक ( ५ ) सोना आदि। सप्त धातुओ्ों मे उन्होने 
चाँदी सोना, खारचीनी, ताँबा, राँगा, लोहा तथा सीसा रक्‍्खा है तथा किस प्रकार इनकी 
उत्पत्ति होती है यह भी बताया गया है। मिश्रित धातुश्रो में काँसा, रूई, पीतल या बिरंज, 
सीमेसुख्ता, तालीक़ून, कोलपत्र तथा अष्टधातु है।* 
सिक्के 


२१२--सूरकालीन कुछ थोड़े से सिब्कों के नामों पर भी प्रकाश पड़ता है-- 
(१ ) रूपेर ( १४२ ) 'रूपै' के लोभ छोड़ देने के उल्लेख में इस शब्द का श्र उस 
समय का प्रचलित रुपया हो सकता है । 
के ( २ ) टका ( ६४८ ) [ सं० टंकक ] कृष्ण-जन्म पर यशोदा ने दाई को नेग मे 
लाख टका अ्रु भूमका देहु सारी दाई कौ नेग ।! 
यह चाँदी का पुराना सिक्का था। उन्‍्नीसवी शताब्दी में अधन्ने को भी टका कहते थे । 
( ३ ) दाम* ( २५६० ) [ फ़ा० ] राधा की 'मोतिसिरी” के संबंध में माता कीर्ति 
कहती है-- 
१--प० सं० ठी० ५१२।४ लौहें सार पहिरि सब कोपा!। 
रहीम-- भुई खाल को साँस से सार भसम होइ जाई! । 
२--आआईने श्र०, पृ०२९-८५५ 
३--आईने झअ०, एृ० ५६, रूपया चाँदी का सिक्का था। यह शेरखां के समय में 
चला था। एक रुपये में चालीस दास होते थे। एक वर्गाकार रुपया भी चलता 


था जिसका नाम जलाला' था। दूसरा पुराना व गोल श्रकबरशाही 
रुपया था। 


४--आ्राईने० अ०, प्ृ० ५७, दास तांबे का सिक्‍का था। यह रुपये का चालीसवाँ 
भाग था। पहले इसे 'पैसा' या 'बहलोली' कहते थे । दास का पच्चीसवाँ भाग 
ज्ञीतल' होता था। 


] 


व्यापार, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-प्रबन्ध, नग, धातु तथा सिक्‍के १८१ 


इक इक नग सत दामिनि कौ, लाख टका दे ल्याई! ( २५६० )। 

मुक्ता-माल इतना बहुमूल्य था, श्रतः उनकी पुत्री पर क्रोधित होना उचित ही था | यह 
भ्राजकल के पैंसे के बराबर का पुराना सिक्का था। खराब सिक्का खोटा कहलाता है--हरि 
कौ नाम” दाम खोदे लौ, भकि-फकि डारि दयो । ( ६४ )। 

(४ ) कोड़ी ( २११६३ ) [ सं० कपदद:, कपदिका ] दधिदान प्रसंग में कृष्ण गोपियो 
से कहते है--'भ्रब तुमकों में जान न देहो । दान लेउ कोड़ी-कौड़ी करि, बैर झ्रापनी लैहौ' 
भ्रथवा सूरदास स्वामी बिनु गोकुल, कौड़ी हु न लहे” ( ३७६८ )। कौड़ी मूल्यहीन होने का 
भाव व्यक्त करती है। 

(५४ ) दमरी* ( १८६, १४१ ) अ्रधर्मों तथा श्रपराधों की सूची वाले विनय पद में 
एक कृपण का चित्र खीचा गया है--लंपट, धृत, पूत दमरी कौ, कौड़ी-कोड़ी जोरे ( १८६ )। 
कौड़ो-कौड़ी जोड़ना” मुहावरा थोड़ा-थोड़ा करके बहुत सा धन इकट्ठा करने का द्योतक है । 

( ६ ) मोल ( ३५१६ ) [ सं० मूल्य ] हिंडोले मे भूलने के लिए राधा तथा गोपियाँ 
वस्त्राभरणखों से भ्रलंकृत हो एकत्रित हुईं। उनके वस्त्र महंगे (१५१६ ) थे--'पहिरि विविध 
पट मोलति महंगा । ( ३४१६ )। 

पद्मावत में 'दिनार' सिक्के का भी उल्लेख है ।* झ्राईने-अकबरी में दीनार सोने की 
मुद्रा बनाई गई है। भ्रन्य स्वर्ण मुद्राएं भी भ्रकबर के समय मे प्रचलित थी जैसे सहँसा, रहस, 
इलाही, मोहर भ्रादि करीब छब्बीस थीं ।* सूरसागर में इनका उल्लेख नहीं हुआ है । 


१--आईने भ्र०, ए० ५८, दमड़ी दाम का झ्ाठवाँ भाग था। अधेला' दाम का आधा 
तथा 'पावला” चौथाई भाग है। 

२--प० सं० दी०, ४ठ८टारे, लाख दिनार बेवाई जवा' । 

३--आईने झ०, पृ० ४६-५६ | 


शाज-दरबर,शासन-व्यवस्णा तथा युद्ध हे ८, 


१-शाजा, राज़ दुरबार तथा महल 


२१३--सू रसागर मे राजदरबार, शासन तथा युद्ध आदि की झछोतक शब्दावली यथेष्ट 
मात्रा मे मिलती है। ये शब्द नवम-स्कंध तक की कथाओं तथा दशम-स्कंधउत्तराढ् के पदो में 
अ्रधिकाश रूप से प्रयुक्त हुए है। विनय-पदों में राजदरबार-संबंधी कुछ रूपक पुरे-पुरे पदो मे मिल 
जाते हैं। इन शब्दों के आधिक्य की दृष्टि से कुछ पदो (४०,१४५,२२०६,३ ३८७, ३६३१,४८८५) 
पर ध्यान देना आवश्यक है । 

राजा, राजदरबार' तथा उनके बेभव और शासन-व्यवस्था की सूचक शब्दावली 
निम्नलिखित है-- 

नप, नुपति (२५०, ३४१,३४२) [सं०], राजा (१४४,४१६,४१६,४२५६) [स०] 
महाराज (४०) [सं ० | राव, राड, राइ (३४८,१४५,३७१५४) [सं० राजा-राय-राव), महीपति 
(२६१३) [सं० ), भुवाल, भुवाला (६२२) [सं० भूपाल], भूपति (२४८) [सं०] अथवा सुल्तान 
(१४५) [अ०] ही राज्य का उच्चतम अधिकारी होता था । कुछ बिनय पदों में तथा भ्रन्य स्फुट 
प्रसंगों में परत्रह्म के अवतार कृष्ण सब सृष्टि के अधिनायक्र घोषित किए गए है--तेज प्रताप 
राइ केसौ के, तीनि लोक पर गाज ।! (३७१४), जब कि कवि स्वयं सब पतितों का राजा है-- 
“हरि हो सब पतितनि कौ राजा', भ्रथवा हरि हो सब पतितनि कौ राउ' (१४५) | इस दृष्टि 
से उसकी कोई बराबरी नही कर सकता--को करि सके बराबरि मेरी, सो धो मोहि बताउ' 
(१४५) । राजाग्रो के ऊपर सुल्तान वर्शित है--भौर हैं श्राजकाल के राजा, मै तिनमे 
सुलतान* ।” (१४५) | मुगुल राज्य-काल में हिन्दुस्तान का सम्नाटू 'शाहंशाह” [फा०] कहलाता 
था | वह राजधानी दिल्‍ली या आगरे मे रहेता हुआ राज्याधीन शासको पर नियंत्रण रखता 
था । मुसलमान राजा ही प्रायः 'सुलतान' कहलाते थे । 


द्रोपदी-चीर-हरण प्रसंग में दुर्योधन की सभा का चित्रण कई पदो में है, जहाँ भ्रनेक भूप 
और नृपति बेठ हुए थे--'बेठी सभा सकल भूपति की (२४८), प्रथव? परे बच्ञ या नृपति-सभा 
पै ।! (२५०) | कृष्ण का मथुरा तथा द्वारकापुरी के राजा होने का वर्णत भी कई पदो में है-- 
“राजा भए तिहारे ठाकुर, अरु कुबिजा पटरानी” (४२५६) | श्रथवा 'कहं वे ब्ह्मादिक के ठाकुर, 
कहां कंस की दासी ।' (४२६१) । यहाँ ठाकुर [सं० ठक्कुर| प्रतिष्ठासूचक है, जातिसूचक 
नहीं । पद २२०६ में राजा से सुन्दर रूपक बाँधा गया है | े 





१-.इंडिया एज वोन टु पारिणनि, पु० ३४८--४०७, ४११, संघ” राज्य के प्रतिकूल 
“राजन से शासित प्रदेश “राज्य' कहलाता था । श्रष्दाध्यायी में राजा को उसके 
अधिकारों के कारण ईश्वर” भी कहा गया है। प्रारंभिक सस्क्ृत साहित्य में 
“ईइबर? राजा का सूचक शब्द है, भगवान का नहीं। भाष्य में “राजा तथा ईदवर' 
समानार्थी दाब्द है। ऐद्वर्य” से युक्त वहे स्वामी! नाम से जाना जाता भा । 
'स्वामिन्‌ ऐशबर्य:? पतंजलि के प्नुसार 'ऐट्वर्य! दाब्द इस भाव का झोतक भी 
है । पारिणति ने राजा का श्रन्य नाम 'भूपषति! तभा अधिपति! भी बताया है । 
आधिपत्य” दाब्द से कई राज्यों पर श्रधिकार होने का बोध होता है। सच्चाद 

. तथा 'भहाराज' प्राचीन उपाधियाँ हैं। श्रेष्ठ राज्य को 'सौराज्य” कहते थे। 
२--प० सं० दी०, ५३४११, भति सुलतान कि राजा महा. 
श्४ 


१८६ राजा, राज-दरबार तथा महल 


प्राचीन समय मे श्रन्य राज्यो पर विजय-प्राप्ति के हेतु ही अध्वमेध-यज्ञ का विधान था। 
ऐसे राजा को ही दिगविजयी (१४४) [सं० दिग्विजयी | कहते थे', जिसका प्रताप चारो 
दिशाओं में छाया हो । पद्मावत मे 'चक्‍्कवे' श्र्थात्‌ चक्रवर्ती राजा का निर्देश है ।* 


२१५-- पट रानीर (४२५६ ,४२६६,४२७० ,४१६) [सं० पट्टराशी |--प्रधान रानी को ही 
'पट्टमहिषी, 'पटुदेवी” भ्रथवा पट्टराज्ञी” कहते थे । प्रायः पहली रानो को ही यह पद मिलता था। 
वह अपने चिशेष श्रधिकार से राजा के साथ सिहासन पर बठती थी तथा यज्ञादि कर्मों में 
अर्धागिनी का स्थान ग्रहणा करती थी। कभी-कभी युवरांज की माता भी इस सम्मान की 
अधिकारिणी होती थी । सूरसागर के भ्रमरगीत प्रसंग मे कुब्जा के प्रति कहे गए व्यंग्य वाक्य 
यहाँ उल्लेखनीय हे-- नृप हति छोड़ि सकल ब्ज-बनिता कान्ह कूबरी रीभौ...दासी ले पटरानी 
कीन्ही, कौन न्‍्याव यह बूकौ ।? (४२६८), भ्रथवा 'कुबिजा कौ पटरानी कीन्‍्ही, हमैं देत बेराग ।? 
(४२७०) तथा 'हमको हौस बहुत देखन को संग लिए कुबिजा पटरानी ।! (४२५५)। रानी 
(४१६,४२५४) [सं० राशी ] शब्द भी प्रयुक्त हुआ है--कोऊ हुती कस की दासी, कृपा करी 
महरानी ।? (४२५४) । 

वृत्रासुर-कथा में 'चित्रकेतु पृथ्वीपति राउ? तथा उनकी पटरानी एवं रानी का भी उल्लेख 
है--- जा रानी कौ तू यह दहै। ता रानी सेती सुत ह्व है । 

पटरानी कौ सो नृप दियौ । तिन प्रनाम करि भोजन कियोौ ।' (४१६)। 

राज-पुत्री को ही राजकुमारी (४७६२) [सं०] कहा जाता था। भीष्मराय की पृत्री 
रुक्मिणी के चिन्तायुक्त भ्रसमंजस का सुन्दर वर्णन है--“नातरु मेरौ मरन होइगौ, असुर छुवेगो 
आइ । राजकुमारि सोचि जिय अपने, कर मीडे पछताइ |? 

सूरसागर मे राज़ तथा राजपाट, (३०३,१४१) [सं० राज्य] शब्द शासन अथवा 


राज्य के अर्थ में प्रयुक्त हुए हें-- 'राजपाट सिंहासन बेठो! (३०३) अ्रथवा “राज विभीषन 
दीज! (५७०) । 





१--हुषं ० सां० श्र०, पु० १२५, राज्यवर्धन के वध के बाद हर्ष ने दिग्विजय का 
निदचय किया । पूर्त में उदयाचल, दक्षिण सें त्रिकूट, पद्चम सें श्रस्तगिरि तथा 
उत्तर में मन्धमादन तक उनके इस निश्चय की-घोषरणा की गई । ससुद्रगुप्त की 
प्रयाग-प्रशस्ति में 'सर्वपृथिवी विजय! तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उदयमिरि लेख 

“में 'ऋृत्सतपृथिवीजय” कहा गया है। 

२--प० सं० टी०, २६।८, अइस चक्‍कव राजा चहुँ खंड में होइ। सबे आराइ सिर 
नावहिं सरबरि करे न कोइ ।? 

३--इंडिया एज नोन टू पारिति, ए्‌ृ० ४०४, ४०५--हिन्दू राजतंत्र राज्य में रानी का 
अपना अलग स्थान सर्वस्वीकृत था। राजा तथा रानी का एक साथ ही राज-तिलक 
होता था ) पारिनि ने प्रमुख रानी को 'महिषी? कहा है। राजकुमारों की माता 
प्रजावती? कहलाती थी। कौटिल्य ने भी 'राजमहिषीः तथा 'कुसारमातृ? का 
उल्लेख किया है। जातकों में भी 'प्रजापती! तथा 'अ्रज्जमहेसी? शब्द उल्लिखित 
हैं। श्रष्ठाध्यायो में श्रत्तःपुर की ज्रियों को '“असूर्यम्पदया' कहा गया है । 
'राजदाराए (अन्तःप२) के श्र्थ में '3रोधन' (अवरोधन) शब्द भी था। 'राजपुत्र! 
कोर “राजबुमार' तो राजा के सभी पुत्र कहलाते थे, किन्तु राज्य का उत्तराधिकारी 
राजकुमार ही युवराज! तथा श्रायकृमार! नासों से संबोधित किया जाता था । 


राज-दरबार, शासन-ब्यचस्था तथा युद्ध १८७ 


जिन व्यक्तियों पर राजा का शासन होता था वही प्रजा (२५०) [सं] नाम से जाती 
जाती थी । राजा की सफलता का माप उनकी सुख एवं समृद्धि ही थी। द्रोपदीकथा में अपने 
राजा दुर्योधन का अन्याय प्रजा को आतुर बना देता है--परे बच्ध या नुपति सभा पे, कहति 
प्रजा अकुलानी' (२५०) । लोक झब्द भी यहाँ इसी श्र्थ मे आया है--निरभय देह राज-वढ़ 
ताकौ, लोक-मनन उतसाहु। (४०) । 

राजा अथवा सम्राट का रहने वाला नगर ही रजधानी (१४६,४२५५) [सं० राजधानी ] 
होता था। सूरसागर मे आराध्य कृष्ण की राजधानी होने का श्रेय गोकुल, वृन्दावन या ब्रत्ञ 
का वरशित है--- 


अब दिन चार चलहु गोकुल मैं, सेवहु श्राइ बहुरि रजधानी / ( ४२५४ ) 

अथवा--माया-मोह-लोभ के लीन्हें, जानी तन बंदाचन रजधानी । ( १४६ ) 

तथा--'रंगभूमि रमनीक मधुपुरी, रजधानी ब्रज की सुधि कीजौ ।/ ( ४८८३ ) 

संघ-राज्यों मे शासन केन्द्र को ही राजधानी कहते हैं । 

२१५--राजा राजधानी के कोट ( ५६३, ४७८४ ) [ सं० कोट: ] श्रथवा गढ़, गढ़वे 
( १४४, ५२० ) [सं० गड--खाई ] या हुग (५१६ ) [सं०] में आत्मरक्षा के 
निमित्त रहता था । गढ की हढ़ता राज्य-शक्ति की सृवक थी--सुर पाप कौ गढ़ हृढ़ कीन्हों, 
मुहकम लाइ किवार !! ( १४४ ) अ्रयवा गढ़वे भयौ नरकपति मोसों, दीन्हे रहत किवार' 
( १४१ )। नवम स्कंध मे लंका के दुर्ग का वर्शुन भी है--चहुँ दिप्ति लंक-दुर्गं दानव-दल' 
कैसे पाऊँ जान ।? ( *१६ ) अथवा लंक गढ़ मॉहि आाक्रास मारग गयौ चहुँ दिसि बज लागे 
किवारा? ( ५५० ) तथा सोवत कहाॉ लंक गढ़ भोतर' ( ५६६ )। गढ़ को चारों श्रोर से 
अगम्य बनाने के लिए पानी की खाई (४५:० ) [सं० खातकं ] होती थी तथा प्रमुख द्वार 
हृंढ़ तो होता ही था, साथ ही उस पर पहरा भी होता था--लंक सो कोट देखि जनि गरबहि, 
श्ररु समुद्र सी खाई ।! ( ५६१ )। किसी भी दुग में प्रवेश करना सरल नहीं था, इस तथ्य पर 
ऊपर के सभो अ्वतरणो से प्रकाश पड़ता है । 


दशमस्कंध-पूर्वाध में द्वारकापुरी के कोट का वर्णान है--'ढवारावती कोट कंचन में 
रच्यौ रुचिर मेदानः | ४७८४ ) तथा 'सुनियत कहूँ हारिका बसाईं। दच्छिन दिसा तीर सागर 
के, कुंचनकोट गोमती खाई! ( ४८८५० )। 


राजा के निवासस्थान अबासहिं (५१६ ) [ सं० झ्रावास ] के लिए सन्दिर' 
( ५१६, ६५२ ) [ सं० ] शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। हनुमात का रावण के महल के निकट 
बैठ कर चितन करने का चित्रण है--'मदिर की परछाया बेदयौ, कर मीजे पछताई” ( ४१६ ) 
अथवा अगम पअ्रगयोचर मंदिर फिर्यौ निहारि' (५१६ )। मंदिर! शब्द सुल्दर भवन का 
परिचायक भी है--( माई ) झ्ाजु तौ बधाइ बाज मंदिर महर के! ( ६५२ ) अथवा पहुँच्यौ 
जाइ राजद्वारे पर, काहूं नहिं भ्रटकायौ। इत उत चिते धंस्पौ मंदिर मैं, हरि कौ दरसन 


१--हुषं० सां० श्र०, ए० १२७, वाण ने महासामत्त स्कर्दगुप्त के मन्दिर! का 
उल्लेख किया है । 
पृ० सं० दो०, ५५४४, कनक म॑दिल नग कौनन्‍्ह जराऊ! 
५५४।५, 'नित दिस बार्जाह मंदिल तुरा” 
५५४५)१ जिहां मंदिल पद्सावति केरा 


श्दप राजा, राज-दरबार तथा महल 


पायो ।? ( ४८४५ ) 

तथा--सुदामा मंदिर देखि डर॒यो । 

इहाँ हुती मेरी ततक मडेया, को तृप झ्रानि छरयो” ( ४८५३ )। 

यह शब्द घर के अर्थ में भी श्राया है---पा लागो मंदिर पर घरों । ( ४०१४ ) झाज- 
कल 'मंदिर! साधारणतया देवस्थान को हो कहा जाता है। थोड़े से स्थलो में मंदिर इस श्रर्थ में 
भो प्रयुक्त हुआ है---रुकमिनि देवी मंदिर श्राई । धुप-दीप-पूजा-सामभ्री अली संग सब ह्याई।! 
अथवा पाई प्रसाद, अंबिका संदिरः ( ४७६६९ )। 


प्रन्‍्य शब्द भवन (४८५४) [सं० ] तथा महल, महलनि ( ६४९, १६०२ ) 
[ श्र० ] भी उज्लेखनोय है। सुदामा-भवन् भी स्वणं-निमित बताया गया है--'ऊंचे भवन 
मनोहर छाजे, मनि कंचन की भीति ।” नंद तथा वरुण के महलो का वर्शाव भी है--मोतिति 
बंधायौं बार महल मै जाइके |? ( ६४६ ) तथा 'महलनि बन्दनवार बंधाएं। ( १६०२ )। 

भवन के अन्दर रानियो का निवासस्थान अन्तःपर ( ५१६, १६०२ ) [ सं० ] 
अथवा रंगमहल ( ३४६१ ) कहलाता था। रावण के श्रन्त:पुर की अनेक रानियों का कवि 
ने निर्देश किया है-- 

“'चौदह सहस्त्र जुबति अन्तःपुर, लेहें राघव चाहि 

चौदह सहस्र नांग-कन्या-रति पर्‌यौ सो रत मति-अंध” (५१६ ) | फिर इस 
स्थान की अद्वितीय कला एवं वातावरण का वर्णत भी है--नगनि जरित मनि खंभ बनाए, पूरन 
बात-सुगंघ--बीना फाक पखाउज़ आउज और राजसो भोग” ( ५१६ )। वरुण के महलों में 
भो अन्तःपुर बताया गया है--अन्तःपुर महलनि रानी के! ( १६०२ )। इसी प्रकार नंदरानी 
के रंगमहल ( २४६० ) मे स्त्रियों के तीज खेलने का चित्रण किया गया है। मुगल एवं 
राजपूत सरदारों के राजभवनों में रंगमहल का प्रमुख “थान था। इसके पर्याय सुखमंदिरः 
प्रथवा खानमगाह' भी प्रचलित थे। राजकीय ऐश्वर्य तथा वेभव का सूचक राजसी भोग! 
पद प्रयुक्त हुआ है । जायसी ते 'रनिवास' शब्द भी प्रयुक्त किया है? । 


१-- हिन्दी विद्वकोश, खंड १, ग्रन्तःपुर; प्राचोनकाल में हिन्दुओं का 'रनिवास! 
अ्न्त:पुर' कहलाता थे! । मुसलमानों के समय में वही 'हरम” या “जुनानखाना 
कहलाया । शुद्ध वातावरण एवं बाहरी श्रवरोध के कारण प्राचीन समय में 
ग्रत्त:पुर फो 'शुद्धांत' और 'अवरोब! सी कहते थे । चीनी सम्नाठों के पूरे महल 
को ही 'भ्रवरोध' या “अवरुद्ध नगर! कहते थे। श्रन्तःपुर के जिस भाग में राजा 
रानियों के साथ बिहार करता था वह हो प्रमरवन! था। अन्तःपुर के रक्षक्त 
प्रतीहारी” भ्थबवा प्रतिहार रक्षक' होते थे । आईने श्र०, पृ० ५९-६४, श्रबुल- 
फजल ने श्रबर के प्रन्त:पुर का विस्तृत वन किया है। उसके विशाल दुर्ग में 
अनेक भवन भे । पाँच हज़ार सहिलाओं के लिए अलग-ग्रलग घर मनोनीत थे । 
बाहर के समान ही श्रन्दर भी ग्रनेक कारखाने थे जिनमें स्रियाँ काम करती थीं 
श्रोर समुचित बेतन पाती थीं। श्रास-पास लगसग सौ ख्रियाँ पहरा देती थीं । 
श्रन्तःपुर के सेवकों हारा संदेश भेज कर बेगमें तथा भश्रन्य स्रियाँ बादशाह के दर्शन 
कर सकतो थीं । 

२-७प० सं० टी०, ४६।१, बरनो राजमंदिर रनिवासू+-सोरह सहुस पदुसिनी रानी-« 


राज-दरबार, गासन-व्यवस्था तथा युद्ध श्द९ 
२१६-सभा, राजसभा* (३०१, २५० ) [ सं० | का परिचय प्रधान रूप से द्रोपदी- 
कथा से- मिलता है-- जब गहि राजसभा मैं ग्राती, द्रव॒द-सुता परहीन करन कौ दस्सा|सन 
अभिमानी? ( २५० )। इस पद्माश से राजसभ। में विशेष नियमों श्रादि के पालन की प्रथा पर 
भी प्रकाश पड़ता है--थे कहा जाने राजसभा कौ, ये ग़ुहजन विप्रदँ न जुहारे | ( ३५०६ )। 
मुरली के पदो मे इद्र-सभा की चर्चा है-- इन्द्र-सभा थक्रित भई' ( १२६७ )। अनेक लोगो का 
किसी विशेष ध्येय को लेकर एक स्थल उर एकत्रित होना ही 'सभा? कही जा सकती है। साधा- 
रण सभा का उल्लेख भी सूर ने किया है--कबहुक फूलि सभा में बेठूगौ, मुछनि ताव दिखायो । 
टेढ़ी चाल, पाग सिर ठेढी, टेढ़े-टेडे धाया? ( ३०१ ) अवबा--बेठे नंद सभा-मधि' ( ६४६ )। 
सभा के सदस्य' ही पारषद (६२० ) [ सं० पार्षद: ] कहलाते थे--जय श्र 
विजय पारषद दोइ! (६२० )। राजसभा को मुसलमानों शासन में द्वार ( ३५२२ ) भी कहने 
लगे थे, किन्तु यहाँ नद-दःबार का ही निर्देश है---राग रंग रंग्रि मँँगि रह्यों नंदराइ-दरबार? । 
राजसभा में राजा सिंहासन? ( १४१ ) [ सं० ] भ्रथवा पा८ ( १४१ ) पर बैठता 
था--आसा के सिंहासन बेठयों दंभ-छत्र सिर तान्‍यों ! ( १४१ ) या 'पाट विरध मभता है 
मेरे, माया को अधिकार । अथवा--'हढ़ विश्वास कियौ सिंहासन तापर बडे भूप, हरि-जस विमल 
छत्र सिर ऊपर राजत परम अनुप ।? (४० )। सिंहासन त्वशं-निर्मित तथा रत््जटित भी बताया 
गया है--कनक (हासन ब॑ ठिहें हरि होरी है? ( ३५३२ ) । जायप्ी ने सिधासत' ( ५५६।॥३ ) 
के साथ पाट' तथा झरंगि! शब्द भी प्रयुक्त किए है | 
२१७--राजा के महल तथा उसके अपने सेवक में से कुछ के नाम दिए गए हैं-- 
द्वारपाल (१४१) [सं० |, प्रतिहारी (१५४४) [स० प्रतिहार/] पौरिया (४०) [सं० पौरक] 
तथा छरोदार (४०) [हिं० छडीदार |। ये राजमहल प्रथवा राजसभा के द्वार पर खड़े हो कर 


१--इं डिया एज़ नोन टु पारि/नि, ३६६, ४०३, पारिनि ने तीन प्रकार की परिषद 
का उल्लेख किया है--सामाजिक, साहित्यिक तथा राजनेतिक। इनका सदस्य 
“पारिषद्‌” श्रथवा 'पारिषद्य! कहलाता था। सामाजिक परिषद्‌ समाज” भी कह- 
लाती थी | राजा की परिषद्र ( परिषदवलो राजा ) परिषदवल” नाम से जानी 
जाती थी । बौद्ध-साहित्य, श्रर्थशासत्र तथा अशोक के लेखों में भी 'राजपरिषद्‌” का 
उल्लेख है। कौटिल्य ने 'संत्रि परिषद्‌! शब्द दिया है। राजसभा परिषद्‌ से भिन्न 
थी । बेदिक साहित्य में भी सभा? शब्द का अर्थ राजसभा एवं सभा करने का 
कक्ष है। 'सभास्थार' से खंभों वाले कक्ष का बोध होता है। मौर्यंकाल के पहले 
'फ्ाष्ठसभा' ( लकड़ी के कक्ष ) का भी प्रचार था । लुडविग के अनुसार सभा में 
श्रीमन्‍्त तथा विद्वान हो होते थे ( सभायाम्‌ साधुः समेयः ) । 
२०--प० सं० टी०, ४७१, 'राजसभा पुनि दोख बईठा ।' 
ह ५३१।१, 'राजसभा सब भर्तें बईठी' 
३--आईने श्र०, ए० ६, अबुलफजल ने संत्रणा सभाओ्रों का वकील” के ज्ञान से 
आ्रालोकित होने का जिऋ किया है । 
४--शाहजहाँ का बनवाया हुआ्आा तख़्तताऊस” एक प्रसिद्ध राज-सिहासन था जो मोर 
के श्राफार का था । 
५--प० सं० टी०, ४७४ भाँये छात बेठ सब वाटा ।? 
४४६१ झाई, औौरंगि राजा के रहा? 


१६० राजा, राज-दरबार तथा महल 


वहाँ की रक्षा करते थे--अ्र्-राम दोड रहैं दुवारे, धर्म-मोक्ष सिर नावे । बुद्धि बिबेक बिचित्र 
पौरिया, समय न कबहूँ पावे ।' इनकी आज्ञा के बिना कोई श्रन्दर प्रवेश नहीं पा सकता--! 
अष्ट-महासिधि'* द्वारे ठाढ़ी, कर जोरे डर लीन्हे । छरीदार बेराग बिनोदी, भिटकि बाहिरे 
कीन्हे' ग्रथवा द्वारपाल अहंकार” (१४१) अथवा-- क्रोध रहत प्रतिहारीः (१४४) | द्रबाना 
(५८३) का भी उल्लेख है--पौरि-पाट टूटि परे भागे दरबाना (५८ ३) । पद्मावत में छरीदार' 
श्रयवा वेत्र-ग्राही प्रतिह्वारी को सोंटिया? कहा गया है (२६६।४) । 

सम्पन्न घरो अथवा राजभवनों में व्यक्तितत सेबक* (१४१) [सं०] श्रथवा किंकरजूथ 
(१०६,५४०) रखने की प्रथा प्राचीन समय से ही है। भ्रच्छा सेवक मालिक को प्रिष्र हो जाता 
है--'सुक्ृती-मुचि-सेवक जन काहि न जिय भाव ।! (१२४) । सेविका के लिए दासी [सं०] 
शब्द अनेक पदो मे मिलता है--दासी तृष्ना भ्रमत टहल-हित, लहत न छिन विश्राम । 
ग्रनाचार सेवक सौ मिलिके करत चबाइनि काम ।' (१४१) टहल शब्द आज भी सेवा का 
भाव व्यक्त करता है। दास दासी के लिए प्राचीन शब्द चिट! या चेटिका था। 


भ्रमरगीत के कुब्जा-प्रसंग मे भी भ्रनेक पदो में अ्सुर-तृप कंस की दासी कुब्जा के प्रति 


गोपियों के विचार प्रकट किए गए है--'ह्वा दासी रति का कीरति कै, इहाँ जोग बिस्तारे? 
(४२१२) भ्रथवा--घर मैं कंस को दासी' (४४५६) श्रथवा फेरे फिरत प्रसुर-दासी के, जनु 
जड़ भाँड घरयो” (४२६४) । दासो का समानार्थक शब्द लोंडो (४२५०) भो है जो मुस नमानी 
संस्कृति की देन है--लौडी की डौडी जग बाजी बढ़यो स्थाम अनुराग । ह 
इनके भ्रतिरिक्त खबास (१४१,४२६१) [श्र० खबास] भी धनिकों का व्यक्तिगत 
सेवक होता था। विनय-पदो मे तथा कस-दरबार के वर्शांन मे यह शब्द मिलता है--खवास 
मोह के? या कह वे ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कंस की दासी। इन्द्रादिक की कौन चलावे, 
संकर करत खबासों' (४२६१) तथा 'कहि खबास कौ सेन दे, सिरोपाव मंगायो? (३०५ -)। 
२१८--राज-वेभव सूचक सामग्री* में सिहासत* के अतिरिक्त सिर पर छत्न (१५, 





१--प्रष्ड-सिद्धियाँ--अखिसा, महिसा, लघिमा, गरिसा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, 
वशित्व । 

२--श्राईने श्रकबरी प्ृ० ६, सम्राट की सुश्रुधा करने के लिये कई सेवक थे। 
इनमें ख़बास (भोजन कराने वाला), क़ौरची (रक्षावर्ग का शब्नधारों प्रधान), 
दइरबतदार, ग्राबदार, तोशरूची श्रादि वाम उल्लेखनीय है । 


३--आ्राईने श्र०, ए्‌० १०२ राज्य बैमव की सामग्री से संबंधित है। सिंहासन अ्थत्रा 

ओऔरंग” झ्तेक प्रकार की ग्राकृतियों के बनते थे तथा सोने-चाँदी के रत्नजटित 

होते थे | 'चन्न' (छत्र) सात से कम नहीं होते थे । ये भी रत्नजटित होते थे । 

इनके प्रतिरिक्त 'सायबान! अथवा आफताब ( धूप में लगाने के लिए ) 

तथा 'कौकबा” (दरबार के सामने लटके हुए) सम्राट का वेभव बढ़ाते थे । सवारो 

के समय क़ोर” ( तु०, वेभव सामग्री का समूह जो सम्राट के साथ चलता है ) 

में पाँच से कम अलम'” ( भंडा ) नहीं रहते थे। हिन्दुस्तानी पताका “झंडा! 
कहुलाती थी। क़ोर' में हर प्रकार का एक भंडा श्रवत्॒य होता था । 

£--बनियर, ए० २२२, खश्र्माटट का सिहासन मोतो तथा होरे जबाहरात से श्रलंकृत 
था तथा उसको क़ोसमत तीन करोड़ रुपए तक झ्ाँकी जा सकतो थी । 


राज-दरबार, शांसन-व्यवस्था तथा युद्ध १६१ 


१४१, १४४, २३४०, ५१६) [सं० छत्त], बाजि, गज, (१४४,१४१) पर चढ़ना--बाजि 
मनोरथ, गव॑ मत्त गज, भ्रसत कुमत रथ-सुृतर (१४१) तथा नौबत (१४१), दुन्दुसि (४६८) 
डांडी (५७३), निसान (१४४) [फा० निशान] आ्रादि द्वार पर बजना और सूत (६५८), बंदी 
(१४४), मागध (१४४) तथा नकोब (१४१) [भ्र० नकीब ] श्रादि यश गाने वालो की 
गिनती की जा सकती है। 

इन शक्ति-वेभव-प्रकाशन की सामग्रियों का वर्शंन विशेष रूप से कुछ विनय पदो में 
ही मिलता है--गज अहंकार चढ़यौ दिग-विजयी, लोभ-छत्र करि सीस । (१४४)। अन्य 
प्रसंगो मे कही-कही छत्र के साथ चिकुर-रूपी चोर, चबर' (१८७१) [सं० चामर] का 
निर्देश भी है--बठति कर पीठि दीठि भ्रधर-छत्र-छाँहि । राजति अति चंवर चिकुर सुरद सभा 
मॉहि।' (१२७१), अथवा चिकुर चौर, अंचल धुजा, हरि होरी है।' (२१५३२) एक सेवक राजा 
के सिर पर छत्र तानता, दूसरा चंवर डूलाता था। लंकापति रावण के छत्र* का सदर वर्णन है 
गरजत रहत मत्त गज चहुँ दिसि, छत्र धुजा चहुँ दीस ।.. .स्वेत छत्न फहरात सीस पर मनो 
लच्छि कौ बंध । (५१६)। छत्र धारण करना राजत्व का सूचक था--कौन विभीषन रंक 
निसाचर हरि हँसे छत्र धरे । (३५), अ्रथवा 'उम्रसेन सिर छत्र धर॒यो (३६)! । 


छत्र के लिए आतपत्र (३८४ ९) [सं०] तथा वर्तमान काल का प्रचलित शब्द छाता 
(२३) [सं० छत्र | भी प्रयुक्त हुए है--'आतपत्र मयूर चंद्रिका, लसत है रबि ऐन” और, 'छाता 
लौ छाह किये सोभित हरि छाती” (२३) । श्राजकल 'छतरी” दाब्द भी बोला जाता है, किन्तु 
'छाता? तथा 'छतरी' राजसी छत्र के सूचक नही है। राजाश्रों अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के मार्ग 
मे रेशमी पाँवड़े (१६०२) [स० पादपट्ट] बिछाने की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है--“पाटंबर 
पॉवड़े डसाए? ९ । 
राजद्वार पर दुदुभी बजने को प्रथा भी थी--ह॒ठ अन्याय अ्रधम, सूर नित नौबत 
द्वार बजावत ।” (१४१) या 'निदा पर-सुख पूरि रहयौ जग यह निसान नित ब।जा ।? (१४४) 
राम या कृष्ण की युद्ध मे विजय-प्राप्ति पर देवताप्रो द्वारा फुल-बपा, दुदुभी बजाना, ऋषियों 
का भ्ाशीर्वाद आदि प्राचीन साहित्य में भी वणित हें-- सुरति आकास ते पहुप बरषत करि,? 
अथवा 'रिषित! आसीस, जयधुनि उचारी” (४५७१) तथा धुरनि श्राकास ठुन्दुभि 
बजाई? (४५३६) । 
भ्रमर-गीत प्रसंग के एक पद में गोपियाँ कृष्ण को नुपति-कुमार रूप में भी आदर देते 
को तेयार है--'फिरि ब्रज झ्राइये गोपाल। नद-नृपति-कुमार कहिहै, श्रब न कहिहै ग्वाल ।! 
(३८४५) । इसी पद मे राजकीय चिक्नों की गणना की गई है--जेसे मुरली निशान, “जुबति- 
१--आईमे श्र० पृ० २४० पर लिखा है कि गर्मो के कारण धनिकों एवं सम्राद्‌ के 
सेवक बड़े-बड़े पंखों से हवा करते थे । 
२--हर्ष ० सां० झ्र०, ए० २१, बाण ने कई स्थानों पर छत्न का वर्णन किया है। उस 
समय इन छात्रों में अ्र्धचन्द्र को आ्राकृतियों वाली गोल किनार लगी रहती थी । 
कुषारण युग से इस प्रकार की सजावट मिलने लगती है! गुप्तकाल में कमल को 
पंखुड़ी तथा मोर या गरुड़ के प्रलंकरण भो आ गए थे। इनमें मोतियों को माला 
तथा रत्नों की सजावट होती थी । 


३--मानस०, बाल, ३३८, परत पाँबड़े बसन अनूपा! 


१६२ रॉजां राज-दरबार तथा महंल॑ 


मडल-भूप” दिग्विजय के लिए, सखा भट, मयूरचंद्रिका आतपन्न, मभुप बंदीजन, बन के पशु- 
पक्षी तथा बृक्ष बानक, पायक तथा पौरिया बताए गए हैं और फिर वे कहती हैं--सूर-प्रभु 
ब्रज राज कीणै, आाइ अबकी बार |” (३८४५) | पद्भावत में भी इनका उल्लेख है ।* 
र,ज-वेभव बंदीजनों तथा चारणो के यश-गायत के बिना केसे पूरा हो सकता है-- 

पोह-माया, बंदी गुन गावत, मागध दोष अ्रपार' ( १४४ ) अथवा--निन्दा जग उपहास 
करत, मन बंदीजन'जस गावत” (१८१), भ्रथवा अ्रपजस अति नकीब कहि टेरयौ, सब सिर 
ब्रायसु मान्यौ” ( १४१ )। राजाओं के पारस्परिक व्यवहार में दूत* ( १४१ ) [ सं० ] का 
अ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है, किन्तु यदि दूत भ्रपना कार्य ठीक से नहीं करता तो पूरे राज्य 
का ही अनिष्ट होता है--'सदा दुष्ट मति दूत! (१४१ ) । राजहूृत' की प्रथा आज 
भी है। 

'पतितेश' के इन रूपकों मे राजदरबार से सबधित दब्दाबली द्वारा मनुष्य के सांसारिक 
प्रलोभनो, दुगगुणों तथा दु्बंलनाओों का वर्णशान किया गया है। यह उपर्युक्त पद्चांशो 
'से स्पष्ट हो जाता है । 


२ शासन व्यवस्था 


२१६--शासन-व्यवस्या के निमित्त नियत कुछ कमंचारियों का भी निर्देश हुआ है 
उल्लेखनीय शब्दावली नीचे दी जा रही है-- 

मन्त्री अथवा उज्ञजीरर ( ४१, १४४, ६४ ) [ सं० मत्रिन्‌ ] [अ० वजीर] का स्थान 
एवं शक्ति राजा के वाद होती थी तथा बहू राजा का सवाहुकआर भी होता था-- 

अन्‍्त्री ज्ञान न औसर पाव, कहत बात सकुचातौ' भ्रथवा 'मत्री काम क्रोध निज दोऊ' 


१--प० सं० टो०, ५१३।५, चंवर मेलि चौरासी बाँघे', ५१४।७, ऊपर कनक मंजूसा 
लाग चेंवर श्रो डार.। '५१५॥२, 'माथे मटुक छुन्न सिर साजा!, २८५ ४ 'साजा 
पाठ छन्न के छांहा', ४७३ “मुकुट बाँध बेठे सब राजा । दर निसान नित जेन्हके 
बाजा ।' के 


२---इईंडिया एज नोन हु पाणिनि, एृ० ४१०, पारितनि के समय में “दूत! का नाम, 
बह जिस राज्य में रहने को भेजा जाता था; उस पर श्राधारित होता था । दूत 
द्वारा बताया मोखिक संदेश 'वाचिकः कहलाता था । 


३--भनूची, भाग २, पृ० ४१८, सनूचो ने शासन के तीन प्रधान अधिकारी बताए 
हैं: (१) वजीर-प्रधानमंत्री तथा सलाहकार (२) दीवान--राज्य के सब करों और 
सालगुजारी का हिसाब-किताब रखने बाला और (३) भीर--जिस पर सामान शौर 
राजमहल के सत्र ख़रचों तथा वेतनों की जिस्सेदारी थी। इसके अलावा कोतवाल--- 
पुलिस का प्रधान, सीबख़्ी-एक पैदल तथा दूसरा सवार सेता के ऊपर था तथा 
काजी के पास मुकदसों की श्रंतिम सुनवाई होती थी । 
आाईने अ्र०, पृ० ७, अ्रबुलफज़ल ने भी शासन-व्यवस्था के सिलसिले में प्रमुख 


विभागों एवं उनके अ्रधिकारियों का वर्सन दिया है। उन्होंने 'बजीर” को सचन्नाद 
का माली नायब बताया है । हे 


राज-दरबार, शासन-व्यवस्था तथा युद्ध हा 


अपनी-अपनी रीति। दुबिधा-दुन्द रहै निसि-बासर, उपजावत बिपरीति! ( १४१ )। तथा 
मंत्री काम कुमति दीवे कौ! ( १४४ ) | मन्त्री की सलाह नृपति को शासन की व्यवस्था मे 
बहुत सहायता देती है, किन्तु कुमति से अनर्थ भी हो सकता है--पाप उजीर कहयो सोइ 
मान्‍्यो, धर्म-पुधन लुठयों। चरणोदक को छाड़ि सुधा-रस, सुरा-पान अंचयौ” ( ६४ ) । मन्त्र 
के लिए प्राचीन शासन-व्यवस्था में सचिव” तथा “भ्रमात्य” दब्द भी प्रचलित थे । कौटिल्य के 
अनुसार प्रधान मन्त्रों का ब्राह्मण होता झ्रावश्यक था। क्षत्रिय राजा तथा ब्राह्मण मन्त्री की 
शेशुनाग काल से अशोक के समय तक प्रचलित प्रथा थी । कुछ प्रसिद्ध राजाझो 
के समान मन्त्रियों के नाम भी इतिहास-प्रसिद्ध है जैसे वर्षकार ( श्रजातशत्रु के ), योगन्धरायण 
( उदयन के ), चाणक्य ( चन्द्रमुस के ) तथा राधगुप्त ( अशोक के )! । दूसरा प्रमुख कर्मचारी 
सनापति ( ६७६ ) [ सं० सेनापति ), जूथपति ( ५५६ )| सं० यूथपति ] भ्रथवा फौजपति 
( ३६२२ ) [ श्र८ फौज+सं० पति ] था। सेनानायक का पद अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था। 


कुतवात्न ( ६४ ) [ स० कोटपालः ] नगर की शान्ति का रक्षक होता है। यदि वह 
अपने कत्तव्य का पालन न करे तो वह स्वयं ही नागरिकों के भय एवं अशांति का कारण 
हो सकता है--दगाबाज कुतवाल काम रिपु, सरबस लूटि लयोौं ॥! (६४ ) काॉजी" 
(२१४८, २८७४ ) [ श्र० क़ाज़ी ] का काय न्याय करना था। नेत्र शीर्षक पदों मे एक 
स्थल पर उल्लेख है--इनसी तुम परतीति बढ़ावत, ये हैं श्रपने। काजी | स्वारथ मानि लेत 
रति करि के, बोलत हाँ जी, हॉ जी ।? ( २८५७५ )। मुसलमान राज्य में काजी न्यायाधीश को ही 
कहते थे, जो मुसलमानी घर्मानुसार न्याय करता था। यह पद सदेव से ही सम्मान तथा 
उत्तरदायित्व का समझा गया है। जीवनदंड या फाँसी की सजा को सूली ( विनय पद ) कहा 
गया है। अन्य दंडों का उल्लेख चोरों, ठगो भ्रादि के सिलसिले मे किया गया है*। राज्य-प्रबंध से 
सम्बन्धित भ्रन्य कर्मचारियों में अमीन [ झ० ], अमल [ भ्र० कर्मचारी वर्ग | ( ६४ ), 
अहदी ( ६४ ) [ श्र०], मुस्तोफी ( १४३ ) [ भ्र० मुस्तोफ़ो--हेड मुतीम, हेड एकांउटट | 
तथा मोहरितल ( १४३ ) [ सम्भवतः झ० मुहरिर--मुंशी, क्लक ] भादि उल्लेखनीय शब्द हैं। 
इनमें से कुछ का तो ग्राम-प्रबन्ध में भो उल्लेख किया जा चुका है। वितय पदों के रूपकों 


१---इंडिया एज नोन दु पाणिनि, ए० ४०१, ४०२, ४०४--कोटिल्य के श्रनुसार 
राजा के बाद राजमंत्री, फिर राजपुरोहित, उसके बाद सेनापति होता था। इनके 
बाद युवराज का स्थान था | 

२--आ्राईने भ्र०, प० ६, अ्रवुलफ़जुल के भ्रतुसार क्ाजी न्याय करता था तथा मोर 
अ्रदल सजा का हुक्‍स देता था । 


३--इंडिया एज़ नोन टु पारिनि, पृ० ४१६, पाणिति ने न्याय तथा धर्म! का 
उल्लेख किया है। धर्मपति क़ानून का रक्षक था। इसी घिलसिले में परिवादी' 
या परिवादक', साक्षीः, 'सत्यम करोति” श्रादि शब्दों का उल्लेख भी किया जा 
सकता है। शारीरिक तथा श्रारथिक दोनों प्रकार के वंड देने को प्रथा थी। छेद 
(अंग-छेदन) तथा शीर्ष-छेद! का भी उल्लेख है। दंड” धाबद प्रायः धत-दंड 
के श्र में आता था । 

२५ 


५६४ युद्ध तथा शस्त्रास्त्र 


में ही इनकी चर्चा हुई है। श्राईने अ्रकबरी में प्रबुलफ़जल ने इनमे से कुछ अधिकारियों का 
उल्लेख किया है ।* 

शासन मे जसूस" (४८८५ ) [ अर० जासूस | का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। ग्रुप 
बातो की खबर अधिकारियों को देकर उनकी सह'यता करना इसका काम है-- 

“ऊधौ मधुप जसूस देखि गयौ, टृद्यों धीरज पानिः ( ४८७५ )। जासूस को ही ग्रुप्चर 
भी कहते हैं । 


३--युद्ध तथा शस्त्रासल 


युद्ध 


२२०--सू रसागर मे युद्ध के पर्यायवाची कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं--लराई (२८६) 
समर (२३) [स०|, रन (२४) [स० रण], संग्राम (६०१) [सं०] तथा जुद्धू (४८०१ ) 
[सं० युद्ध )। पद्मावत में जुफाई” शब्द भी मिलता है (४०८८) । 

इसी प्रकार सैन, सेना, सेना (१४१) [सं० सेना] के अतिरिक्त चम्मू (३६२३)* 
[सं०]), दल (२३,५६२,४८०१,३६२२,३६२४) [सं०], दुल-बल (४८२६), कटक (४२८, 
४८३६) [सि० कटक], फोज (१४४) [अ० फौज' तथा लसकर (६४) [फा० लइकर_| शब्दों के 
नाम लिये जा सकते हैँ । ये सभी शब्द झूपको के अतिरिक्त युद्ध-प्रसंगो में ही प्रधानतया मिलते 
हैं--'कौरौ-दल नासि नासि कीन्ही जन-भायो? (२३) अथवा साल्व के भर्टन लखि कटक भगवान 
कौ” तथा सेन के लोग पुनि बहुत घायल ये? । (४८३६) | 

जूथ (४५६) [सं० यूथ] भी दल के अर्थ में आया है। साधारणतया यह शब्द समूह 

के अर्थ में आता है-- गज-जूथनि पर धाये! (२७४) । सेना के चार भाग होते थे--हाथी, घोड़े, 





१--आईने श्र०, ४० ७, सुस्तोफी वजीर के नीचे होता था। इसको नायब दीवान भी 
कहते थे | वहु वजीर की सलाह से श्रपता काम करता था। पृ० 8, आमिल-- 
कृषकों का रक्षक, मीरदाद--(न्यायाधीश), तीमारदारे सिपाह (सेनापति) । 
पृ० ३६, शाही ठकसाल के अ्रधिकारियों में अमीन ( दरोगा का सहायक ) तथा 
मुशारिफ़ ( झ्राय-व्यय लिखने वाला ) भी थे । 

२--आईने अ्र०, प० ६०, जासूस का कार्य वर्तेतसान की घटनाएँ बिना घठाए-बढ़ाए 
पहुँचाना था । सत्यवादिता एवं दूरदशिता उसके भ्रावश्यक गुरण थे । 

३--हिन्दी विध्वकोश, खंड १, देखिए श्रोक्षहिणी सेना, चतुरंगिणी सेना 
की रुबसे छोटी इकाई “पत्ति' थी, जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े 
और पाँच पंदल होते थे। 'पत्ति', 'सेनामुख', 'गुल्म', 'वाहिनी?, 'प्ृतना, 
“बसु, अ्नीकिनी', अ्रक्षो हिएी--ये सब क्रमशः संख्या बढ़ते जाने वाले सेना के 
भागों के ही नाम थे। अ्रंतिम को छोड़ कर बाकी सब ऋमानुसार श्रपने पहले की 
संख्या से तिगुने हेते थे । अक्षौहिणी” से अनीकिनोी से दसगुनो अ्रधिक संख्या 
होती थो--२१,८७० रथ, २१, ८७० हाथी, ६५,६१० घोड़े तथा १,०६,३५० 
पदाति | अ्रक्षोहिणी सेना से कुल अ्रंगों की संख्या दो लाख अठारह हजार 
सातसो होती थी । महाभारत के आदि पर्व में इस गणना का उल्लेख है। 


राज-दरबार, शासन-व्यवस्था तथा युद्ध १९४. 


रथ तथा पंदल ।* श्रतणव इसका चनुरंगिनी (३६४१) |स० चतुरंगिणी] नाम पड़ा 'वेरयौ 
है श्रति श्ररि मन्मथ ले चतुरंगिनि सेना साथ | गरजत अति गंभीर गिरा मनु, समयगल मत्त अपार । 
धुरवा धूरि उडत रथ-पायक, घोरनि की खुरतार । (३६३१) अथवा 'सखी री पावस सैन 
पलान्यौ--मनौ चलत चतुरंग चमू, नभ बाढी है खुरखेह ।” (३६२३)। 

युद्ध के सभी प्रसंगो में प्रायः इन चारों भागों का वर्णान है। पायक, पियादा* (१४ 
३८४३, र२े६३१) [सं० पादात्‌ पादातिकः] पैदल सिपाहियो का बोधक था--सकल खग मृग 
पक पायक!ः (३८४५) । पदल चलने वाले राही को भी पियाद] (२७२) कहा गया है। वन- 
गामिनी सीता के संबंध मे इसका निर्देश हुआ्ना है--वह्‌ घर द्वार छाड़ि के सुदरि चली पियादे 
पाउं! (४८८) | धनुर्धारी सेनिको को बानक अथवा बानैत (१४१, ३८४५) कहा जाता था- 
द्रमलता-वन-कुसुम बानकः (३८४५) । रथ, हाथी तथा घोड़ो के सेना मे होने का श्रनेक बार 
स्पष्ट चित्रण है--बाजि मनोरथ, गर्ब मत्त गज, असत-कुमत रथ-सू . । पायक मन, बानैत 
अधीरज, सदा दृष्ट-मति दूृत' । (१४१) । 

घोड़े पर सवार सनिकों को* असबवार (३५३२) फा० सवार|? कहा जाता था। 
यहाँ होली-प्रसंग में गधे पर सवार होने का जिक्र है, किन्तु 'सवार होने” के साधारण अ्रथ मे 
प्रयुक्त हुआ है-- राते कवच बरात सजि, हरि होरी है। खरनि भये असवार, अहो हरि होरी है ।' 
(३४३२) । सेनिको के सूचक भी कई शब्द मिल जाते है-णैसे, सुभट, भट, महाभट (१४४, 
३६७६,४७६६ ,४२३६) [सं०), जोधा (३६२१) [सं० योधः] तथा सूरमा (१६२१) [सं० 
शुर --'मारु मारु करत भट दादुर, पहिरे बिविध सनाहं, उतरि उतरि वे परत आनि के जोधा 
परम उछाहु।' तथा 'रहयौ अहँकार सुखेत सूरमा, सकति रही उर सालि? (३६३१)। इनमें सुभट 
दब्द सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है--तृष्ता देस-5₹ सुभट मनोरथः (१४४), “रथ ते उतरि चक्र 


१--इं डिया एज़ नोन टु पाणिनि, घृ० ४१९,४२०, पाशिनि के समय सें भ्ो सेसा के 
चार अंग होते थे। इनको सेनांग' कहते थे। 'रथिकाइवरोहम्‌” (रथ तथा सवार) 
'रथिकापादातम! (रथ तथा पेदल)। “पदाति! (पेदल सिपाही) तथा सादि' 
(सवार सिपाही) प्रचलित शब्द थे। पारिनि ने उष्दु-सादि' तथा उष्दू-वा्मि' का 
भी उल्लेख किया है। सवारों का सेनापति अश्व-पति' के नाम से जाना जाता था । 
बही पूरी सेना का 'सेनापति! भो होता था । सिपाही को सेनिक श्रंथवा सैन्य! 
कहते थे । प्रहरण! (शच्नों) के श्रनुसार इनके नाम थे, जंसे--- आसिक? (तलवार 
बाला) 'प्रासक' (भाले वाला) धातुष्कः (धनुषवाला) श्रादि | हष० सां० भ्र०, 
धृ० ४३,--हैर्ष के समय में भी स्कन्वावर में ऊंठ थे, किन्तु इनसे प्राय: डाक का 
काम लिया जाता था | 

२--इं डिया एज नोन टु पाशिनि, ए० १५१, श्रष्दाध्यायी में रथ का विस्तृत वर्णन 
है। युद्ध के समय रथ के दोनों ओर दौड़ने वाले पेंदल सिपाही (परिस्कंद) 
कहलाते थे । 

३--हर्ष ० सां० श्र०, ए० २०, हषंचरित में भी श्रागे चलती हुई पदाति सेना तथा 
पीछे श्रहवारोही या श्रश्ववृंद का वर्णन है | दधीच के वर्रान में हर्षकालीन संम्रान्त 
सेनानायक का चित्र मिलता है। 


४--प० सं० टी, ५१२।६, “दुइ पैरी पहुँचे श्रतवारा? 


१६६ गुद्ध तथा शस्त्रास्त्र 


कर लीन्हौ, सुभट सामुहै प्राए' (२७४) भथवा रखवारी को बहुत महाभठ, दीन्हे रुक्‍म पठाई!।, 
रथ चलाने वाले को सारथी (५८८,२७८) [सं० | कहते थे । महाभारत युद्ध मे कृष्ण श्रजुंत के 
रथ के सारथी थे-“मै भीषम, तुम क्ृष्न सारथी, किये पीतपठ लाल” (२७८५) श्रथवा अरजुन के 
हरि हुते सारथी” (२६४) । सारयी को रथ-हंकबेया (४०६) भी कहा गया है । 

२२१---युद्ध में सेनिकों के लिए सनाह ' [सं० सन्नाह] अ्रथतवा कवच" [सं० कवच] 
पहनना प्रवश्यक था| यह लोहे का कोट सा होता था जो शत्रुओं के प्रहार से रक्षा करता था। 
इसी प्रकार लोहे की कड़ियो से बना 'जिरह” भी होता था तथा उसमें लोहे के तवे से लगे होने 
पर बख्तर' कहलाता था। हथियारों के प्राघात ते बचने के लिए ढाल” का प्रयोग भी होता 
थ।। यह लोहे का बड़ा तवा सा होता था। युद्ध के चित्रों मे इसका उल्लेख होता स्वाभाविक 
ही है--'बहुत सनाह समर सर बेघे, ज्याँ कंटक नल-नाल! (२७८५) प्रथवा झायुध धरे समस्त 
कवच सजि, गरजि चढ़यो रनभूमिहिं भ्रायौ' (४८४) । सेनिको के वस्न्‍्रों तथा कवचों के रंगों का 
भी निर्देश हुआ है--“हरे कवच उघरे .दिखि त है, बरहनि घाली धाह। कारे पट धारे चातक 
पिक कहत भाजि जनि जाहु। ? (३६३१) | युद्ध क्षेत्र में मृत्यु होते को खेत होना अथवा सुखेत 
(३६३१) कहते थे। इसी प्रकार का सिर का बचाव सिरत्राण (६०२) [सं० शिरख्ाण] 
से होता था | युद्धदक्षेत्र के भ्र्थ में अधिकतर रनभूमि (२७०, २७१, ४८३६ ) 
[सं० रणभूमिः] तथा रनखेत (४८५०१) [सं० रणक्षेत्र] शब्द प्रयुक्त हुए हैं--'सुरदास रनभूमि 
बिजय बिनु, जियत न पीठि दिखाऊं' झथवा 'सुरसरी सुबन रनभूमि आए! (२७१) तथा “जरा- 
संघ जीव ले भज्यौ रनखेत है! (४८०१)। प्राचीन काल के युद्ध किसी बड़े मैदान या क्षेत्र मे 
होते थे । युद्ध से नगरों के जीवन पर कोई प्रभाव नही पड़ता था। इस संबंध में भारतीभ आार्यो 
के अपने सिद्धान्त निश्चित थे । युद्ध में भी प्रायः घोखे के लिए स्थान नहीं था । रण से भागना 
अथवा पीठ दिखानार कायरता समझी जाती थी। बाद में इसी आधार पर राजपृतों में स्त्रियों 
के जोहर करने तथा उनके केसरिया बाना पहन कर रणकभृमि में प्राण दे देने की प्रथा चल गई 
थी । कृष्ण का एक नाम 'रणछोर' भी है, क्योकि जरासंध के साथ युद्ध में एक बार वे समर- 
भूमि से भाग झाए थे । युद्धभूमि में संग्राम आरंभ होने के पहले वीर रस के गाने एवं दुदुभी 
बजाने की प्रथा थी। वीररसपूरां संगीत सेनिकों को युद्ध क्षेत्र मे उत्साहित करता था-- सुर 
साजो सबे, देहु डॉंडी श्रबे, एक तें एक रन करि बताऊँ ।”९ (५७३)। 


१--तुलसी, कविता० ६,२३१ 'साजि के सनाह गजमाह सउछाहदल', 
प० सं० दो०, ४६९६।४ 'जेबह खोलि राग सों मढ़े', ५४१३॥४ 'सार संवारि 
लिखे सब सोना? 

२--इं डिया एज नोन टु पारिनि, ए० ४२०, 'कावचिक” सेनिकों का उल्लेख है। 
'कवचहार” शब्द से सेना में प्रवेश पाने की आयु का भाव व्यक्त किया जाता था । 
उस समय सेनिक को ब्दों में कवच का भी स्थान हो गया था। चौथी श० 
(ई०पू०) में औक लोगों का ध्यान यहाँ की 'परिस्कंद! या “चक्ररक्ष' (रथ के 
दोनों झोर पेदल दाल लिए सिपाही) की प्रथा पर गया था। युद्ध में रथों के 
साथ छः सिपाही होते थे--दो ढाल लिए हुए, दो धनुर्धारी और दो रथवान जो 
लड़ने में भी भाग लेते थे । 

३--भानस, भ्रयोध्या०, १६२९ 'कहेड बजाउ जुकाऊ ढोलू”, प० सै० ढो०, ४६४॥२ 
डंड धाइप्रा इस संकाना', ५०५४ बीस सहस धुम्सर्राहु निसाना! । 


राज-दरबार, शासन-व्यवस्था तथा युद्ध १६९७ 


हर राज्य को पताका' (६०२) [सं०] भ्रथवा घुजा, ध्वजा, ध्यज (१४५,५६ ३) 
[सं० ध्वज: | श्राज के समान ही निश्चित थी | वह रथों श्रादि पर फहराती थी--टूठत धुजा, 
पताक-छन्न-रथ, चाप-चक्र-सिरत्रान' (६०२) अ्रथवा आपने वान सौ कादि ध्वज रुक्‍म कौ” 
४८०१), तथा “ऊंची धुजा-देखि रथ ऊपर, लछिमन घनुष चढायौ' (५६ ३) | राम की ध्वजा 
विमल बताई गई है--दीसति बिमल ध्वज? (३५४८) । अ्रज्'ुंन के रथ पर कपिध्वज (२७० ) 
होने का उल्लेख है--'स्थदत खंडि महारथि खंडो, कपिध्वज सहित गिराऊ (२७०) । ध्वजा 
का गिराना विजय का द्योतक था । 
शस्त्रास्त्र 


२२२--अ्रायः सूरकालीन सभी प्रमुख शस्त्रो के नाम सूरसागर में मिल जाते हैं । अनेक 
स्फुट प्रसंगो से इनको एकन्नित किया जा प्कता है।* आयुर्धे (१६३१) [सं० आ्रायुध ] तथा 
हथियार (३५३२) श्रौर शस्त्र (४८०१, २७०) [सं०] हथियार के साधारण अर्थ में प्रयुक्त 
हुए है--“चपला! चमचमाति आायुध” (३९३१) अ्रथवा 'भप्राजु जो हरिहि न सम्ञ गहाऊं' (२७०) । 
वृन्दावन गोकुल पर इन्द्र के सेना सहित झ्राक्रमण के रूपक तथा भ्रमरगीत के वर्षा-वर्शान में 
दस्त्रों के नाम मिलते है। श्रायुध तीन प्रकार के माने जाते थे--१--प्रहदरण (तलवार, कथ्ार 
आदि) २--हस्तमुक्त (चक्र, भाला श्रादि) ३-मंत्रमुक्त (बन्दृक, तोप श्रादि) । 


धनुष प्राचीनतम शज्तरों मे प्रमुख स्थान रखता है । इसके कई पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त 
हुए है-पिनाक (३८४) [सं ०], चाप (४७०, ३९३७) [सं०], कोदंड (३०७) [सं० कोदंड:, 
कोदंडम्‌ |, धनु, धनुष (३०७, ४६७) [सं० धनुः] तथा कमान (६४, ४५७६)--कुबुधि-कमान 
चढ़ाइ कोप करि! (६४), 'कोपि समर कर चाप लयौ री? (३६३७), अथवा “मनु मदन धनु-सर 
संधाने, देखि घन-कोदंड” (३०७) तथा--'पिनाकहु के दंड लौं तन लहत बल सतराहः' 
(२८४) । शिव का धनुष 'पिनाक' है, श्रतः उनका एक नाम 'पिनाकपाणि' भी है*--'बह अति 
दुसह पिनाक पिता-प्रन, राघव बयस किसोर । इन पे दीरव घनुष चढ़े क्यों, सखि यह संसय मोर!--- 
'टूटत धनु नृष लुके जहा तहं, ज्यों तारागत भोर” (४६७) । राम-क्था (नवम स्कन्घ) के अन्तगंत 
धनुष-भंग के सिलसिले में प्राय: इन सभी शब्दों का उल्लेख हुआ है--“कर-धनु काक-पच्छ 
सिर सोभित |” श्रथवा करुतामय जब चाप लियो कर! (४७०) । इसी स्कन्ध में बाल-क्रीड़ा मे 
शर-क्रीड़ा का भी वर्णन है--'करतल सोभित बान धनुहिया? अथवा ' धनुहीं बान लए कर 
डोलत । (४६७) । बच्चों के छोटे धनुष को ही घनुहीं कहते थे। धनुषधर श्रथवा घनुधेर 





१--प० सं० टी०, ५०५।५, बेरख ढाल गगन गा छाई! 
५५१।३, पाछे धजा भ्रचल सो काढ़ी” 

२--इं डिया एज नोन टु पाणिनि, प्ृ० ४२१, प्रहरण! शब्द हथियारों के साधारण 
श्र्थ को व्यक्त करता था । उसमें 'घनुष?, 'शक्ति', परशवध? (बुल्हाड़ी) कासू” या 
'कासूतरी', हेति, श्रसि”, कुक्षि' या, कौक्षेपक' की गणना की जा सकती है। 
कमान को कामुक” भी कहते थे । बड़ा धनुष 'महेइवास” कहलाता था। तीर में 
पत्र! लगा होता था। 'शायुध जीविन! लड़ाका जातियों को कहते थे । प्रीक सेना 
के विरुद्ध लड़ने में इस जाति ने बहुत वीरता दिखाई थी । 

३--कुमारसंसब, कृतीय सर्य, इलोक १०-- 

#ुर्याँ हरत्याईपि पिनाकपाणे भैयच्युतिं के मत, धन्विनौहत्ये ।! 


१८ युद्ध तथा शस्त्रास्त् 


(४६२७) शब्दों का परिचय भी मिलता है। कमान की डोरी पत्यंचा अथवा ' पची 
कहलाती है । 

घनष का अभिन्‍न अंग सर (४६४, २७६) [सं० शरः] अ्रथवा बान (४६३, २७१) 
[सं० बाण) है। महाभारत युद्ध तथा रामकथा में ये शब्द बार-बार प्रयुक्त हुए है--बान 
बरषा लगे करन अति क्रद्ध ह्वू? (२७१) या बहुत सनाह समर सर बेघे, ज्यों कंटक नल- 
नाल 7! (२७८), तथा “श्री रघुनाथ धनुष कर लीन्हों, लागत बान देवगति पाई! (५०३) । 

कंत * (५१९) [स० कुंतः | तथा सायकनि (४८५) शब्द बाण के अतिरिक्त भाना 
या तलवार के बोधक भी हैं---ठौर-ठौर श्रभ्यास महाबल करत कुंत-पसि-बात ।? (५१६) अथवा 
पंथ भ्रकास सायकनि छायौ! (५८५) । तीर के सामने का लोहे का भाग “फल! होता है तथा 
फल की नोक अनी” । बिना फल वाला तीर तुब्का? [फा० तुक] कहलाता है। 


धनुष कंधे पर रक्खा जाता था--इतनी कहत कंध ते कर गति लील्हो धनुष संभारि । 
कमर अथवा पीठ पर बंधे हुए तरकस (६४) [फा» तर्कश), तुनीर (४७०) [सं० तूणीर] 
भाथा (५०६) [सं० भर््रा-पा० भत्था] भ्रथवा निर्षंग (३३२) [सं०] मे बाण रक्खे जाते थे--- 
'कुबुधि कमान चढ़ाई, कोप करि, बुधि तरकस रितयो” (६४), अथवा 'अलख झन॑त अपरिमित 
मत्मा, कटि-तट क्से तुनीर।” (४७०), तथा हाथ घतनुष लीन्हे कि भाथा' (५०६)। हरि- 
विमुखों में परिवर्तत लाना ऐसा ह है जैसे--पाहन पतित बान नहिंबेधत, रीतो करत निषंग ! 
(३३२) । 

« २२३--प्रहरण भस्त्रो में प्रमुख स्थान खड॒ग (१४४) [सं०, या असि (५१६) [सं०] 
का था। यह लोहे का बना दास्त्र है श्लौर काटने का काम करता है। तलवार स्यान [ फ़ा० 
मियान] में रखते है तथा इसमे एक धार होती है। यह राजपूतो का प्रिय शस्त्र था *। सामने 
की पूरी किनार 'ध।र' तथा नोक अनी' कहलाती है | खड्ग भ्रंथवा खांडा की लम्बाई डेढ़ हाथ 
होती है । यह भारी, बिना धार का तथा बिना नोक का होता है । जिस तलवार में दोनों श्रोर 
धार होती है वही 'दुधारा” कहलाती हैं। करवार, करबाल, करबार (४८३६,३६२२, 
२७४७) [सं० करवाल] का उल्लेख अनेक पदों में है। यह पावस दल में दामिनिया दाँतो 
की चमक का उपमान है--दासिनि कर करवाल' (३६२२) या हंसनि दुज चमक करवरनि 
लौ ।! (२७४७)। झ्राज इनका भ्रधिक प्रचलित नाम तलवार [सं० तरवारि] है । 

तलवार की श्रेणी के अन्य शस्त्रो मे बरछी (४२८१,४८३६), छुरी (३१८५), सेल्ह 
(३९४६), सक्ति (४१६२) [सं० शक्ति), भालि (३६३१ [सं० भललक], साँग (४५०१), 
नेजा (२७४७) [फा० नेज:] तथा सूल (४६६२) [सं० शुल] झादि के नाम लिए जा सकते 
हैं। बरछी भाले से बड़ी होती है तथा इसकी नोक तीन पहलू होती है । इसे फेंक कर मारते है । 


१--इईंडिया एज नोन टु पारित]नि, पृ० ४२०, पतंजलि के श्रतुसार (ुंत' का श्र्थ 
भाला अथवा भाला चलाने वाला है। 

२--हुर्ष ० सां० श्र०, ए० १२०, गुप्तमुग के वोर वेश में कमर पर दाहिनी ओर छुरी, 
कठारी (छुरिका, पुत्रिका) तथा बांई ओर मियान (परतला) में श्रसि रहती थी । 
पृ० १८६, कृपाणी का केंचुली के परीदार” (खड़ः कोष) में रखने का उल्लेख है । 
यह शब्द गुप्त काल में सियान के लिए चल चुका था। 'परललीका” शब्द भो 
प्रयुक्त होता था । पीठ पर धौंकनी के आकार का तरक्स भो बणित है, जो रोछ 
को खाल से बनाया जाता था |: 


राज-दरबार, शासन-व्यवस्था तथा युद्ध १६६ 


भाले को नोक चौपहलू होती है । यह लाठी में लगा होता है और फंक कर मारते हैं। नेज्ञा पूरे 
लोहे का बना छोटा भाला होता है। साँग नेजे से बड़ा होता है । सेल्ह बरछी को ही कहते हे 
तथा शक्ति भाले का प्राचीन नाम है जिसका पाणिनि ने भी उल्लेख किया है । त्रिसूल [सं० 
त्रिशुल] शिव का आयुध माना गया है। रुक्मिणी-हरण शीर्षक पदों में भयंकर युद्ध का वरण्न 
कवि ने किया है-- साग की भलक चहुँ दिसि वपला चम्रक, गज गरज सुनत दिग्गज डराये, 
या बाव बरसा लगे करन सारे? अथवा “बान सी बान तिनके निवारे', तथा 'खड्ग ले ताहि 
भगवान मारत चले (४५०१) । इसी प्रकार साल्व-वध का चित्रण है--'सारथी ओर बरछी 
चलाई”, तथा सीस ताकौ बहुरि काट करवार सौ? (४८५३६) | इसी प्रकार के ग्रन्य झस्त्रों मे 
तेगा, गुप्ती, खंजर, करौली, किच, कृपाण तथा पोनी होते थे ।* 


इन्ही युद्धा मे गंदा (४८३६,४८४०) [सं० | तथा मुसल (४८०१) [सं० | का उल्लेख 
भी है-- खेचि गदा ता सोस मारी? (४५३९) प्रथवा बहुरि ले गदा परहार कियौ स्याम पर” 
अथवा हरि गदा लगत गये प्रान ताके निकसि! (४८४०) अ्रथवा “राम दल मुसल संभारि 
घार॒यौ बहुरि' (४८०१)। “मुसल' लोहे का भारी डंडा सा होता है। गदा के नीचे करा भाग 
गोल गुबद की तरह होता था। ये लोह के बनते थे तथा इनसे प्रायः सिर पर प्रहार किया 
जाता था। मुसल को मुग्दर (५४८) [सं० मुदुगरः | भी कहते थे । भीम का प्रिय आयुध गदा 
था-बीस झ्रौ सप्त दिन गदा युद्ध कियौ' (२५२ ,२४८) । काम रिपु के दल वर्सान मे (४८८५, 
४८२३) दर [फा० बारूद), पत्नीता [फा० पलीत:] तथा गोला [सं० गोल:, गोला | प्रादि 
शब्दो के उल्लेख से मुसलमान काल के तोप'* [तु०| नामक नये श्रस्त्र पर भी प्रकाश पड़ता है । 
हिन्दूकाल मे युद्ध के अस्त्रो में इनका स्थान नही था। सिकंदर की सेना में कुछ तोपे थी। 'जलद 
कमान बारि दाहू भरि तड़ित पलीता दत । गरजन अरु तड़पन मनु गोला, पहरक में गढ़ लेत ।' 
(४८८४५) द्वारा वर्षा का चित्रण हुआ है । ल्‍ 

स्पष्ट ही है कि महाभारतपयुद्ध, लंकायुद्ध झ्रादि प्रारंभिक स्कन्धों में उल्लिखित युद्ध-- 
प्रसंगो मे प्रयुक्त शस्त्रों के नाम फिर दशमस्पन्ध उत्तराद्ध मे वर्णित रुक्मिणी-हरण, भोमासुर-वत्र, 
वाणासुर-वध, पौड़क, सुद.क्षण, जरासंध, शिश्रुपाल, साल्व, दंतवक्र आदि शत्रुओं के वधों के 
सिलसिले में मिलते है। वर्षा-वर्णन के कुछ पदों मे इंद्र तथा कामरिपु की सेना का वर्णन भी 


७५-०० >बल न -3+>33 ५-33 नन+--ल न निनिनियिया-+ 3 की विन गिनिनताननक नरक कलसक पलजत 3 ५3००१-०+ ४ 


१--क्ृ० जी०, प्र० १३, श्रध्याय १४, बाहु एक विशेष प्रकार की तलवार थी जिसे 
आज की 'भुजाली? कह सकते है। बराहुमिहिर ने उत्तम तलवार की लंबाई पचास 
अगुल कही हे। 'ऊन” उससे श्राधी लबाई की होती थी | वस्तुतः छुरी, कदारो, 
करौली, भुजाली सब तीस प्रंगुल के नाप से कम होते थे। तलवार का एक नाम 
“निश्निश भी था। श्रजता के चित्रों में बाहु का श्रकन है । 
२ >तुलमी, दोहा०, ५१५ काल तोपची तुपक महि, दारू श्रनय कराल । 
६ पाप पलीता कठिन शुरु, गोला पुहुसीपाल ।। 
दोहा०, ५१९, गोलो बान सुमंत्र सर, समुझ्ति उलदि मन देखि ।' 
प० सं० व्या०, ५०६।१, चली कमाने जिन भुख गोला” 
“तिन्ह पर बिखम कमाने धरी । गार्जाह अष्टधातु की भरी” 
सौ सौ सन पिर्श्राह वै दारू। हेरहि जहां, सो टूट पहारू । 
५०७।८, तिलक पलीत, तुपक सनः 





२०० युद्ध तथा दस्त्रास्त्र 


हल ध्५ 
है। इनमे युद्ध का सजीव चित्रण हुआ है तथा उस समय की युद्ध दली पर भी प्रकाश 
पडता है । 


पौराणिक अस्त्र 
२२४--क्रुछ प्रसिद्ध मो के नाम भी इस शब्दावली में रकखे जा सकते है । जिस प्रकार 


राम का प्रिय असर धनुष-वारणा था, उसी प्रकार विष्णु के श्रायुध सुदशन-चक्र के नाम से ही कृष्ण 
का ध्यान श्रा जाता है। ब्रज-लीलाश्रो में तो कृष्ण का बिल्कुल ही भिन्‍न व्यक्तित्व है, किन्तु 
मथुरा जाते ही जेसे उनके जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इसमे कृष्ण एक कुशल 
नृपति, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा योद्धा के रूप मे सामने श्राते है। महाभारत में तथा दूसरे 
नृपतियों से यूद्धों मे उनका प्रिय श्रायध चक्र सदरसन (४८५३७, २७३, २७४) श्रथवा चक्र 
सूरसागर मे भी बताया गया है-गोबिद कोपि चक्र कर लीन्हो” (२७३) श्रथवा सूरदास सुनि 
भक्त-विरोधी, चक्र सुदरसन जारी ।” (२७२) तथा 'कर घरि चक्र चरन की धावनि, नहिं बिसरति 
वह बानि! (२७६) । साधारण झायुधो में भी चक्र का स्थान है । इस लोहे के पहिए को खोखली 
नली पर घुपा कर मारते थे । 

घनुष गांडीव (४६२७) [स० गाण्डीव | अर्जतन के धनुष का नाम था- भ्रद्धुन है मेरो 
निज नाम । धनुष गार्ड व मम अभिराम?ः (४६२७) कथा यह है कि यह धनुष सोम ने वरुण को 
श्रौर वरुण ने अग्नि को दिया था, फिर खाडव-वनदाह के समय अग्नि से ग्रद्भुंन को मिल गया था। 

नाग फांस (५८४) [सं ० नागपाशः:]--यह सागर के अ्रधिपति वरुण का वि्लेब ऐन्द्र- 
जालिक फंदा था, जिससे वे शत्र्‌ पर विजय पाते थे। इस फंदे को बहन फांस (२७५०) 
[सं० वरुण + पाश भी कहा गया है--'बरुन फास ते मोहि मुकराई” (३७२०) । नवम स्कन्ध 
के राम-मेघनाद युद्ध में नागफास का उल्लेख है-- हंसि-हंसि नागफास सर प्ताधत', 'नागफास 
ते सेन छुड़ायो? (५८५) । 

ब्रह्म-अस्थ (२८६) [सं० ब्रह्मस्त्र | -- यह अमोघ भ्रस्र सब अस्त्रो मे श्रेष्ठ समझा जाता 
था। इसको अभिमत्रित करके चलाते थे। प्रथम स्कन्ध के भ्र्जुन-अश्वत्थामा युद्ध मे इसकी चर्चा 
है- हरि-अ्रजुंन रथ पर चढ़ि धाये। अस्वत्थामा पे चलि आए। अस्वत्यामा अरस्त्र चलायौ। 
अजुन हूँ ब्रह्मास्त्र पठायो ! (२८६) । बअह्म-फांस (५४८), ब्रह्मबान (५४१) तथा दिव्यबाना 
(५४०) का भी उल्लेख नवम स्कन्ध के राम-रावण युद्ध मे है । 

बजाज (४१२३) [सं० वज्ञ] इंद्र का आयुध माता गया है। 

मदन--धनुष (२३६५,३६४४) कामदेव का यह घंनुष-विशेष पुष्पनिरभित माना गया 
है । कालिदास ने कामदेव? को 'पृष्पधन्वा' तथा कुसुमायुध:? कहा है।* इसकी ज्या भ्रमरों से 
बनी कल्पित है।' 


१--गीता, भ्रध्या० ११, इलोक १७, 'किरीटठिन गदिन चक्रिएं च तेजोराशि सर्वतो 
दीप्ति मन्‍्तम्‌! विष्णु के रूप-वर्णन में उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा 
पद्म का सदंव बरणन किया जाता है । 
२--कालिदास, कुमार सम्भव, तृतीय सर्ग, इलोक १० 
तब प्रसादातकुसुमायुधो४पि सहायसेक मधुमेत लब्ध्वा।' 
दलोक ६६, सम्मोहन तास च पुष्पधन्वा धनुष्यमोधघ॑ समधत्त बारप॑ |? 
आय:चाप ने बहुति भयान्मन्सथः पद्पदक्यम ।! 
३--मेध दूत , उत्तररेघ, इलो० १० 


राज दरबार, शासत व्यवस्था तथा युद्ध २०१ 


२२५--तुलसी की शब्दावली में भी कोदंड', बाण”, 'निषंग”, सारंग?, क्षपान, 
तरवारि', 'शक्तिः, परसु! चमं?, (ढाल), गोला', तृपक', 'दारू', पलीता', गोली” आ्रादि 
शब्दों के नाम मिलते है । इनके अतिरिक्त सुभट', 'करक', सनाह, जुराऊ ढोल' श्रादि शब्द 
भी उल्लेखनीय हैं। ये शब्द मानस के लंकाकाण्ड में विशेष रूप से मिलते है (२३,३४, 
६७, ८५६; ८ण८) । 

जायसी ने भो पद्मावत के बाद चढ़ाई खण्ड' में युद्ध का सजीव वर्णोन किया है 
(४६५५, ४६६, ३०४, ५०६, ५२४) । कटक का प्रथाण या कूच, घोड़े हाथी पंदल तथा 
परिगह (परिच्छद-राजसी सामग्री छत्र, चंवर आ्रादि) के उल्लेख भी है। श्रनेक शज्त्रों 'तीर' 
“कमान! , 'ढालः, धनु”, गोलन!, कमाने” (तोप) दारू झ्रादि के भ्रतिरिक्त जेबा', खोल, 
(कवच तथा शिरस्त्राण) और 'बेरख' [तु०, भंडा] श्रादि नाम भी उल्लिखित है। रत्वसेन के 
सैनिकों का वर्णन अलाउद्दीन के सैनिकों से भिन्न है। यहाँ सस्क्षत के तदूभव शब्द भ्रधिक 
प्रयुक्त हुए हैं. जेप्े--सनाहा', पहुँची/(--दस्ताना अ्रवुल॒फ़जल ने दस्तवाना शाब्द प्रयुक्त 
किया है), ठोपा” झ्ादि। सूरसागर की शब्दावली थे तुलप्ती और जायसी की शब्दावली मे 
कुछ ही नये शब्द हैं । 

ग्राईने-अकबरी से भी तत्कालीन प्रमुख शस्त्रों तथा उनके मूल्यों पर- प्रकाश पड़ता 
है । मुगलकालीन शस्त्रास्त्रों में सूर वर्णित नामों के अतिरिक्त तेगा, करौलो, कि, छुरी, 
किरपान, कठार, पीनी, ग्र॒ुप्ती, खंजर, दुधारा, बधनखा, पंजा तथा तुपक [तु० तुफग-- 
बन्दूक|] थे । 

इन कई सौ वर्षो में यदि जीवन के किसी अंग में स्पष्ट परिवतन हुआ है तो वह है 
युद्ध के आ्रायुध तथा युद्ध की विधि। झ्ाज वेज्ञानिक श्राधार पर बने श्रस्त्रो के सामने मनुष्य- 
संख्या की शक्ति तथा दूरी कोई भ्रथ नही रखती है । वर्तमान श्राविष्कार एटम तथा हाइड्रोजन 
बम, अंतर्राष्ट्रीय बेलिस्टिक मिसिल आदि ने तो साधारण तोप, बम, टंक, हवाई-जहाज, 
बन्दूक, पेरासूट, पनडुब्बी आदि युद्ध सामग्री तथा लड्ने की विधि तक को बहुत पीछे छोड़ 
दिया है। शआ्राज के युद्ध मे कुछ नगरों तो क्या पूरे संसार पर ही प्रभाव पडता है। एक 
युद्ध अपने बाद वर्षों तक के लिए नि्धनता, अकाल, तथा अनेक भयंकर रोग' छोड़ 
कर जाता है। 


१--आ्राईने श्र०, ए० ११० 
दे 


है 

१--वएं-व्यवस्था तथा जातिथा 
२२६, भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता उसकी वर्ण व्यवस्था भी रही है। प्रमु 
चार व्यवसायों मे लगे व्यक्तियों को तदनुसार चार भागों में बाँठ दिया गया था--आाह्मण, 
क्षत्रिय, वेह्य, तथा शूद्र ।* प्रारंभ मे कम के अनुसार वर्णा निश्चित होता था किन्तु धीरे-धीरे 
समय के साथ इस संबध में रूढ़ता झ्राती गई तथा जन्म से ही वर्ण की व्यवस्था होने लगी । 
श्रापस में छुप्ना-छूत, भेद-भाव आदि विचार समाज को शाप रूप प्राप्त हुए ।* सूरसागर में भी 
प्रमुख वर्गों का उल्लेख है तथा ऊंच-नीच की भावना की ओर भी थोड़े से स्थलों मे सकेत है। 

अपने समाज के इस प्रमुख श्रंग की ओर कवि का ध्यान जाना स्वाभाविक ही है । 


विनय पदों मे तथा अन्य कुछ स्फुट प्रसंगो में ब्राह्मण के कई पर्यायवाची शब्दों का 
उल्लेख हुआ है--बिप्र (६६६, ६४८, ४६४, ३५५६) [सं० विप्र:|, द्विज (६५२,८६८) 
[सं द्विजः] तथा बाम्हनरे (८६६७, ३७७०) [सं० ब्राह्मण] । इसके अतिरिक्त पंडित* (३५३२) 
[सं० पंडितः] तथा पांडे (५६६) भी ब्राह्मण के ही सूचक शब्द हैं। पंडित का साधारण 
श्रथ विद्वान था* किन्तु ब्राह्मण का काय विद्या से संबंधित होने के कारण दोनो शब्द एक दूसरे 
के पर्याय रूप मे प्रयुक्त होने लगे | आज भी पंडित दाब्द इन दोनो अ्र्थों का द्योतक है। यज्ञो- 
पवीत द्वारा ब्राह्मण का दूसरा जन्म माना गया है और वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है अतः 
उसका द्विज' नाम पड़ा । 

यशोदा के मायके महराने से एक पाडे के आ्राने का प्रसंग है (5६६६, ८७०)-- महराने 
ते पांडे आयो (५६६) । इस प्रसंग मे ब्राह्मणों के विशेष सत्कार तथा उनका अलग भोजन बनाना 


१--बनयर, ए० ३४१, ३४२, भारतोय समाज के इस विभाजन का बनियर ने उल्लेख 
किया है । उन्होंने पंडितो के गुग-विभाजन (सत, कल, त्रेता तथा द्वापर) का भी 
समाज की विशेषताओं में उल्लेख क्षिया है । 

२--ग्लोरीज़ ऑफ़ इंडिया, ए० ५९, ६०, ऋग्वेद में ब्राह्मण” शब्द ऋषि श्रथवा 
प्रधान पुरोहित के ञ्र्थ में ही प्रमुख रूप से (अड़तालिस बार) प्रयुक्त हुआ है। वर्ण 
सूचक केवल आठ बार ही आया है और मंत्र रचयिता के अर्थ में सबसे अधिक 
बार प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के श्रन्तिस भाग के पुरुष सन्‍्त्र में ही केवल चारो वरणों 
का उल्लेख हुआ है। पुरुष (सृष्टि का रचयिता) के सुख से ब्राह्मण, बाहु से 
राजन्य, जांघ से वेब्य, तथा परों से शूद्रीं के उत्पन्न होने का वर्रन है। पुराण- 
काल तक भेद-भावना का पूर्ण विकास हो गया था । धीरे-धीरे श्रनेक उपजातियों 
का भी जन्म होता गया तथा महाकाव्य काल (ई० पू० ७०० से ईसा पद्चात्‌ 
५०० दाती तक) तथा गृह्मय सूत्र तथा स्म्टति (१०० ई०) के समय तक इस 
संबंध में निश्चित नियम भी बन गए थे । 

३--इईंडिया एज़ नोन टु पारिणनि ए० ७६ “ब्राह्मण” वेदिक शब्द है जिसका प्रयोग 
पारिनि ने भी किया है | 

४--प० सं० टी०, ३६।३, 'कतहूं पंडित पढ़हि पुरानू । धरस पंथ कर कर्राह बखानू ।? 

४५--प० सं० टी०, ५४।५, 'महापंडित हीरामति चाऊ ।' 


२०६ वर्ण-व्यवस्था तथा जातियाँ 


और बच्चे द्वारा छू जाने पर भोजन का बेकार हो जाता आदि प्रचलित रूढियों पर भी प्रकाश 
पड़ता है। खाना तैयार होने पर उसका भोग (५६७) लगाकर भोजन प्रारंभ करने की प्रथा की 
ओर भी संकेत है । कृष्ण-सुदामा कथा के अन्तर्गत विप्र सुदामा का सत्कार वर्णित है-- कर 
जोरे हरि बिप्र जआानिके! (४८४८) । जन्म, विवाह भ्रादि शुभ अवसरो पर विप्र अथवा द्विजों को 
धन-धान्य, रत्न-वस्त्र तथा गोदान श्रादि करने की प्रथा भी प्रचलित थी--'ते दीनी द्विजनि अनेक, 
हरषि असीस पढी' (६४२) श्रथवा आनंदित विप्र, सूत, मागंध, जाचक-गन, उमंगि असीस देत 
सब हित हरि के । (६४८) तथा दे लख थेनु द्विजनि को दीनी” (६५०)। ऐसे अवसरों पर 
ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी अ्रभीष्ठ समका जाता था--घसि चंदन चारु मंगाइ, विप्रनि तिलक 
करे । द्विज-गुरुजन को पहिराइ, सब के पाइ परे।” (६४२)। 

विनय पदो में आराष्य के समत्व भाव पर ही बार-बार बल दिया गया है---प्रभु 
कौ देखो एक सुभाइ” (5) भ्रथवा राम भक्त बत्सल निज बानौ। जाति, कुल" नाम गनत 
नहिं, रंक होई के रानो / (११)। जाति [सं], गोत [सं० गोत्र], अ्रथवा कुल्ल [सं०] 
का भेद प्रशंसनीय नहीं है तथा मनुष्य मात्र ही स्तेंह का पात्र होता चाहिये--इन सभी पदों 
में श्रनेक बार यही समभाने का यत्न किया गया है। निम्न कुल तथा जाति के कुछ 
ऐसे विशेष उदाहरण दिये हैं जिनको प्रभु की विशेष कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है काह के 
कुल तन न बिचारत । अविगत की गति कहि न परति है, ब्याघ ग्रजामिल तारत । कौन जाति 
अर पाँति त्रिदुर की, ताही के पप धारत। भोजन करत मागि घर उनके, राज-मान-मद 
टारत ।” (१२) । एक गोत्र मे विवाह मना था। 'ऐपे जनम करम के ओलछे, झ्रोछनि हूं 
ब्योहारत” । निम्न कुल में खान-पान, विवाह श्रादि व्यवहार निषिद्ध थे, इस तथ्य पर इस पद्मांश 
से प्रकाश पड़ता है। 

विनय पदो मे उल्लिखित आदश के होते हुए भी समाज मे प्रचलित ऊंच-तीच के भाव 
का परिचय क्ृष्ण-कुब्जा-असमानता के अनेक उल्लेखो से मिलता है--जिेसे काग हंस की संगति, 


१--इंडिया एज़् नोन हु पाणिनि, पुृ० ७५, पारिनि ते वेदिक शब्द वर्ण के साथ- 
साथ बाद में प्रचलित जाति' शब्द का भ्रधिक उल्लेख किया है। “जाति' दाब्द में 
गोत्र तथा चरण? दोनों ही सम्मिलित थे। पतंजलि ने यह स्पष्ट किया है 
(गोत्र च चररों: सह)। पाणिनि ने दो जातियों के मिल जाने का भी उल्लेख 
किया है जसे ब्राह्मण पति तथा बेह्य पत्नी (१० ६२)। एक ही वर्ण के लोग 
सवरणं? कहलाते थे (० ६१) और एक ही गोत्र के लोग 'सगोच्र! | सगोत्र 
व्यक्तियों के पूर्वेज एक ही होते थे | जातकों में व्यक्ति के साथ उसके गोत्र कौ 
चर्चा भो है। पारिषनि ने गोत्र नाम इस प्रकार बताए है--पिता का नाम गर्ग, 
पुत्र गगि', गारयें पौच्र तथा उसका भी पुत्र 'गाग्यायण”। उन्होंने सपिडः, 
सनामि', 'ज्ञाति' तथा संयुक्त आदि संबंधों के श्रतिरित्त 'कुल' दाब्द का भी 
उल्लेख किया हैं। 'कुल' का अर्थ परिवार था और 'कुलीन! का भ्र्थ श्रेष्ठ कुल 
के व्यक्ति से था। बंद! का उल्लेख भी है । 

२-प० सं० टीौ०, १५५॥१, छतीस' कुरी भेगोहने भली। १--ज्योतिरीश्वर 
ठक्कुर ने छत्तीस कुलों की सूचो दी है। पद्मावत सें यहां पर “कोरी” , बांभनि', 
अ्रगरवारिनिः, बेसिनि', चंदेलिनि, 'चौहानी', कलवारि', बानसि?, 'केथिनि', 
'पहुईनि', बरइनि' का पद्मावती के साथ जाने का वर्खन है। 


सामाजिक संगठन, संस्कार तथा त्यौहार २०७ 


लहसुन सग कपूर। जेसे कंचन काच बराबरि, गेर काम सिदूर। भोजन साथ सूद्र बाह्मन के, 
तेसौ उनको साथ ।? (३७७०)। 

२२७, छत्नी' (४२७) [सं० क्षत्रिय] शब्द का उल्लेख परशुराम अवतार में हुआ है-- 
'मारे छत्री इकइस बार ।' (४५७)। ठाकुर" (१२२,४२६१) अथवा ठकुराइति (४२५५) 
तथा ठकुरानी (४६०६) (राघा तथा रूक्मिणी के लिये प्रयुक्त) शब्द प्रायः बड़प्पन के सूचक 
है । इनका उल्लेख विनय पदो मे तथा भ्रमरगीत प्रसंग के गोपियों के व्यंग्य वचनों में अधिकाश 
रूप से हुआ है । 'ऐसो को ठाकुर, जन-कारन दुख सहि, भलौ मनावे” (१२२), अ्रथवा हरि 
सौ ठाकुर, और न जन कौ (६), अ्रथवा कहूँ व ब्रह्मादिक के ठाकुर, कक्ष कस की दासी |? 
(४२६१), अ्रथवा 'कहियौ ठकुराइति हम जानी ।! (४२५५) श्रथवा “राजा भए तिहारे ठाकुर, 
अरु कुबिजा पटरानी !! (४२५६) तथा “नंदनंदन करि गर कौ ठाकुर' (२६६) एक विनय पद 
के खेती के रूपक में यह शब्द सम्भवतः जाति विशेष का सुचक है--'धर्म जमानत मिलयोौ न 
चाहै, ताते ठाकुर लूटा ।" (१८५)। ऊपर के पद्माशो द्वारा स्पष्ट पता चलता है कि प्रतिष्ठा के 
साधारण श्र के सूचक रूप मे ही ठाकुर? प्रायः प्रचलित था। श्राजकल साधारणतया 'ठाकुरः 
दब्द क्षत्रिय जाति के श्र मे बोला जाता है। राम अथवा कृष्ण की मृति-विशेष भी इसी नाम 
से जानी जाती है ।* 

व्यवसायों के सिलसिले में वरणिज” का उल्लेख किया जा चुका है। व्यापार, व्यवसाय 
द्वारा जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति ही वेश्य? बरग में श्राते थे। श्राजकल दूकान श्रादि के कार्य 
में लगे लोगो को महाजन या बनिया” भी कहा जाता है। 

सूद्र/ (३७७०) [ सं० क्षुद्र--्श्रथम, नीच ] शब्द शूद्र वर्ण के साधारण श्रथ में 
प्रयुक्त हुआ है । क्षुद्र कर्मों में लगे हुए कुछ व्यवसायिकों के संबंध में बताया जा छुका है। 


१--तुलसो, कविता० ७, १०६ 'धूत कहो रजपूत जुलाहा' 

२--प० सं० दी ०, ५७।४ ठाकुर अंत चहे जो मारा, तह सेवक कहँ कहाँ उबारा ।? 
इंडिया एज्ञ नोन टु पारिणनि पु० ७३, पारिनि ने गोत्र जनपद तथा संघ के सिल- 
सिले में क्षत्रियः का उललेस किया है। संहिताशं में 'राजन्य' दाब्द क्षत्रिय का 
पर्यायवाची है । 


३ -डा०सुनीत कुमार चेठजों, भारतोय आर्यभाषा और हिन्दी, (पृ० १०१) प्रो० 
सिलवें लेवी के मतानुसार “ठाकुर! अथवा ठक्कुर शब्द का उद्गम प्राचीन तुकों 
दाब्द तिगिन से है । 

४--इं डिया एज़ नोन टु पारिणनि, पु० ७७, बेदयों को आर्य” उपाधि प्राप्त थो जिससे 
उनके सामाजिक मान का अनुसान होता है | 

४--प० सं० दी०, ३७।९, 'कनक हाठ सब कुहकुंह लोपी, बेठ महाजन सिघलदीपी ।' 

६--इं डिया एज़् नोन टु पारिणनि, पु० ७८, पतंजलि ने दो प्रकार के शुद्रों का उल्लेख 
किया है--आार्यावततं तथा सम्ताज सें रहने वाले, २--उसके बाहर रहने वाले । 
दक तथा यवन समाज के अंग नहीं थे श्र यह भी शूद्ध नाम से पुकारे जाते थे । 
श्रार्य-निवास-स्थानों के बाहर रहने वाले शूद्रों में 'चांडाल' का नाम लिया जा 
सकता है । समाज सें रहते वाले तथा विभिन्न कर्मों में लगे शुद्रों में श्रनेक थे, जेसे 
पक्षा?, 'रजकः तंतवाय' श्रादि । कछ ही शद्र अस्परर्य समभे जाते थे । 


२०८ सती प्रथा 


भिल्लिनि (२५) [सं० भिल्‍लः;] जाति का उल्लेख शवरी-कथा श्रसंग मे है। यह एक प्रसिद्ध 
जंगली जाति है । 


२--सती प्रथा 


२२८, सूरकालीन समाज की विशेषताओं मे सती प्रथा का महत्त्वपृर्ण स्थान था। इसका 
उल्लेख एक दो स्थलो में ही हुआ है । संभवत: इसका कारण यही है कि यह प्रथा आज पाशविक 
प्रतीत होते हुए भी उस समय के लिये साधारण ही थी। सूरसागर मे सती (२६३) शब्द 
उल्लिखित है. 'जती, सती तापस श्राराधै, चारो बेद रहै ।! (२६३)। सीता-ब्रिजटा-संवाद 
में पातिव्रत्य का यह श्रादर्श रक्‍्खा गया है 'के तन देउ मध्य पावक के, क बिलस रघुराइ। जो 
पै पत्तित्रता त्रत तेरे, जीवति बिछुरी काइ ।' (५२१)। 

पति के साथ सती होना अगाध-प्रेम का उदाहरण होते हुए भी देखने वालों को अ्रतीव 
कष्ट पहुँचाता था--दिखि जरनि, जड नारि की (रे) जरति प्रेम के संग ।. . .चिता न चित फीको 
भयौ, (रे) देखत नेननि त्रास ! (३२५) । 

इस प्रथा के प्रारभ काल मे र्तनरियाँ श्रपती इच्छा से ही सती होती थी किन्तु मुगलकाल 
तक आते-आते इसका अत्यन्त वीभत्स रूप हो गया था। उनकी अनिच्छा होने पर घर के लोग 
बलपूर्वक पकड़ कर आग में ढकेल देते थे । उस समय के विदेशी यात्री तो इस प्रथा से आतंकित 
थे । कुछ तो इप्त भयातक हृदय को देखकर मूछित तक हो गए थे । बनियर ने कई श्राँखो देखे 
हृ्यो का वर्णन किया है जिनसे वह अत्यधिक पीड़ित हुए थे। * 

वाण ने हफ की माता देवी यशोवत्ती के सती होने का वर्णुत किया है।  राज्यश्री के 
सती होने के लिये उद्यत होने तथा हुए द्वारा रोक लेने से यह भी पता चलता है कि उस समय 
सती होना आवश्यक नही था । 

पद्मावत में भीरे 'पदुमावती नागमती सती-खंड' मे इस प्रथा के वणन-विस्तार है। 
विवाह के समान ही तया श्रृंगार, बाजे बजना, दान, चिता पर बठने के पहले सात भावरे 
लगाने आदि की प्रथा थी। श्रर्थी के लिये 'खाठ”, 'खादा' शब्द आये है (६४९।२,३) । जौहर 
की प्रथा श्रधिकांश रूप से राजपृतों में थी ।९ 


३- संस्कार, गृह्यकरम तथा क्ाभ्रम धर्म 


2२६, भारतीय हिन्दू परिवारों में जन्म से मृत्युपयन्त व्यक्ति का जीवन षोडश 








१--बॉनियर ४० ३११, ३१४, ३४१, बनियर ने इस प्रथा के अतिरिक्त श्रन्य 
विशेषताओं का वर्णन भी किया है जिन्होंने उनका ध्यान श्राकषित किया था---जेसे 
धासिक समुदाय--सूफो, जोगी, फकीर श्रादि, वर्ण व्यवस्था, त्रिदेव करे अलावा अन्य 
श्रगणित देवी देवताम्रों की पूजा श्रादि । 

२--हुषं० सा० अ्र०; ४० ६७, १६६ (गृहीतमररणप्रसाधनम) 

३--प० सं० टी०, ६४८१, 'पदुसावति नइ पहिरि पठोरी, चली साथ होइ पिय की 
जोरी |” 

४--६१०१, सर रचि दान पुन्नि बहु कीन्हा | सात बार फिरि भांवरि दीन्हा । 

४-० सं० ठो०, ६५१८, जौहर भई इत्तिरी पुरुख भए संग्राम । 


सामाजिक संगठन; संस्कार तथा त्यौहार २०६ 


संस्कारों" की सीमा से बाधा गया है। यह संस्कार उसके जीवन को संस्क्ृत कर सही मार्ग पर 
निर्देशित करने का यत्न करते हैं । सुरसागर के कवि ने अपने भ्राराध्य के जीवन को हर हष्टि- 
कोण से अंकित करने का प्रयत्न किया है अ्रतउ॒व हिन्दू धर्म द्वारा निर्धारित इन नियमों की सीमा 
उसने भो स्वीकार की है। सूरसागर मे उल्लिखित इन संस्कारों मे जातक, नामकरण, 

अन्नप्राशन, कर्ण वेध, यशोपवीत, विवाह तथा अन्त्येष्टि से संबंधित शब्दावली की श्रोर स्वतः 
ध्यान चला जाता है। उपयुक्त सभी संस्कारों में ज़न्मोत्सव तथा विवाह संस्कार सूचक शब्दावली 
वर्णान-विस्तार की दृष्टि से अधिक महत्त्वपृर्ण है। कृष्ण के दो प्रधान विवाहों (राधा तथा 
हक्मिणी) के अतिरिक्त राम-सीता विवाह का वर्णन भी किया गया है | 


शास्त्र सम्पादित संस्कारों के साथ-साथ हिन्दू परिवारों मे कुछ लोकगृहीत गह्म कर्म भी 
प्रचलित है । इनके अन्तगंत उल्लिखित शब्दावली से सुरक्रालीन कुछ प्रादेशिक प्रथाप्रो का भी 
सुक्ष्म परिचय मिलता है। अतएवं यहाँ संस्कारों के साथ इस गुह्मकर्मों का विवरण देना 
झनुचित न होगा । 


बालक के जन्म के अवसर से संबंधित शब्दावली 


२३०, कृष्णु-जन्म के पहले विष्णु का अवतार रूप म॑ देवकी के गर्भ मे आना भर 
उसका प्रभाव वरशणणित है “हरि के गर्भ-बास जननी कौ बदन उजारौ लाग्यों ।...अबिनासी को 
प्रागम जात्यौ, सकल देव अवुरागी । कुछ दिन गएँ गर्भ को आलस, उर देवकी जनायौ। 
बुध-रोहि नी-अष्टमी-संगस, बसुदेव निकट बुलायौ। सकल लोकनायक्र सुखदायक सजन 
जन्म धरि आयौ | (६२२) । फिर अ्रलौकिक घटनाओो के फलस्वरूप बसुदेव शित्रु को मित्र नंद 
के पास गोकुल छोडने में सफल हुए । यशोदा का भी पुत्र जन्म के पहले की भ्रवस्था का सोहिलो' 
में वर्गत है---अ्राठ मास चंदन पियौ (हो) नवएं पियो कपूर । दसएं मास मोहन भए* (हो) 
ग्रागन बाजे तूर / (६५८) । इसके बाद शिशु-जन्मोत्सव१ से संबंधित पद हैं (६२२-६५२) | 
दाई द्वारा नार छेदना तथा तेग के लिये झगड़ने का (६३३, ६३६) का उल्लेख भी किया 
जा सकता है। पृत्र-जन्म पर नंद का घर हो नही किन्तु साया गोकुल ही उल्लास के सागर में 


१--१ गर्भाधान २ पुंसवत ३, सीमन्तोश्नयन ४, जातकर्म ५ नामकरण ६, निष्कमरा 
७ श्रश्नप्राशन ८. चूड़ाकर्म ९. कर्रवेध १०, उपनयन ११ वेदारंभ १२, ससावत्तन 
१३, विवाह १४, गृहस्थ १५ वानप्रस्थ १६, सनन्‍्यास | 

२--प० सं० टी०, ५०।७, 'जस ओपधान पूर होइ तासू, दिन-दिन हिएं होइ परगासू | 
जस शअ्रंचल भीने महं दिया | तस उजियार देखाव हिया । 

३--प० सं० दी०, ५१।१, 'भए दस मास पूरि भे घरो 7 

४--हर्ष ० सां० श्र०, पु० ६५, वाण ने भी हर्ष के जन्मोत्सव का बिशद चित्ररा किया 
है। यह सूरसागर में वर्शित चित्र से श्रावचर्यजनक रूप से मिलता है। हर्षेचरित 
में शंख, दुंदुभी, पठहु आदि संगल वाद्य, सुवरण शृखलाओों से बंधी कलसियां, यज्ञ- 
शालाओं में प्रज्वलित श्रग्नि, ब्राह्मणों का वेदोच्चारण, परिचारकों एवं धनियों 
का प्रसक्षता से नृत्य करना आदि उल्लेखनीय है। सूतिगहु में जातमातृ देजो 
अथवा चचिका की श्राकृति बनाई गई थी । 

२३ 


२१० बालक के जन्म के प्रवसर से सबंधित शब्दाबली 


डूब गया । इस उत्सव की कुछ महत्त्वपूर्ण बातो पर भी प्रकाश पड़ता है । मगल कलश रखना, 
होम [सं० होमः), द्विज पूजा तथा भवन चंदन से लोपने की* प्रथा बार-बार वर्णित है- 
कंचन-कलश, होम, द्विज-पूजा, चंदन भवन लिपायो ।! (६२२) । 

मालिन और बारिन का बंदनवार बांधतना, भरगजा चंदन हल्दी भ्रादि छिड़कना भी 
उत्सव के भंग थे--“बाजत ताल मृदंग जंत्रगति, चरचि भ्ररगजा श्रग चढाई। श्रच्छत दूब लिये 
रिषि ठाढ़े, बारति बंदनवार बंधाई ।” (६३७) अथवा चोवा चंदन भ्रबिर, गलिनि छिठकावन 
रे ।” (६४६) तथा 'लछिमी सी जहँ मालिती बोले । बंदन माला बांधत डोले ।! (६५०) । 


अच्छत [सं० भझनक्षतः] (पूजन के निमित्त धुले चावल), दूब [सं० दूर्वा--देवता या पितृ 
पूजन के निमित्त घास विशेष] तथा बंदनवार भ्ाज भी इसी प्रकार ऐसे उल्लास पूर्ण वातावरण 
में सम्मिलित है। मोती का बंदनवार भी बाँधा गया था--मोतिनि बंधायों बार महल में जाइके' 
(६४६) । तोरना की भी [सं० तोरण] चर्चा है--मालिनि बाँबे तोरता! (६५८)। दूवार 
पर लगे पत्तों के भ्र्धचन्द्राकार बन्दनव।र को ही तोरण कहते है ।* 

२३१--पुत्र-जन्म पर स्त्रियों का बधायों [सं० वर्धन॑] (६४५) तथा सोहिलौ* श्रथवा 
मंगलगान गाना, तथा वाद्य यन्त्रों का ध्वनि-नाद हर्षोत्साह प्रकट करता है । इस प्रसंग में भ्रनेक 
पद इस बात के सूचक है। गोकुल की स्त्रियाँ नंद के सोभाग्य को सुनकर, वस्त्राभूषणो से 
अलंकृत होकर मंगल थाल सजा सजाकर बधावा गाने गाने लगी--कंचन-थार-दूब-दधि-रोचन 
गावति चार बधाई ।! (६४०), श्रथवा कर कंकन, कंचन थार, मंगल साज लिए |. . .गुन 
गावत मंगल-गीत, मिलि दस पाँच भली । मनु भोर भऐ रबि देखि, फूली कमल-कली, . .सिर 
दधि-माखन के माठ, गावत गीत नए ।' (६४२), श्रथवा सुबरन-थार रहे हाथनि लसि |... 
कंचन-कलस जगमगं नग के !! (६५०), तथा आजु बधायों नंदराइ के, गावहु मगलचारा। 
आई मंगल-कलस साजि के, दि फल नूतन-डारा ।! (६४५)। 


इन गीतो में सोहिलो (६५८) गीत विशेष का महत्वपूर्ण स्थान है । इसे आज प्राय: 
घरेलू बोली में 'सोहरः कहते हैं। इनके श्रधिकाश भाग में नंद, सास, जिठानी, देवर आदि के 
नेगों का वर्शन होता है साथ ही नो महीने तक की माता की अ्रवस्था तथा पुत्र-जन्म पर सबकी 
प्रसन्नता का वर्णन भी होता है । यह गीत जस्मोत्सव के अतिरिक्त श्रन्य कुछ संस्कारों जैसे मुंडन, 
कनछेदन, यज्ञोपवीत आदि में भी गाए जाते है। पद्मावत में भी पद्मावती के विवाह पर सोहिला 
गाने का उल्लेख है ।* सूरसागर मे जन्म के मंगल-गीतो में इसका निर्देश हुआ है--गौरि गनेस्वर 
बीनऊं (हो) देवी सारद तोहि। गावो हरि कौ सोहिलो (हो) मन-आखर दे मोहि | हरषि बधावा 


१--प० सं० दो०, ५०८ सौने मंदिर सँंबारे श्रोर चंदच सब लीप ।* 
२--तुलसौ ० , गोता०, १, १, बोथिन्ह कुंकुम कीच प्ररगजा अ्रगर श्रबोर उड़ाई |? 
गीता०, १, २ “दल फल फूल दूब दथि रोचन घर-घर संगलचार !? 
३--कालिदास, उत्तरमेघ, इलो० १२ 
'बूराललक्ष्य सुरपतिधनुष्वारुणा तोरणेन' 
४--तुलसी, गीता० १, २, 'सहेली सुनु सोहिलो रे ।. , .' 
भूषति सदन सोहिलो सुनि, बाजें गहगहे निसान ।! 
गीता०, १, १ सहज सिगार किये, बनिता चलों मंगल बिपुल बनाई ।” 
५--प सं० टौ०, २७७७ 'संब कबिलास होइ सोहिला ।' 


साप्राजिक सं गठन, स स्कार तथा त्यौहार २१३ 


मन भयो (हो) रानी जायौ पूत ।! (६५८) | गौरी गणोश्वर एवं शारदा की विनय करके श्राज 
भी प्रायः गीत प्रारभ करते है । इनको देवी के गीत कहते है | ब्रज में देवी गीतों मे एक 'सुरही' 
[सं० सुरभि] गीत भी है। घरों में शुभ श्रवसरो पर गाए जाने वाले मंगल गीतो को कुछ देची 
के गीत गाने के बाद ही गाते है। गारी, गारि (६२२) [सं० गालिः) के गीत गाने की प्र६। 
पर भी प्रकाश पड़ता है-वे देत महरि कौ गारी ।! (६२२), श्रथवा “बहुत नारि सुहाग सुर्दरि 
श्र घोष कुमारि । सजन-प्रीतम नाम ले ले दे परसपर गारि! (६४४)। अ्रन्नप्राशन संस्कार मे 
भी सखियो द्वारा गाली गाने की चर्चा है-जुव॒ति महरि कौ गारी गावति, और महर कौ नाम 
लिए ।! रुविमिणी-विवाह के बाद भी एक लम्बा सा पद गारि का है-'तोसौ गारि कहा कहि 
दीजै, . .बाप जुगल कारकों नाव॑ लीजे, जाति गोत न जानिये ।. ..तेरी माई सकल जग खोयौ ।! 
(४८०५) । इनसे उस समय के गाली-गीतों का अनुमान हो सकता है। गाली-गीतो मे संबन्धियों 
पर न्‍यंग्य होते हैं तथा यह इलील तथा श्रइलील दोनो प्रकार के होते है ।* स्त्रियों के बधावे के 
श्रतिरिक्त ढाढ़ी, ढाढ़िनि के बधावा गाने और 'बकसीस” (६५७) [फा० बख्शिश] अ्रथवा दान 
मिलने से संबंधित भी कई पद हैं (६५२-६५७) । ढाढ़ी का उल्लेख जीवन-निर्वाह के साधनों के 
सिलसिले मे किया जा चुका है । 


गीतों के साथ ही आनंदमग्न हो नंद शौर गोप ग्वालो के नृत्य करने का वर्णन भी 
है*--“नाचत महर मुदित मन कीन्है, ग्वाल बजावत तारी ।? (६२२), श्रथवा “आनंदित गोपी 
ग्वाल, नाच कर दे दे ताल भ्रति अहलाद भयौ जसुमति माई के' (६४६), तथा "नृत्य ठांवहि 
ठाव' (६४४) । 

अनेक प्रकार के वाह्य-यन्त्रो' की ध्वनि ने वातावरण को और भी उल्लासमय बना 
दिया-घर घर बाजे निशान! (६४६), अभ्रथवा 'बाजत पनव व्सान पंच-बिध, रुंज मुरज 
सहनाई” (६४०) । इन बाजों की व्याख्या संगीत संबंधी शब्दावली के भ्रन्तर्गत की गई है। श्राज 
भी शुभ भ्रवसरों पर दशहनाई, नौबत या “बेड” बजने की प्रथा चल रही है । 


२३२--नंद का पुत्र जन्म पर ढाढी, मागधसूत, तथा ब्राह्मणों श्रादि को बहुमूल्य वस्तुयें 
दान करने का निषश है--महर महरि ब्रज-हाट लुटावत, आनं द उर न समाई ।/ (६४०) अथवा 
(जिन जो जाच्यों सोइ दीन, श्रस नंदराइ ढरे।' (६४२) तथा 'एकनि कौ गोदान समपंत, एकनि 
को पहिरावत चीर। एकनि कौ भूषन पाटम्बर, एकनि कों ज्ु देत तग होर ।! (६४३) । इन 
सबका तथा ग़ुरुजनो का असीस [सं० अशिस ] देना भी वर्णित है--आए पुरन झ्ास के, सब 


(७) मांगलिक गोत जो पिवाहादि श्रवसरों पर गाते हैं। [सं ० ोभावत्‌-प्रा० सोहल +- 
क-सोहला | । 

१---हर्ष ० सा० भ्र०, प० ६७, हर्ष-जन्मोत्सव के अ्रवस्तर पर वाश ने भी वार- 
विलासनियों के अ्रदलील रासक' ' पदों (सीठनों) के गाने का उल्लेख किया है । 
अदलील-रासक-पदानि', रासा + ग्रासगीत । 

२--तुलसी, गीता०, १, १ नाच पुर नर नारि प्रेम भरि देह दसा बिसराई।? 

१, २ नृत्य कर्राहु नठ नटी नारि नर, अपने-अपने रंग ।” 
३--तुलसी, गीता० १, २ घंटा धंटि पखाउनम श्राउज़ फाँकक बेतु डफ तार ।? 


२१२ बालक के जन्म के अवसर से संबंधित शब्दावली 


मिलि देत असीस । नंदराइ को लाडिनौ, जीवे कोटि बरीस । (६४५), अ्रथवा ते निकसी 
देति श्रसीस, रुचि अपनी-अगनी । (६४२), तथा देति असीस जियौ जसुदा-मुत, कोटिनि बरष 
न्हाई । (६५१)। 

इन लोकाचारो के अतिरिक्त अन्य कुछ लोक कृत्यों का भी परिचय मिजता है, जसे-- 
एक फिरत दधि दूब धरत सिर, एक रहत गहि पाइ। एक परस्पर देत बधाई, एक 
उठत हंसि गाइ ।' (६३८), अथवा आनंद उर अंचल न सम्हारति, सीस सुमन बरषावतिः 
(६४१) या 'गह-लगन-नषत पल सोधि, कीन्‍्ही बेद धुनी/, ..लहूँ भीतर भवन बुलाइ, 
सब सिस-पाइ-परी' । इक बदन उधारि निहारि, देंहि श्रसीस खरी । गृहि गंजा, घसि 
बनधात॒, अंगनि चित्र ठए ।.. .मिलि नाचत करत कलोल, छिरकत हरद-दही । इक दघि- 
गोरोचन-दब, सब, सीस धरें।. . .तब न्हाइ नंद भए ठाढ़, श्ररु कुस हाथ धरे। नांदीमुख 
पितर पुजाइ* अंतर सोच हरे ।.. .घसि चंदन चारु भंगाइ, बिप्रनि तिलक करे । हिड- 
गुरुजत कीं पहिराइ, सब के पाइ परे | सब दृष्ट मित्र अरु बंधु हंसि-हंसि बोल लिये। मथि 
मृगमद-मलय-कपूर माथै तिल्लक किये ।” (६४२) भ्रथवा, 'एकनि को पुहुपनि की माला' 
(६४३), या नंद ढ्वारें भेंट ले ले उमह्यौ गोकुल गावें। चौक चंदन लीपि के, धरि आरत 
संजोइ ।, . द्वार सथिया देति स्थामा, सात सींक बनाइ |? (६४४), अथवा सिर पर दूब 
धरि, बैठे नंदसभा मधि, ..” (६४६), तथा 'अनगढ़ सोना ढोलना (गढि) ल्याए चतुर सुनार । 
करहु लाल की आरती (री) भ्रर दधि कादो सूृत | नाइन बोलहु नवरंगी (हो) ल्याइ महावर 
वेग ।. ..ले झ्ायौ गढ़ि डोलना विसकर्मा सुतहार ।. . .काढ़ो कोरे कापरा' (अरु) काढ़ो घी 
के मौन! (६५८) । 

उपर्युक्त उद्धरणों से अनेक घरेलू कृत्यो पर प्रकाश पड़ता हैं। जातक संस्कार का ध्येय 
नवजात शिशु का पिता द्वारा स्वागत, अमागलिक प्रभावों से उसकी रक्षा-क्रामना तथ। उसकी 
दीघ झ्रायु एवं स्वास्थ्य की प्रार्थना करना है। 

२३३--जन्मजात संस्कार पर किये जाने वाले ग्रृह्म-कर्मों के साथ-साथ कवि ने उनके 
विष्णु रूप को न भुला कर कुछ पदो मे देवताशो की प्रसन्नता का चित्रण भी किया है-- देवनि 
दिवि दुंदुभी बजाई, . .विद्याधर-किन्नर-कलोल, . .गावत गुन गंधव पुलकि तन, नाचति सब सुर- 
तारि रसिक अति । बरषत सुमन सुदेस सुर सुर”. ...जय जयकार करत मानत रति | सिव बिरंचि 
इन्द्रादि भ्रमरमुनि, फूले सुख न समात मुदित मति ।? (६२४), अ्रथवा अमर विमान चढे सुख 
देखत, जे-धुनि सब्द सुनाई ।” (६४०), तथा अ्रमर नगर उतसाह, श्रप्सरा गावन रे । ब्रह्म! लियो 
अ्रवतार, दुष्ट के दावन रे ! (६४६) । अष्ट सिधि [सं० सिद्धिः] तथा नवनिधिरे [सं० 
निधि:] का जस्मोत्सव में भाग लेने का वरशंन इसी दृष्टि से है-- द्वार बुहारति फिराति अ्रष्ट- 
सिधि । कौरति सथिया चीत॑ति नव निधि ।' (६५०) ब्रह्म के श्रवतार लेने का यह वर्णन नंद 
यशोदा के अमित सौभाग्य को बताता है। 


१--तुलसी गीता० १, १ गार्वाह देहि असीस सुदित चिरजियों तनय सुखदाई 7? 
२--मानस, बाल०, १६३ 'तंदीभुख सराध करि, जातकरम सब कीन्ह ।! 
३--पश्रष्ट सिद्धि :---अरिमा लधिमा प्राप्ति, प्राकास्यं सहिसा तथा । 
ईशित्वं च बश्ित्वं ६ तथा कामावसायिता ॥* 
तवनिधि--कुबेर के तो खजाने माने गए हैं--पद्मय, महापंद्म, दांख, सकर, 
कच्छुप, मुकुन्द, कुन्द, नील तथा खर्च । 


सामाजिक संगठन, संस्कर/ तथा त्यौहार ८४५ 
छठी [प्ं० षष्ठी] भ्रथवा छठे दिन होने वाले ग्रह्म-कर्म का उल्रेख* भी है--'काजर- 
रोरी आनहु (मसिलि) करो छठी कौ चार ।* ऐपन की सी पुतरी (सब) सखियनि कियौ सिगार।' 
(६५८) । छठी ग्रह-भुचि का उत्सव है । इस दिन माता और शिक्षु को स्नान कराया जाता है । 
माता को साधारण खाना दिया जाता है तथा सोबर की छूत नही रहती । जन्म के छठे दिन 
अ्राज भी 'छठो' या छट्ठी” नामक गृह्मकम स्त्रियाँ करती है। बच्चे की बुझा सोबर [स० 
शोभागृह] के दूवार पर गोबर और जौ से 'सतिया [सं० स्वस्तिक| रखती है भर शिशु के 
नेत्रो में काजल लगाती है। बुआ उसके लिये वस्त्राभरण, मिठाई, खिलौने, मेवा झ्रादि लाती 
हैं ।* इसको नतद का बधावा लाना भी कहते हैं । इस कृत्य मे ननद भावज का नेग के लिये 
हास-परिहास-युक्त झगड़ा भी चलता है। 
ऐपन४ पिसे हुये कच्चे चावल का हल्दी मिला वह द्रव पदार्थ है जिसमें मागलिक 
झ्वसरो पर चौक अथवा छापे आदि बनाते है ।* गोपी गावति चहरके' (६४८) से चहरका 
शब्इ का बोध होता है। यह छठो की रात को सबसे अन्त में गाया जाने वाला गीत है। इसमे 
भी गाली दी जाती है । 
नवम-स्क्त्ध मे राम-जन्म संबंधी कई पद है (४६०-४६२) । इनमें क्ृष्ण॒-जन्म से मिलता- 
जुलता चित्रण है किन्तु अत्यन्त संक्षिप्त-- फूले फिरत अजोध्या-बासी, गनत न त्यागत चीर। 
परिरंभन हंसि देत परसपर आनंद नेननि नीर ।...देत दान राख्यां न भूष कछु, महा बड़े नग 
ही र ।* (४६०), अ्रथवा गाव सखी परस्पर मगल, रिषि अभिषेक कराई । भीर भई दसरथ 
के श्रॉगन, सामबेद-धुनि छाई ।* (४६१), तथा 'दिस देस ते टीकौ आयौ रतन-कनक-मनि 


2 ननीन न पनीनतत..3.---+>-त9+>मे न पन-म “4१9५4 फंजन+-ीन ५ कननायन-कनितनी लिननीनननीननान-+ <++>+++म+3+-+न 75, 


१--तुलसी गीता० १, ५जागिय राम छुटठी मंज़ुल मठो, . .किए नीद भामिनि जागरन 
लिदान पूजा मूलिकामनि साधि राखो अ्रनि के। जो देव देवी 

सेइयत हित लागि. , .जागन होहिंगे नवते दिये । 

प० सं० ठो०, ५२।१ 'भइ छठि राति छठो सुखमानी । रहस कोड सौ रेनि बिहानी ।! 

२--हर्ष ० सां० श्र०, पु० ७२, वार ने कादस्बरीं में सूतिकागह के वर्रन में सोबर 
के बाहर बने सथिये” का उल्लेख किया है। यह रंगीन कपास के फाहों से 
अलंकृत किये गये थे । 

३--ब्रज लोक साहित्य; पु० १४६, जब ननद बच्चे के लिये कुरता ठोपो लाती है उस 
समय ब्रज से गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोकगीत 'जगमोहन लुगरा? है। 
इसमें ननद अपनी भाभी से नेग, में जगमोहन नामक साड़ी तथा लुगरा” नामक 
लहंगा मांगती है ओरें रुकिमणी-क्था का प्रसंग भी है| 'सोहिलो' आदि लोकगीत 
सफुठट तथा प्रबंध दो प्रकार के है । 

४--हुषे ० सा०, भ्र०, पु० ७०, राज्य श्री के विवाहोत्सव के वर्णन में श्रोखलो, सिल 

मसूसल आदि पर ऐपन की थाएं लगाने का उल्लेख किया है। 
५-मानस, बाल० १६४ हाटक घेतु बसत सनि, नृुप बिप्रन्ह कहूँ दीन्ह ।? 


६--हर्ष ० सा० श्र०, पु० १४, वाण के सभ्य में ऋग्वेद के पाठ तथा सामगान का 
बहुत प्रचार था| यह अनेक उल्लेखों से स्पष्ट है। शिलालेखों एवं तामप्रपन्नों हारा 
भी श्रपने-अपने चरश तथा शाखाओं के अनुसार वेदाध्यास करने वालों बाह्यरों 
का परिचय मिलता है। 


२१४ बालक के जन्म के अवसर से संबंधित शब्दावली 


हीर, ..देत श्रसीस सूर, चिरजीवौ रामचन्द्र रनधीर । (४६२) | तुलसी ने 'ढोब” शब्द उपहार 
अथवा “टीकौ' के अर्थ में प्रयुक्त किया है।* नृपति-पृत्र होने के कारण राम के जन्म पर देश- 
देश से टीका झाने का उल्लेख स्वाभाविक है । (२३४) 


सूर ते नामकरण का भी संक्षिप्त वर्णंत किया है (७० ३-७०५) नामकरण संस्कार का 
ध्येय नवजात शिक्षु का नियमानुकूल ताम छुनना है। जातकर्म के समय पिता घर का नाम तय 
कर लेता है। विप्र-सुजन-चारन-बदीजन, सकल नंद गृह श्राए। नूतन सुभग दूब-हरदी-दर्ि, 
हरषित सीस बधाएं ।! (७०५)--आ्रादि मागलिक आाचारों के अतिरिक्त प्रधान रूप से गर्ग मुनि 
के झागमन तथा शिशु के जन्मपत्र को देखकर उज्ज्वल भविष्य की घोषणा का वर्णन है* ।--इस 
प्रसंग मे सूर के ज्योतिष ज्ञान का परिचय भी मिलता है । ज्योतिष शास्त्र की सूचक शब्दावली 
पद ७०४ में विशेष रूप से ध्यान श्राकरषिक करती है--“नंद जू श्रादि जोतिषी* तुम्हारे धर 
को, पुत्र जन्म सुनि आ्ायो । लगन सोधि सब जोतिष गनिके, चाहत तुर्माह सुनायौ | संबत 
सरस विभावन, भादौ, श्राठे तिथि बुधत्रार। कृष्न पच्छ, रोहिनी, भ्रद्धं निसा, हषत लोग 
उदार। वृष है लग्न, उच्च के निसिपति, तनहिं बहुत युख पेहें । चौथे सिंह, रासि के 
दिनकर, जोति सकल महि ले हें | पचए बुधकन्या कौ जौ है पुत्रनि बहुत बढ़ हैं । छठएँ सुक्र, 
तुला के सनि जुत, सत्रु रहन नह पेहै । ऊंच नीच जुबती बहु करिहै, सतएँ राहु पर है। 
भाग्य-भवन में मकर मही-सुत, बहु ऐव्वर्य बढ़ेहेँ। लाभ भवन में मीन बृहस्पति, नव- 
निधि घर में ऐहें। कर्म भवन के ईस सनीचर, स्याम बरन तन छ्वहै। (७०४) । 

जन्म के दसवे श्रथवा बारहवें दिन नामकरण संस्कार होता है। इसको साधारण बोली 
में दष्ठौन! [सं० दशोत्थापनत) या बरही? कहते हैं। जन्म तथा अन्नप्राशन पर भी सुलग्न 
निकालने की सुचना मिलती है--ग्रह-लगन-नषत-पल सोधि, कीन्‍्दी बेद धुनी ।? (५४२) अथवा 
“प्र बुलाइ नाम ले बूभयो, रासि सोधि इक सुदित धरयो । आछौ दिन" सुनि महरि जसोदा, 
सखिनि बोलि सुभ गात करयो |? (७०६) | 


२२५--अन्नप्राशन अथवा पासनी (७०६,७०७) [सं०] यह संस्कार भी सुदिन 
दिखवाकर किया गया ।* छ महीने मे कुछ दिन कम थे तभी नंद ने यह संस्कार करने का 


१--तुलसी, गीता० १, २ ले ले ढोब प्रजा प्रमुदित चले भाँति-भाँति भरि भार ।! 

२--हर्ष ० सा० श्र०, पु० ६५, वाण ने भो हष-जन्मस पर तारक नासक गराक, का 
जो गृह संहिताओं में पारंगत था, हुए के भविष्य के संबंध में बताने का उल्लेख 
किया है। बवृहत्संहिता में ज्योतिष के तोन अंग हैं--प्रहमरणित, संहिता तथा 
होराशाख्र । ज्योतिषी ने ग्रहों की गरणना करके सूचना दी कि 'सब ग्रह उच्च के 
हैं। 'मान्धाता के बाद इस प्रकार का चक्रवर्तो योग किसी का नहीं हुआ है । यह 
पुत्र सात चक्र्वातियों सें सबसे श्रेष्ठ, सप्त ससुद्रों का पालनकर्ता, व सूर्य के समान 
तेजस्वी होगा ।? 

३--प० सं० ढी०, १३१, अ्रही जनमपत्नी सो लिखी । दे भ्रसीस बहुरे जोतिषी । 

४---तुलसी गीता०, १, ६, नासकरन रघुबरनि के नृप सुदित सोधाए ।” 


५---हर्ष ० सा० श्र०, पृ० ७१, हर्ष के समय सें सी सुन्दर लग्न निकालकर शुभकार्य 
करने को प्रथा थी। राज्यश्नी के विवाहु की शुभ लग्न निकलवाने का उल्लेख है 
(गणना भियुक्तरणाकगरगृहामारालग्नगुर्तम) । 


सामाजिक संगठन, संस्कार तथा त्यौहार २१५ 
विचार किया | इस संस्कार पर अपनी जाति बिरादरी वालो का भोजन व मगल-ग!न के साथ' 
नंद का शिशु को खीर खिलाने का वर्णात है-नंद-घरनि ब्रज-बधु बुलाई, जे सब अपनी पांति। 
कोउ ज्योनार करति, कोउ धृत-पक षटरस के बहु भांति, ..झापु गए नंद सकल-पहर-घर , ले 
आएं सब ज्ञाति ।! (७०७) । संस्कार से पहले बच्चे को नहला-धुलाकर नये वस्त्र पहनाएं गये 
थे-- जसुमति उबटि नहवाइ कानन्‍ह कौ, पट-भूषन पह्िराइ । तन झँगुली, सिर लाल चौतनी, चूरा 
दुहुं कर-पाइ ।. . .घरी जानि सुत मुख जुठरावन नंद बठे ले गोद । कनक-थार भरि खीर धरी 
ले, तापर घृत-मधु नाइ । नंद ले-ले हरि मुख जुठरावबन, नारि उठी सब गाइ ।? (७०७) । 

ग्राज भी बहुत कुछ इसी प्रकार अन्नप्राशन संस्क्रार सम्पादित किया जाता है। होम 
तथा पूजन के बाद दृष्ठ-मित्र तथा बन्चुबाघवों के भोजन का भ्रायोजन होता है। मंगल-गान 
के साथ इसी प्रकार शिशु को चावल की खीर खिलाकर पहली ,बार ग्रन्त खाने का उत्सव 
मनाते हैं अधिकतर बाबा चॉँदी के रुपये से श्रथवा चॉँदी या सोने की चम्मच कटोरी से शिश्रु 
को खीर खिलाते है। शिशु के माता-पिता उगको अ्रन्नप्राशन का नेग देते है। 'पासती” तथा 
'श्रत्तप्राशन' दोनो शब्द शाज भी चल रहे हैं । यह संस्कार दाँत निकलने के पहले छठे या आाठवे 
महीने में किया जाता है। दातों की रक्षा एवं सही शरीर-बद्धि के लिये इसके बाद धीरे-धीरे 
प्रन्त का अभ्यास कराया जाता है। 

३३६--बरष गाँठि (७१२-७१४) का उत्सव भी मनाने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता 
है । बालक को स्नान के बाद नये वस्त्राभुषण इस दिन भी पहनाए गये थे- सिर चौतनी डिठोना 
दीन्ही, ऑखि ऑजि पहिराह निचोल ।! (७१२), श्रथवा बागे चीरे बनाइ, भूषन पहिरावो' 
(७१३) । उत्सव की 'सुभ घरी” पहले ही ब्राह्मणों दूवारा निर्धारित की जा चुकी थी-एक सुभ 
घरी धराइ” (७१३) | अन्य संस्कारों के समान स्त्रियों का इस उत्सव में भी मंगल-गीत गाना, 
आरागन को चंदन से लीपना तथा चौक [सं० चतुष्क-चउवक चौक] पूरना, मांगलिक पदार्थो-- 
'अक्षत, दूध, दल, रोचन दि, फूल डारः-पआ्रादि एकत्रित करने का वर्णत हुआ है---सखिति कौ 
बुलाइ मंगल-गाम करावौ । चंदन श्रॉगन लिपाइ, सुतियनि चौक पुराइ, उमंगि अंगनि श्रानंद 
सौ, तूर बजावौ |? (७१३) श्रथवा, 'गावहिं मंगल गात नीके सुर नीकी तान। आनंद अति 
हरघनि । कंचन-मनि-जटित-थार रोचत, दि फूल-डार मिलिबे की तरसनि ।? (७१४) । 

पहले प्रत्येक जन्म दिन पर एक डोरे में गांठ बाघते जाने की प्रथा थी | इसी प्रकार 
आ्रायु सूचक वर्षो की गणना की जाती थी । इस प्रथा का परिचय इन पदों से प्राप्त होता है-- 
ब्रज-जन-मोहन-बरस-गाठि कौ डोरा खोल” (७१२), श्रथवा बरष-गाठि-जुरावो' (७१३), तथा 
प्रभु बरष-गॉठि जोरति! (७१४) | इस प्रथा से ही वर्ष-गांठः शब्द बना है। एक अन्य 
समानाथंक शब्द सालगिरह” भी बोला जाता है। कुछ अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित नागरिक- 
परिवारों में विदेशी पद्धति से वर्षगांठ मनाते का ढंग चल गया है जेसे केक काटना, वर्षों की 
प्रतीक जलती हुई मोमबत्तियाँ बुकाना, शुभकामनाएँ देना, फूल श्र भेंट देना, मंगल कामनाग्रों 
से अंकित छपे कार्ड भेजना, भोज, गान एवं सृत्य श्रादि | इस नयी विधि से वर्षगाठ मनाने पर 
भी भ्रधिकाश परिवारों में भारतीय प्रथा ही चल रहो है जो सूर वरणित उत्सव से मिलती-बुलती 

है। डोरे में गांठ बांधने की प्रथा अवद्य लुप्तप्राय है । 





(--हर्ष ० सां० श्र०, पु०, ७२, राज्यश्री के विवाह के पहले सामन्त पत्नियों के 
संगलगीत गाने का वर्जन है (घधूबरगोत्रग्रहुरागर्भारिण शुतिसुभगानि संगलानि 
ग़ाप्नत्तोभि: ) । 


२१६ बालक के जन्म के अवसर से संबंधित गब्दावली 


२३७--कनछेद न --कनछेदन”' संस्कार का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णात है (७६८)-- का नह 
कुंवर कौ कनल्लेद्न है, हाथ सोहारी भेली गुर की' । इस पद में बच्चे का ध्यान श्राकर्षित 
करने के लिए प्रुरः की भेली देना, कान पर सींक़ [सं० हृषीका] से 'रोचनः देना, कंचन के 
दो दुर कान में पहताना, कान छेदने के दर्द से बच्चे का रोना देखकर माता का भी व्याकुल 
होकर 'नौश्रा” को डाटना तथा सबका “धवधाई! देना श्रादि सरल स्वाभाविक रूप में चित्रित है । 
इसी प्रकार का हृश्य आज भी कनछेदन के अवसर पर देखने को मिल सवता है। अब लडको 
के कान छिदत्राने की प्रथा उठ सी गई है। इसका कारण यही है कि पुरुषों द्वारा कर्णाभरण 
पहनने की प्रथा नही रही है । 

सूरसागर मे मंडूले बार (७६९) श्रथवा गभुआरे केस (७५२) का तो उल्लेख है 
किन्तु चूड़ाकर्म सस्कार-विशेष का वर्णान नही है । 

२३८--जनेऊ--कस-बध के बाद वसुदेव का वंद परम्प-। के अनुकूल कृष्ण और 
बलराम का जनेऊ (३७११) [सं० यज्ञोपवीत]* कराने का चित्रश्ण हैं बसुद्यो कुल-ब्यौहार 
बिचारि। हरि हलधर कौ कियो जतेऊ, करि षटरस ज्योनारि । (३७११)। गगे मुनि का 
गायत्री मन्‍्त्रोच्चारण, ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण तथा गोदात, स्त्रियों का सामूहिक गान, 
पनिछात्ररि' देना, वाद्य-वादन, स्थान स्थान से 'टीकौ आना झादि वर्णित है (३७११,३७१२)। 


यड सभी संस्कार आजकल 'सनातनी” व आय समाजी” (वेंदिक रीतियो पर भ्राधारित) 
दो प्रमुख पद्धतियों के अ्न्तगंत होते है। जनेऊ ब्राह्मणत्व का सूचक भी है तथा इस संस्कार के 
बाद उसको “द्विजत्व” (दूसरा जन्म) प्राप्त होता है। इसका एक नाम 'उपतयन' भी है। इस 
संस्कार के बाद बालक ग्रुरु के पास विद्याध्ययन के लिये चला जाता था। वहा वह विदन्रत' 
श्रथवा ब्रह्मचर्य' धारण करने की प्रतिज्ञा करता था। यज्ञोपबीत के साथ ही पिता पुत्र को 
ब्रह्मचारी के योग्य अन्य सममग्रियाँ भी देता था-चस्त्र, अजित, दंड तथा मेखला ।* इसके बाद 
से पिता का स्थान गुरु ग्रहण कर लेता था । 
२३ -विवाह--हिल्दू धर्म मे शास्त्रानुसार विवाह आ्राठ प्रकार के माने गये है।* दशम- 
स्कत्ध-पूर्वाध मे राध' कृष्ण का विवाह गंधव बिवाह (१६८९) [सं० गान्धव + विवाह] बताया 


१--मानस, श्रयोध्या, १० 'करनबेघ उपबीत बिआहा। संग-संग सब भए उछाहा ।! 
२--हुष॑ ० सां० श्र०, पु० १६, वार ने ब्रह्म को धवलयज्ञोपवीती” कहा है। कुषाण- 


कालीन मूतियों' सें यज्ञोपवीत' का अ्रंकन नहीं है किन्तु गुप्तकालीन ब्राह्मणा-धर्म 
संबंधी मृतिकला में देखा जा सकता है । 


३--ऊुमारसम्भव, सर्ग ५, इलो०> ३० भग्रथाइजिनाषादधर: प्रगल्भवाशज्वलज्नषिव 
ब्रह्ममयेन तेजसा । विवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवर्न दरीरबद्धः प्रथमाशञ्रमों यथा । 

४--भनुस्यति तथा श्रन्‍्य ग्रन्थों में भी यह आठ विवाह वरणित हैं---१--ब्ह्मा 
(मृहस्थाश्रम के कर्तव्यों के साथ मुक्ति प्राप्ति का प्रयत्न) २--देव ३--आरर्ष 
४--मानुष अथवा प्राजापत्य (--आसुर ६--गान्धव (शकुन्तला तथा दुष्यन्त का 
ऐसा ही विवाह था ।) ७--राक्षस (स्री हरण के उपरान्त विवाह जेसे क्ृष्ण- 
रुक्मिणी, और अजुन-सुभद्रा का विवाह) ८-पेश्ञाच (उषा-प्रदूसुस्त-विवाह इसी 
प्रकार का था ।) प्रथम चार प्रकार समाज द्वारा अधिक सान्‍्य थे । अन्तिम चार 
का विधान केवल झ्रसाधारश परिस्थितियों के लिये किया गया आा । 


सामाजिक संगटन संस्कार तथा व्यौहार २१७ 
गया है--जाकौ व्यास बरनत रास है गन्धर्व विवाह्‌ चित्त दे सुनौ विविध बिलास ।! इस विवाह 
मे स्त्री-पुरुष स्वेच्छा से एक-दूसरे का वरण करते थे तथा प्रेम ही इसका आधार होता था। 
स्वयंबर (४८१०) की प्रथा पर भी प्रकाश डाला गया है । इसके झ्नुसार राजकन्या निमन्त्रित 
राजाओं में से स्वयं वर चुनकर जयमाल पहना देती थी। 

विवाह निश्चित होने का जो उत्सव मनाया जाता है एवं कृत्य होते है उसको आज के 
समान ही सूरदास जी ने मंगनी (४२६७) तथा सगाई (४४१७) कहा है किन्तु यह विवाह- 
वर्णन में न झ्राकर स्फुट प्रसंगों में आए है-'बेद मिल्यो कुबिजा कौ नीकौ ।. . .सूरदास प्रभु 
समुक्ति न देखा मंगनी चढ़ चही कौ |? (४२६७), अ्रथवा 'हमसौ उनसौ कौन सगाई । हम 
झहीर अबला ब्रजवासी, वे जदुपति जदुराई ।” यहाँ सगाई” श्रपनत्व के साधारण अर्थ में भी 
लिया जा सकता है। भ्राज इस लोकाचार के झवसर पर प्रायः वर पक्ष से वधु के लिये वस्त्राभूषण 
और मेवा-मिठाई आदि आते हैं और वधु के घर के लोग उन लोगों को भेंट देते है। सूरसागर 
में विवाह के साथ इन कृत्यों का वण्न नहीं है। 

विवाह-कृत्य के सरलता से तोन भाग किए जा सकते हेँ--१. मागलिक सजावठ, २. 
संस्कार विशेष, ३. परम्परागत सामाजिक रूढियाँ। राधा तथा गोपियाँ सर्वप्रथम मनोवांछित 
पति-प्राधि के लिये अनेक ब्रत-साधन तथा देवी को उपासना करती है--'कियो प्रथम कुमारिकति 
ब्रत, घरि हृदय बिस्वास । नंद-सुत पति देहूँ देब्री, पृजि मन की भ्रास । दियो तब परसाद सबकौ, 
भयो सबति हुलास ।? (१६६६) । 

सूरसागर में तीन विवाह प्रमुख रूप से वर्णित है-१. राम-सीता, २. क्ृष्ण-राधा तथा 
३. कृष्ण-रक्मिणी । कृष्ण के अन्य विवाहों मे जांववती, सत्यभामा विवाह (४८०८) तथा 
पंचपटरानी विवाह (४८१०) थे । प्रचुम्न, अनिरुद्ध तथा सांब (४८१४,४८१५,४८२७) विवाह 
शीर्षक भी कुछ पद हैं । प्रथम तीन विवाहों का ही अधिक महत्व है । ः 

२४०--सजावद की परिर्चायक शब्दावली में बंदनवार-बन्धन, श्रारती तथा मंगलकलश- 
सजाता*, दि प्रक्षत फल फूल रखना, आगन में चौक पूरना, प्ररघ [सं० अध्य-एक जल पात्र 
में श्रक्षत, दूर्वा, तिल, यव, गन्ध, पुष्पादि डालकर वह जल देवता पर चढ़ाने को ही श्रध्यं देना 
कहते हैं. ], भाठ या बन्दीजनों का विरुदावलि-गायन, वाद्य-्वादन आदि कृत्य भ्रन्य संस्कारों के 
समान ही गिने जा सकते है। विवाह का मंडप" (१६६०) भ्रथवा मंडल (४८० ३) प्रवव्य 

'कदली जूथ” एवं 'किसलयदल” और फूलों से अलंकृत किया गया था। मंडप तथा चोरी [सं० 





१--भानत, बाल० २५६, 'संगल कलस श्रनेक बनाएं। ध्वज पताक पट चरम 
सुहाए। 
प० स० दी०, २७५५, ६ “चंदन खंभ रचे चहुँ पाँती । सानिक दिश्वा बर्राह दिन 
राती । घर-घर बंदन रचे दुआरा | जांबत नगर गीत ऋनकारा । 

२--प० से० दी, २०५॥३, 'सांडो सोने का गगन सवारा । बंदनबार लाग सब तारा । 

साजा पाठछन्न के छाहाँ। रतन चौक पूरा तेहि माहाँ। कंचन कलस नीर भरि 
धरा । इन्द्र पास आनी अपछरा । श्रथवा २७५।७ 'रचि-रथि सानिक माड़ो 
छार्वाह ।' 
तुलसी, रामलला नहछू ३, ४ 'आलहि बांस के मांडव समिगन पूरन हो। 
गजसुकुता हीर सनि चौक पुराइय हो ।,..कनक खंभ चहेँ ओर मध्य सिहासन 
हो । मानिक दीप बराय बेठि तेहि आसन हो ४ 

गे 


हा & & 
संस्कार; गृह्मकर्म तथा आश्रमधम 


चतुर--वेदी] विवाह-संस्कार का महत्वपूृ४ श्रंग है। वर वधु मंडप के नीचे ही बेठते हैं । यह 
ग्राज भी कदली-खंभों तथा फूल-मालाग्रो से सजाया जाता है--'रची चौरी शआ्रापु ब्रह्मा जटित 
खंभ लगाई के ।. ..चौक मु काहल पुरायौ, भ्राइ हरि बेठे तहाँ ।* (४८०४) । 
विवाह के उललासमय वातावरण का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- सुर जन मंगल- 
चार गाए! (४५०१), अथवा 'सजि प्रारती कलस ले धाई? (४८०२) तथा 
'बंधहु बंदनबार मनोहर, कनक कलस भरि नीर धरावहु। 
द्रधि प्रच्छत फल फूल परम रुचि, आगन चंदन चौक पुरावहु। 
कदली जूथ अ्रनूप किसल दल, सुरंग सुमन ले संडल छावहु । 
हरद दूब केसर मग छिरकहु, भेरी मृदंग तिसान बजावहु । (४८०३) और “करी 
सुभद्रा आरती” (४८०४), 'संख भेरि निसान बाजे, बजे बिबिध सुहावने । भाट बोल बिरद बार 
बचन कहै मनभावने ।” (४८०४) और 'बार्जाह जु बाजन सकल सुर ।! (१६६०), अथवा “नव 
फूलनि के मडप छाए! (१६९०) | शुभ मुहूर्त में ही मंडप बनाने की प्रथा आज भी है-- सोधि 
महुरत चौरी बिधि रची |” (४८०४)*॥। मंडप के नीचे चौक पूरा जाता है तथा यज्ञ करने के 
लिये चौरी अ्रथवा बेदी (१६९०) [सं० बेदी] बनाते हैं--छाए हु फूलनि कुंज-मंडप, पुलिन मैं 
बेदी रवी।' (१६६०)। 
कुछ व्यवसायिको की उपस्थिति" भी आवश्यक सी समझी जाती है, जेसे--मालिनी' 
'चोलिनि?, 'सुनारि', 'दरजिनिः तथा “गंधिनि' (१६६३) ।* स्त्रियों के गाली गाने की प्रथा की 
सूचना भी है-'तोसौ गारि कहा कहि दीज! (४८०५), अथवा राई जु नेवते दुहे दिसि ते, देति 
झ्ान॑द गारियाँ ।? (१६६०)। नेवता शब्द घरेलू निमन्त्रण के श्रर्थ में आज भी बोला जाता है। 
विवाह में बारात के खाना खाते समय कुछ घरो मे स्त्रियों के गाली गाने की प्रथा आज तक 
सुरक्षित है । 





१--हर्ष० सां० भ्र०, ४० ७२, राज्यश्री-विवाह के निर्मित्त बेदी के खभे गीली ऐपन 
की थापों तथा श्रालता से रंग हुये लाल बस्रों, श्राम तथा अशोक पल्‍लवों से 
सजाये गये थे । 
२--मानस, बाल०, २८७, बिरचे कनक कदलि के खंभा | २८५६, २८ ८-- रचे रुचिर 
बर बंदनिबारे ।” 'चोक भाँति अनेक पुराई ।? 
३--तुलसी, जानकीमंगल, १२७, 'मुनिगन बोलि कहेउ नृप मांडव छावने। 
गारवहें गीत सुवासिनि बाज बधावन ।' 
४--हर्ष ० सां० श्र०, ४० ७०, वाण वरशत राज्यश्री के विवाह की तेयारी का 
चित्रण महत्त्वांकन की हृष्टि से बेजोड़ है। इससे प्राचीनकाल के समृद्ध भारतीय 
घराने में प्रनेक प्रकार के कार्यों में नियुक्त व्यक्तियों का विशद चित्रण मिलता 
है । इस वर्शन से तत्कालीन विवाह की तयारी पर भी प्रकाश पड़ता है। झातिथ्य- 
सत्कार सें सुगगं धि, पान और फूल बादे जाने लगे । दूर-दूर से चतुर शिल्पी बुलाए 
गये थे | ढोल बजाने वाले चमार को शराब दी गई थश्री। सफेदी करने बाले 
कारोगर सुगन्धित जल से क्रीड़ा वाषियाँ भरने बाले लोग, सुनार (हेसकार), 
भांगलिक चित्र बनाने वाले चित्रकार, मिट्टी के खिलोने बनाने वाले, चित्र बनाने वाली 
तथा सालायें, उबटन एवं वच्र तथा डोरे को लच्छियों रंगनेवाली ल्लियों तथा श्रन्य श्रनेक 
कामों में व्यस्त व्यक्तियों का स्वाभाविक चित्रण है । 


सामाजिक संगठन संस्कार तथा त्यौहार २१६ 


२४१. बिबाह' (१६८६ ), ब्याह ( १६६१, ४८०५ ) [ सं ० । विवाह ] प्रथवा 
पानिग्नहन ( १६६० ) [ स० पाणिग्रहण | संस्कार बेदबिधि से सम्पादित होने का निर्देश 
भी कवि ने क्रिया है ।--बिद-बिधि कियो ब्याह बिधि! ( ४८०४ ) अथवा “बिप्र लगे धुनि वेद 
उचारन, जुबतिनि मंगल गाए! ( ४४६८ ) तथा धरे निसान भ्रजिर गृह मंगल, बिप्र बेद 
श्रभिषेक करायो । सूर भ्रमित आनन्द जनकसुर सोइ सुकदेव पुरानति गायौ ।? ( ४६६ ) 

पाणिग्रहण संस्कार मात्र तो कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है किन्तु उसके स्वागत 
समारोह की तैयारी वधू पक्ष वाले महीनों से करते है। दूल॒ह ( १६६२, १६६० )| सँ० 
दुलभ |] ४८५०० अथवा बर [ सं० वर ] के" पक्ष के लोग बरातरे (४८०४ ) ( सं० 
वरयात्रा ] लेकर मिश्चित तिथि पर दुलहिनी (( १६६०, ४८०६ ) प्रथवा दुलहिनि 
( १६६२ ) के घर उपस्थित होते है। बरात में भ्राने वाले वर के बंधु बांधव एवं इष्ठमित्र ही 
बराती [ सं० वरयात्रिक ] (१६६० ) कहलाते हैं--'मनमथ सेनिक भए बराती। 
(१६९० ) उम्रसेन और बसुदेव के बरात सजाकर लाने का वर्णन है---चले साजि बरात 


के नील लीन परनीी मीन न न नन+-. 





५ --४,. तुलसी, रा्मललानहुछु, ५, १०-लोहारिनि!, 'तंबोलित' , अहिरिनि! मोचिनि, 
मअसलिनियए ,बरिनिया', नउनिया', नाउनि', श्रादि श्रतेक व्यवसाथिको' का 
विवाह के श्रवसर पर उपस्थित होने तथा उनके अ्रपने-अपने निश्चित कार्यों का 
महत्त्वरूर्ण निर्देश है । । 

६--मानस, बाल०, ३२६, जेवत देह मधुर धुनि गारी । ले ले नाम पुरुष औ नारी ।*. 


१--इंडिया एज नोन टु पारिगनि, १० ८५५, 5८६, प।शिनि ने विवाह का पर्यायवाची 
शब्द 'उपयमन' प्रयुक्त किया है जिसका श्रर्थ स््र-कररण' ( बर का वधू को 
अपना बना लेता ) था। विवाह संस्कार 'पाशिग्रहण' से पूरा होता था। 
पाणिग्रहण का भी उपयुंक्त भाव ही है । वर पिता के हाथ से वधू का हाथ 
ग्रहण कर उसकी जिस्मेदारो स्वीकार करता है। म॒तु के अनुसार विवाह श्रपतो 
जाति में ही होते थे । कात्यायन ने शास्त्रानुसार विवाहिता पत्नी को पारिग्रहण 
विधि के कारण ही 'पाणि-गृहोती कहा है। इस विधि के अनुसार विवाहिता 
न होने पर पारि-शगृहीती कहा है। मतु के अनुसार कन्या प्रदान 
रूप में पति को पिता द्वारा दी जाती थी। पारितनि के श्नुसार पत्नी 'कुमारों' 
होनी चाहिये तथा पतंजलि ने भी “अपूर्वा पति, कुमारी साथा तथा “कुमार 
पति? का उल्लेख किया है । पत्नी” दब्द उसका पति के साथ यज्ञों में भाग लेने से 
बना हैः (पत्मुर नो-यज्ञा-संयोगे) । पति को सामाजिक स्थिति पत्नी को स्वतः प्राप्त 
हो जाती थी जेसे महाम््र की पत्नी महामात्री और आचार की पत्नी श्राचार्याणी । 

२--हर्ष ० सां० श्र०, पृ० ७२, बाण ने वर” तथा वधू” शब्द प्रयुक्त किये हैं । 
( वधू वरगोत्रग्रहरणागर्भारिण ) 

३--हर्ष ० सां० श्र०, पृ० ५२, बारा ने राज्यश्री की बारात चढ़ने का भी विस्तृत 
वर्णन किया है| श्रागे पदक्ष लाल चंवर लिये हुए, उसके बाद घोड़े और फिर 
पीछे सोने के साज- से श्रलंकृत' हाथी थे। गुह॒वर्भा हुथिनों के अपर बेढ़े थे। श्ागे- 
क्ागे चारण गाते भ्रा रहे । 


२२० संस्कार, गृहझ्मकर्म तथा आश्रमधर्म 


जादो कोटि छप्पन झति बली।' ( ४८०४ ) समधी (१२१) सं० संबन्धी | का गाते- 
बजाते श्राने का चित्रण विनय पद में भी है-- ताल पखावज चले बजावत, समधी सोभा कौ ।! 
बारात के साथ इस प्रकार बाजे की व्यवस्था श्राज भी होती है--संख भेरि निसान बाजे बजें 
बिविध सुहावने ।' ( ४८०४ ) । इसके प्रतिरिक्त उत्त समय सजे हुए हाथी घोड़े एवं रथ भी 
बारात की शोभा-बृद्धि करते ये--“गज रथ बाजी बनाइ, चंवर छत्र साजि /! ( १६६२ )। 
वर का वाहन विशेष रूप से सुसज्जित किया जाता है। वह उस समय अलंकृत घोड़े श्रथवा रथ 
पर श्राता था*। इसका संकेत सुर ने किया है--तुरी ताजी बिना ताजन चपल चपला श्री 
रही । जीन जरित जराव पाखरि लगी सब मुक्ता लरी।' ( ४८५०४ ) । वधु की विदा भी इसी 
रथ पैर होती है--चंदन के स्यंदन बेठे हरि, संग श्री राधा गोरी ।! ( १६६५ ) | 


बहुमूल्य नये वस््राभूषणों के श्रतिरिक्त वर के वेश में मोर ( १६५६ ) तथा सेहराएे 
( १६६२, ४८०४ ) इस विशिष्ट शुभ भ्रवसर की सूचना देते हैं--सिहरा सिर मुकुट लटकत, 
कंठ माला राजई | हाथ पहुँची हीर की नग जरित मुदरी आजई ।॥? (४८०४ ) 
झ्थवा 'लटकत सिर सेहरौ मनु! ( १६६२ ) तथा 'मोर मुकुट रचि मौर बनायौ” ( १६९० )। 
मौर तथा सेहरा बनाने का काम माली का है। सिर पर मुकुट के समान 'मौर” होता है तथा 
चेहरे पर पड़ी फूल मालाप्रों को सेहरा' कहते हैं । 


इस संस्कार के शास्त्र, विदित अ्रंगों में” त्ग्न ( १६८९६ ) निकालना--धरी लग्न जु 
सरद निसिकी! सधुपरक [ सं० सधुपक एक भाग दही, दो भाग शहद तथा घी मिलाकर 


१--सानस, बाल० २१९८, हाथ गय स्थेंदन साजहु जाई ।' 
१२२, तुरग नचार्वाह कुंअर बर, अकनि स॒दंग लिसान । 
१०२, सहस राग बाजहि सहनाई ।/ 
जानकी मंगल, १८०, नठ भाद सागध सूत जातक जस प्रतापहि 
बरनहीं ।' 

२--प० सं० ढठी०, २७६ । ८, ६, धांवरि तजहू देहु पग पेरीं, श्रावा बॉक तोखार । 
बांधहु मोर छत्र सिर तानहू, बेगि होह असवार ।' 

२७७ | ७, औौराता रथ सोने क साजा भए बरात गोहन सब राजा | बाजत गावत 
भा असवारू । सब सिघल जे कर्राह जोहारू ।' 


३---हुषे० सां० श्र०, पृ० ८३, वर गुहवर्सा के सिर पर सल्लिका पुष्पों की साला 
तथा उसके थीच में फूलों का सेहरा वर्णित है ( 'उत्फुल्ल मल्लिका सु'डमाला 
सध्याध्यासित कुसुमशेखरेणश शिरखा' ) । 


४--हषें ० सा० श्र०, पृ० ८३, राज्यश्री के विवाह की वेदों चूसे से पुती थी और 

नये उगे हुए जबारे युक्त संगल कलश रक़्ले थे। विवाह्मग्नि के निकट हरी 

कुशा, झारोहण के लिये सिल, कृष्ण सुगचर्म, घृत, जुबा और समिधाएँ रक्खी हुई 

थी । नये सूप में लाजाहोस के लिये खोलें भी रक्ली गई थो। होम के बाद 

राज्यश्नो ओर गृह॒र्सा ने श्रग्ति के चारों शोर सांवरें घुमी और लाजांजलि दी । 

- विद्राह कांये की समाप्ति पर वर-बधु मे सास-ससुर को प्रणाम कर बासशूह सें 
प्रवेश किया । 


सामाजिक संगठन संस्कार तथा त्यौहार २२१ 


मधुपक बनता है ] भ्रौर पुजन विधान में इसका स्थान, है] ( १६५६ ), भांवरि* (१६५६, 
१६६० ) [ सं० भ्रमण॒--प्रर्ति परिक्रमा ) ग्रन्थि बन्धत १६०६, १६६० ) पानिग्रहनरे 
( १६६० ) भादि विशेष रूप से उल्लेखनीय है--प्रधर मधु सधुपरकश करि के, करत आानन 
हात। फिरत भाँवरि करन भरूषन, अग्नि मनो उजास ॥|, . ,जिय परी अन्थि कौन छोरे,*निकट 
नतद न सास ! ( १६८६ ) अथवा तब देत भांवरि कुंज मंडप; प्रीति ग्रन्थि हियें परी ।* 
( १७६० ) तथा ता परि पानिप्रहनत बिधि कीन्‍्ही । तब मंडप भ्रमि भाँवरि 
दीनही ।! ( १६६० )। सात भाँवरों को 'फेरार भी कहा जाता है।* वर बघु द्वारा की गई 
अ्रग्ति-परिक्रमा को ही भाँवरे! कहते है। 


दास्त्रविधि के साथ कुन्न ब्योहार ( ४५०४ ) श्रथवा लोक रीति ( १६६२ ) पूरी 
करने की भी सूचना है--'जुबा जुत्रति खिलाइ कुल ब्योहार सकल कराइयौ ।” ( ४८०४ ), 
श्रथवा ब्रज की सब रीति भई, बरसाने ब्याह ।' ( १६६२ )।' विवाह-संस्कार के बाद र्तरियों 
के मनोविनोद तथा हास-परिहास पूर्ण कुछ कृत्य है जिन्हे लोक-गरहीत कह सकते हैं। उपयु क्त 
पद्मांश में उल्लिखित जुबा* का चित्रण नवम-स्कन्ध के राम-सीता-विवाह में भी है--पूंगीफल- 
जुत जल निरमल धरि, श्रानी भरि कुंडी जो कनक की । खेलत जूप सकल जुवतिनि में, हारे 
रघुपति, जिती जनक की ।” ( ४६६ )। 


दूसरे प्रमुख लोकाचार कंकन-चार" (१६६१) का तीनों विवाहों में सुन्दर वर्योन 


१--पूजन के सोलह श्रंगों में मधुपर्क भी है--आसन स्वागर्त पाच्यमर्ध्यमाचनीयकम । 
सधुपक चमस्‍्नाने वसनाभरणनि च ॥ गन्धपुष्पे धूषदीपौ नेवैद्यं बन्द तथा ॥ 

२--तुलसी, जानकी-मंगल, १६२ होते लागी भांवरी' 

३--मानस, बाल०, ३२४, “सयो पानिगहन' 

४--तुलसी, पार्दती-मगल, १३५, 'अरघ देह सनि भ्रासन बर बेठायउ । 

पूजि कीनन्‍्ह मधुपर्क भ्रभी झंचवायउ ( 

५१--प० सं० दी०, २५१ सैसि गाँठि पिय जोरब जरम न होइहि छूटि ', २५५-६, 
गॉठि दुलह दुलहिनि के जोरी। दुओ जगत जो जाइ न छोरी 7 बेद भर्ताह 
पंडित तेहि ठाऊँ । कन्या तुला रासि ले नाऊँ।' 

२८६, दुहं नाउं होइ गोत उचारा। चांद के हाथ दोन्‍्ह जमाला ।' 

६ --२८६-७ चांद सुरुण दुई भाँवरि लेहीं. . .सातौ फेर गॉठि सो एके । 

७--तुलसी, जानकी मंगल, १६८, जुझा खेलावत कौतिक कीन्ह सयातिन्ह । 

प--हर्षे ० सां० झ०, ४० ७२, ब्याह के कंगनों के लिये सूत की लक्छियों के रंगने 
का बारा ने उल्लेख किया हे ( 'बेबाहिककणोणो सूत्रस्तहांइच रंजयन्तीभिः' ) । 
पु० ८३, विवाह के पहले गृह॒वर्मा को स्त्रियों हरा कौतुक गृह में ले जाने का वर्रान 
भी मिलता है । यहां लोकाचार तथा हंसोड़ ख्ियो के परिहास को 
चर्चा भी है। वाण ने कोहबर का विवाह के पहले वर्शन किया है। पंजाब में 
यही प्रथा है तथा कुरुक्षेत्र में भी प्रचलित होगी | दिल्‍ली मेरठ में उल्दा होता 
है | यहाँ ञ्लियों के देवताओों की थापना बालें पूजाचार, वियाह कार्य के बाद 


होते हैं । 


२२२ संस्कार, गृह्यकर्म तथा आश्रमधंर्म 


है---कर कंपे, कंकन नहिं छूटे । राम-सिया-कर-परस मगन भए, कौतुक निरखि सखी सब 
लूटे, .,तब कर-डोरि छुटे रघुपति जू, जब कौंसिल्या माता आावे ।” ( ४६६ ), श्रथवा? थम 
ब्याह बिधि होइ रह्मौ हो कंकत-चार बिचार। रचि-रचि पचि-पतचि गुथि बनायौ, नवल 
निपुन ब्रजनारि ।। बढ़े हुहो तो छोरि लेहु जो, सकल घोष के राइ | के करि जोर करौ बिनती, 
कै छुवो राधिका पाई || ' 'छोरहु बेगि कि झानहु भ्रपती, जसुसति माइ बुलाइ। सहज सिथिल 
पल्‍लव ते हरिजू, लीन्हौ छोरि संवारि ।'*'दुलहिनि छोरि दुलह को कंक्रन, बोलि बबा 
वृषभान । कमल-कमल करि बरनत है हो, पानि प्रिया के लाल। भ्रव॒ कबि कुल सांचे से 
लागत, रोम कंटीले नाल !! ( १६६१ ), तथा कंकन छोर्‌यौ द्वारिका बाज्यों अ्रनंद निसान।' 
(४८०६ )। तेल चढाते समय वर-वधू के हाथ में कंकण बाँवने की प्रथा आज भी है। एक 
छोटी सी पोटली में हल्दी सुपारी और लोहे का छलला कलावे से बाघ देते है। दोनो ओर की 
त््ियाँ ( प्रायः भाभी ) इसमें खूब गॉठ बाँध देती है जिससे सरलता से खुल न सके | ऊपर 
के पद्मयांश मे इसका संकेत है। कलावा ( लाल पीले व सफेद रंग ) तिरंगा यूत होती है जिसे 
शुभ कार्यो में काम मे लाते है। श्राजकल इसी प्रकार और भी कुछ खेल 'कोहबर' ( एक 
कोठरी जिस में कुछ देवी देवता स्थापित किये जाते हैँ ) मे सम्मिलित है जेसे वर-बधु का एक 
दीपक की दो बत्तियाँ मिलाकर एक करना, मठकी से पुए मुदठी से भरकर निकालना श्रादि | 
यह सभी कृत्य दो व्यक्तियों के एक-प्राण होने के प्रतीक रूप हैं । हर घर में किसी न किसी रूप 
में यह लोकाचार सरक्षित है । 

२४२--विवाह के समय दुलहन के घुघट काढ़ने की प्रथा का इन प्रसंगो में उल्लेख 
नही है। हिडोला शीर्षक तथा द्धि-दान श्रादि में जो उल्लेख आये है उनकी चर्चा पहले की 
जा चुकी है। घृघट की प्रथा आजकल धीरे-धीरे कम होती जा रही है। विवाह के समय 
अधिकाद परिवारों में श्राज भो बधु का मुख घूंघट से भ्राइत रहता है और एक रस्म "मुंह 
दिखाई की भी है । इसमें सब ग़ुरुजत नव वधू का मुख देखकर कुछ भेट देते है । 

विवाहोपरान्त कत्यों में वन्दी एवं याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देना, उनका ग्राशीर्वाद 
देना तथा 'योछावरीर भी उल्लेखनीय है--( ४८०४, ४६०६ ) दिवकी पियो वारि 
पानी, दे असीस निहारतो ।” अ्रथवा 'मुक्ति-भुक्ति न्‍्यौछावरी पाई सूर सुजान ।' 

भारतीय हिन्दू परिवारों मे प्रचलित विवाह सम्बन्धी रुढ़ियों में दाइज़ञ? (४७१ 


१--सानस, बाल० २६०, सुदिन सोधि कल कंकन छोरे | 

२--हषं० सां० अ०, पु० «०, राज्यश्री के विवाह-वर्न सें वाण ने कोठरी मै 
इन्द्राणो के रूप में कुछ देवी-देवता स्थापित करने का उल्लेख किया है । 
( प्रतिष्ठाप्यमान्द्राणोदेवतम' ) । बिवाह-पद्धतियों के अनुसार इन्द्रांसी का 
पूजन भी होता है ( 'विवाहे शचीपूजन' ) वाश ने सुखलेपन एवं उबटन तेयार 
करने का उल्लेख भी किया है । 

रे--तुलसो, जानकीमंगल, २०६, 'कर्राह निछावरि छिनु-छितु मंगल सुद भरी | 
प० सं० ढी०, २८६-६, 'नखत मोंति नेबछावरि देहों ।' 

४--हषे ० सां० श्र०, पृ० ७१, राज्यश्री को वहेज में दिये जाने वाले हाथी एवं 
घोड़ी का उल्लेख बार ने किया है। ( निरण्यमाणयोतकयोर्यमातंगतुरंग- 


सामाजिक संगठन संस्कार तथा त्योहार २२३ 


४८०१ ) का दायज* [ सं० दातव्यं-दायज्ज-दाइज्ज | सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूर ने 
भी इस प्रसंग में कई बार उल्लेख किया है--जनकराइ बहु दाइज दे करि, बार-बार पद 
बंदत ।! (४७१ ), अथवा झाइ भीषम दियो दाइज ता ठौर बहु' ( ४८०१ ), तथा 
सतभामा समेत ले आयौ, मनि को हठि सिर नाइ | और बहुत दायज दीन्हे उन, करि विवाह 
व्यौहार । (( ४८०८ ); तथा ताके पिता ब्याह तब कीन्हो, दाइज बहु प्रकार तिन दीन्‍्हौ ॥।' 
( ४८१० )। इस प्रकार कवि ने शनेक प्रकार की सामग्री दहेज में देने का उल्लेख मात्र किया 
है । उसके वर्णन विस्तार नही हैं । 

वर्तमान सामाजिक कुरीतियो में दहेज प्रथा का विशिष्ट स्थान है । प्राचीन समय के 
विपरीत आआाज वधु के पिता को बाध्य होकर सामथ्यं से श्रधिक दहेज देना पड़ता है। कुछ 
जातियो तथा प्रान्तो में यह कुप्रथा श्रधिक प्रचलित है । 

आज भी विवाह का बीजारोपण सगाई श्रथवा मंगनी से ही होता है। इसको गोद 
भरना भी कहा जाता है। यह विवाह पक्का होने का छोटा सा उत्सव है ।* विवाह के पहले 
दूसरा उत्सव 'लगुन' के नाम से प्रसिद्ध है। लड़की के हाथपर रक्खी लग्नपत्रिका तथा भेटकी सामग्री 
लड़के के घर पर भेजी जाती है ओर उसके हाथ पर भी रक्खी जाती है । यह निश्चित तिथि पर 
कन्या के घर आने का निमन्त्रण है । अन्य वतमान लोक-गृहीत कृत्यों में तेल चढ़ना, निकरौसी, 
दवाराचार, आरती, मामा का भात, चढ़ावा आना, भात बड़हार की दावत, न्‍्योतनी, विदा, वर 
बधू कावर के घर स्वागत, तथा भोज और मुख-दिखरीनी आदि की गणना की जा सकती है। 

विवाह का एक पर्यायवाच्री शब्द शादी [ फा०खुशी | आजकल खूब बोला 
जाता है। पारणिग्रहण' के पीछे पिता द्वारा कन्यादान करने की भावना है भ्रतएव कन्यादान' 
शब्द भी प्रचलित है। यही विचार मनु ने भी रक्‍्खा है। हिन्दू परिवारों में कन्यादान का बहुत 
महत्त्व है और इससे पुृण्य-प्राप्ति का विध्वास है । कन्यादान के साथ गोदान तथा कुछ धन दान 
करने का विधान भी है । हिन्दू विवाहो का रूप अन्य देशो से बहुत भिन्न रहा है। यह एक 
संस्कार माना गया है न कि एक समभोता । यह भाग्य-निर्धारित एवं जन्मजन्मान्तर का साथ है । 
व्यक्ति के प्रमुख सामाजिक कतव्य ग्रृहस्थाश्रम में ही पूरे होते है भ्रतः विवाह संस्कार 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान विवाह-विच्छेद | रियम अब धीरे-धीरे इस आदश को अवश्य 
बदल देगा । 


तरंगितॉगन, पु० ८६ )। इस ,प्रकार ससुराल में दस दिन रह कर शृहवमों 
वधू व दहेज के साथ चले गये ( योतक निवेदितानि शम्बलानि श्रादाय' ) । 
१--सानस, बाल० ३२६, कहि न जाइ कछु दाइज भूरी।,..... कंबल बसन' 
विचित्र पठोरे ', ..गज रथ तुरग दास श्ररु दासी | घेनु अलंकृत कामदुहासी ।' 
३३३, भरि-भमरि बसह अपार कहारा।..... . दाइज प्रमित न सकिय कहि, 
दीन्ह बिदेह बहोरि ।' 
प० सं० दी०, २८०६-८,६ 'से भॉावरि नेवछावरि राजचार सब कोन्ह। दाइज कहाँ 
कहा लगि, लिखि न जाइ तत दीनह ।” २८७ : 'रतनसेनि जो दाइज पावा' 
२--हुष ० सां० श्र०, ए० ६६, वाश ने राज्यश्नी के विवाह पक्‍का होने को जो 
विधि दी है उससे वाणशकालीन वग्दत्ता बनाने को प्रथा पर प्रकाश पड़ता है । प्रभाकर 
वर्द्धन ने शुभ सुहर्त में गृहवर्सा के दूत के हाथ पर राजकुल के सम्रक्ष कन्या-जल 
गिराया । 


२२४ संस्कार, ग्रह्मकम तथा पअ्राश्नेमचर्म 


आश्रम धम 

२४३--मनुष्य जीवन के सौ वर्षों को चार बराबर भागों में बाँटना अथवा श्राश्रम धर्म 
भी हिन्दू समाज की अपनी विशेषता मानी जा सकती है।* सूरसागर में युधिष्ठिर-गुरुकुल- 
हत्या (२६१) तथा कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार (४०२९) के बाद गुरु के पास विद्याध्ययन के 
लिये जाता वर्णित है | वहाँ से समावत॑न के पहले ग्रु को दछिना (४०२६) [सं ० दक्षिणा] देने 
का परिचय भी मिलता है-- ग्रुरु सो कह्यौं जोरि कर दोऊ दछिना कहौ सो देउं मंगाई ।” सुदामौ- 
चरित में भी गुरुगृह तथा चटसार (४८४८) का उल्लेख आया है । 


विवाह के साथ ही पच्चीस वर्ष का ग्रहस्थाश्रम* माना गया है। सूरसागर में विवाह 
का तो अनेक बार वर्णन है ही। बानग्रस्थ (४७१२) तथा संन्यास (४२०१) आश्चमों की भी 
एक दो स्फूट प्रसंगो में चर्चा मात्र है--ओआर्पुहि पुरुष आपुही नारी | भ्रार्पुह बानग्रस्थ ब्रह्म- 
चारी । (४७१२)। सनन्‍्यास का उल्लेख योग के अ्रन्तगंत सांसारिक सुखो के त्याग के साधारण 
भ्रथ में हुआ है--स्थाम राम कौ संगी यह भ्रलि, कीजत कह सन्‍्यास ।? (४२०१) । 


ग्रृहस्थ जीवन का त्याग पचास वर्ष आयु समाप्त होते पर बताया गया है। वानप्रस्थ 
धर्म ग्रहण करके पत्नी भी पति के साथ जा सकती थी। इस जीवन मे भी ग्रहस्थ के समान ही 
पाँच यज्ञों का प्रादेश था | फिर पचहत्तर वर्ष की आयु से संसार से पूर्ण विरक्ति या न्यास 
प्रारंभ होता था। इस आश्रम में सन्‍्यासी शिक्षु का कोई धर नहीं होता था। उसकी देनिक 
ग्रावद्यकताएँ भी प्रत्यन्त सीमित हो जाती थी। चिन्तन एवं मनन में एकचित्त संत्यासी सब 
भय त्यागकर मृत्यु का स्वागत करता था। 
अन्त्येष्टि कम 
२४४. नवम स्कन्ध में महाराज दशरथ के श्रन्त्येष्टि कर्म शीषक पद ४६४ है। इस 
पद से तत्कालीन प्रचलित विधि का अनुमान होता है । इसमे कुछ शब्द, जिनका संबंध अन्त्येष्टि- 
कम से है, उल्लेखनीय हैं जैसे--चिता [सं०), बिमान, तिल-अंजलि, जलकुंभ, दीपदान, 
बिप्रभोजन, दान, कर्म झादि-- 
“चंदन अगर सुगंध और धृत, बिधि करि चिता बनायौ । 
चले बिसान संग गुरु-पुरजन, तापर नृप पोढ़ायौ । 


१--इन्डिया एजू नोन टु पाणिन, ए० ८१, पाशिति ने 'ब्ह्मचारित' 'गृहपति' 
'परिबन्नाजक' तथा “भिन्षु' शब्दों का उल्लेख किया है । 

२--भाहंस्थ धर्म नित्य किये जाने वाले पांच यज्ञ ( ब्रह्म-यज्ञ, देव-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, 
सानुष-यज्ञ तथा भृत-यज्ञ ) तथा विशेष श्रवसरों पर किये जाने वाले तीन यज्ञों 


( पाक, हविर्‌ तथा सोम ) का आदेश था। इनमें एक प्रकार से उसके सभी 
सामाजिक कतंव्य झा जाते थे । 


३--हष० सां० भ्र०, प० १०३, प्रभाकरवर्धन के भ्रन्त्येष्टि संस्कार से वाशकालीन 
प्रथा पर यथेष्ठ प्रकाश पड़ता है। भरहुत व साँची की कला में बुद्ध की धातु-' 
गर्भ मंजूषाएं इसी प्रकार हाथियों पर जाती हुई चित्रित की गई हैं। हर्ष ने 
सरस्वती सें स्नान करने के बाद जलांजलि दी। बाण ने दश अज्ौच दिवसों 
का वर्शन भी किया है। (“ग्तेशु श्रशोौ्र दिबसेशु') । 


सामाजिक संगठन, संस्कार तथा त्योहार २२५ 


भस्म अंत तिल-अंजलि दीन्ही, देव बिमान चढायौ । 

दिन दस लो जल कुंभ साजि सुचि, दोप-दान करवायौ । 

जानि एकादस बिप्र बुलाएं, भोजव बहुत करायो । 

की+हौ दान बहुत नाना बिघि, इहि बिधि कर्म पुजायों ।” (४६४) । 


“क्रिया शब्द साधारण श्रथ मे प्रयुक्त किये जाने पर भी इस कर्म विशेष का बोधक है । 
आज भी क्रिया-कर्म! कहा जाता है। सम्पन्न घरो में राजा दशरथ की भ्रन्त्येष्टि क्रिया के अ्रनुरूप 
ही इसी प्रकार दान, भोजन आदि की प्रथा है। मृत्यु के बाद दस दिन श्राज भी अशुद्ध माने जाते 
है । तुलसी ने विमात?, “चंदन, चिता, दाहक्रियाः, तिलाजलि' श्रादि शब्दों का उल्लेख दशरथ 
के देहावसान के बाद किया है ।* हाव को तेल की नाव में रखने का जिक्र भी है ।* जठायु 
तथा शबरी का अन्तिम कर्म राम द्वारा होने का उल्लेख मात्र है अपनें कर करि ताहि जरायौ ।' 
(५१०), 'पुनि तन तजि हरि-न्ोक सिघारी ।..... .। निज कर करि तिल-अंजलि दई |” (५११) 
कुछ त्रिनय पदों के अन्तगंत अन्त्येष्टि क्रिया में मृत शरीर जलाने तथा कपाल-क्रिया का उल्लेख 
है--- ले देही घर-बाहर जारी, सिर ठोंकी लकरी ।! (७१), 'जिन पृत्रनिहिं बहुत प्रतिपालयौ, 
देबी देव मनेहे । तेइ ले खोपरी बाँस दे, सीस फोरि बिखरेहैं ।” (८६) । 


मृत-शरीर को जला देने की प्रथा हिन्दुओं में ही है श्रन्यथा मुसलमानों व ईसाई धर्मों 
में मृत-शरीर को जमीन में गाड़ने की प्रथा है। छोटे बच्चों के मृत-शरीर को श्रकसर हिन्दू भी 
जलाते नही है भर जलप्रवाह कर देते हैं । भस्मीभूत शरीर को भी जल में प्रवाहित किया जाता 
है, विशेष रूप से गंगा मे । विश्वास के अनुसार गंगा में प्रवाहित करने से आत्मा को मुक्ति मिल 
जाती है । 

२४५, सूरसागर में उल्लिखित शब्दावली के श्रतिरिक्त तुलसी ने कुछ ग्रोर संस्कारों श्रोर 
लोक-हत्यों से संबंधित शब्दों का उल्लेख भी किया है जेसे 'जातकरम?, 'बारहौ', 'नामकरन', 
चूड़ाकरन! तथा “'नहरछू' ।* इनके नामों के मात्र उल्लेखों के अतिरिक्त उन्होंने कुछ विस्तार भी 
अधिक दिये हैं। माता-पिता का तामकरण के समय शिश्वु को गोद में लेकर चौक के पास बेठने 
की वतंमान प्रथा का उल्लेख भी है ४ लोक-कर्यों मे तुलसी ने 'महछू' को श्रधिक महत्व दिया 
है । यह सम्भवतः यज्ञोपवीत अथवा विवाह के प्रारभिक लोक छृत्यों में से है। यह नाखुन में 
नहरनी छुप्राने की प्रथा है। तुलसी ने 'रामललानहछूु' ताम+ स्तरतंत्र पुस्तक की रचना इस प्रथा 
के वर्णान-विस्तार देने के लिये हो की है। विवाह-संस्कार को भी प्रधानता दी गईं है। मानस, 
कृवितावली और गीतावली के विवाह-प्रसंगों के अतिरिक्त जानकीमंगल तथा पाव॑तीमंगल में 


१--सानस, भ्रण्य०, ३२, तिहि की क्रिया जयोचित, निज कर कीन्हीं राम | 
२--प्रयोध्या, १७०, नृप तनु बेद बिद्ति अन्हवावा ।'''भे परिपूरत कास ।' 
३--मानस, श्रयोध्या० १५७, तिल नाव भरि नृप तनु राखा | 
४--मानस, १,१९३, जातकरस सब कीन्ह 

गीता०, १,४ छठी बारहों लोक जेद बिधि करि | 

गोता०, १,६ 'नामकरन रघुबरनि के '॥ 

मानस, १,२०३, 'चूड़ाकरन कीनह गुरु जाई ।' 

रामललानहछु, १३, अति बड़भाग नउनिग्ना छुये नल हाथ सो हो।' 
५०-सुलसी, गीता० १,६ 'चारु चौक बेठत भई भूष भामितो सोह ।' 
रद 


२२६ संस्कार, गृद्चकर्म तथा झाश्रमपर्म॑ 


श्ानकी और पाव॑ती के विवाह का कवि ते मनोयोगपुण चित्रण किया है । सूरसागर में 9 ल्लिखित 
शब्दावली के अ्रतिरिक्त तुलसी के इन ग्रंथों में प्रयुक्त श्रत्य कुछ नये नामों पर भी ध्यात जाता है 
जैसे बरेखी' (--अ्रवधी “बरदेखी” ), तिल! चढ़ाना, 'लगन” देना, अ्रगवानी', “जनवासा', 
सुसामथ', परिछन', नेगचार', कुसोदक” लेना, कस्यादान', 'साखोच्चार', सिदुर-बंदन', 
होमलावा', 'सिलपोहनी', 'कोहबर', 'लहकौरि' आरादि। मुख दिखरोनी” तथा 'घूंधठ' का उल्लेख 
भी है। कोहबर के जुआ तथा कंकनाचार' के अतिरिक्त सीक के धनुष' से वर की शक्ति की 
(रिहासयुक्त परीक्षा का उल्लेख भी है। शास्त्रोचित कार्यों से अ्रधिक इंन लोकाचारों का, उस 
प्रमय की प्रथाग्रो पर प्रकाद डालने के कारण, श्रधिक महत्व है। 


जायसी ने पद्मावती के औधान', जन्म, छठी, तथा नामकरण श्रादि का वर्णन किया है। 
छठी के दूसरे दिन पंडित का झाना, कन्या का भविष्य बत ना तथा नाम रखना झादि वर्णित 
है । विवाह कार्य से संबंधित शब्दावली में 'बर', बरोक' (बरच्छा), (तिलक, जमारा' मंगल 
बार',, लगन', बिश्राह', नेवत”, सुहाग” गाना, लाल वस्त्र मंडप के निकट बिछाना, 'बरात 
प्रराती, 'जनवासे' [सं० जन्यवासक], गवना' [सं० गसत--गवन-गौना] तथा जैवनार' झ्रादि 
उल्लेखनीय हैं । गोने के बाद दुबाय पिता के घर न लौठने की प्रथा का अनुमान होता है। 
ग्रात्रा की सुविधाएँ न होने के कारण सरलता से मायके जाता सम्भव न होगा ओर फिर यदि 
दूरी श्रधिक हो तब तो दुष्कर ही होगा ।* वर वधू का एक दूसरे को जयमाला पहनाना, अंजलि 
मैं जल लेकर कन्यादान करना, ग्न्थि-बन्धन झादि कृत्य भी वरणित है ।* 
४०. त्योहार 

२४६, सूरसागर मे तत्कालीन कुछ प्रमुख त्यौहारों गौर उनके मनाने की पद्धति का 
परिचय भी मिलता है। गोवर्धन-पूजा शीर्षक महत्वपूर्ण प्रसंग के पहले ही दीपमालिका* 
(१४२७,२४३०,१५१३) का वरांन है | कृष्ण इस दिन सुरपति इन्द्र की पूजा के स्थान पर 
ऐोवर्धेन-पूजा करते का आग्रह करते है। दीपमालिका वर्णन में मोती और प्रवाल से चौक पूरने, 
कंचन की थालिका में दीपक जलाना, पूजा की बलि-सामग्री तेयार करना, घरों के द्वारों पर 
थापे लगाना” (१४२७,१४३०,१४३६) तथा “पअन्नकूट-विधि” के लिये पकवान ओर "नेवज? 
एकत्रित करना (१४३४) भ्रादि वगित है-- आज दीपति दिव्य दीपमालिका |, . .गज मोतिन के 
चोक पुराए बिच-बिच लाल प्रवालिका। बर श्रृंगार बिरचि राधा जू चली सकल ब्रज बालिका । 
भलभल दीप समीप सौंज भरि लेकर कंचन थालिका ।” (१४२७) दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट 
का उत्सव मनाते है। यह ब्रजभूमि में विशेष लोकप्रिय पर्व है। क्ृष्ण-सन्दिरों अथवा विष्णु- 
मन्दिर मे इसका विशेष आयोजन करते है। गोवधेन-पृजा का अन्नकूट से ही संबंध है । विविध 
नवेद्य तथा भोज्य पदार्थों का पहाड़ के समान ढेर सा लगाते है और गोबर के बने गोवर्धन की 


तथा गौ की पूजा होती है। इसके साथ ही त्यौहार के उल्लासमय वातावरण का हृदय भी' 
उपस्थित किया गया है--- 


ग्रावत हंसत गवाय हंसावत पटक्ि-पढकि कर तालिका ।', (१४२७) । 





२--प० सं० दटी०, ५०-५२। 
२--प० सं० ठी०, २७४-२८३। 
२३--प ०» सं० ढो०, २८६। 


४--तुलसी, गोता०, ७,२० ललित दोपसालिका बिलोकहि हित करि झवघ घनी॥ 


सामाजिक संगठन, संस्कार तथा त्यौहार २२७ 


हंठरी (१४२८)' नामक दीवाली के विशेष मिट॒टी के खिलौने का उल्लेख आगे किया 
गया है। दीवाली* के दीपक श्रमावस्था की अंधेरी रात में अत्यधिक चित्ताकर्षक लगते है। श्राज 
इसी त्यौहार में दिये जलाना", लक्ष्मी-पुजन, पकवान बनाता, खील, शक्कर के खिलौने, मिट्टी 
के खिलौने, श्रातिशबाजी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। बरसात की समाप्ति पर दीवाली 
के पहले लोग शअ्रपने-अपने घर साफ करते है और पुताई कराई जाती है। इस दिन जुश्ना खेलने 
की प्रथा भी चल गई है। विश्वास के अनुसार दीवाली के त्यौहार का मूल राम का श्रयोध्या! 
पुनरागमन आानंदोत्सव है। 

दीवाली से पहले सावन के महीने में हिडोले' का कवि ने विशद चित्रण किया है। इसके 
सम्बन्ध में मनोविनोद के साधनों के घप्तिलसिले में बताया गया है| वर्षा ऋतु मे हल्की-हल्की बूंदो, 
ठंडी हवा एवं हरियाली का आनंद भूले में कूलकर लड़कियाँ ग्राज भी लेती है। बसंत-लीला 
शीर्षक पदों में प्रकृति के प्रफुल्लित रूप का विशेष रूप:से चित्रण है। प्राकृतिक शोभा मनुष्य के 
चित्त मे भी भ्रनुपम उत्साह एवं उमंग भरती है। नई प्रीति, नई लता, पुहुप नए, नयत नए रस 
पागे । नए नेह, नव नागरि हरषित, सूर सुरंग अनुरागे ।? (३४६६)। 

२४७, फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाये जाने वाले बसन्‍्त ऋतु के उत्सव फागु 
(३४६६), फाग (३४७०,३४७८) अ्रथवा फरुआ (३५११) शीर्षक अनेक पद हैं (३४६७- 
३५३६) । बसन्तपंचमी से प्रारंभ करके वसन्‍्तोत्सव का अन्त फाह्गुन की प्‌रिमा को होने के 
कारण इसको वसन्‍्तोत्सव मे सम्मिलित कर लेना अस्वाभाविक नही है। होरी * (३४८४, 
३४८६-३४६ ० ,३५०६) शब्द भी अनेक पदो में बार-बार उल्लिखित है। यमुना तट पर, गलियों 
तथा अठारियो में फाग' खेलने का हृदय उपस्थित किया गया हैं। इसमे रत्नजटित या कंचन 
पिचकारी* ( ३४७२,३४८४, २५१२) तथा कलश से सुगंधित द्रव्य तथा रंग डालना, भूम-भ्ुम 
कर भ्रूमक गाना, परस्पर गालियाँ देता, अनेक प्रकार के वाद्य यन्त्र बजाना, एक दूसरे को पकड़ने 
के लिये दौड़ता, छीना भपटी, लज्जा छोड़कर 'होली हो! श्रादि कहकर चिल्लाना, गली-प्रटारी 
का रंग भ्रबीर गुलाल से भर जाना आ्रादि चित्रों में मदमत्त ब्रजवासियों तथा प्रेम एवं यौवन की 
उमंग से युक्त राधा-कृष्ण श्लौर गोपियों का अत्यधिक विशद चित्रण है। इसमें शिष्ट एवं अशिष्ट 
दोनो कृत्यो का विवरण मिलता है। ब्रज में मनाई जाने वाली होली का प्रभाव इन पदो में 
स्पष्ट रूप से पड़ा है। निम्नलिखित पद्चांशों से अनुमान हो सकता है कि कवि ने कितने मनोयोग 
से फाग के उत्सव का वर्णन किया है-- 


(कुमकुम चंदन भ्रगज घोरे | हाथिनि ले पिचकारी दौरे । 
गोपी गोप भए #मकफोरे। अंचल-गाठि परस्पर जोरे। 


१--ब्रजलोक साहित्य, ४० २४६, ब्रज की स्त्रियाँ दूध तथा नारियल के खोपड़े के कोयले 
को सिलाकर दीवार पर 'दीवाली' रखती हैं । 

२--तुलसी, कविता० ७, १७६ “...चारि दिवारो को दीयो ।' 

३--ब्नजलोक साहित्य, ए० २४६, स्तरियाँ श्रादे को टिकुली सी रोज बनाती हैं । इसके 
अ्रतिरिक्त गोबर की ढाल, तलवार, गूलरी बनायी जाती है | इनकी माला 'धरणशुलीः 
पर रखते हैं और होली-की श्राग सें जलाते हैं। होली के लोकगीत कृष्ण-राधः 
तथा शिव से संबंध रखते , हैं । 

४--तुलसी, गीता० २,२२ 'कोलिन्ह भ्बीर पिचकारि हाथ । 


२२८ संस्कार, युह्यकर्म तथा अआ्राश्रमध॑म॑ 


उड़त गुलाल श्ररुन भए अ्रंबर । कुमकुम कीच मची घरनी पर ॥। 

चंग भुदंग बासुरी बाजै । पकरत एक एक भरि भाज ।। 

इक ले आावत हरद कपोलनि । इक ले पोछति ललित पटोलनि । 

इक अवलंबति, इक अ्वलोकति | चुबन दान देति इक दंपति ॥॥ 

गुरुजन खरे सबे मिलि देखे । तितको तरुनी तृन सम लेखे (४९ (३५४१६) 

ग्रथवा 'गारी होरी देत दिवावत ।* ब्रज मे फिरत गोप-जन गावत । 

दूध दही के माते डोले । काहे न हो हो हो हो बोले ॥ 

बगलनि मे दाबे पिचकारी । बाधत फेरे पाग संवारी । 

छज्जनि ते छूटति पिचकारी | रंगि गई बाखरि महल अटारी ।” (३५२०) 

या खिलत फाग्रु कहत हो होरी । 

उत नागरी-समाज विराजत, इत मोहन हलधर की जोरी ।'** 

हहि बिधि उमंग चल्यौ रंग जहँ तहं, मनु अनुराग सरोबर फोरी ।” (३५२६) 

या खेलत हरि ख्वाल-संग फाशु-रंग मारी । 

इक मारत इक तारत, इक भाजत, इक गाजत, इक घावत, इक पावत, इक आवत 
मारी !! (३५०६) 
या 'उत जेरी घरे ग्वार, बांसनि रत परी मार । (१५०७) 

श्रथवा आंजति श्रॉख मनावहि फगुआ'। (३५११) 

तथा “यह ढोटा धो झ्राहि कौन को, मारत मनसिज बान! । (३५१३) 

तथा 'मानत कौन फाग मैं प्रभुता, मन भायौ सो कीन्यौ' ।(३५३४) 

आँखों में काजल लगाना, युवतियों का छरी' बेंत लेकर? निकलना तथा गाठ जोड़ने 
की प्रथा पर भी प्रकाद पड़ता है। बेतों की मार का प्रायः सभी पदो मे निर्देश है--* 

'फूलनि के कंदुक नौलासी कन्तक लकुटिया हाथ | (३५२५) । 

२४८, होली पर नये वस्त्राभूषण पहनने का संकेत है-“नये बसन प्राभूषन पहिरत, 
अरुत सेत पाटंबर कोरी” (३५२६) तथा फूलों के श्यृंगार का भी चित्रण है (३१५३५) | होली 
पर गाये जाने वाले गीतो* धमारि (३५१३), भूमक (३५२३) तथा चाँचरि (१३४७५) की 
व्याख्या संगीत के अ्न्तगंत की गई है। 

फगुवा, फगुआ (२५१५) में मेवा-मिष्ठान तथा वस्त्र देते का जिक्र है: (फूले) फशुआ 
दियो रस राख््यो, पट भूषन माह (रह्यौ) काख्यो,. ..।! (३५३५), भ्रथवा 'जसुमति घरि वृषभानु 
के, फगुआ हमरो देहु | जसुमति हंसि सब सखिनि त्यों, राधे लिन्ही श्रौल । मेवा मिश्री बहु 

१--गीता० ७,२२ 'बार्जाह मुदंग डफ ताल बेनु । छिटठकाहि सुगंध भरे भलय रेनु । 

२--गीता० ७,२२, करें कूट निपठ गई लाज ।' 

२३--गीता० ७,२२ 'तर नारि परसपर गारि देत ।! 

४--$० जी० प्र० १५, अ्रध्या० १ बरसाने को स्तरियाँ फारन सुदी नौभी श्रथवा दसभी 

को नंद गांव के पुरुषों को इंडे मारती हें । पुरुष इस चोट से श्रपने को लोहे की 
दालों से बचाते हें । इस प्रथा को हुरंगा' कहते हें । 

४--ठुलसी ० गीता०, ७,२०7, लिये छरो ेत सोधे बिभाग। चांचरि भूसक कहें 

सरस राग । तथा सोचनि श्रांजहि फ्गुझ्ा स्नाइ | छांडहिस्च इहा हु क्राह !! 





सामाजिक संगठन, संस्क।र तथा त्यौहार २२६ 


रतन, दई सबति भरि ओल ।? (३५३३) तथा 'फमुन्रा बहुत मंगाइ दियौ मिलि भूमक हो ।! 
(३५२१) साथ ही ब्राह्मणों और बंदीजनों को भी दान दिया गया---दुइज समाज समेत करत 
द्विज तिलक, दूब दधि रोचन रोरी। सूर स्याम बिप्रनि बंदीजन देत रतन कंचन की बोरी [? 
(२५२६) । फाग में बारुनी का स्थान भी था-- कोटि कलस भरि बाझुनी, दई बहुत मिठाई 
पान! (३५२७) । 
होली के बाद क्ृष्ण-राधा एवं गोपियों का भूले में भूलना तथा यमुना में जल-बिहार' 
का वर्णन हुआ है---'गोकुल नाथ बिराजत डोल। संग लिए वृुषभानु-तंदिती, पहिरे नील 
निचोल । ( ३५३८ ) 
प्रथवा' जद॒ुपति जत्न-कोड़त जुबति संग। 
सागर सकुचित तजियत तरज्छु। 
षोड्स सहस््र सत अष्ठ नारि। 
तिन में अति सोभित श्री मुरारि॥' ( ३५३० ) 
तथा 'करत जदुनाथ जलधि-जल केलि |? ( ३५२६ )। 


संस्कार तथा त्योहारों में उल्लिखित बाजो तथा गीतो के सम्बन्ध में आगे बताया 
गया है । होली एक महत्त्वपूर्ण त्योहार होने की चर्चा भी है--'खाइ खेलि हंसि लीजिये, फाग 
बड़ौ त्यौहार'* ( ३५२२ ) जीवन के अस्थाथी सुख होली के हर्षोल्लास के समान हो बताए 
गये हैं--सूरदास भगवंत-भजन बिनु, चले खेलि फाग्रुन की होरी ।! (३०३ ) अथवा बिना 
चारि होरी के अवसर, बहुरि आपनौ लेहु! ( ३४८२ )। होली खेलना” श्राज भी कहा जाता 
है। 'फग्र॒ुव/' शब्द होली पर भेजी जाने वाली भेट का परिचायक है। प्रायः देवर-भाभी तथा 
नंदोई-सलहज के सम्बन्धों मे फग्रवा देने की प्रथा भ्रधिक है। सावन में तीज ( ३४६० ) 
खेलने का कवि ने हिडोला-वर्णान में उल्लेख किया है--रज्भमहल में जहं नन्‍्दरानी, खेले तीज 
सुहाई । (३४६० )। 

२४९, होली! सम्बन्धी लोक-गीतो में ब्रज की होली और क्ृष्ण-राधा तथा गोप-गोपियों 
का ही प्रायः वर्णात होता है। ब्रज की होली भी प्रसिद्ध है। होली के दिन, उत्तर प्रदेश में, 
विशेष रूप से सूरसागर में वर्शित हृश्य उपस्थित होता है । कई दिन पहले से ही बाजार व 
सड़कों!पर रंग पड़ता शुरू हो जाता है । उच्चवर्ग के नागरिक परिवारों में अवश्य इसका 
संयमित रूप प्रचलित है । बास से मारना, कीचड़ फेकना, गाली, निर्बन्ध छीना ऋपटी आदि 
प्रशिष्ट आ्राचरण वर्जित हैं। पूरिशमा की रात को शुभ मुहुत में होली जलाने की प्रथा है। 
इसका प्रारम्भ बसन्‍्त पंचमी के दिन होता है झौर निर्दिष्ट स्थान पर एक डाल गाड़ दी जाती 
है तथा फाड़ भंखाड़ व लकड़ी एकत्रित की जाने लगती है। होली के दिन सब भेद एवं विरोध 
समाप्त हो जाते है। लोग दोपहर तक रंग खेलने के बाद संध्या समय नये वस्त्र श्रादि पहनकर 
मित्रो से मिलने जाते है। होली मे गले मिलने, अबीर-ग्रलाल लगाने तथा इत्र, ग्रुकिया-समोसा 
झ्रादि पकवान से झातिथ्य सत्कार करने की प्रथा है। सू रसागर मे वर्णित सुगन्धित द्रव्यों के 





१--तुलसी, गीता० ७,२१, लखेलि बसंत कियौ प्रभु सज्जन सरजू नौर। बिबिध भांति 
जाचक जन पाए भूषन चीर |? 

२- प० स ० ठी०, १५६०२ 
“यह बसंत सब कर तेवहारू' 


२३० संस्कार, मुह्यकम तथा झाश्रमधर्म 


स्थान पर इत्र छिड़कने का रिवाज हो गया है। होली के विशिष्ठ लोक-गीतो एवं घंगीत।का 
भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश, बिहार'अआादि में होली के ,बाट नये वर्ष का आरम्भ भी 
माना जाता है । होलिका सम्बन्धी अनेक लोक-कथाएँ प्रचलित है। सबसे अधिक लोक प्रिय 
हिरण्यकशिपु की बहन होलिका तथा प्रहलाद की कथा है । विद्यां की देवी सरस्वती तथ। विष्णु- 
लक्ष्मी-पुजन भी कहीं-कही होता' है । 

दीवाली तथा होली के अतिरिक्त वतंमान समय के भन्य प्रचलित त्योहारों में दशहरा, 
रक्षाबन्धन, शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, भेयादूज, नागपंचमी या गुड़िया, बसन्‍्त पंचमी 
तथा हरितालिका तीज आदि के नाम लिए जा सकते है। मुगलकाल में भी प्रायः यह सभी 
त्यौहार प्रचलित थे। उस समय भी गांवों 'में एवं क्षत्रिय वर्ग में दशाहरे का महत्व था। 
साधारण वर्ग का मनोरंजन सदेव से इन त्यौहारो और उत्सवों से ही प्रधानतया होता रहा है। 
सावन के लोकगीत प्राय: पति-पत्नी और भाई-बहन से सम्बन्धित है। इनमे ही भूले के गीत 
भी हैं। होली के समान हिडोले के भ्रधिकाश गीतों का सम्बन्ध राधा-कृष्ण तथा ब्रज की ग्रन्य 
गोपिकाओ्रों से है । क 

जायसी ने भी होली जलाने, खेलने! तथा पक्तवानों* आदि के पहले बसनन्‍्त प चसीर*े 
के उत्सव का भी उल्लेख किया है। सूर <ल्लिखित लोक-गीतो का पदुमावत में भी निरदेश 
हुआ है । 


१--प० सं० टी, १८६-१८६ | 
२--प० सं० ठी०, १६२-४॥ 
रे-प० सं० टोौ० १८३-१८६ । 


खण्ड ७ 


धर्म तथा वशंन 


१-दार्शनिक तथा धार्मिक शब्दावली' 


१--भक्त से संबंधित शब्द 

२५०--सुरदास जी प्रारम्भ में दास्य-भाव से पद लिखते थे। वल्लभ-संप्रदाय मे प्रवेश 
करने के बाद सांप्रदायिक सिद्धान्तों एवं विचारधारा का प्रभाव उनकी काव्य-रचना पर पड़ना 
स्वाभाविक ही था। वल्लभ-संप्रदाय' के अनुयायी होने के नाते अन्य अष्टछाप कवियों के समान 
ही सूरदास जी की दाशनिक तथा धामिक शब्दावली वल्लभीय सिद्धान्तो की पृष्ठभूमि में ही 
समझी जा सक्रती है। पुष्टिमार्गीय आचार्यों द्वारा प्रपादित तथा अष्टछाप कवियों द्वारा 
प्रचारित प्रक्ति-भावना को मुल धारा ब्रह्म-सूत्र, भागवत, गीता, महाभारत के नारायणी 
उपाख्यान, नारद पंचरात्र तथा शांडिल्यभक्ति-सूत्र, आदि में है। इस दृष्टिकोण को सामने रख 
कर ही इस शब्दावली का विवेचन करने का यत्न किया गया है । 

दाशंनिक दृष्टि से ज्ञात जुद्धाहतवाद, ब्ह्मवाद श्रथवा अविकृत-परिणामवबाद ही 
धार्मिक अथवा सांप्रदायिक दृष्टि में पुष्टिमाग अथवा वल्लभ सस्प्रदाय समझा जा सकता 
है । इस संप्रदाय के अनुसार भगवतृप्रेम-प्राप्ति के तीन साधन माने गए हैं-- 
(१) मर्यादा मार्ग ( कर्म तथा ज्ञान ), ( २ ) प्रवाह मार्ग ( लौकिक कर्मों में रत रह कर ) 
(३ ) पृष्टि ( भगवत्‌ भ्रनुग्रह द्वारा )। श्रन्तिम माग श्रेष्ठम समझा गया है जा पर कृपा 
तुम्हारी होइ । रूप तुम्हारी जाने सोइ ।” ( ४६१६ ) तथा--'अपनी भक्त देहु भगवान ।' 
(१०६ ) ) सासारिक विषयों में अ्नासक्ति आवश्यक है--“जौ लौं मन-कामना न छूटे...... 
काम, क्रोध, मद, लोभ सत्र हैं जो इतननि सौं छूट । सुरदास तबही तम नासे, ज्ञान-अगिनि भर 
फूटे ।! (३६२) अथवा-धोखे ही घोखे डहकायौ | समुक्ति न परी, विषय-रस गीध्यौ, हरि-हीरा 
घर मांफ गंवायौ ।! (३२६) तथा-रे मन छांड़ि विषय को रंचिबौ ।” (५६) | प्रारंभिक स्कन्धों 
के अनेक पदों में कवि ने बार-बार संसारिक प्रलोभनों से दूर रखने का झ्ाग्रह किया है। 

संप्रदाय ने चार प्रधान प्रमाण माने है--वेद ( ब्राह्मण-ग्रंथ, संहिता तथा उपनिषद्‌ ), 
गीता, वेदात-सूत्र तथा भागवत । सूरसागर के अनेक पदों मे इनका प्रमाण दिया गया है। 
इसका उल्लेख इन ग्रन्थों के सिलसिले मे किया गया है---ऊधो बेद वचन प्रमान।' (४६५३)। 

२५१--ब्रह्म के तीन रूप माने गए हैं--१--पूर्ण पुरुषोत्तम, परब्रह्म, रस रूप अथवा 
श्रीकृण--सच्चिदानन्द देव तुम' अथवा, पूरन परमानन्द' ( १७६३ )। २-८-अक्षरत्रह्म---यह 
त्रयी अथवा चौबीस अवतारों में प्रकट होता है। ३--योगियों द्वारा आत्मा मे ही साक्षात्कार 
होने वाला भ्रस्तर्यामी ब्रह्म | परब्रह्म विरुद्ध धर्मों का आगार है जसे समग्ुण तथा गम्य, किल्तु 
साथ ही निम्न रा एवं अ्रगम्य । वह सच्चिदानन्द स्वरूप है तथा उसके छः गुण है--ऐड्व्य, 
वीर्य, यश, श्री, ज्ञान तथा वराग्य । 

सूर के उपास्य देव श्रीकृष्ण है जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। उनकी आस्था निमु ण रूप मे भी 
है, साथ ही उन्होने राम की स्तुति भी की है। गोपियों द्वारा शिवपुजन भी करवाया है, किन्तु 
यह दोनों पूर्ण ब्रह्म कृष्ण के ही भ्रन्य रूप है--प्रभु तुम्हरे इक रोम प्रति कोटिक ब्रह्मा सींव' 





१---इस श्रध्याय की शब्दावली की प्रष्ठभूसि सम्बन्धी साभग्री का शुख्य आधार 
डॉ० दीनदयाल गुप्त के 'भ्रष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय शीर्षक महत्वपूर्ण प्रंथ के 
दूसरे भाग के पव्चम तथा पष्ठ अ्रध्याय हैं। 

३० 


२५३४ दार्शनिक तथा धामिक शब्दावला 


(१११० )। निगु ण के प्रति उनके विचार रुपष्ट ही है--'भ्रबिगत गति कछु कहत न वे, 
ज्याँ ग़ुगे मीठे फल कौ रस श्रतरगत ही भावे । संब बिघि भ्रगम बिचार्राह तातें सूर सगुन पद 
गावे।” ( २ ) | सूर ने उनके विराट-रूप का भी वर्णन किया है--'हरि जू की आरती बनी' 
( ३७१ ) अझ्थवा--नेननि निरखि स्याम-स्वहूप । रह्यो घट-घट ब्यापि सोई, जोति हूप 
प्नूप” ( ३७० )। उनके विचार से ज्ञान तथा कम मांग दुष्कर है जिसमें निम्न ण की उपासना 
बताई गई है। भ्रमर-गीत वाला अंश इसका ही प्रमाण है। गोपियों के मुख से मानों 
सूरदास जी मे अपने विचार ही रबक्‍्ले हैं--'मधुकर निरणशुन ज्ञान तिहारौ । 
त्तीच्छन तेज तपस्या यामें, कापे जात जु घारौ।' ( ४५४४ ), अथवा यह गोकुल गोपाल-उपासी। 
जे गाहक निरगुन के ऊघौ ते सब बसत ईसपुर कासो ।” ( ४५४६ ), श्रथवा “अ्गम' पंथ परम 
कठिन, गौन तहाँ नाहि।” ( ४५१७ ), तथा ब्रज जन सकल स्थाम ब्रत-धारी | बिना ग्रुपाल 
और जिहि भाव, तिहि कहिये ब्यभिचारी ।! ( (४५४६ ) | 


सूर ने इस प्रकार अपने इष्टदेव को ही परब्रह्म माना है। त्रिदेव तथा चौबीस 
लीलावतार सब उनके ही रूप है-- हरि के रूप रेख नहि राजा। भ्रलख रूप कछु कह्यौं न 
जाइ | हरि जू के हिरदे यह आई। देउँ सबनि यह रूप दिखाई।” (४६१८ ) श्रथवा 
'जगत पिता तुम ही हो ईस '( ४६१६ )' तथा 'परमहंस तुम सबके ईस । बचन तुम्हारे सुन 
जगदीस । तुम अच्युत अविगत अविनासी । परमानंद्‌ सकल सुख-रासी | तुप वन 
धारि हर्‌यौ शुव-भार । नमो-तमो तुम्हें बारम्बार।? ( ४६१५ ), श्रथवा अलख निरंजन 
निराकर अच्युत अबिनासी । सेवत जाहि महेस सेस, सुर माया दासी ॥ धर्म स्थापन हेत पुनि, 
धरायौ नर ओऔतार |. “मैं व्यापक सब जगत, बेद चारो मोहि गायौ। मैं करता में भोगता, मो 
बिनु और न कोइ । जो मौकौ ऐसे लखे ताहि भरम नहिं होइ...में उदास सब सो रहौ यह मम 
सहज सुभाइ । ऐसा जाने मोहि जौ, मम माया तरि जाइ ॥* ( ४८२८ ) तुम जानत मोह 
ननन्‍्द-ढुटोना, नन्‍द कहाँ तें आ्राये । मैं पूरन श्रविगत भ्विनासी, माया सबनि भुलाए।'( २१३८ ) 
सृष्टि ब्रह्म का ही अंश है। जड़ सृष्टि में उसका सत्‌ अंश है तथा जीव में सत्‌, 
चित्‌ । वह परमात्मा के वशीभृत है---करी गोपाल की सब होइ ( २६२ ) अ्रथवा “भावी के 
बस तीन लोक है, ( २६४ )। जीव में ब्रह्म के छः ग्रणों तथा आननन्‍्दाश का तिरोभाव है। 
इसकी प्राप्ति से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है तथा संसार के आवागमन से मुक्ति। 
जीव असंख्य, नित्य तथा सनातन है। निम्नलिखित पंक्तियाँ इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है-- 
“आपुषिं' पुरुष आपुही नारी..«प्रातम ज्ञान बिना जग भूला ।...परमानन्द तर्वाह सुख पावहु । 
'( ४७१२ ) अथावा 'चेतन जीव सदा थिर जानौ! या 'एक प्रान हे देह है, द्विबिधा नहि यामे । 
गब॑ कियौ नरदेंह तें में रहौं न तामें । ( १७१६ ) तथा 'घट-घट ब्यापक दारु अगिनि ज्यों, 
सदा बसे उर माहीं । ( ४२२४ ) | 


२५२--जगत भी ब्रह्म का अंश है तथा वही इसका निमित्त कारण तथा उपादान कारण 
दोनों है । जगत सत्य है क्योंकि ईश-निर्मित है तथा इसका लय भी ईइवराधीन है। 
सूरसागर में भी जीव तथा जगत सम्बन्धी यही सिद्धान्त वरस्थत -है---/तीन लोक हरि करि - 


५०गीता० भ्र० ६, इलोक ६, उदासीनवदासीनमसकतं तेषु कर्मसु ।! 
२२---पुरुष: सः पार्थ भवत्या लब््यस्त्वततन्यया पर: । 
यन्यास्तः स्थाति भूतानि येव सर्वंसिदं ततस्‌ |? 


६ & 
धरम तथा दहन २३५ 


बिस्तार । अपनी जोति कियों उजियार । जेसे कोऊ गेह संवारि। दीपक बारि करे 
उजियार । घट-घट में सोई दरसाई ।...जोति सहूप झ्रातमा मानौ |...थावर जंगम जहं लगि 
भए । जोति तुम्हारी चेतन किए ।' ( ४६१८ ), अथवा जो जग, क्यो मिथ्या कहि जाइ। जहाँ 
तरे तुमरे ग्रुन गाइ ।” ( ४६१६ ) तथा, ज्यौ पानी मैं होत बुदबुदा, पुनि ता मॉहि समाइ। 
त्यौही सब जग प्रगटत तुमते, पुनि तुम माहि बिलाइ | (४६२० )। 

संप्रदाय के भ्रनुसार संसार को अ्रसत्य बताया गया है । यह जीव निर्मित तथा उसकी 
ममतात्मक कल्पना तथा अहंता का ही नाम है । जगत सत्य है तथा ईद-निर्मित, किन्तु संसार 
असत्य है तथा जीव की अ्रविद्या नाश कर इससे मुक्ति पाने का यत्न करना चाहिए; 'इहि संसार 
अ्रपार बिरत हुं! (६२), 'हरि बिन अपनौ को संसार ।” (८४)। माया भी दो प्रकार की बताई 
गई है-एक विद्या (ब्रह्म की शक्ति-स्वरूपा जो जगत का प्रसार करती है ) तथा दूसरी श्रविद्या 
( संसार का निर्माण करने वाली )। सुरसागर मे अविद्या माया का वर्णन अनेक पदों (४२-५५) 
में है---महामोहिनी मोहि भ्रातम तथा 'भ्रपमारगहि लगावे” तथा कवि ने इससे छूटने को बार- 
बार कहा है। भक्ति तथा ईश-प्रनुग्रह ही इससे निस्तार के उपाय है--माय जलधि अगाधघ 
महाप्रभु, तरि न सके तिहि कोइ ।” नाम जहाज चढ़े जो कोऊ तुव पद पहुँचे सोइ ।” ( ४६२० ) 
में पूरन भ्रविगत अबिनासी माया सबनि भुलाए! ( २१३८ )। श्रथवा--ईह माया सब 
लोगनि लूख्यौ । जिंहि हरि कृपा करी सो छूल्यो' (२८२), श्रथवा---हरि, तेरी भजन कियौ 
न जाइ । कह करौ तेरी प्रबल माया देति मन भरमाइ ।” ( ४५ ) तथा (गोपाल ) तुम्हरी 
माया महाग्रबल्ल, जिहिं सब जग बस कोन्हौ ( हो )।' तथा ( ४४ ) तुम्हरी माया जग 
उपजाया ।/ ( ४६१८ ) । 

पुरुषोत्तम का अंदा-रूप माया के भुलावे में पड़ कर अपने सत्यस्वरूप का विस्मरण कर 
देता है तथा श्रनेक कष्ट पाता है। जीव की शआात्मा में ही सत्य स्थित है तथा संसार तो स्वप्त- 
समान है। सूर ने इस भावना को श्रनेक पदों में समफाया है--- अपुनपौ श्रापुन ही बिसर्‌यो... 
कृहि कौने पकरयौ' ( ३६६ ), 'चकई री, चलि चरन सरोबर, जहाँ न प्रेम बियोग ।” (३३८), 
जौ लौ सत-सरूप नहिं सुझत । ( ३६८ ) 

सूरसागर के कमरी-पदों में शक्ति-हप माया का रूपक बॉधा गया है--- यह कमरी 
कूमरी करि जानति...-जो तिहुँ लोक अ्रडंबरः, कमरी के बल श्रसुर संहारे।! (२१३३ )। 
ब्रह्म की शक्ति राधा-ऊरूपिणी माया का इस रूप में भी वर्णत है। श्रात्म-अ्रम नष्ट होने पर 
दुःखाभाव हो जाता है जो एक प्रकार की मुक्ति ही है--- बिषया जात हरष्यो बात # (३६७) 
अंतर तें हरि प्रगट भए 7 ( १७४८ )। 

२५३--चारि पदारथ (३४९, ३५६, १४१८ ४७७८) का उल्लेख अनेक बार है-- 
ध्वारि पदारथ के प्रभु दाता” ( ३५६ ) भ्रथवा नारि, पतित्रत माने जोई। चारि पदारथ पावे 
सोई? ( १४१८ ) । इनके नाम भी बताए गये हैं--अथ, धर्म, कामना, मुक्ति, फल्न चारि 
पदारथ पावे! ( ४७७८ ) संसार-दुःख से छुटकारा तथा आआनंदावस्था की प्राप्ति ही 'मोक्ष' 
है। मर्यादा मार्ग से सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य तथा सामीप्य सुक्तियों की प्राप्ति 
हो सकती है। सूरसागर में इनका उल्लेख है--सालोक्यता, समीपता, सारूपता, भुज 
चारि । इक रही सायुज्यता सो सिद्ध नहिं बितु ज्ञान ? अथवा हम सालोक्‍्य सरूप सरयुज्यो, 
रहति समीप सदाई ।” ( ४५१८ ) | सालोक्य मुक्ति का अर्थ है भगवान के लोक मात्र में 
पहुँचना। 'चकई री, चलि चरन सरोबर, जहाँ न प्रेम बियोग” ( ३३८ ), भ्रथवा चप्वगी री, 


२३६ दाशनिकर तथा धामिक शब्दावली 


भज स्यथाम कमल-पद, जहां न निसि को त्रास ।! ( ३४१ ), तथा--सुवा, चलि ता बन कौ 
रस पीजे ।” ( ३४० )। सामीप्य का श्र्थ है उनके निकट पहुँचना, सारूप्य उनका रूप पा 
लेने का बोधक है तथा सायुज्य है एकीभूत हो जाना | वल्लभ सम्प्रदाय में पाँचवीं तथा श्रेष्ठतम 
मुक्ति सायुज्य-अ्रनुरूपा मानी गई है। प्रथम चार अक्षर ब्रह्म तक पहुँचाती है तथा पॉचवीं पूरा 
पुरुषोत्तम तक । इस उच्चतम अवस्था में झ्रात्मा पूर्गपुरुषोत्तम की लीला में प्रवेश पाकर 
पूर्णानन्द को प्राप्त होती है। इस श्रवस्था में भेद इसलिए किया गया है क्योकि अभेद से 
आतनन्दानुभव नहीं हो सकता | सुर-वर्णित रास का सुख इसी प्रकार का है । 


पुष्टिमार्गीय भक्त के प्रारब्ध तथा संचित कर्मो का भगवत्कृपा से शमन हो जाता है--- 
किन्तु अन्य मार्गों से क्रम-मुक्ति मिलती है--'भाधौं जू, जौ जन ते बिगरे। तउ कृपाल 
करुनामय केसव, प्रभु नह जीय घरे |” ( ११७ ) भ्रथवा--'जिन जिनही केसव उर गायौ। 
जिन तुम पे गोबिद-ग्रुसाई, सबनि प्रभयन्पद पायो | ( १६३ ) 


पुरुषोत्तम का लीलाधाम ही गोलोंक' कहा गया है। इसका स्थान बेक्ठ से उच्चतर 
है। पुरुषोत्तम स्वव्यापक है श्रतएव गोलोक भी | यह स्थान-विशेष नही है वरन्‌ स्थिति- 
विशेष है। इस नित्य लीला-धाम का ही श्रवतरित रूप वृन्दावन तथा गोकुल है। इसीलिए 
ब्रजभूमि, ब्रज की भाषा, गोप-गोपिका, पशु-पक्षी, उक्ष, यमुना आदि सभी का विशेष माहात्म्य 
माना गया है। सूरदास जी ने भी इसको बकूठ से ऊपर स्थान दिया है-- तीन लोक तृन-सम 
करि लेखत, नन्दनन्दन उर जोएं । बंसीबट, बृन्दाबन, जमुना, तजि बेकुंठ न जावे ।! ( ३४६ ) 
अ्रथवा---बृन्दाबन॒ रज हू रहौ, ब्रह्म लोक न सुहाई..«बृन्दाबन बृज कौ महत कापे बरन्यौ 
जाइ ।१ ( १११० ) तथा--बृन्दाबन द्रुम लता हुजिये! ( १६६४ ) । 


२५४-- रास ( १६५७, १६५५ ) | रस>-आनन्द--रस तथा आनन्द का समूह ही 
रास है |। यह तीन प्रकार के माने गए हैं--विषयानन्द, काव्यानन्द, तथा ब्रह्मानंद । 
वल्लभ सम्प्रदाय में एक चोथा श्रेष्ठतम आनन्द भजनानन्द श्रथवा प्रेमानन्द भी माना गया है। 
सूरसागर में इनका उल्लेख है--भजनानंद्‌ हमें श्रलि प्यारौ । ब्रह्मानंद सुख कौन बिचारौ ॥ 
(४७१२) । “रास” शब्द का सम्बन्ध 'रहस' | एकान्त झानंद ] से भी माना गया है। रास 
एक नृत्य विशेष है । सम्प्रदाय में रास आध्यात्मिक भ्रथ' में भी लिया गया है श्रर्थात्‌ श्रप्राकृत 
देहघारी रस-रूप श्रीकृष्ण का उनकी आननन्‍्द-प्रसारिणी-सामथ्ये-शक्तियों श्रर्थात्‌ गोपियों के 
साथ नित्य लीला का रससमूह । रास के चार भेद किये गये हैं : १---नित्य रास, २--भ्रवतरित 
रास, २---अनुकरणात्मक रास ( भक्तों का मावात्मक या मानसिक ), ४--देहात्मक या देहिक 
रास ( भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य विशेष )। सूरसागर में रास का विस्तृत वर्शान है। 
इसमें नित्य रास तथा अ्रवत्तरित रास दोनों का एकीकरण है--सुरगन चढ़ि बिमान नभ 
देखत ।...धनि-धनि सूरदास के स्वामी, अ्रदूभुत राच्यौ रास ।! (१६६२ ) श्रैथवा-- 
“मानो माई घन-घन श्रन्तर दामिनि । घन दामिनि दासिनि घन श्रन्तर सोप्ित हरि-ब्नज 
भामिनि ।! ( १६६६ ) | अभ्रथवा-- मुरली धुनि बेकुठ गई ।” नारायण-कमला सुति दम्पति, 
अहि रुचि हृदय भई । सूर निरखि नारायण इकठक, भूले नेने निमेष।! (१६८२ ) 
तथा---स़रवन सुन्यों न कहूँ अ्रवलोक्यो यह सुख अब लों कहाँ सँच्यों । ( १७६१ )। 
दास्य, वात्सल्य, सत्य, तथा कान्‍्ता या माधुयंभाव की भक्तियों में से रास-रस की अनुभूति 


धर तथा दद्यन २३७ 


केवल अन्तिम भाव से ही प्राप्त की जा सकती है। सूरसागर में माधुयंभाव से भक्ति करने 
वाली गोपिकाए' तथा राधा ही इसकी श्रधिकारिणी समझी गई है । 


गोपियाँ परब्ह्म की आानन्द-प्रसारिणी सामथ्य॑-शक्ति-हूपा है तथा राधा इनका पराकाष्ठा 
वाला रूप है। वह भगवान के आनन्द की पूर्ण सिद्ध शक्ति है। गोपियाँ ' सिद्ध अ्रथवा सिद्धि 
में लगे कान्ताभाव से भक्ति करने वाले भक्‍तो का रूप भी समझी जा सकती है। भागवत में 
राधा का उल्लेख नहीं है। विद्वलननाथ ने राधा का उल्लेख किया ब दो प्रंथ स्तुति में लिखे । 
वल्लभाचाये ने पहले वात्सल्य-भाव वी भक्ति का प्रचार किया था। वास्तव में भक्ति का 
प्रारम्भ इसी भाव से होता है। वल्लभाचाय के उत्तर-जीवनकाल में तथा विद्वुलनाथ जी के 
समय में युगल-स्वरूप की उपासना होने लगी। राधा का भी निद्चित स्थान हो गया। 
निर्म्बाक सम्प्रदाय, गौड़ीय वष्णव सम्प्रदाय ( चेतन्य महाप्रभु ) तथा राघा-वल्लभीय संप्रदाय 
( हित हरिवंश ) में युगल रूप की उपासना का गौण रूप में प्रभाव माना जा सकता है। 


गौड़ीय वेष्णुव सम्प्रदाय में राधा की उपासना परकीया भाव से है किन्तु पृष्ठिभाग 
में स्वकीया भाव से । स्रदास जी ने भी स्वकीया नायिका रूप में ही राघा का चित्रण किया 
है । उन्होंने कृष्ण तथा राधा का गांधवें विवाह भी करा दिया है। गोपियाँ दोनो प्रकार की 
' वर्णित है--स्वकीया तथा परकीया। परकीया गोपियो का लोक-लज्जा की चिन्ता न करना, 
पति-पुत्न को भूल मुरली ध्वनि 'सुनकर दौड़ना---सूर निठ्ुरि ब्िधि की मर्जादा निसि बन 
को सब जाही? ( १६१७ ), अथवा 'मानति नहीं और रिसि पावति, निकसी नातोौ तोरिः 
'जैसे जल-प्रवाह भादो कौ, सो को सके बहोरि ।? ( १६२१ ) लोक-मर्यादा की दृष्टि में गहित 
होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कृष्टतम प्रेम का चित्र है। कही-कही लौकिक दृष्टि से 
श्रदलीलता भी मानी जा सकती है किन्तु दाशंनिक हृष्टि से देखने पर खटकता नही है । 

राधा का स्वामित्री रूप में चित्रण है--- 

'रास-मंडल मध्य स्याम राधा |? 

'सनौ घन बीच दामिनी कोधति सुभग, एक हैं रूप है नाहि बाधा ? ( १६७० )। 

वह कृष्ण-चंद्र की चाँदनी हँ--- 

धृल्दाबन-चन्द राधा निरमल चांदनी ।/ ( १६६४ ) 

तथा-- प्रान इक हढ्व देह कीन्हे, भक्ति-प्रीति प्रकास । 

सुर-स्वामी स्वामिनी मिलि, करत रग-बिलास | ( १७०० ) 

(राधा परम निर्मल नारि' 

रास-सुख प्राप्त करने वाली गोपियाँ साधारण स्तरियाँ नहीं हैं--- 

ब्रज सुन्दरि नहिं नारि, रिचा स्र्‌ति की सब श्राही । 

में भ्रद स्विव पुनि सेष, लब्छमी तिन सम नाही” ( १७६३ ) | 


२५५४--मुक्ति-लाभ के तीनों साधनों--ज्ञान, योग या कर्म तथा भक्ति ( ३६४ ) में 
सूरदास जी ने भी भक्ति को ही चुना है। भ्रमर-गीत प्रसंग में उद्धव-्गोपी संवाद द्वारा यह 
बार-बार स्पष्ट किया गया है--'यह जौ कहत जोग की बाते, जामें रस जरि जात 7 
(४०३१३ ), या कहाँ प्रेम 5ह जोग |? ( ४०३४ )। ज्ञान तथा योग मार्गों में निम्नु ण ब्रह्म 
उपास्य है। कृष्ण उद्धव को ब्रजवासियों के निकट यही समझाने के लिये भेजते है--“मो बिन, 
बिरह भरी ब्रज-बाला, जाइ सुनावहु जोग ।” प्रेम मिटाइ ज्ञान परबोधहु, तुम हौ पूरत ज्ञानी ।' 


श्वरे८ दाशनिक तथा धामिक दाब्दावली 


(४०४३ ) अथवा (पूरन ब्रह्म अ्रकल अ्रबिनासी, ताके तुम हौ ज्ञाता-.-ब्रह्म बिना नह 
आसत |” ( ४०४४ ) | किन्तु भला समग्रुण रूप को आराधना करने वाली गोपियो को यह मार्ग 
क्योंकर रुचिकर हो सकता था--जोग जुगरुति हम कछू न जानें, न कछु ब्रह्म ज्ञाना | नव किसोर 
मोहन मृदु म्रति तासों मन उरकझावनो। (४२२६ ) अथवा 'हमकौ हरि की कथा सुनाउ। 
ये आपनी ज्ञान गाथा श्रलि मथुरा ही ले जाउ ।! ( ४२२६ ), अथवा..« निरगुन कौन देस को 
बास।' ( ४२४६ ) अथवा--जोग ठगौरी ब्रज न विकेहै--गुन कर मोही सूर सावरे' को 
निरणुन निरबेहै (४२८२ ) तथा तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान! ( १६६ ) तथा 'भक्ति- 
पंथ कौ जो अनुसर । सो अष्टाग जोग' कौ करे ।” ( ३६४ ) । 

भक्ति नवधा ( ४७१२ ) बताई गई है--जोगी होइ सो जोग बखाने, नवधा-भक्ति 
दास रति माने ।' नवधा भक्ति में श्रवण, कीतेन, स्मरण (नाम व लीला से सम्बन्धित ), 
पादसेवा, अ्रच॑न, वंदत (रूप से सम्बन्धित), तथा सख्य, दास्य, श्रात्म-निवेदन या आत्म-समर्पण 
( मानसिक स्थिति ) श्रादि नौ श्रद्ध है। सूरसागर में यह सभी झग मिल जाते है। पुष्टिमार्ग 
में दसवी भक्ति प्रेमछपा” मानी है। प्रथम नौ इस अन्तिम स्थिति तक ही पहुँचातो हैं। सूरदास 
जी की आस्था इसी प्रेम-भक्ति पर है--ऊधौ ग्रेम-भक्ति रहित निरस, जोग कहा गायौ। 
(४२१५ ) भ्रथवा 'किंहि श्रपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम-भगति ते' करत उदासी ॥' 
( ४५४६ ) तथा! “अ्रमरगीत जो सुने सूनावे । श्रेस-भक्ति गोपनि की पावे।? ( ४७१२ )। 
इन पतद्माशों से स्पष्ट है कि पूरा भ्रमर-गीत-प्रसंग प्र॑ंम-भक्ति की महत्ता बताता है। यह 
अंछा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि माथुय-भाव या प्रेम भक्ति में विरह की स्थिति का चित्रण 
करता है। उत्कट प्रेम में मिलन की व्याकुलता ही चरमोत्कर्ष है--बिरह दुःख जहं नाहि 
नेकहुँ, तह न उपजे प्रेम ॥ (४०३१ ), अ्रथवा 'मिलि बिछुरन की बेदन न्यारी 
( ३८२४ )। 

सूरदास जी ने सकामी तथा निष्कामी ( ३६४ ) भक्ति का उल्लेख भी किया है । 
सकामी भक्ति में तामसी ( पर भ्रपकार की कामना ), राजसी ( घन, कुटुम्ब की कामना तथा 
सात्वकी ( मुक्ति-कामना ) तीन प्रकार की भक्ति होती है। निष्कामी भक्ति श्रेष्ठतम है जिसमें 
भक्त कुछ भी कामना नही करता है। इसी प्रकार की भरना से प्ररित होकर कवि ने कुछ 
पदों में श्राराध्य के मुखामृत अथवा अधराम्ृत-पान की इच्छा प्रकट की है अघर सुधा पियाइ 
बिछुरे! ( ४६५३ )। सुरदास जी ने भक्त भी तीन प्रकार के बताए है--कम जोग, ज्ञान- 
जोग तथा भक्ति-्जोग ( ३६४ )। 

२५६-पुष्टिमार्गीय प्रेम लक्षणा भक्ति में चार भ्रवस्थाएँ बताई जाती है १-सनेह 
( स्नेह ) ( १२६, ४१७७ ) लोक से विकर्षण तथा भगवान में ध्यान--गृह जन की नहिं 
पीर हमारे-पाप पुल्य दोऊ परित्याग्रे, अब जो होइ सो होई! ( १६४६ ), श्रथवा-- 'बिघि- 
मरजाद लोक की लज्जा, तृनहू ते घरि मान ।! ( १६५० ), में मन मोल ग्रुपालहिं दीन्हौ।! 
( ४१४६ ) तथा 'मन रे माधव सों करि प्रीति? ( ३४५ )। २--आसक्ति--इसमें ग्यारह 
भाव हैं--( १ ) गुण-माहत्म्य तथा उसमें आसक्ति। विनय पदो में यह भाव मिल 
जाता है---प्रभु को देखो एक सुभाइ! (८५ )। 

( २ ) रूपासक्ति--- '( अलि हौ ) कैसे! कहौ हरि के रूप रसहि” (४१५२ ), 
तरुनी निरखि हरि प्रति-अज्भ' ( १२५८ ) 

( ३ ) पूजासक्ति--चरन कमल बंदौ हरि राइ ।” आराध्य कृष्ण के स्तुति प्रसंगों में 
यह भाव है । 


घर्म तथा ददान २ ३६ 
(४) स्मरणासक्ति---“कब देखो इहिं भाति कन्हाई! (३८३५) श्रथवा 'एक थौंस कुंजन 
में माई! (४००२) । कृष्ण-वियोग में राधा तथा गोपयों का यह भाव वरणित है । 
(५) दास्यासक्ति---प्रभु मेरे गुन-अवग्रुत न बिचारो ।? (१११) । विनयपदों में यह 
भाव मिलता है। 


(६) शसख्यासक्ति--'भ्राजु हौ एक एक कर टरिहौ।” (१३४)। गोप इसी भाव से भक्ति 
करते थे। 

(७) कान्तासक्ति-- नैना हरि अंग-रूप लुब्घे री माई! (२८५५) । संयोग-प्रेम के पद 
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 

(८) वात्सल्यासक्ति--/चलत देख जसुमति सुख पावे ।? (७४४)। यशोदा तथा नंद की 
प्रेम-भक्ति इसके उदाहरण हैं । 

(९) आत्मनिवेद्नासक्ति---अ्रब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल ।” (१५३), “नाथ अनाथनि 
की सुधि लीजै ।? (३८०८) । विनय तथा विरह सबंधी पद इस दृष्टि से देखे जा सकते है | 

(१०) तन्‍्मयासक्ति--- ऊधौ हाँ नाही मन मेरौ। गयौ छु संग नंदनंदन के, बहुरि 
ने कौन्हौ फेरौ ।! (४३४१) अथवा मन मैं रह्यौ नाहिन ठौर। (४३५०)। राधा तथा गोपियो 
का प्रेम इस सीमा! तक पहुँच जाता है । 

(११) परम विरहासक्ति--(मेरे) नेना बिरह की बेलि बई।/ (३८६४) श्रथवा 
(त्तसि दिन बरसत नेन हमारे! (३८५३) । इसमे वात्सल्य-भाव का विरह भी प्रा जाता है--भेरे 
कुंवर कान्ह बिनु सब कुछ वेसहिं धरयो रहै ।” (३७६८) मथुरा-गमन के बाद ब्रज की अवस्था 
का चित्रण इस अवस्था का उदाहरण है। 

३- व्यसन 

इस अवस्था में आराध्य का ध्यान हर समय रहता है--नाह बिसरति वह रति ब्रज- 
नाथ ।? (३८२१) तथा 'बिचारत ही लागे दिन जान ॥ (रे८३१) | 
४--तन्मयता 

सूरद[स जी ने गोपियों की इस अवस्था का चित्रश कया है । वह स्वयं कृष्ण॒मय हो 
जादी है--“कहा कहति तू मोहि री माई। (२२६६) । वह दही लो” की जगह तन्मयता की 
श्रवस्था में गोपाल लो” कहने लगती हें---“ग्वालिनो प्रगट्यों पुरन नेहु । दधि-भाजन सिर पर घरे 
कद्टति गुपार्लाह लेहु ।” (२२६८) | 

२५७--सूरदास जी प्रेम की जिस गहराई तक उतरे है तथा जितने पक्षों में उसका वर्णन 
किया है उतना हिन्दी कबयों में कोई नही कर पाया है। उपयुक्त सभी अवस्थाओं पर अनेक 
उत्कृष्ट पदों की रचना हुई है । उनके राधा कृष्ण पूर्ण मानव भी हैं। हंसीं विनोद, सुख-दुख 
सभी का चित्रण कवि ने किया है । 

सूरदास जी नें भक्ति के सहायक अ्रंगो सत्यगुरु (४०७,४२२७) तथा सत्संग (३६०) 
की महिमा-वर्णान भी किया है--अ्रपुतपौ श्रापुन ही में पायो । सब्दह सब्द भयौ उजियारीौ, 
सतगुरु भेद बतायौ |? ४०७) भ्रथवा 'सतगुरु-चरन भजे बिनु बिद्या कहु कसे कोउ पावे | (४३२७) 
तथा--जा दिन संत पाहुने आवत । तीरथ कोटि समान कर फल जेंसौ दरसन पावे !! (३६०) 
वल्लभ सम्प्रदाय में गुरु कृष्ण का अंशावतार माना गया है। इसमें संन्यास की भ्रावश्यकता नहीं 
समभी गयी है । गृहस्थ ्राश्चम में रह कर भी भक्ति की जा सकती हैं। तृतीय-स्कन्ध का जगत- 


रचनाक्रम भागवत के अनुसार किया गया है। यह सूरदास जी का अपना संत नहीं सममना 
चाहिए । 


२४० दाशनिक तथा धामभिक शब्दावली 


जेसा कि ऊपर कहा गया है, सूर के उपास्य देव बाल, किशोर तथा तरुण अवस्था वाले 
लीलाधारी श्रीकृष्ण है। उनके मथुरा तथा द्वारिका वाले रूप की और उनका आकरषंण नही है। 
उन्होंने राधा के साथ उनके युगल-रूप की उपासना ही की है। भोतिक दृष्टि से यह गोबद्धेन 
में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा-कीतन का कार्य करते थे । 


€्‌ ९ बंध 
२--थोग मार्ग से संबंधित शब्द 

२५८--सुूरसागर के कुछ प्रारंभिक पदों तथा भ्रमरगीत प्रसंग के उद्धव-गोपी संवाद मे 
योग से संबंधित कुछ शब्दावली मिलती है । इन पदो में योग के सिद्धान्तो का विवेचन नहीं है । 
केवल कुछ पारिभाषिक नामों का उल्लेख मात्र है। योग का प्रथ [सं० युज्‌ ] जोड़ना है। जिन 
शारीरिक एवं मानसिक साधनों द्वारा श्रात्मा बल-पूवंक परमात्मा से जोड़ी जाती है उसको ही 
योग कहते है ।* अनेक प्रकार के योगों, जेसे-राजयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग तथा हठयोग मे से 
यहाँ हृठयोग से ही तात्पयय॑ है । हठयोग में अंगो तथा इवासादि को संयमित किया जाता है। 
उद्धव-गोपी संवाद मे प्रेम-भक्ति की ओर उन्मुख गोपियों की उद्धव के इस शारीरिक संयम वाले 
हृठयोग के प्रति विरक्ति होना स्वाभाविक है-- भक्ति बिरोधी ज्ञान तुम्हारौः (४७१२) श्रथवा 
'सांचौ निहचे प्रेम कौ, जीवन मुक्ति रसाल ।? (४७१३) तथा “ऊधौ जोगहि ना छुएं, छुएँ तो 
प्रेम लजाहि ।' (४१४०) । . 

अतएव इन पदो में भी जोग (३६४,३८४४; ४०३३) [सं० योग] प्रायः हठयोग का 
ही बोधक है | पतंजलि ने इसके आठ अ्रंग माने है ।* सूरदास जी ने अष्टांग-जोग (३६४) का 
ही उल्लेख नहीं किया है। किन्तु आ्राठ अंगों के नामो का निर्देश भी किया है--'भक्ति-पंथ कौ 
जो अनुसरे । सो अ्रष्टाग जोग' कौ कर । यम नियमासन, प्रानायास । करि अभ्यास होइ 
निष्काम । भ्रत्याहार-धारना-ध्यान | करें जु छाड़ि बासना आान। क्रम-क्रम सौ पुनि करे 
समाधि । सूर स्यथाम भजि मिटे उपाधि ॥' 

यम तथा नियम भ्राचार-विचार संबंधी श्रंग हैं। यम के अ्रन्तगंत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचयं, भ्रपरिग्रह आते है तथा नियम मे पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वर- 
प्राणिधान आवद्यक हैं। ईश्वर के प्रति चित्त स्थित केरने में प्रासन से भी सहायता मिलती है । 
इसमें शरीर की विभिन्न स्थितियाँ होती है । शिवसंहिता में चौरासी भ्रासनों का उल्लेख है जिसमें 
प्रमुख चार सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन तथा स्वस्तिकासन हैं। सुरसागर में प्दमासन 
(४३२८) [सं० पद्मासन | की चर्चा है--'पद्मासन इक चित मन ल्यावौ । नेन मूंदि श्रन्तरगति 
ध्यावो” (४६६७) । इन भ्रासनों द्वारा शरीर के विभिन्न अंग शक्तियुक्त होते है । 


२४६--प्राणायाम द्वारा इ्वास-प्रद्वास को संयमित करने का विधान है। सूरदास जी 
से इनके तामों का उल्लेख किया है--रेचक (४३२८) कु'मक, (४३२८) तथा पूरक (४३ २८)। 
बाहर छोड़ी जाने वाली वायु 'रेचकर तथा भीतर जाने वाली 'पूरक' कहलाती है। जो वायु 


१-- कबीर का रहस्यवाद, ४० ६८ 

२--पतंजलि- योग दर्शन! २--साधनपाद, सूत्र, रे६ यम रहि"चासन प्रारणायाम 
प्रत्याहार धारण ध्यान ससाधयोषष्टाबंगानि'. - 

३--३ं डिया एज नोन टु पारिणनि, एृ० ३६३, योग की सूचक शब्दावलो में पारिएनि 
ने यस, तियम, संयम! तथा योगी” शब्दों का उल्लेख किय है। 


धर्म तथा दर्शन २४१ 


अन्दर रोक ली जाती है वही कुंभक' के नाम से प्रसिद्ध है । यहाँ नाक दबा कर वायु संयमित 
करने का उल्लेख भी है-नासा कर गहि ध्यान सिखावत ।? (४१६६) । 


इन साधनों द्वारा योगी इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है। यही प्रत्याहार की स्थिति 
है जिसमें इंद्रियाँ उसकी दासी हो जाती है जबकि साधाररा व्यक्ति उनका दास रहता है। 
इसके बाद ही योगी धारणा द्वारा अपने मन को विशिष्ट वस्तु पर केन्द्रित करने मे समर्थ होता 
है | इस वस्तु विशेष का निरन्तर चिन्तन ही ध्यान है । योग की उत्कृष्टतम स्थिति समाधि है-- 
सहज समाधि रहत जोगी ज्यौ, मुद्रा जटा बिभूति लगाए! (४६०८)१। इस स्थिति में योगी का 
ग्रपना श्रस्तित्व नहीं रहता । चिन्त्य विषय में ही आ्रात्म-भाव का तिरोभाव हो जाता है तथा 
एक ज्योति से वह प्रकाशित हो उठता है---हुदे रूमल में ज्योति बिराजे--सोइ अ्रच्युत अविगत 
अबिनासी ।--इहि उपाइ बिरहा तुम तरिहौ। जोग-पंथ क्रम क्रम अनुसरिहौ ।! (४६६७) । 


प्रणायाम द्वारा वायु-ताड़ियों तथा चक्रों में शक्ति आती है | शिव-संहिता में ३५०,००० 
नाड़ियाँ बताई गई हैं किन्तु इनमें से दस ही श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। इनमें से भी तीन इडा, 
पिंगला तथा सुषुमन" (४६७,४१८६ ,४७१२) का विश्विष्ट स्थान है। उद्धव-गोपी संवाद 
शीर्षक अनेक पढो में इनका उल्लेख है---इडा पिंगला, सुधुमन नारी | सुन्न सहज में बसत्त 
मुरारी । ब्रह्म भाव करि सब में देखौ। श्रलख निरंजन ही कौ लेखो । 


अथवा जाके रूप बरन बपु नाही। नेन मूँदि चितवों मन माहीं । 
हृदय-कमल में जोति बिराजे। अनहद नाद निरंतर बाज । 
इड़ा पिंगला सुषमन नारी। रूहजर सुन्‍नर में बर्साह मुरारी । 
माता पिता न दारा भाई। जल-यल घट पट रह्यौ समाई । 
हह प्रकार भव दुस्तर तरिहौ। जोग पंथ क्रम-क्रम अनुसरिही । (४७१२) | 


२६०--ोग से संबंधित उपर्युक्त शब्दावली में सहज, सुन्न, निरंजन,, अहम, हृदय 
कमल तथा अनहद नाद नाम भी महत्त्वपूर्ण है। सुषुम्ना नाड़ी की शक्ति-वृद्धि करना ही योगी 
का ध्येय है. जिससे उसको सिद्धि मिल सके। यह नाड़ी नाभि प्रदेश से निकल कर मेरुदण्ड मे 
होती हुई ब्रह्मसन्घ तक जाती है। इसमे छः स्थितियाँ (चक्र), छः शक्तियाँ तथा छः कमल होते 
है ।४ कंठ से इस नाड़ी के दो भाग हो जाते है--एक त्रिकुटी (भौहो के बीच में ) से होती हुई 
ब्रह्मरन्ध में पहुँचती' है तथा दूसरी सिर के पीछे से होकर । इडा नाडी मेरुवण्ड की बायीं ओर है 
तथा पिंगला दाहिनी ओर । यह दोनो सुधघुम्ना से लिपटती हुई नाक तक जाती हैं किन्तु पहले ही 
एक दूसरे को पार कर लेती है । इस प्रकार इंडा तो नाक के दाहिनी ओर तथा पिगला बायीं 
ओर जाती है। प्राणायाम द्वारा योगी की सुषुम्ना नाड़ी के नीचे भाग में रहने वाली सर्पाकार 


१--प० सं० दी०, १६७२, 'दिस्टि समाधि ओहि सौं लागी। जेहि दरसन कारन बेरागी ।' 
२--” बहौ, २३५३ “गही पिंगला सुखमन नारो। 
सुन्नि समाधि लागि गो तारी ।' 
३--कबीर ग्रल्था०, शब्द ६६, 'कहै कबीर सोई जोगेशवर सहज सुन्न ल्‍यो लागे ।' 
४--शिवसंहिता, हिंतीय पटल, इलोक २७--- 
“वव्स्थानेषु भ्र घठ-शक्ति घटपत्च योगिनो बिहुः । 
३१ 


२४२ दाशनिक तथा धामिक दब्दावली 


दिव्य शक्ति कुंडलिनी जाग्रत होती है तथा यही धीरे-धीरे ब्रह्मस्थ्न की शोर बढ़ती है ।* ब्रह्मरन्त्र 
में स्थित सहल्दल-कमल तक पहुँचने पर मन तथा शरीर पर शअ्रधिकार प्राप्त कर योगी को सिद्धि 
मिल जाती है। कुंडलिनी ज्यो-ज्यों ऊपर जाती है, योगी को विभिन्न शरक्तियाँ प्राप्त होती है ।* 
मनुष्य-शरीर में दस वायु है, इनमे से पंचवरायु (प्राण, अ्रपान, समान, उदान, व्यान) प्रमुख हैं। 
योगी इनको प्राणायाम द्वारा ऊपर उठाता है--अरु अवराधन पौन' (४३०८) अ्रथवा परी 
पुकार द्वार ग्रह-ग्रह तें, सुनौ सखी इक जोगी झ्रायो । पवत्त सधावन, भवन छुडावन, रवन 
रसाल, गोपाले पायौ ॥ झासन बॉधि, परम ऊरध' चित, बनत न तिर्नाह कहा हित ल्यायौ । 
कनक-बेलि कामिनि ब्रजबाला, जोग श्रगिनि दहिबे कौ धायो ॥ (४१३१) तथा-- 


आसन बेसन ध्यान धारना मन भ्रारोहन कीजे । 

पट दल अरू द्वादस दल निरमल, भ्रजपा जाप जपाली। 

त्रिकुटी संगम बअह्य द्वार भिदि, यो मिलिहै बनमाली ॥ (४४८४) । 

सुषुम्ता नाड़ी में स्थित छः चक्रों में त्रिकुटि (४१४८) [सं० त्रिकुटी] के अ ज्ञा-चक्र को 
सिद्ध कर लेने से बड़ी से बड़ी सफलता मिलती है । इसको वाराणसी” भी कहते हैं (इसके एक 
ओर इड़ा वरुणा के समात है तथा दूसरी ओर पिगला अ्रसी के समान )। सूर ने कासी का 
उल्लेख किया है--जे गाहक निरग्रुन के ऊधो ते सब बसत ईसपुर कासी ।” (४५४६) । यहाँ ही 
विद्वनाथ निवास करते है। इन छः चक्रों के बाद ही कुंडलिनी तालु-मूल में स्थित सहख-दल- 
कमल या ब्रह्मरन्थ्र तक पहुँचती है। योग की यही चरम स्थिति है। यही ब्रह्म की स्थिति है। 
इसका रूप विन्दु (०) के समान है। इसमें स्थित चंद्र से सेव अ्रमृत प्रवाहित होता है जो मूला- 
घार चक्र के सूय द्वारा नष्ट होता रहता है जिससे वृद्धत्व की प्राप्ति होती है। सबद अनाहदरे 
(४१४८) [सं० अनाहत | समाधि की अ्रवस्था में योगी को सुन्न [सं० शुन्‍्य॑ | श्रथवा ब्रह्म 
के शुन्य-हूप वीतावरण में सदेव होने वाला संगीत-नाद सुनाई देता है। इसके द्वारा उसका चित्त 
ईश-चिन्तन में लगा रहता है--कहत हो प्रनगढ़ी अनहूद सुनत ही चषि जात ।? (४५२०)। 
ब्रह्म यहाँ निवास करता है-- 'नेन नासिका भ्रग्न है तहां ब्रह्म कौ बास । अबिनासी बिनसे नही, 
सहज जोति परकास 7 श्रथवा 'हरि तजि भजहु अकास' (४४३१)। शून्य का हो समानाथंक 
आकाश भी है। 

सूरसागर में उल्लिखित हृदय-कमल से संभवत: हृदय-स्थल पर स्थित रक्त बर्ण के 
कमल से तात्पयं है जिसमें बारड दल है । इसका नाम अनाहत-चक्र भी है। योगी को इसके 
चिन्तन से भुत-भविष्य-वतमान जानने की शक्ति तथा खिचरी” (आकाश में गम्यता) शक्ति मिल 
जाती है । 

... इस पद्मांश से योग-साधना पर कुछ प्रकाश पड़ता है--हम प्रलि गोकुल नाथ पराध्यौ। 


१--प० से० दी०, २१५।४,५,६, दसवें दुआर गुपुत एक नाँकी । ग्रगण चढ़ाव बाट 
सुठि बाकी । भेदी कोई जाइ श्रोहि घादी । जॉ ले भेद चढ़े होइ चाँदी । गढ़तर 
सुरंग कुंड अवगाहा । तेहि महं पंथ कहाँ तोहि पांहा ॥ 
२१६॥९ दसवें दुश्मार तारुका लेखा | 
२--बही, २१२१, २, 'सिद्ध अ्रंग नह बेठे भाखी। सिद्ध पलक माह लागे श्रांखी । 
सिद्धहि संग होइ नह छाया। सिर्दाह होइ न भूख भ्रौ साया ।? 
रे--बही, २५६।६, तुम पर सबद घट़द घट केरा | मोहि घढ ज्ञोड घठ्त नहिं बेरा ।' 


धर्म तथा दर्शन २४३ 


मान पयान परम परितोषी, सुस्थल थिति मन राख्यों । सकुचासन कुल सील करषि करि जगत 
बंध करि बंदन । मोन&पवाद पवन आरोधन, हित-क्रम काम-निकंदन । ग्रुर-जन कानि अ्गिनि 
चहुँदिसि नभ तरनि ताप बिनु देखे । पिवत धुम उपहास जहां तहं श्रपजस स्र॒वन अ्रलेखे ।| सहज 
समाधि सारि बपु बानक निरखि निमेष न लागत | परम ज्योति प्रति अंग माधुरी घरति यहै 
निसि जागत। जत्िकुटि संग भ्रूभंग तराटक नेत नेत लगि लागे ।--मुरली श्रधर खवन धुनि सो 
सुनि सबद अनाहद काने ।! (४१५८) । 

२६१--निरंजन (४७१२,४७१३,४६६७) का भी अनेक पदो में उल्लेख है---आपुर्हि 
आप निरंजन सोह ।? (४७१२), अथवा 'एक अ्रलख अपार आदि शअ्रवगत है सोई। श्रादि निरंजन 
नाम ताहि रीक सब कोई ।' (४७१३) । कबीर-पंथियो के भ्रनुसार सत्पुरुष (प्रारंभ की एक 
ही शक्ति ग्रथवा सारभूत आ्रात्मा) ने ६ ब्रह्माश्रों के बाद निरंजन की सृष्टि की थी। निरंजन तथा 
माया के तीन पुत्र थे--ब्ह्मा, विष्णु तथा महेश । पुत्रो की उत्पत्ति के बाद निरंजन अंतर्घान हो 
गया था । ब्रह्मा की सृष्टि इन तीनो का पूजन करने लगी, किन्तु साया इसे सहन न कर सकी 
और उसने सासारिक ममता मोह का जाल फेला दिया--माया नित्यहि अ्ंघ, ताहि हे लोचन 
जेसे । ज्ञानी मन अ्रनंत ताहि सूभत नहिं केसे ।! (४७१३) । 

प्रकृति के पाँच तत्वों का उल्लेख भी है--पंचतत्व प्रकृति परे, अपर केसे जानी? 
(४५१८) । शअ्रद्वेतवाद में मूलतत्व परब्रह्म है । सृष्टि करने के लिए इसका ही रूप प्रकृति है 
जिसके पॉच रूप है--आकाश, वायु, श्रग्ति, जल तथा पृथ्वी । 
योग के उपकरण 

२६२--भ्रमर-गीत के योग-प्रसंग में गोरखनाथ जी के श्रनुयायी सिद्धों का उल्लेख है 
तथा उनकी वेश-भूषा का चित्रण भी अनेक पदों में है। आराध्य कृष्ण में प्रनुरक्त ब्रज की स्त्रियों 
का इस ओर जरा भी श्राकर्षण नहीं है। इन सभी उपकरणों से भी उनको विराग है। वह तो 
समभ ही नही पाती कि कृष्ण ने योग-संदेश उनको भेजा ही क्योकर, उनके लिए उसका क्‍या 
प्रयोजन ?--भक्ति-मार्ग पर चलने वाली गोपियाँ योग-साधना केसे कर सकती है श्रथवा योगिनी- 
वेश केसे धारण करें---'काग हंसाह संग जेसो, कहाँ दुख कहे भोग ।” (४०३५)। 

गोरख शब्द्‌' (४३११,३८४४) द्वारा गोरखनाथ जी के भ्रनुयायियों का उनकी जय- 
जयकार करने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है-- गोरख सब्द पुकारत आरत, रस रसना अनुराग? 
(४३११) अश्रथवा गोपाल पावौ धौ किहि देस । सिंगी मुद्रा कर खप्पर ले, करिहोँ जोगिनि 
भेष ।--हरि कारन गोरजखहि जगाऊँ जेसे स्वांग महेस |? (३८४४) | 

इस वेशभूषा में सर्वप्रथम बिभूति, भस्म अथवा ससम (३८४४,४३११,४३०८) 


१--कबोर का रहस्यवाद, ४० ४२ | 

२०-प० सं० टो०, १२६, 'तजा राज राजा भा जोगो | श्रो किगरी कर गहें बियोगी। 
तन बिसेभर सन बाउर रठा । श्रुका पेल परी सिर जठा। चंद बदन झौ चंदत 
देहा । भसम चढ़ाइ कोन्ह तन खेहा । मेखल सिगी चक्र धंधारी । जोगौठा रुद्राल 
अ्रधारी । कंथा पहिरि डंड कर गहा। सिद्धि होइ कहं गोरख कहा । झुंद्रा वन 
कंठ जपमाला । कर उदपान कांध बघछाला | पांवरि पाव लीन्ह सिर छाता। 
खप्पर लोनन्‍्ह भेस के राता । 
१८२।२, गोरख मिला मिला उपदेसू ।!, २१२।८, जोगी सिद्ध ड्ोइ तब जब 
गोरख सों भेठ ४? 


१४४ दाशनिक तथा धामिक दाब्दावली 


लगाने का विधान है--जिहि सिर केस कुसुम भरि गंदे, कसे मस्म चढ ये ।! (४३१०) अ्थवा- 
“चंदन छॉड़ि बिभूति बतावत* (४१६६)। वस्तरो में चौर प्‌ रातन (४३११), स्वचा-सृग 
(४३००), अथवा कथा (४३१२, ३८४४) का स्थान है । कानों में कुण्डल के स्थान पर मुद्रा 
(४३००,४२११), माटी की मुद्रा (४२१६) पहनी जाती थी अथवा कस्मीरी मुद्रा! (४४३३)। 
हाथों में 'भिच्छा? के लिए पात्र (४३११) श्रथवा खप्पर (४३१२) आवश्यक था । यह नारियल 
का बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त चमत्कार दिखाने के लिये योगी के पास दूंड॒ (४३००) 
भी रहता था। यह प्रबतूस का बनाया गया छोटा डंडा था। प्रायः इन सभी पदो में सिंगी 
(४३१२) अथवा शूंगी" (४३०५) [सं० श्रृंग]| का उल्लेख भी है। यह सींग का बना हुआ 
फूंकने वाला। एक वाद्य-विशेष था । योगी को बालों को जटा रूप में रखने की आज्ञा थी--- 
तजन कहत अंबर आ्राभूषन, गेह लेह सुत ही कौ। “अंग भस्म करि सीस जठा घरि सिखवत 
निरमुन फीकौ? (४१३२ तथा--जो ये लठ हरि सुमननि गूथी, सीस जटा अब कौन घरेगो ।' 
४२३७) । 

अधारी (४२२१,४३११) एक प्रकार की टिकटी सी थी जिस पर योगी बेठते या 
सोते थे---ऊधौ जोग सिखावन आए । खस्रिगी भसम अ्रधारी मुद्रा दे जदुनाथ पठाए।' अथवा 
“शुंगी, मुद्रा, भस्म, भ्रधारी, हमही कहा सिखावत” (४४३१)। सेली (४३१२) या सेल्ही 
(४११०) योगियो की माला को कहते हैं! 
परिशिष्ट 


निम्नलिखित पदों अ्रथवा पद्मांशों द्वारा ऊपर दी गई नामावली को एक साथ पढ़ने से 
स्पष्ठ चित्र सामने भरा जाता है। साथ ही इस संबंध में गोपियो की मनः स्थिति पर भी प्रकाश 
पड़ता है । उनका कृष्ण के प्रति प्रेम ही किस योग से कम दुष्कर था--- 
(१) फिरि फिरि कहा सिखावत मौन । 
बचन दुसह लागत श्रलि तेरे, ज्यों पजरे पर लौन॥ 
सृ गी-मुद्रा, भस्म, त्वचा-मृग, अरु अ्रवराधन पौन | 
हम अबला अहीरि सठ मधुकर, धरि आनति कहं कौन ।। (४३०८) 
(२) हम तौ तबहीं ते जोग लियौ | 
रहित सनेह सिरोरुह सब तन, श्रीखंड भसम चढाए । 
पहिरि मेखला चीर पुरातन, फिरि फिरि फेरि सियाए ॥ 
श्रुति तादंक मेलि मुद्रावलि, अवधि अ्रधार अधारी । 
दरसन भिच्छा माँगत डोलतिं, लोचन पात्र पसारी ॥ 
बांधे बेनु कंठ सिंगी, पिय, सुमिरि-सुभिरि ग्रुत गावत । 
करुतल बेंत दंड डर डरत न, सुनत स्वान दृःख घावत ।। 
रहत जु चित्त उदांस फिर्रात बन बीथिनि दिन अर राति । 
बारक आवत कुटुम्ब जातरा, सोऊ श्रब न सुहाति ॥ (४३११) 
(३) फंधौ करि रहीं हम जोग । क्‍ 
" कहा छतौ बाद ठान्‍्यौ, देखि गोपी भोग | 


([“ज० स० ली०, १३६।३, कया भले तेहि भसम सलीजा । 
२-- बही १३६१, सिहताद जोगिन्ह कर बाजा।? 


धर्म तथा दर्शन २४५ 


सीस सेली-केस, मुद्रा, कान-बीरी बीर । 
बिरह भस्म चढ़ाइ बंठी, सहज कंथा चीर ।। 
हृदय सिंगी टेर मुरली, नेन खप्पर हाथ। 
चाहती हरि दरस भिच्छा, देहि दीनानाथ ॥ (४३१२) 
(४) जुवतिनि सौ कहि कथा जोग की, सामग्री कहूँ पाऊं। 
ऊधौ कहं सृ'गी श्ररु सेली, देही भस्म जराऊं | 
सोलह सहस सूदरी काजे, भृगछाला कहेँ पाऊं ।! (४१५६) 
(५) एक समय हरि अपने हाथनि, करनफूल पहिराए। « 
अब कंसे माटी के मुद्रा, मधुकर हाथ पठाए ।। 
बेनी सुभग ग्रही भ्रपने कर, चरननि जावक दीन्‍न्हो । 
कहा कहाँ वा स्याम सुन्दर सौ, निपट कठिन मन कीन्हों ॥ 
चोवा चंदन और श्ररगजा, जा सुख मैं हम राखी । 
श्रब तन कौ हम भस्म चढावे, तुम मधुकर हो साखी ॥ (४२१९)। 
२६३--पश्मावत में उपर्युक्त योग की सभी सामग्री के श्रतिरिक्त 'किगरी” [सं० किन्नरी] 
जिसे बजाकर भीख मागते थे, “चक्र! [पवित्री नामक अंगूठी ,, 'धंधारी” |तार के छललों का बना 
गोरखधंधा जिसे योगी सुलभाते थे), जोगौटा” [सं० योगपढ-ध्यान के समय सिर से पेर तक 
डाला जाने वाला वस्त्र), तथा जपमाला? भ्रादि का उल्लेख रत्नसेन के योगी-वेश तथा बादशाह-- 
दुर्ती-प्रसंग (जो योगिनी रूप धारण करके आई थी ।) में हुआ है। जायसी ने नाथ-सप्रदाय के 
नो आचार्यो तथा सिद्ध-सम्प्रदाय के चौरासी ग्रुरश्ो का उल्लेख भी किया है [९ झादिनाथ, 
मत्स्येन्द्रनाथ, जालंघरनाथ तथा गोरखनाथ श्रादि संप्रदाय के प्रमुख श्राचाय थे । जायसी द्वारा 
उल्लिखित 'जोगोटा? ही वाण द्वारा वर्णित सावित्री के बाएं कंधे पर पड़ा हुआ “कुंडलीकृत 
योगपट्ट? है।* 


३--धार्मिक कृत्य 
२६४--सुरसागर से हिन्दू-समाज की आस्तिकता का यशेष्ट परिचय मिल जाता है। 
प्रारम्भिक पदों में नाम-माहात्म्य, प्रश्ु-भक्त-वत्सलता तथा अवतारों का वर्णन इस विचारधारा 
के प्रमाण स्वरूप हैं। आत्मा की अमरता, पूर्व जन्म के पाप-पृण्य का प्रभाव तथा फलस्वरूप 
स्वर्ग-तरक की प्राप्ति ग्रादि का उल्लेख किया जा चुका है । जीवन में प्राप्त सुख सम्पदा ईद- 


१--प० स॒० दी ० १२६|३-७॥६० १। 
ज्ञोगिनि एक बार है कोई । मागे जेस बियोगरिनि होई । 
अ्रबिह नवल जोबन तप लीन्हे । फारि पटोरा कथा कीन्हें । 
बिरह भभूति जठा बेरागी । छाला काँध जाप कठ लागो । 
मुंद्रा सबन डंड न थिर जीऊ । तन तिरसूल श्रधारी पीऊ । 
छात न छांह धूप जस मरई। पाय न पार्वाह भूभुरि जरई। 
सिंगी सबद धंधारी करा । जरे सो ठाउं पाउं जहूं धरा। 
किगरी गहे बियोग बजावे, बार्राह बार सुनाव । 
नेन चक्र चारिहूँ दिसि हेरे, दहुँ दरसन कब पाव ।! 
२--प० स० टो०, २६४८८, 'नवो नाथ चलि श्रार्वाह भ्रो चोरसी सिद्ध ?। 
३---हुष ० सां० ०, पु० १५। 


२४६ देशनिक तथा धामिक शब्दावली 


कृपा से ही मिल पाती है। भोजन के प्रारम्भ में आराध्य को भोग लगाने की प्रथा इसी 
भाववा पर आधारित थी--पांडे नह भोग लगावन पावे! ( ८5६७ ), भ्रथवा 'परुसि क्ृष्ण- 
हित ध्यान लगायो॥ ( ८६६ ) तथा--मनसा करि प्रभुहि श्रपि, भोजन कर डाठे।! 
( ५४० )। 

देवताशों की पूजा भी इसी प्रवृत्ति की परिचायक है। सूरसागर में सिवसंकर* 
( १३८४ ), त्रिपुरारि ( १३८५ ), गौरीपति ( १३८४ ), महादेव ( १३८४ ), गौरि 
( ४८६८; ४७६९ ), सिवगीरि (६६८ ), रबि (१३८५ ), साल्निग्राम ( 5८१), 
इंद्र तथा गोबद्धंन-पूजा (१४३८ ) प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। शिव-पूजा का निर्देश 
गोपियों द्वारा कृष्ण को पति-रूप मे प्राप्त करने को कामना को प्रकाशित करता है। वह 
'मालूर-पत्र-फल' तथा 'कमल-पुहुप' लेकर अर्चना करती हैं तथा' नेम-पर्म” से रहती है-- 
शौरी-पति पूर्जात ब्रजनारि--महादेव पुरजत मन बच करि सुर स्याम की प्रास।? ( १३८४ ), 
झथवा 'सिव सौं बिनय कर्रात कुमारि। जोरि कर मुख करति शअस्तुति, बड़े प्रभु त्रिपुरारि। 
छहौ रितु तप करतिं नीके', गेह नेह बिसारि।! ( १३८५ )। फिर इस तपस्था का फल 
उनको मिल जाता है-- 

'सिव संकर हमकौ फल दीन्हो। 

पुहुप, पान, नाना फल, भेवा, षटरस श्रपन कीन्हौ ।! ( १४१६ ) । इसी प्रसंग में 
रबि पूजन का वर्णुत भी है--बिनय अंचल छोरि रबि सौ, करतिं हैं सब बाम । हमहिं होहु 
दयालु दिन-मनि तुम बिदित संघ्तार ।” ( १३८५ ), भ्रथवा “रबि सौ बिनय करतिं कर जोरे।! 
( १३८६ ) तथा लेम सहित जुबती सब न्हाई | मन मन सबिता बिनय सुताई। 
मूंदे नेन ध्यान उर धारे। नन्द-तन्दन पति होह़िं हमारे। रबि करि विनय पसिवहिं मन 
लीन्हौ । हृदय मांझ अवलोकन कीन्‍्हौ। त्रिपु र-सदन त्रिपुरारि त्रिलोचन । गौरीपति 
पशुपति अ्रध-मोचन | गरल-असन, श्रहि-भूषन-धारी। जठा घरन, सिर गंगा प्यारी॥!? 
(१४१७ )। 

नवम स्कन्ध में सीता द्वारा सुर्य-विनती का उल्लेख है--दई श्रसीस तरनि सनन्‍्मुख 
ह्व चिरजीवो दोउ भश्राता ! ( ५३१ )। यशोदा भी सूर्थ का ध्यान करती हैं--सूर महरि, 
सबिता सौं बिनवति, भली स्थाम की जोरी ? ( १३२१ )। यशोदा का पुत्र-कामना के लिए 








' १--हर्ष ० सां० अ्र०, ४० ५६,१५७, थानेदवर में सातवीं शतती में ही शिव-पूजा का खूब 
प्रचार था। बाण ने इसका विस्तृत वर्रन किया है। ('गृहे गृहे भगवानंपूज्यतें 
खराडपरशु':) । शिव-भक्त गुग्गुल जलाते थे, शिव को दुग्ध स्नान कराते थे तथा 
विल्वपल्‍लव चढ़ाते थे । प्रन्य सामग्रियों में स्वर्ण स्तपन-कलछा, श्रर्घपात्र, 
धूपपात्र, पुष्पपट्ट, यष्टिप्रदोष, ब्रह्मसूत्र तथा मुखकोश झ्रादि शिवलिंग पर चढ़ाएं 
जाते थे । मथुरा-कला सें कुषाण काल से ही एकसुखी, चतुर्मुखी तथा पंचमुखी 
शिवलिंग मिलने लगते हैं। गुप्रकाल में एकसुखी शिर्वालग अ्रधिक लोकप्रिय 
थे। पाशुपत शैव-घर्स की यह विशेषता (पत्थर में ही मुख बनाना) ज्ञात होती 
है। फिर उन पर सोने के खोल चढ़ाएं जाने लगे जिनको “'सुखकोश' कहते थे । 
इसके आगे बाण ने भेरवाचार्य नामक सहाशिव का वर्णन किया है। 
ए० १०८, प्रथम दाताब्दी ईसा के बाद से मथुरा तथा पूरे उत्तर भारत सें पाशुपत 
होचों का पच्चार शो गाशा शा । 


धर्म तथा दशन २४७ 


सिव-गोरि की मानता का उल्लेख भी है--'जा सुख कौ सिव-गौरि मनाई, तिय ब्रत-नेम 
अनेक करी ” ( दृध्८ )। 

कृष्ण को वर-रूप मे पाने के लिए रुक्मिणी का गोरि-मन्दिर! (४७६८ ) श्रथवा 
अंबिका" मन्दिर ( ४७६६ ) में जाकर प्रार्थना करते का वर्णन है--मुदित हवन गई गौरि 
मन्दिर, जोरि. कर बहु बिधि मनायों 7 ( ४७६८ ) अथवा झुकमिनि दंबी-मरनिदर भ्राई। 
क्‌वरि पूजि गौरी बिनती करी बर देउ जादवराई। में पूजा कोन्‍्ही ईहि कारन, गौरी सुनि 
मुसकाई । पाइ प्रसाद अम्बिका-सन्दिर, रुकमिनि बाहर आई।? ( ४७६६ ) इस प्रसंग में 
घूप दीप पूजा-सामग्रीः ( ४७६६ ) लाने का उल्लेख भी हैं तथा देवी का मुस्कराना तथा 
उनका प्रसाद पाना भी वर्णित है । 

२६५--गोवद्धेन पूजा के पहले ब्रज के कुल देवता इन्द्र ( १४२३१ ) बताये गये हैं । 
कृष्ण के अ्राग्नह पर ही ब्रजवासी गोवर्धन कीं पूजा! करने को तत्पर होते हैं--सु रपति की पूजा 
बिसराई? ( १४२६ ), अथवा तुमहूँ करो भोग सामग्री, कुल देवता अ्रमाति! ( १४३१ ) 
अथवा “करो बिचार इन्द्र पूजा कौ--घर-घर नेवज करो चंढाई” (१४३४), और सुरपति 
की पुजा को मेटत, गोबड्धंध की करत बड़ाई ॥ ( १४३८ ) तथा--कान्ह कटद्मो 
गिरि गोबंन ते और देव नहिं दूजा । गोपनि सत्य मानि यह लीन्हीं, बड़ो देव 
गिरिराज ।! ( १४४० )। यहाँ गोबर्द्धन-पूजा का नवेद्य शकटो में ले जाता ( १४४५ ), स्त्रियों 
का श गार करके जाना ( १४४७ ), ब्राह्मणों को बुला जज्ञ कराना, वेद-पाठ तथा गोबद्धन 
का तिलक तथा पअन्नकूट की रचना भ्रादि विधियों का उल्लेख किया जा सकता है--बिप्र 
बुलाइ लिये नंदराइ। प्रथमारंभ जन्न को कीन्हौ, उठे बेद-धुनि ग्राइ। गोबरद्धन सिर तिलक 
चढ़ायौ, मेटि इंद्र ठकुराई। अन्नकूट ऐसी रचि राख्यो, गिरि की उपमा पाई ।! (१४५०)। 
इसके बाद ही इन्द्र-कोप, गिरिवर-धारण तथा इन्द्र का कृष्ण की वंदना करना आदि प्रमुख 
प्रसंग आए है । गोवद्ध न-पूजा ब्रज की स्थानीय विशेषता कही जा सकती है। इसी प्रसंग में 
कृष्णाभिषेक तथा उनके परब्रहा रूप की विवेचना है--परन बहा सनातन बेई, मै भूल्यों 
संसार । उनके श्राग' चाहौं पूजा ज्यों मनिदीप प्रकास ।! ( १५६२ )*। 


१--तुलसी ने भी मानस सें विवाह के पहले सीता! का गौरि-पूजन करने का महत्त्यपूर्स 
प्रसंग दिया है। बाल० २३१; पूजन गौरि सखी ले श्राई' ।, राम-दर्शंन के बाद 
भवानीभवन (२३५) में पुनः जाकर प्रार्थना करती हैं-- पति देवता सुतीय महे 
सातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सर्काहू कहि सहस सारदा सेख ।, (२३५) 
सोर सनोरथ जानहु नीके! । गौरी का श्राशीर्वाद प्राप्त कर लौठती हैं--पूर्जाह 
मन कामना तुम्हारी ।' 

२--प० सं० दी०, १९०१, महादेव पढ़ जाइ तुलानी ।' 

१६१।४, फर फूलन्हं सब मंडप भरावा । चंदन अगर देव नहलावा। 
भरि सेंदुर श्रागे होइ खरी । परसि देव झ पाएन्ह परी | 
बर संजोग मोहि मेरवउ, कलस जाति हों मानि। 

प० सं० दो०, २१०१२११।, 'गौरि महेस खंड' में रत्नसेन की प्रेम-परीक्षा, पारव॑ती 
ढ्वारा उन पर अ्रनुकम्पा करने का प्रसंग है। 

३--श्रज-लोक-संस्कृति, पृ०, १६०, ई० पूर्व दूसरी शती से ईसा सन्‌ की छठी शती 
तक मथुरा उत्तर भारत में बौद्ध, जेन तथा हिन्दू धर्म का प्रधान केन्द्र था। कला 


के धामिक छृत्य 


नत्द द्वारा सालिग्राम ( ८५१ ) [ सं० शालिग्राम: ) अ्रथत्रा हरि-पूजा (८5७८) 
के वर्शन-विस्तार कई पदों मे ( ६5७८-८१ ) मिलते हैं। इसमें नन्‍द का अस्नान? कर के, 
भारी में लाना, कंज भ्रादि पुष्प संग्रह कर चरण धोकर मन्दिर में जाना, अ्रस्थल” को लीप 
कर, पात्रर घोकर देव के काज करना श्रादि वरणित हैं। ( 5७८ ) यह पुजा विधिवत ञ्नौ 
बहुभांति' ( ५७८ ) थी। यहाँ ही घण्ट बजाकर देवता को स्‍्तान कराना तथा दल व चंदन 


को हृष्टि से भी इसका महत्व था। यहाँ की बनो सूर्तियाँ कोशास्ब्री, वाराश्णसी, 
श्रावस्ती आदि श्रनेक स्थानों में भेजी जाती थीं। हिन्दुओं के प्रायः सभी देवी- 
देवताओं --जेसे त्रिदेव, विष्णु, ब्रह्म, शिव, पुरुष व लिग, श्रग्ति, कातिकेय, सूर्य, 
कृष्ण, कामदेव, दुर्गा, पार्वतो तथा बौद्धों, के बुद्ध ,जेनों के चौबीस तीर्थंकर आदि 
सबके स्वरूप निश्चित हो चुके थे | गुप्रकाल में इस मूतिकला का ही विकास हुआ । 
उससें विधवरूप विष्णु तथा सहाविष्णु की सूर्तियाँ भी बनने लगी थीं । इनमें 
विष्णु के तीन मुख मिलते हैं--बीच का साधारण तथा एक वाराह व एक नसिह 
का । पीछे प्रसम्ं इल पर त्रिदेव, सूय, चंद्र, श्रग्ति नवग्रह श्रादि हैं। सध्यकालीन 
धामिक इतिहास में भी सथुरा, वृन्दावन वेष्णव धर्म के प्रमुख केन्द्र थे । वेष्णव 
धर्म के चार प्रमुख संप्रदाय थे--१, बेष्णव प्राचीततम संप्रदाय था। वृन्दावन 
का रंग जी का मंदिर प्रधान था। रामनुज ने इसकी नींब डाली थी। 
२, निम्बाक--निम्बार्काचार्य ने नींव डाली थी। मथुरा के पास ध्रूव टीले पर प्रधान 
संदिर था। ३. मध्वाचार्य का साध्व संप्रदाय था जो मथुरा भर में फेला था। 
४. बल्लभसंप्रदाय--गोवद्ध न में श्रोनाथ जी का संदिर प्रधान था । 


२--हषें० सां० भ्र०, ४० १०६, धामिक संप्रदायों में वाण ने ग्रहस्थ जीवन के बाद 
वानप्रस्थ में प्रविष्ठ होने वाले 'बेखानसों' का उल्लेख किया है। उन्होंने भागवत 
धर्म तथा पांचरात्रों की व्यूहपूजा के साथ साथ वैदिक यज्ञों को भी श्रपने धर्म में 
ग्रहण कर लिया था। वह्षिष्ठ तथा जनक उनके आदर्श थे । वेष्णव में भी चार 
भेद थे -भागवत, पांचरात्र, वेखानस, तथा सात्वत। पांचराचिक चतु व्यूह तथा 
उनमें से कुछ एकन्तिन्‌! कहे जाने वाले वासुदेव विष्णु को मानते थे । सात्वतों 
का प्राचीन नारायणीय धर्म था। बे विष्णु के अन्य अवतारों--वाराह, नृसिह 
आदि को भी मानते थे। सथुरा-कला सें इन अ्रवतारों से संबंधित विष्णु की 
मूर्तियाँ सिली है। ए० ११०, पांचरात्रिक संप्रदाय के लोग वासुदेव, संकर्षर, 
भशुस्त, भ्रनिरुद्ध तथा साम्ब (पंचव्यूह) की उपासना करते थे। इनमें से वासुदेव 
तथा संकषंरा-पूजन प्राचीन था । 


३--$० जी०, ए० १२, श्रध्या० १५, मंदिरों सें पूजा के पात्रों में कोपर, तस्टा, 
चरणोदकी (ठाकुर जी को नहलाने को तांबे की छोटी कठोरी), पंचपात्र (चररणामत 
देने को चम्मच), परघो (पंचामृत देने को कठोरो), भारी (भगवान के सिहासन 


के एक श्लोर रखते हैं), बन्दा (पूजा के जल का लोटा), हुरसा (चंदन घिसने 
का) आदि उल्लेखनीय नाम हैं । 


धर्म तथा दर्शन २४६ 


भेंठ करना, भोग' लगाना, आरती करना, ( ८७६ ) तथा ध्यान समाधि लगाना ( ८८० ) 
भी उल्लेखनीय है। कृष्ण का देवता हरा भोग न ग्रहण करने का सन्देह 'कहत कान्‍्ह बाला 
तुम अरप्यौ; देव नहीं कछु खाइ।” ( ८७६ ) सुनकर नन्द अनर्थ की शंका कर देवता को 
प्रणाम करने का पआ्राग्रह करते है--सूर स्थाम देवनि कर जोरहु, कुसल रहैं जिहि गात |! 
(८७६ )। देवताग्नो के प्रति इस श्रगाघ॑ विश्वास को श्राज भी अनेक हिन्दुश्रों में देखा जां 
सकता है । इस प्रसंग में कृष्ण का शालिग्राम की बटी मुश्न॒ में रख लेता व नन्‍्द कौ तीनों लोक॑ 
दिखाना झ्रादि भी वर्णित है ( ८८०, 55१ )। काले रंग की गोल पत्थर की बढिया को ही 
“ालिग्राम” कहते है जो एक प्रकार की विष्णु की ही मृत है। 

श्रन्य देवी देवताश्रों में सारद्‌ ( ६५८ १११० ) [ सं० शारदाज सरस्वती ] तथा 
बलराम का ग्रुणगान भी है--स्थाम बलराम को सदा गाऊ! ( १६७ )। 'सोहिलौ' में ब्रज 
की स्थ्ियाँ शारदा का भी स्मरण करती है-- भौरि गनेस्वर बीनऊं ( हो ) देवी सारद 
तोहि ।? ( ६५८ ) । जायसी ने मनोवांछित वर-प्राप्ति के लिए महादेव-पुजन का उल्लेख किया 
है ( १९१ ), किन्तु वसन्‍्त पूजन मे 'बिसेसर देउ” का उल्लेख है ( १८५६ )। 

२६६--उपयु क्त पद्मांझो मे पूजा से पहले स्वच्छता के लिए स्तान का बराबर निर्देश 
है। इसके अतिरिक्त पवित्र नदियों तथा तोथस्थानों में स्तान के माहात्म्य का श्रनुमान भी 
गंगा-स्तान तथा रेक्ुरुक्षेत्र-स्तान के उल्लेखों से किया जा सकता है---गंग-प्रवाह जो रुहाइ । सो 
पबित्र, ह्व हरिपुर जाइ ।! ( ४५३ )। 

अ्रथवा--“परम पबित्र, मुक्ति की दाता, भागीरथ्थाह भव्य बर देन ।! ( ४५६ ) 

तथा--बड़ौ परब रबि-प्रहन कहा कहौ तासु बड़ाई । 

चलौ सकल कुरुखेत, तहाँ मिलि नहैय जाई ।” ( ४८६३ )। 

रबिभ्रहन ( ४८६३ ) अथवा सूरजग्रहल ( ४६१६ ) के परब श्रथवा पत्र॒॑ ( ४८६३, 
४६१६ ) [ सं० पर्व ] पर कुरुक्षेत्र स्तान का महत्त्व दशम-स्कन्ध उतराद्ध के इन पदों से 
स्पष्ट है । साथ ही ये अंश धार्मिक दृष्ठि से ग्रहण के माहात्म्य के परिचायक हैं। 

दान का उल्लेख संस्कारों तथा त्योहारों श्रादि के सिलसिले में किया जा चुका है। 
हिन्दू धर्म में दान का विशिष्ट स्थान है | सुरसागर के अ्रवेक उल्लेखों से यह अनुमान किया जा 


१--भंगवान को भेंट किया जाने वाला नेवेद्य ही 'भोग' कहलाता है। भोग चढ़ाने 
के बाद उसमें से ही भगवान का प्रसाद भक्तों को दिया जाता है । 
२--पूजा के समय आज भी दाहिने हाथ से आ्रारती करते हैं तथा बांएँ हाथ से घरटी 
बजाते हैं। श्रारतोी पीतल को बनती है तथा उससें सात या झाठ दीपक होते हैं । 
३-- बनियर ० ३०२, बनियर ने सूर्य-प्रहए के श्रवसर पर हिन्दुओं का यमुना सें 
समान करने और उसके बाद ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख किया है। उन्होंने 
इस पर्व पर गंगा, सिन्‍्धु श्रादि श्रन्य नदियों तथा थानेद्वर के तालाब के स्नान 
की महत्ता का भी जिक्र किया है। उस समय का प्रसिद्ध सूर्य-प्रहण १६६६ ई० 
सें पड़ा था। 
४--प० सं० टी०, २४५२, (दिया सो सब जप तप उपराहों / 
१४५॥४, दिया सो काज दुहू जग भ्रावा । 
१४६१, 'राजा दत्त सज्त हुहँ सत्र । 
३३२ 


9५७ धॉमिक कृत्य 


सकता है। विपत्ति टलने पर दान देने की प्रथा की ओर भी कवि ने संकेत किया है। नन्द 
वरुण के पाद से छूटकर जाते है तो यशोदा आनतन्दित हो दान करने का आग्रह करती हैं-- 


“प्रब तो कुसल परी पुन्यनित* द्विजनि करौ कुछ दान / ( १६०३ )। 


पुण्य कर्मों का प्रभाव मनुष्य जोवन पर पड़ने की धारणा भी हमारे अ्रनेक विश्वासों 
में से एक है। तीर्थ॑स्थानों के माहात्म्य का उल्लेख विनय पदो में है। स्थानों के नाम मे 
इस धम्बन्ध में बताया जा चुका है। 


२६७--जप-तप'* भी धामिक छुृत्यों में सम्मिलित है। गोपियों की कृष्ण को पति-रूप में 
प्राप्त करने की कामना इतनी तीज थी कि वे इसके लिए जप-तप, सना 7, पुजा श्रादि सभी * करती 
थीं--निम धरम तप साधन कीजे?, 'ब्रत सार्धात नीके तन गारी ॥, 'प्रात उठे जमुना-जल खोर | 
सीत उष्न कहुं भ्रंग न मोर ।?, पति के हेत नेम तप साथे ।” तथा माघ सीत कौ भीत न 
माने | पट ऋतु के ग्रुन सम करि जाने ।? (१४१७) । इस प्रकार छहो ऋतुशो मे साधना, माघ की 
ठंड से भी न डर, तीन बार स्तान तथा नियमो के अ्रनुसार रहना तथा श्रद्धा पृवक चौदह राते 
जागना व भोजन ते करना आदि उनकी तपस्या में वर्णित है--सीति भीति नहिं कर्रत छहौ 
रितु त्रिजिंध काल जल खोरे ।” गौरी-पति पूर्जात, तप साधतिं करत रहति नित नेम । भोग-रहित 
निसि जागि चतुर्दंसि जयुमति सुत के प्रेम! ( १४०० )। सुर वाणित गोपियो की यह 
तपस्या कालिदास वर्णित पावती-तपस्था का स्मरण कराती है ।* ब्रजवासिनी गोपिकाश्रो के तप 
तथा ब्रत का नीके ब्रत कीन्हो तनु गारी । ब्रत ल्यायौ धरि में गिरघारी /! ( १४१७ ) वर्रन 
तो अनेक बार है ही, साथ ही कुछ विशेष ब्रतों का भी उल्लेख है । इनमे एकादसि (१६०२) 
[ सं० एकादशी ] के वर्णन-विस्तार मिलते है--“उत्तम सकल एकादसि श्राई | बिधिवत ब्रत 
कीन्हौ नन्‍्दराई। निराहार जल-पान बिबर्जित। पापनि रहित धर्म-फल-अजित ।! (१६०२) । 
'निर्जेल रहने के साथ ही नन्‍्द ने दिन रात निरन्तर नारायण का जप किया तथा रात्रि जागरण 
में व्यतीत की । तदनन्तर देव मन्दिर पाठम्बर से सुसज्जित कर पुहुप-माल-मंड़ली बनाई 


१--इंडिया एज नोन दु पारिनि, ० ३८७, पाशिनि ने भी पुस्यक्तत', सुकर्मकृत', 
तथा पापक्रत' आदि कर्मों के भेव किए है। 'महापातक' भयंकर पाप कर्म के 
उल्लेख के साथ सुक्ृत्यों में प्रज्ञा, आद्', तप', त्याग”, 'विवेक', 'धर्म', दास, 
दम, आदि माने जाते थे। पारिनि ने 'धर्म” शब्द को दो श्रर्थों में प्रयुक्त किया 
है--१. धर्म-सूत्रों में आ्राए श्राचार भ्रथवा तत्कालीन सम्ताज द्वारा निदंशित नियमों 
के अनुकूल, २--धाभिक श्रथवा नेतिक कर्म । अन्य विश्वासों में पारिणनि ने दारोर 
के प्राकृतिक चिन्हों से भविष्य सूचना, भविष्य-वेत्ताओं से शुभ बातें तथा कुछ 
दिन-रात शुभ सानना श्रादि का उल्लेख किया है। 


२--इ डिया एज नोन दु पारितनि, ए० ३८६, पाशिनि ने धामिक हृत्यों में जप (मंत्रों 
को बार बार पढ़ना), चान्द्रायण', बलि' श्रादि का उल्लेख किया है। 
३--पूजन के सोलह अंग माने गए हैं---'आसन स्वागत पाद्यमर्घभाचसनीयकम । 
मधुपर्काचमस्नानय वसनाभरणानि च । 
गन्धपुष्पे धुणदीपो नेवेश वन्दर्न तथा | 
४--कालिदास, बुभारसंभव, पंचस सर्ग, इलोक २२, -२६, २६ | 


धर्म तथा दर्शन २५१ 
तथा चंदन में लीपा | फिर चौक की रचना कर बेठकी पर सालिग्राम को वैठाया | उनकी 
पूजाचना में धूप-दीप-नेवेय, अरति, ध्यान भ्रादि की चर्चा की गई है। तृतीय पहर 
रात्रि जाने पर उन्होने यद्योदा से कहा--दंड एक द्वादसी सकारे। पारन की विधि करें 
संबारे ।! ( १६०२ )। फिर वह स्नान करने यमुता तट पर गए। पारन [ सं० पारण +- 
समाप्ति | ब्रत को समाप्ति पर प्रथम भोजन को कहते है । एकादशी व्रत विष्णुभक्त विशेष 
रूप से रखते हैं। उपयुक्त वर्णन से तत्कालीन ब्रत रखने की विधि पर यथेष्ट प्रकाश पडता है। सूर 
ने एक विनय पद में तीर्थों के नामों के साथ चंद्रायन" ( ३४६ ) [ सं० चान्द्रायण | का नाम- 
मात्र ही दिया है । 


२६८--यह सभी धार्मिक कृत्य पुष्य के साधन है। यहाँ जज्ञ' ( ३२६११, १४१८ ) 
[ सं० यज्ञ: ] अथवा होस (६२२ ) [ सं० होमः ] का उल्लेख भी किया जा सकता है। 
यज्ञ तथा होम" साधारणतः संस्कार, उत्सवों आदि के ग्रवसर पर उल्लिखित हैं प्रथवा ब्रत, 
तप श्ादि पुण्य कृत्यों में | कृष्ण-लीलाग्रो में एक प्रसंग यज्ञ-पत्नी-लीला भी है । इसमें भक्ति- 
भावना को इस वेदिक कमकांड से ऊँचा स्थान दिया गया है। भूख लगने पर गोप कृष्ण की 
श्राज्ञानुतार यज्ञ-कर्म में व्यस्त बाम्हनों के निकट जाते हैं किन्तु वे यज्ञ की रसोई'[ सं० 
रसवती | देने से इंकार कर देते हैं--हरि कह्यौं जज्ञ करत तहं ब्राह्मत । जाहु उनहिं ढिग 
भोजन मांगन--जज्ञ हेत हम करी रसोई । ग्वालनि पहिलें देहि न सोई |! किन्तु उनकी पत्नियों 
से उनको भोजन मिल जाता है--उनकों हिय हढ भक्ति हमारी। मानि लेहि वे बात 
तुम्हारी ।...भक्ति भाव सौ जो हरि ध्यावे । सो नर नारि अभय-पद पावे ।” ( १४१८ ) 


राजसूय * (११) यज्ञ का विशेष उल्लेख एक विनय पद में है--'राजसूय मैं चरन पखारे 
स्पाम लिये कर पानौ।' इसी प्रकार अस्वमेध जज्ञहु ( ३४६ ) से गोविंद-भत्रन की महिमा 
अधिक बताई गई है। (११) । यज्ञ में पशु बलिदान प्रथा का निर्देश भी है--'हम तो भई जज्ञ 
के पशु ज्यों, केतिक दुख सहिये ।! (३६११ ) 

यह दोनो यज्ञ क्षत्रिय राजा किया करते थे। इनमें “इष्टि', पश्ुर तथा सोम? सम्मिलित 
होते थे । राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के!समय किया जाता था। यह वसच्त से प्रारम्भ 
होकर दो वर्ष तक चलता था। इसमें साधारणतया पशु-बलि तथा सोमरस का वितरख किया 


२-हर्ष» सां० श्र०, ए० १०७, धार्मिक सम्प्रदायों के वर्णन में बाण ने जेन साधुओं 
का उल्लेख भी किया है जो चारंद्रायण' श्रादि अनेक ब्रत रखते थे तथा श्रत्यधिक 
झ्रत्पाहार करते थे । 

१--इंडिया एज नोन टु पाशिनि, ए० २६५, यज्ञ दाब्द यजू(+-पूजा करना) से निकला 
है। पाशिनि ने इज्या” शब्द भी प्रयुक्त किया है। यजुर्वेद वलि तथा पूजन 
झ्रादि तिषथों से संबंधित है । 

२--हर्ष० सां० श्र०, ए० १६०, १११, सम्प्रदायों को सूची सें साप्ततन्‍तव' दाब्द 
यज्ञवादी सीमांसकों का चोतक है । ऋग्वेद (१०।१२॥४, १०।१२४।१ में सप्ततन्‍्तु' 
यज्ञ का ही विशेषण है। महाभारत में भी संप्तन्तु यज्ञ को कहा गया है । 

३-इंडिया एज नोन टु पारिषति, ४० ३६७, पारितनि ने राजसूथ का उल्लेख किया 
किया है । 

४--० सं० दटी०, ३७७६, 'कहै मरों पै वितठर करों जग्गि असुमेत' 


२५२ प्रन्धविश्वास 


जाता था। राज्याधीन राजा सम्मिलित होकर उपहार भेद करते थे तथा अन्य अनेक प्रकार से 
उत्सव मनाते थे । अद्बमेध यज्ञ भी व्षन्त से प्रारम्भ होकर एक वर्ष तक चलता था। इसका 
प्रधान ध्येय अन्य राजाओं पर आधिपत्य प्राप्त करता था। एक घोडा सेना के साथ छोड़ दिया 
जता था। जों राज्य आधिपत्य मानने से इनकार कर देता था उसको युद्ध करना पड़ता था । 

२६६--पूर ने सभी तीथ्थ-स्थलों में ब्रज का माहात्म्य सबसे श्रधिक माना है जहाँ विष्णु 
ने अपने सग्रुण रूप में अनेक लीलाएँ कर सबको भ्रमित भ्रानंद दिया--बृन्दाबन ब्रज कौ महत 
काप बरन्यौं जाइ! भ्रथवा बृन्दाबन रज ह्वौ रहौ, ब्रह्मलोक ने सुहाइ! (१११०) तथा “बंसीबट, 
बृन्दाबन, जमुना, तजि बेकुंठ न जावे ।! (३४९) । 

वितय-पदों में कवि ने नाम-महिमा को सभो पुण्य संचय करने वाले प्रचलित धार्मिक कृत्यों 
के ऊपर रखा है--गोबिन्द-सजन करौ इहि बार। संकर पारबती उपदेसत, तारक 
मंत्र लिख्यो स्र्ति द्वार। अस्वमेध जज्ञहु जो कीजे, गया बनारस श्रद केदार । राम-नाम सरि 
कोऊ न पूजे, जौ तनु गारौ जाइ हिवार। सहस बार जौ बेनी परसौ, चंदायन कीजे सौ 
बार। (३४६) अथवा जो सुख होत ग्रुवालहि गाएँ। सो सुख होत न जप-तप कीन्‍्हे, 
कोटिक तीरथ न्हाएँ।! (३४६) । कवि ने यही मागग श्रुति प्रदर्शित भी माना है-- है हरि नाम 
को ब्राधार । सकल स्रूति दधि मथत पायौ इतोई घृत-सार ।? (५४७) । 

इस प्रकार कवि की सम्भति में कमंकाण्ड की उतनी महिमा नहीं जितनी कामना-हीन 
भक्ति भाव की है-- जो लौ मन कामना न छूट । तौ कहा जोग-जज्ञ-त्रत कीन्‍्हें, बिनु कन तुस 
को कूट । कहा सनान किये तीरथ के, श्रंग भस्म जट-जूटे । कहा पुरान जु पढ़ें श्रठारह, ऊध्व 
घूम के घंटे ।! (३६२) । 

२७०-सराध' (२६०) [सं० श्राद्ध, श्रयवा नांदीमुख पितर (६४२) [सं० नान्‍्दीमुख 
+पितरः! भी एक घामिक कृत्य माना गया है। इसमें गास््नानुसार पूव॑जों के लिए कृत्य किए 
जाते है। परीक्षित कथा मे सराध” का उल्लेख है--“जज्ञ, सराघ न कोऊ करे । कोऊ धर्म न 
मन मै धर ।! (२६०) । नांदीमुख श्राद्ध एक अ्राभ्युदयिक श्राद्ध है जो किसी शुभ कार्य के प्रारंभ 
मैं करते है--जसे प्रन्नप्राशन, उपनयन या विवाह ।* दूसरा श्राद्ध अश्वमुख' है जिसे मृत्यु श्रादि 
शहोक अवसर पर या वेसे भी कभी कभी करते हैं । श्रतएव कृष्ण जन्मोत्सव मे नंद द्वारा इस 
कृत्य के करने का उल्लेख स्वाभाविक है - तब नहाइ नंद भए ठाढ़. . अंतर सोच हरे ।” (६४२) 


8 अन्य विश्वास 


२७१--सु रसागर में हिन्दू समाज में प्रचलित कुछ तत्कालीन अंध-विश्वासों का भी 
निर्देश हुआ है । इनमें से बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए केहरि-नख, बघनहाँ (७३६९, 
७६६) पहनाने की चर्चा पहले ही की जा चुकी है । बच्चे पर टोनाए (४४,२२०४) 
[सं० स्तवत--टउन +- क--मोहन, जोहन, मंत्र जंत्र टोना, सब तुम पर वारत' (२२०४) 
कर देने में विश्वास था। अपने बच्चे के रूपा धिक्य से भयभीत हो माता का कुदृष्टि पे बचाने 





१--इंडिया एज नोन टु पारितनि, पृ० ३८६  अ्रष्ठाध्याथी से पितृ” को देवता भाना 
गया है तथा श्राद्ध में मोजन करने वाले 'श्राद्धीः या 'श्राद्धिक' कहलाते थे । 
२--नांदीमुल भाद्ध को कास्य (पूर्वजों का आशीर्वाद लेना), “आश्युर्दायिक' (समद्धि 
के लिए) श्रथवा 'वृद्धि' श्राद्ध भी कहते हैं । ह 
३--प० सं० ढौ०, ४४८६, “सिखा कावरूँ पाढ़ित ठोना 4' 


धर्म तथा दर्शन २५३ 


के लिए राइलोन (७३६) उतारने की प्रथा की शोर ध्यान जाता है--वबल गइ बाल-रूप 
भुरारि ।...कबहुँ अंग भूषत बनावति, राइ लोन उतारि । (७३६) | इसी प्रकार आपत्ति को 
टालने के लिए माता का तून तोरना भी प्रचलित था-प्रभु बरष-गाठि जोरति, वा छबि पर 
तृन तोरति, सुर भ्ररस परसनि ।' (७१४) । बच्चे को बाहरी लोग खाते समय दीठ (१ ०५) 
न लगा दें, इसका उल्लेख भी हुआ है-- बाहिर जनि कबहूँ कछु खेये, डीठि लगेगी काहु । उसके 
अ्रनिष्ठ की इच्छा करने वले दात्रु के प्रति माता की यह भावना थी-बेरिनि के मुठ खेह ।' 
(१६०५) । जल को सिर पर से उतार कर पीने के पीछे भी ही भावना रहती थी । देवकी 
कृष्ण-रक्मिणी विवाह की समाप्ति पर ऐसा करती हैं- देवकी पियो वारि पाती, दे अ्रसीस 
निहारती ।! (४८०४) । गोपियाँ भी तृणावर्त-अध के बाद ऐसा ही करती है--पीवर्ति सुर वारि 
सब पानी ।! (६६६)। निछावर का उल्लेख पट्ले किया जा चुका है । इसके द्वारा भी भावी 
विपत्ति टलने का विव्वास प्रचलित है। घर-घर हाथ दिवावति डोलति! (७०१) का उल्लेख 
कृष्ण के मुख में तीनों लोक देखने पर यशोदा के चिन्ता-वर्णुन मे है। 


२७२--अन्धविश्वासो मे ही सगुन [स० शकुन | (५२७,४८९५) शभ्रथवा कुसगुन 
(११४६, ११६०) तथा अपसगुन (२५६) का उल्लेख किया जा सकता है । लोग शुभ सूचनाप्रो 
का पूर्वाभास अच्छे शकुन से मानते हैं। सूरसागर में इनकी लम्बी सुची कई प्रसंगो मे मिलती 
है | इनमे से प्रमुख प्रसंग यह है--नवम स्कन्ध में हनुमान के आने के पहले सीता को भ्रच्छे शकुन 
का आभास होना--इतनौ कहत लेन उर फरके' सगुत जनायौ अंग ।” (५२७) इसी झकव्ध में 
कौशल्या का सगुनौती* (६०८) मानने का उल्लेख है । वह राम-लक्ष्मण के श्राने की कामना 
कर रही थीं कि कौन्ना उड़कर हरी डाल पर बेठ गया । श्रच्छा शकुन मान कर उन्होंने भ्रपते 
अंचल में गॉठ लगा ली। उसको दूध-भात देने व चोंच सोने से मढाने की प्रतिज्ञा करती है* । 
कौए का श्रॉगन में बोलना भी शुभ-सूवना देता है-तिरे आवंगे आजु सखी हरि, खेलन कौ 
फागु री । सगुन संदेसो हों सुन्यों, तेरे आंगन बोले काग री । (३5७७) | 

अक्रर बुन्दातत जाते समय 'दाहिने देखियत मृग-माल?* को शुभ गकुद (३५६४) मान 


१--रामाज्ञा, ५, २, * फरकत मंगल श्रंग सिय बाम बिलोचन बाहु । 
म।नस, उत्तर०, ४, भरत-नयन भुज दच्छित, फरकत बार्राह बार। 
जानि सगुन मन हरष श्रति, लागे करन बिचार ।॥।' 
२--हर्ष० सां० श्र०, ४० ३६, वाण का घर से चलते समय का वर्खन है| उसमें 
तत्कालीन प्रचलित कुछ धार्मिक कृत्यों एवं श्रन्धविश्वासों पर प्रकाश पड़ता है । 
सूरसागर में उल्लिखित विश्वासों से उनकी सरलता से तुलना की जा सकती है । 
३--तुलसी, गोता०, ६, १६ “दूध भात को दोनी देहौं सोने चोंच भढ़ेंहीं । 
४--तुलसी ने (मानस, बाल०, ३०३) भो राम के विवाह के पहले कुछ शकुनों का वर्रन 
किया है--बनइ न बरनत बनी बराता | होहि सगुन सुंदर सुभ दाता। 
चारा चाजु बास दिसि लेई | मनहु सकल मंगल कहि देई ॥। 
दाहिब काग सुखेत सुहावा | नकुल दरस सब काहूँ पावा | 
सानुकूल बह त्रिबिधि बयारी। सघट सबाल झाव बर नारी ॥ 
लोवा फिरि फिरि दरस देखावा | सुरभी सन्मुख सिसुहि पिश्नावा । 
मृगमाला फिरि दाहिनि श्राई। संगल गन जनु दीन्हि पेखाई ॥ 


२५४ श्रन्धविश्वास' 


लेते हैं। इसी प्रकार उद्धव के शभ्राने से पहले वृन्दावन में श्रच्छे शकुनो को देख लोग किसी शुभ 
सूचना की प्रतीक्षा करते हैं। इस सूची में “बार-बार भ्रलि लागे खबननि', 'काग उड़ावन लागी! 
(४०७२) तथा भुज फरकत अंगिया तरकांज, कोड मीठी बात सुनावे” (४०७२) तथा “तो तू 
उड़ि न जाइ रे काग। जौ गरुतवराल गोकुल कौ आावे, तौ हुहे बड़भाग । दधि ओदन भरि दोनों 
देही, अरु अंचल की पाग ।” (४०७४) । इन शकुतों से ही वह कृष्ण के आने के समाचार का 
निश्चय कर लेती है-- स्थामसुदर कौ आगम जानिय, वें निश्वय घर आावे । इमि सम्रुननि कौ 
यहै भरोसौ, नेतनि दरस दिखावे |” (४०७२) । 


कृष्ण जब ब्रज के लोगो को कुरुक्षेत्र में मिलने का संदेश भेजते है तो वहाँ पहले से ही 
वह लोग शुभ-समाचार को प्रतीक्षा कर रहे थे | शकुनों मे यहाँ भी कौए का बोलना व नेन तथा 
शरीर के झंगो का फडकतना प्रमुख रूप से वणित है--बायस गहगहात सुनि सुदरिः--कुच भुज 
नेत अधर फरकत है, विनहिं बात अंचल ध्वज डोली ।' (४५६४) । 

प्रथवा-माधौ श्र वनहार भए। अंचल उड़ि मन होत गहगहो फरकत नेन खए । 

बेई देखि सोच जिय अपने, परगट सग्रुन दए । (४५६-) । 

सदामा भी कृष्ण के पास जाते समय सगुन से ही आइश्वासित होते हैं (४५४५), 
किन्तु यहाँ इनकी सूची नही दी गई है । 


२७३--अशकुन अनिष्ट की सूचना देने हैं। सूरसागर में वरणित सूची द्वारा उस समय 

ज॑ >साधारण में प्रचलित इन विश्वासों का अनुमान हो जाता है।' काली-दह-लीला तथा 
दावानल-पान लीला के पहले माता पिता को भ्रशुभ घटना की श्रादंका छींक से हो जाती है-- 
'हर पेठत सदन भीतर, छीक बाइ धार । ( ११४२ ) तथा--छीक परी ती आजु सबारे ॥? 
( १२१३ ) | कालीदह-घटना के पहले अशकुन-सम्बन्धी ( ११५८-” १६० ) कई पद है। इनमें 
मंजारी आगे हू भाई, बाए' काग, दाहिने खग-स्व॒रः ( ११५८ ) पेठत पौरि छीक भई बांए, 
दहिने धार सुनावत। फटकत खजबन स्वान द्वारे पर गररो करति लराई। माथे पर हल काग 
उड़ान्यौ, कुसगुन बहुतक पाई । ( ११५६ )। प्रथम-स्कन्ध में भी कृष्ण की मृत्यु से पहले 
य्रुधिष्ठिर आदि अपसगुन देखकर भावी दुर्घटना से चिन्तित हो उठते है--'रोवें बृषभ, तुरग 

छेमकरी कह छेम बिसेखी। स्पामा बास सुतरू पर देखी। 

सन्मुख भ्रायउ दधि भ्ररु मीना । कर पुस्तक दुइ बिम्र प्रबीना ।' 

प० सं० दी०, ११५।१-१, आगे सगुन सशगुनियाँ ताका ।--कवि कहा बिश्वास ।' 

जायसी हारा दी गई इस सूची में दही, सछली, जल से भरा कलह, मोर, सर्प 

के मस्तक पर खंजन का बेठना, दाईं श्रोर दौड़ता हुम्ला हिरन, तीतर व गधे का 

बाई शोर बोलना, सांड का चिल्लाना, गाहुर, फ्षैतकरी चील व लोमड़ी का दह्दोंन, 

तथा कुररी व क्रॉंच पक्षी का बोलना श्रादि उल्लेखनीय हैं । 

ओजा भगा: ब्रजन्तोषपि धन्या वासे खरस्त्रनः, सुह्ते चिन्तासरिण, यात्रा 

परक०, इलोक १०४'। 


१--हुें ० सां० झ्र०, ए० ६६, प्रभाकरवर्धन की मृत्यु से पहले तथा हर्ष के सेनिक 
प्रयाण से शत्रुश्रों में होने वाले श्रनेक भ्रपशकुनों की लम्बी सूची से वाराकालीन 
बविश्वासों पर प्रकाद पड़ता है तथ( सूर के समय में सान जान वाले श्रपदाकुनों 
से उनकी तुलना को जा सकती है । 


धर्म तथा दंदान ५५५ 


श्ररु नाग । स्थार द्योस, निसि बोलें काग!। कंपे भुव वर्षा नह होइ। भयौ सोच नृप-चित 
यह जोइ ।? कुसपने का निर्देशन भी हुआ है । (२८६) तुलसी की शब्दावली में भी श्रशकुतो की 
लम्बी सूची है ।* कुछ तो सूर सागर मे मिलते ही है। 

२४७--सू रसागर में कुछ प्रसंगों से स्वप्न-सम्बन्धी विश्वासों पर भी प्रकाश पड़ता है । 
नवमस्त न्ध में त्रिजटा-स्वप्न का वर्णात है--सुनि सीता सपने की बात । रामचन्द्र लछिमन मैं 
देखे, ऐसी बिघि परभात। कुसुम-बिमान 'बेठी बेदेही देखी राघव पास ।,..रावन-सीस पुहुमि 
पर लोटत, मंदोदरि बिलखाइ। या सपने कौ भाव सिया सुनि, कबहु विफल नह जाइ ॥ 
( ४२७ )। इस प्रकार के अच्छे स्वप्नो के समान बुरे स्वप्न भी होते थे जिसको सत्य मान 
कर लोग व्याकुल हो उठते थे-- सपने कूदि पर्‌यौ जमुना-दह, काहूँ दियौ गिराइ ।” (११३५), 
प्रथवा 'सपनों सुनि जननी अकुलानी (११३७) इसी प्रकार कृष्ण एक स्वप्त में गिरि गोवध॑त 
की पूजा करने के सम्बन्ध में देखते हैं और ब्रज-वासियों से ऐसा करने का आग्रह करते है--- 
'सुपन आाजु मिलयों मोकौ, इक बडो पुरुष प्रवतार जनाई--गिरि गोबधंग देवनि कौ मनि, 
सेवहु ताकौ भोग चढाई! ( १४३७ )। 

उपयु क्त स्वप्नों से भवेष्प की घटनाओ्र। का आभास" होने तथा उन पर लोगों के 
विश्वास का परिचय भिनलता है | वियोगिती गोपिकाओ के स्वप्न विभिन्‍न प्रकार के है। इन 
स्वप्नों द्वारा आराध्य के दशत की तीब्न प्राकुलता का चित्रण किया गया है। यह उनके दिन- 
रात इष्टदेव का चिन्तन करने का प्रमाण है। स्वप्नो मे वे उनके क्षरणिक श्रम पूर्ण दर्शन को 
असत्य समभती हुई भी उनसे बिछडना नहीं चाहती--सोबत मैं सपने सुनि सजनी, 


१--हुषं० सां० श्र०, ए० १३४५, शांख्यययन गृह्मसूत्र (१-५-४) के श्रतुसार श्राधी रत 
को कोवों का बोलना श्रशुभ समभा जाता था । 
२--रामाज्ञा, ५,६, ३े ऊकपात दिकदाह दिन, फेकर्राह स्वान सियार । 
उददित केतु गतहेतु महि, कंपति बारहि बार ।? 
मानस०, श्रयोध्या० २०, 'सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। 
दहिति श्रांख नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन प्रति देखहुँ राति कुसपने । 
कहउ न तोहि मोह बस अपने ॥ 
१५८, खर सियार बोर्लाह प्रतिकूला ।” 
मानस, लंका, १०२, प्रतिमा स्र्वाह्‌ नयन भग बारी | 
प्रतिमा रुदहि पत्रिषात नभ अ्रति, बात बड़ डोलति मही । 
बरर्षाह बलाहक रुधिर कच रज, असुभ भ्रति सक को कही ॥ 
३--हं ० सां० श्र०, ए० ६४, वास के समय में भी इस प्रकार के स्वप्तों पर विदवास 
किया जाता था । देवी यज्ञोवती ने बच्चों के जन्म के पहले एक स्वप्न देखा कि 
दो कुमार एक कन्या के साथ सूर्यमरडल से निकल कर उनके उदर में प्रविष्ठ 
ए। 
हा यसी ने भी पद्मध्वत में रत्तसेन के दर्शन के बाद पश्मावती के एक स्वप्न देखने 
का उल्लेख किया है ( १६७३-६९ )। सखी ने उस पर विचार कर बताया कि 
भहादेव ने तुम्हारी कामना पूरी कर दी है तथा तुम्हें मनोवांछित पति प्राप्त 
होगा (१६८) | 


२५६ भ्रनंय सांप्रदायिक दब्द 


ज्यों निधनी निधि पाई। गनतहि' श्रानि अचानक कोकिल, उपबन बोलि जगाई ( श८७७ ), 
प्रयवा--'सुपनें हरि श्राए हौ किलकी ।? ( ३८७६ ) तथा 'बहुरौ भूलि न आखि लगी । सुपनहूँ 
के सुख न सहि सकी, नींद जगाइ भगी ।? ( रे८८३ )। 

स्वप्तों के मनोवेज्ञानिक विश्लेषण में इन दो प्रकार के स्वप्नों की भी गिनती है-- 
एक तो भविष्य का पूर्वाभास करने वाले, तथा दूसरे श्रतृप्त इच्छाश्नी को पूरी करने वाले तथा 
हर समय मस्तिष्क मे रहने वाले विचारों के फलस्वरूप आने वाले स्वप्न । 


५--थन्य सांप्रदायिक शब्द 


२७५--सुरसागर में जहाँ तहाँ कुछ सम्प्रदायो के नामों का उल्लेख हुआ है। उनके नाम- 
मात्र ही मिलते है ब्रतः यहाँ इनका संक्षेप मे निर्देश कर देना अप्रासंगिक न होगा । 
जोगी अथवा जोगिनि (४५५, ४०३७, ३५, २६३) के सम्बन्ध में अलग बताया ही 
गया है, क्योकि इनसे सम्बन्धित अनेक शब्दों का परिचय मिलता है। उद्धव-गोपी संवाद में 
विशेष रूप से प्रेम-भक्ति मार्ग के साथ योग-मार्ग की तुलना अनेक पदो में की गयी' है । 
कपालिक*' ( ४५५ ) [ सं० कापालिक: |--जय, जय, जय, जय, माधव बेनी । जा 
परसें जीतें जम-सेनी, जमन कपाल्निक, जेनी |!” ( ४५५ )। यह शैव सम्प्रदाय के श्रन्तगंत ही 
एक प्रकार से उसका उप-सम्प्रदाय सा था। कापालिक अपने पास कपाल रखने के कारण 
इस नाम से विश्यात हो गए। इसी पद्माश में जैनी* साधुभ्ों का उल्लेख भी हुआ है । 
दिगम्बर (४१३६ ) का उल्लेख योग-प्रसंग' मे हुआ है--'कहं अबला कहं दसा दिगरम्बर, 
मष्ट करौ पहिचाने ।? जेन धर्म की दो प्रधान शाखाएँ थी--श्वेताम्बर और दिगम्बर | 
इनके अतिरिक्त ज्ञान अथवा कम मार्ग के अन्य कुछ श्रतुयायियों के लिए साधारण श्रथ 
में कुछ शब्द जैसे तपसी ( ५२६, ५३८ ), साधु (४५, ३५३२ ), गुसाई ( १०३ ) 
[ सं० गोस्वामिन्‌ ] तथा स्वामी (५२) श्रादि मिलते हैं--तपसी तप करे जहाँ, सोई 
बन भाँखो ।? ( ५२६ ), अथवा--“रावन भेष धर॒यों तपसी कौ, कत मै भिच्छा मेली।? (५३८ ), 
श्रथवा 'मेरौ मन मति-हीन गुसाई' | (१०३ ), श्रथवा--'तिलक बनाइ चले स्वामी 
ह्लौ बिषयिनि के मुख जोए ।? ( ५२ ) तथा बेष धरि-धरि हर्‌यों पर-धन, साधु-साधु कहाइ ।? 
(४५ ) तथा साधु असाधु न समभहीं, हरि होरी है! ( ३२५३२ )। इस प्रकार कवि ने 
प्रायः कर्मकांड का उपहास किया है तथा भगवत्मजन ही श्रेयस्कर बताया है--बाद बिबाद, 
जज्ञ-ब्रत-साधव, वितहूँ जाइ, जनम डहकावे। होडइ अठल जग़दीस भजन में, अनायास 
चारिहुं फल पाव ।? ( २३३ )। अ्रब मैं नाच्यों बहुत गरुपाल” ( १५३ ) पद में साधुओं की 





१--हषं ० सां० अ०, पु० ५९, भेरवाचार्य की बेताल-साधना में स्फटिक कुंडल का 
उल्लेख हैं । इन कनफदे साधुओं का सम्प्रदाय सातवीं शती में कापालिकों के साथ 
सिल गया था। गोरखनाथ ने इस सम्प्रदाय में प्रचलित वीभत्स क्रियाओं को 
हुठाकर सम्प्रदाय को ठीक करने का यत्न किया था | 

२--हष० सां० श्र०, पृ० १०६,१०२,१०८, १६१, हर्षचरित सें उल्लिखित सम्प्रदायों 
में जन साधुझों का उल्लेख भी है। इन लोगों को निराहार रहने वाला तथा 
लम्बे लम्बे उपवास करने वाला बताया गया हू । 


धर्म तथा दर्शन २५७ 


वेशभूषा तथा मंदिरों के कीत्तन पर भी प्रकाश पड़ता है । 'चोलना', 'माल', “नृपुर', पसावज', 
'नाद', ताल', 'फेंटा बॉध्यो,” तिलक” श्रादि शब्द इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । एक अन्य पद 
में भी ऐसा ही चित्रण है-- 

'भाल तिलक, स्रवतनि तुलसीदल मेंटे भ्रंक बिए । 

मूँडयो मूड, कंठ बनमाला, मुद्रा चंद्र दिए ।! ( १७२ )।॥ 

साधु” का प्रयोग संतों के साधारण अर्थ मे भी किया गया है--ना हरि-भक्ति न 
साधु समागम, रह्यौ बीचही लटक ।' (२६२)। सत्संग को भक्ति का साधन समझ अनेक 
पदों मे कवि ने उसकी महिमा का गुणुगान्‌ किया है। 


जायसी ने भी तत्कालीन सम्प्रदायो का उल्लेख किया है ।* यह नामावली तत्कालीन 
स्थिति पर प्रकाश डालने के कारण महत्त्वपूर्ण है । 


१--प० ० ठी०, ३०।४-६-- 
कोइ रिखेस्व॒र कोइ सनन्‍्यासी । कोइ रामजन कोइ मसवासी । 
कोई त्रह्मचर्ज/ पैथ लागे । कोइ दिगम्बर श्रार्डह नागे।॥ 
कोइ सरसती सिद्ध कोउ जोगी। कोइ निरास प'थ बैठ बियोगी । 
कोइ महेसुर जंगस जती । कोइ एक परखे देबी सती॥ 
सेवरा खेवरा बानपरस्ती, सिध साधक अवधूत। 


झ्रासन भारि बंढ सब, जारि झातमा भूत ॥। 
देर 


१--साहित्थिक ग्रंथ 


२७६. सूरसागर मे कुछ प्रसिद्ध ग्रन्यो के नाम भी मिलते हैं। विनय के भगवत्मक्त- 
बत्सलता अ्रथवा नाम-माहात्म्य संबंधी पदो में विशेष रूप से कवि ने साक्षी रूप में इन ग्रन्थों 
के नामो वा बार-बार उल्लेख किया है ॥* निम्नलिखित नाम महत्त्वपूर्ण है-- 

वेद ( ११४,२२३१ [ सं० बेद: |--विनय पदों में कवि ने भगवत्भवित की शोर 

उन्मुख होने का आग्रह किया है तथा सांसारिक पदार्थों एवं श्राकरषणो की निसारता घोषित 
की है । उसकी दृष्टि से भक्त-वत्सल प्रभु के चरणों का आश्चय ही श्रन्तिम सत्य है। इसी बात 
पर और अ्रधिक बल डालने के लिए प्राचीन प्रन्थो का सहारा लिया गया है--जस बेद 
उपनिसद गावैं” ( १२२ ) श्रथवा बंद बचन उर धारौ' (१६२ ), अ्रथवा साखी बंद 
पुरानौो' ( ११ )*, तथा 'लोक बेद बरजत सब” ( ३२५ ) । एक दो स्थलों पर चार बेदो* का 
उल्लेख भी है--“चारौ बेद्‌ चतुरम ख ब्रह्मा जस गावत है ताकौ।' ( ११३ ) अथवा “चारो 
बेद रठटे ।। ( २६३ )। 


मुरली-ध्वनि से विमोहित गोपिकाएँ वेद-वर्णित कुल-मर्यादा भी विस्मृत कर बैठती 
है-- कुल मर्जाद बेद की श्राज्ञा, नैकहुँ नही रही ।! ( १६१८ )। रास-लीला के पहले सांसारिक 
सीमाओं तथा बन्धनों की याद दिलाकर कृष्ण गोपियो की भ्रेम में वृढ़ता की परीक्षा ले लेते 
हैं--ई्हि बिधि बंद मारग सुनौं। कपट तजि पति करौ पूजा, कहा तुम जिय गुनौ ॥! 
( १६३४ )। निर्बन्ध प्रेम-प्रदर्शश करने पर ही उनको रासलीला द्वारा दुर्लभ सुख मिलता 
है-- साध नही जुबतिनि मन राखी । मनबाछित सबहिनि फल पायौ, बेद-उपनिषद साखी ।! 
( १७६० ) भ्रथवा 'जो रस-रास-रंग हरि कीन्ह्यो, बंद नही ठहराष्यौ ।! ( १७६१ )। भ्रमर- 
गीत प्रसंग मे भी गोपियाँ कृष्ण की वेद-वर्णित भवक्‍त-वबत्सलता को निष्कारण बताती है। 
उनका कठोर योग संदेश ही यह सिद्ध करता है--भकक्‍त-बिरह-कातर-करुनामय, बंद निरंतर 
गाए। को है जोग सुनत हाँ ऊधो, सूर स्थाम बन भाए। ( ४५१२ )। हृष्ण-जन्म पर 





१-- बत्लभ सम्प्रदाय में चार प्रधान प्रभार माने गए हैं: वेद ( ब्राह्मएा-प्रंथ, संहिता 
तथा उपनिषद ) गाता, वेदान्त सूत्र तथा भागवत । 

२«-तुलसी, दोहा०, ५५४, भिगति निरूपहि भगत कलि, निर्द्हि बेंद पुरान। 
विनयपत्रिका, ७, 'विद-पुरान, कहत उदार हर । 

३--प० सं० टी०, १०८५, “चतुरबेद सति सब श्रोहि पाहाँ। रिंग ज॑ञ्ु साम 
अथबन माहाँ।' 

बही, ४४६।४, खबन सों वाद बेद कब सुना ।, ४४६।८ बेद सेद जस 

बररुचि........ 


२६२ साहित्यिक ग्रंथ 


होम ( ६२२ ) तथा बेद धुनी होना भी उल्लेखनीय है-- ग्रह-लगन-नपत पल सोधि, कीन्ही 
बेद-धुनी ।। ( ६४२ )। 


बेंद प्राचीनतम तथा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। वबेद' शब्द का अ्र्थ ज्ञान! है। 
बेद चार हैं : ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, श्रथवंवेद ।! इनमे ऋगवद प्राचीनतम है । सूरसागर में 
सामबेद का उल्लेख है। राम-जन्म पर दशरथ के घर अन्य मागलिक छृत्यो में सामवेद पढ़ने 
का निदेश हुआ है*-भीर भई दशरथ के भ्रॉगन, सामबेद धुन छाई ।” ( ४६१ ) । 


२७७. निगम ( २०४, २३५ ) [ सं० निगमः ] वेद का पर्यायवाची हैरे तथा इन्ही 
प्रसंगो में इसका भी उल्लेख हुआ है--“निगम जाकौ सुजस गावत' ( २१४ )। गोपियों के 
मिथ्या गवे को नष्ट करने के लिए कृष्ण रास के बीच श्रन्तर्धान हो जाते है। उसके 
पहले भावना का महत्त्व उनको समझाने का प्रयत्न करते है--भावबस्य सब पे रहो, निगमनि 
यह गायौ ।” ( १७१६ )। अमरगीत शीर्षक पदों में एक स्थल पर गोपियाँ वेदों द्वारा श्रग्राह्म 
योग के प्रति विरक्ति प्रकट करती है--बारिध जोग श्रपार भ्रगम कौ निगम न थाह लही ।' 
( ४२२८ ) | बेदसंहिता को भी निगम कह देते है । 


बेद के तीन प्रमुख भाग है--संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद । इनके अतिरिक्त चौथा 
भाग सूत्र हे-श्रौत-सूत्र ( यज्ञ, बलि श्रादि के नियम' ), गृह्य-सूत्र ( संस्कारों के समय की 
जाने वाली बलियों का विधान ), धर्म-सूत्र ( व्यक्तित के साधारण तथा धामिक जीवन संबंधी 
नियमों का प्राचीनतम ग्रंथ ), तथा कल्प-सूत्र ( श्रौत गृह्म-सूत्रो को मिलाकर )। 


स्रुति अथवा श्रुति ( ३७११,३४६ ) [ सं० श्रुति: |--इसका भी उदाहरण-रूप 
में उल्लेख है-- जीवनि श्रास प्रबल श्रुति लेखी” ( २८४ ) अथवा “ हरि ) पतित-पावन, 
दीनबन्धु, श्रनाथनि के नाथ । संतत सब लोकनि ख्ुति, गावत यह गाथ ।? ( १८5२ ) तथा 
गोबिद भजन करो इंहि बार । संकर पारबती उपदेसत, तारक मंत्र लिख्यौ खृति-द्वार! (१४६) । 
मथुरा में सम्पन्न कृष्ण के यज्ञोपवीत संस्कार के संबंध मे कवि कहता है--जाके स्वास-उसांस 
लेत में प्रगट भए श्रुति चार। तिन गायत्री सुनी गर्ग सौ प्रभु गति श्रगम अपार। (३७११) । 
दशम-स्कन्ध उत्तरार्ध में कवि ने एक पद में वेद-स्तुति की है तथा उन्हें ब्रह्म रूपी हरि के श्वास 
से उत्पन्न बताया है---स्वासा तासु भए खुति चार । करे सौ अस्तुति या परकार' (४६१२)। 


१-४ईंडिया एज नोन टु पाणिनि, ए० १२६, अष्टाध्यायी में ऋग्वेद, यजुवंद तथा 
सामवेद को विभिन्‍न शाखाओं का स्थान - स्थान पर उल्लेख है। पारिणनि ने 
आधर्वाशिक' श्रर्थात्‌ अथर्वेन्‌ प्रंथ का अ्ध्ययत करने वाला विद्यार्थी' का निर्देश 
किया है। 

२--हुषे० सा० श्र०, पृ० १४, वाश के सप्तय में ऋग्वेद तथा यज़ुबद के पाठ तथा 
सामयान का बहुत प्रचार था । 

३--तुलसी, कविता० ७,८५४ गोरख जगायो जोग, भगति भगायों लोग, निगम 
नियोग ते से, केलि ही छरो तो है । 


साहित्य, सगीत तथा नृत्य २६३ 


गोपियों को श्रुति की रिचा (१७६३) के समान पवित्र बताया गया है--ब्रज संंदरि 
नह नारि, रिचा श्रुति की सब श्राहीं | मैं अह सिव पुनि सेष लच्छमी तिन सम ना ही ॥! 
( १७६३ )। श्रृतियों के श्राग्रह पर ही साकार रूप मे बन्दावन से श्राना तथा श्रुतियों का 
गोपिका रूप में साहचर्य प्राप्त करने का वर्णन भी है--खुतिनि कह्यौँ कर जोरि सच्चिदानंद 
देव तुम । मन बानी ते श्रगम जो, दिखरावहु सो देव । खुतिनि कह्याँ ह्नो गोपिका, केलि 
करे तुम संग, एवमस्तु निज मुख कह्यो, पूरन परमानंद। वेद ऋचा है गोपिका, हरि संग 
कियो बिहार ।।....नारि पुरुष कोउ होइ, खुति-ऋचा गति सो पावे सर्ब सास्र को सार, 
सार-इतिहास*सर्ब जो । सर्ब पुराननि सार, सार जो सर्ब खुतिनि को....व्यास जु कहो 
पुरान में, सूर कहो सो गाइ ॥7 (१७६३ )। 


२७८--गायन्री (१७१७) | स० ] ब्राह्मरों द्वारा उपास्य एक पवित्र वैदिक मंत्र है । 
इसकी उपासना से ब्राह्मणत्व का रूप पूर्ण होता है। यहाँ कृष्ण का गर्ग से गायत्री सुनने 
का वर्णन है ( ३७११ )। ब्रह्म-यज्ञ के अ्रन्तगंत गायत्री-पाठ आता है। सावित्री श्रथवा गायत्री- 
पाठ उपनयन से प्रारंभ होता है तथा गृहस्थ ,और वानप्रस्थ आश्रमों मे भी इमका पाठ 
आवश्यक है। यह एक प्रकार की श्रात्मिक एवं मानसिक शक्ति देता है । 


ऋचा ( १७६३ ) [सं०]--कवि ने गोपियो को वैदिक ऋचा के समान पवित्र माना 
है । पद्य रूप के वंदिक मन्‍्त्रों को ही ऋचा कहते है । ऋग्वेद पद्य में लिखा हुआ है । 


संहिता ( २३० ) [सं०]--यह वेदो का मन्त्र भाग या सृक्त है।' यह भी चार है ! 
सूरसागर में बताया गया है कि कलियुग के कारण व्यास-अवतार हुआ्ना तथा उन्होंने संहिता तथा 
पुराणों की रचना के बाद भागवत लिखीं--तातें हरि करि ब्यास.बतार। करो संहिता बंद- 
बिचार । बहुरि पुरान श्रठारह किए । पे तउ साति न आई हिए ।” (२२० )। 


टै2+ री फिकककमृच०ा»+ ५ +--न-न--++ननाा- कक नरक तीन. «न वन 3ल्‍ना3(न+++> न... >लननीनीओ हित ननान«कननन. अरमीनमान पमकओ किन लन+ ७० ५-०० सकनलनन-मअल-१+००+3क->[++०० <+०॥०कदटमकृकीआक, 


१--हष ० सा० अ्र०, पृ० १११, हर्ष को समझाने के लिए श्रुति-स्मृति-इतिहास 
के बेत्ता भी उपस्थित थे--भ्रुतिस्मृतीतिहास विशारदाइ्च जरवृहिबातयः । 


२--इंडिया एज़ नोन टुपाशिति, ए० ३१८, पाणिति ने छत्द', 'संत्र', ऋक' 
“यजुष्‌', ब्रह्मण तथा निगर्' ग्रादि शब्दों का सूत्रों में प्रयोग किया है। 'छन्द' 
का श्रर्थं पवित्र साहित्य है, जबकि “भाषा बोलने वाली भाषा के लिए आया 
है। छन्द में ही 'संहिता' तथा ब्राह्मण दोनों लिए गए हैं। ऋक्‌ ( पद्च ) तथा 
यजुध ( गद्य ) के पवित्र पारिभाषिक सिद्धांतों को ही 'मंत्रः कहा गया है-- 
बहाएण' के विरोध में । तुलसी, गीता०, १,६ लगे पढ़न रच्छा ऋचा ऋषि- 
राज बिराजे ।' 

३--इंडिया एज़ नोन टु पाशिनि, एृ० ३१३, पारिनि को ऋग्वेद! तथा अजुवेद' 
की संहिताओशों तथा उनके सूक्ता, अध्याय, अनुबाक' श्रादि भागों का 
ज्ञान था। 


२६४ साहित्यिक ग्रंथ 


उपनिसद्‌*--( १२२,२२३१ ) [ सं० उपनिषद्‌ ]|--'उपनिषद' का भ्र्थ निकट 
बैठना भ्रर्थात्‌ शिष्य का गुरु के निकट बैठकर प्रात्मा परमात्मा का रहस्थात्मक निरूपण करना 
हैं। वेद तथा उपनिषद का प्रायः साथ-साथ उल्लेख हुम्रा है -जस बेद-उपनिसद गावे ।” 
( १२२ ) अ्रथवा 'सूर स्याम तुम अन्तरजामी, बेद उपनिषद भाखें ! ( २२३१ ) | यह वेद 
की शाखाओं का दर्शन संबंधी भाग है जिनमे आ्रात्मा-परमात्मा आदि की व्याख्या की गई है। 
ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, बलि तथा उनके महत्त्व श्रादि पर भी प्रकाश पड़ता है । 

२७७--पुरान ( ६५,१४७,१५ ) [ सं० पुराण |--वेद के साथ ही पुराण का भी 
उल्लेख कवि ने किया है--जाति-पाति-कुल-कानि न मानत, बेद पुराननि साखे ।” श्रथवा 
'सुनियत कथा पुराननि गनिका ब्याध अजामिल तारों । ( १५७ ) तथा 'बेद, पुरान, भागवत, 
गीता, सबका यह।मत सार ।” ( ६८ )। योग के संबंध में सुनकर गोपियाँ भुकला उठती 
हैं--'आये जोग सिखावन पांड़े। परमारथी पुराननि लादे, ज्यौं बनजारे टाँड़े ।! ( ४२२२ )। 

पुराण अठारह है तथा वेद व्यास द्वारा रचित माने गए है--तातें हरि करि ब्यास 
इबतार । करो संहिता बेद-बिचार । बहुरि पुरान अठारह किए ।* पे तउ सांति न झाई हिए।' 
( २३० ) इनका समय महाभारत में बाद का माना गया है? तथा इनमें वर्णित सभी प्रधान 
झार्यानों का आधार महाभारत है । 

भागवत--( ६१, १५०,२२६ ) [(सं० भागवत: ] अ्रठारह पुराणों में से सबसे 
महत्त्वपूर्ण भागवत पुराण ही है। भागवत सुनने की बहुत महत्ता हैं--'श्री भागवत सुनी नहिं 


१--इंडिया एज़ नोन टु पाशिनि, पृ० २३७ एक सूत्र में पारितनि ते 'उपनिषंद! 
दाद प्रयुक्त किया है, वहाँ यह “जो गुप्त है! के भ्र्थ में आया है। कीथ के विचार 
से भी पाशिनि उपनिषद से परिचित थे । 

२--हुषं० ता० श्र०, एृ० ५२,५३, बाण के पुस्तक्रवाचक सुहृष्ठि का कंठ सधुर था 
तथा वह नित्य प्रति वायु पुराण की कथा सुनाता था ( 'पवमानश्रोक्त पुराण 
पपाठ” ) । इस प्रसंग में वार ने 'पुस्तक' शब्द प्रयुक्त किया है तथा प्राचीन हस्त* 
लिखित प्रन्थ किस प्रकार रक्खे जाते थे, इसका भी निदंश है। पुस्तक के लिए 
प्राचीन शब्द “ग्रन्थ' था। वेदिक साहित्य में कहीं भी पुस्तक” दब्द नहीं सिलता 
है। पारिनिकृत श्रष्टाध्यायी तथा पतंजलि के महाभाष्य में भी 'पुस्तक' का 
उल्लेख नहीं है । भ्रमरकोश तथा श्रदवधोष और कालिदास के काव्यों सें भी 
नहीं आया है, श्रतः सम्भवतः: वारण के समय के श्रासपास ही पुस्तक' दइ़द 
किताबों के श्रथ॑ में प्रचलित हुआ था। पाँचवी शती के मध्य में पुस्तक 
शब्द के ईरान से भ्रपनी भाषा सें आने की सम्भावना है। ईरान सें चमड़े पर 
किताबें लिखी जाती थीं ग्रतः पुस्तक” दाब्द का श्र प्रन्थ हो गया । हमारे 
देश में प्राकर दो सौ वर्षों सें यह साहित्य में भी प्रयुक्त होने लगा | पहलवी भाषा 
में 'पुस्तक' दब्द खाल का झोतक है। 

३--प० स ० ठी०, २६९॥३, कतहेँ पंडित पढ़हि पुरान्‌ । धरम पंथ कर कर्राह 
बखान्‌ । 

४--आ्राईन पृ० १०५, अ्रबुल फ़बल ने रामायण तथा हरिवंश पुराण के फ़ारसी 


श्रतुवादों का उल्लेश्व किया है। सभी प्रमुख प्रसिद्ध ग्रन्थ सम्राद के पुस्तकालय 
में थे । 


साहित्य, संगीत तथा नृत्य २६५ 


खवननि, गुरु गोबिद नहिं चीनौ। भाव-भकति कछु हृदय ने उपजी, मन बिषया मै दीनौ ।! 
( ६४. ) अथवा 'श्री भागवत सुनी नहिं ख़वननि नेकहुँ रुचि उपजाइ ।” ( १५४ )। व्यास*- 
रचित होने का निर्देश भी है--भ्रंतर-दाह जु मिट्यौ ब्यास को इक चित ह्लै भागवत किएऐं ।' 
( ८६ ), श्रथवा श्रीमुख चारि सस्‍्लोक दए ब्रह्मा कौ समुभाइ | ब्रह्मा नारद सौं कहे, नारद 
ब्यास सुनाइ । ब्यास कहे सुकदेव सौं द्वादस स्कंध बनाइ । सूरदास सोई कहै पद भाषा करि 
गाइ । (२२४ )। इस पद्मयाश से भागवत के प्रति अगाधर श्रद्धा का संकेत है तथा उसमें बारह 
स्कंध होने का उल्लेख भी है । 
सूरसागर के प्रथम स्कन्ध में ही भागवत के वक्‍ता-श्रोता, व्यास-प्रवतार तथा भागत्रत- 
श्रवतरण के कारण आ्रादि शीर्षक पद है । सूरसागर के अनुसार व्यास को संहिता तथा भ्रठारह 
पुराणों की रचना से शांति नही मिली---तब नारइ तिनके ढिग आआइ। चारि सलोक कहे 
समुझाइ ।! ( २३० ) । भागवत-माहात्म्य का अनेक बार वर्णन है--'श्री भागवत सुने जो 
कोइ । ताकौ हरि-पद प्रापति होइ....जेसे लोहा कंचन होइ। ब्यास, भई मेरी गति सोइ । दासी- 
सुत ते नारद भयौ । दोष दासपन कौ मिटि गयौ । ब्यास देव तब करि हरि-ध्यान । कियौ भाग - 
वत कौ ब्यास्यान ।” ( २३० ) तथा “श्री भागवत सुने जौ हित करि, तर सो भव-जल पार ।' 
( २३१ )। 
कवि ने भागवत से अपने काव्य का कथानक लेने का भी श्रनेक बार उल्लेख किया 
है--सू र कहै भागवत बिचारि ।' ( २६० ), श्रथवा 'सूर कह्यौँ भागवतडनुसार । (३६६- 
४०६ ) । शुकदेव द्वारा राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी थी--बहुरी भयो परीच्छित 
राजा । ताकौ साथ बिप्र सुत साजा | सुनि हरि-कथा मुक्त सो भयो। सूत सौनकनि सौं 
सो कह्यौ । ( २६० )। 
श्ट्ू०--भारत* ( २६७ ) ब्रर्थात्‌ महाभारत की कथा पर आधारित अनेक पद प्रथम 
स्कन्ध में है ( २३१६-- २६० )--भारतर माहि कथा यह बिस्तृत, कहत होइ बिस्तार । सूर 
भक्‍त-वत्सलता बरनौं, सर्ब कथा कौ सार ।! ( २६७ )। 
इन पदों मे युद्ध का कारण, रणज्षेत्र का वर्णन, राजा धृतराष्ट्र का वैराग्य, कृष्ण की 
मृत्यु आदि का संक्षिप्त विवरण है। महाभारत एक महत्त्वपूर्ण महाकाव्य है। रामायण के 
समान यह भी कई शताब्दियों मे रचा जाने वाला ग्रन्थ है । इसमे कौरव-पांडव युद्ध के अलावा 
प्राचीन पौराखिक कथाओं के साथ धर्म, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि श्रन्‍्य अनेक विषय 
झा गए हैं। 
१--प० स'० टो०, ४४६९।२, 'कबि बियास पंडित सहदेऋ । 
२--इंडिया एज़ नोन दु पारिनि, ए० ३४०, पारिणि भारत तथा महाभारत' से 
परिचित थे। उन्होंने उसके प्रधान चरित्रों -वाघ्तुदेव, श्रवु त तथा युधिष्ठिर का 
उल्लेख किया है | इम उल्लेख से महाकाव्य के विकास पर प्रकाश पड़ता है | 
आदवलायन गृहासूत्र में एक स्थल पर भारत तथा महाभारत का साथ साथ 
निर्देश है । भारत २४,००० पदों का व्यात कझंत मूल रूप था जो भाटों द्वारा 
प्रचलित किया गया । भुगु ने इसमें हो धर्म, नीति तथा उपाख्यान सम्बन्धी भाग 
जोड़ा। शौनक ने सम्भवतः सबके अन्त में इसको बढ़ाया था । 
३--प० स'० टी०, १०5७७, अमर भारथ पिगल औ गीता | अरथ जूक पंडित 
नहिं जीता ।' 








हेड 


२६६ साहित्यिक ग्रंथ 


गीता--( १६६,२८६ ) [ सं० भगवद्गीता ] वेद, उपनिषद के साथ नाम-माहात्म्य 
तथा प्रभु की भक्‍त-वत्सलता की साज्षी गीता से भी की गई है --गोता-बेद-भागवत मे प्रभु, 
यों बोले हैं श्राथ। जन के निपट निकट सुनियत है सदा रहत हो साथ । ( १६६ ) । 

अर्जन को कृष्ण द्वारा संदेश-रूप में गीता मिलने का उल्लेख भी सूर ने किया है--- 
'कह्यों हरि जू औ गीता गायो।” ( २८६ )। गोपियाँ भी गीता का उल्लेख करतो है--- 
'समुझत नहीं ज्ञान गीता कौ, मृदु मुसकानि भरे ।/ ( ४३४८ ) | गीता महाभारत के भीष्मपर्व 
का ही एक भाग है। इसमें भ्रजुन-कृष्ण संवाद है। इसका विषय ज्ञान, कर्म तथा भक्त मार्गों 
से संबंधित हैं। आज गीता का धामिक ग्रन्थों में श्रत्यधिक उच्च स्थान है । 

२८१--सुम्रिति, सुसृति ( ३४८,२०४,३२५ ) [ सं० स्मृति: ] जीवन-पथ के 
निर्देशन करने वाले ग्रंथों मे इसका भी उल्लेख है -'सुमृति-बेद मारग हरिपुर कौ, ताते लियौ 
भुलाई ।” ( १८७ ), अथवा “बेद, पुरान, सुमृति, संतनि कौ, यह आधार मीन कौ ज्यौं जल ।' 
( २०४ ) तथा हरि समान द्वितिया नहिं कोई, खुति सुमृति दैखयौ सब जोई ।” (३४५) । 

स्मृति शास्त्र में हिन्दू धर्म के नियम दिये गये है। सास्त्र' ( १७६३ ) सर्व सास्त्र 
को सार” शब्द भी प्रयुक्त हुमा है। यहाँ इतिहास ( १७६३ ) शब्द का भी उल्लेख किया 
जा सकता है। काम-शास्त्र का संबंध श्रर्थ के क्षेत्र में काम की पूति से है तथा प्र्थशास्त्र का 
राजनैतिक जीवन से, किन्तु धर्म-शास्त्र का व्यक्ति के धाभिक जीवन तथा मोक्ष से है। प्राचीन- 
तम धर्मशास्त्रों में गौतम, बौधायन, आ्रापस्तंब ( ई० पूृ० ६०० से ३०० तक्र ) है। विष्णु 
धर्शास्त्र एवं हारीत के धर्मशास्त्र के अतिरिक्त अन्य और भी अनेक शास्त्र है। इनके बाद 
भ्रनेक स्मृतियों को रचना हुई । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण मनुस्मृति है। इसका वर्तमान रूप २०० 
ई० का माना जाता है । 

ऐतिहासिक तथ्यों.को संचित करने की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही मिलने लगती है ! 
प्रत्येक धर्म मे यह अपने मूल रूप में है, जैसे जेन ( तीर्थंकरो के संबंध मे ) तथा बौद्ध-धर्म 
(बुद्ध के संबंध मे )। इसके बाद वायक्ृत हर्षचरित' तथा कल्हणकृत 'राजतरंगिणी' के नाम 
भी लिए जा सकते है।! 

र८२--सांख्य ( ३:४ )। [ सं० सांख्यं, सांख्यः | यह प्रसिद्ध छ दर्शनों मे 
से एक है--सूर सकल षट दरसन वै, हौ बारहखरी पढ़ाऊँ ।॥? ( ४७४४ ) । सुरसागर मे 
कपिलदेव द्वारा सांख्य रचना का उल्लेख है--'कपिलदेव सांख्याह जो गायौ' ( ३६४ )। 
कपिलदेव के अवतार, देवहृति-कपिल संवाद तथा साख्य-दर्शन की प्रमुख बातें भी वर्खित 
है-- मम सरूप जो सब घट जान | मगन रहै तजि उद्यम आन। प्र सुख दुख कछु मन नहिं 








(--प० सं० ढी०, ४४६।, राजा भोज चतुद्देस विद्या भा चेतन सां हेत ।' 
चार वेद, छः बेदांग, पुराण, मीमांसा, न्याय, तथा धर्मशास्त्र इनको चतुर्दद 
विद्याओ्ों में गिनते हैं। ( पुराण न्याय मीसांसा धर्म शास्त्रांगमिश्रिता | बेदा 
स्थानानि विद्यानां धर्मस्प च चतुर्देशा' ॥ ) 

प० स ० टीौ० ४५०१ “चला निसरि के राधौ गुत्ती' । 'गुनी' किसी शास्त्र 
या कला में पारंगत व्यक्ति को कहते थे। यह पारिभाषिक दाब्द था। सानस' 
सें भी इसी भ्र्थ में प्रमुक्त,हुआ है--मानस, बाल०, ३१९।७' 'पठये बोल गुनी 
तिन्‍्ह माना ।' 

२--तुलसी, वेराप्य संदीपनी, 'तुलसी-बेद-पुरान-सत, पूरन सास्त्र बिचार ।” 


साहित्य, संगीत तथा नृत्य २६७ 
ल्यावे । माता, सो नर मुक्त कहावे ।” ( ३६४ ) | फिर चार प्रकार की भक्ति---'सात्विकी, 
रजोगुनी', तमोगुनी” तथा 'सुद्धा' के संबंध मे बताया गया है। इनमे 'सुद्धा” भक्ति सर्वश्रेष्ठ 
है जो मुक्ति की इच्छा का भी त्याग कर देती है (३८४) । साख्य के अनुसार त्रिगुणात्मक माया 
से सृष्टि तथा समस्त पदार्थों का विकास हुआ है--“माया कौ त्रिगुनात्मक जानौ । सत-रज- 
तम ताके गुन मानौ ।” ईश्वर की सत्ता नही मानी है। आत्मा ही पुरुष, ग्रात्मा श्रकर्त्ता 
साज्ञी एवं प्रकृति से भिन्‍न है-- आदि पुरुष चेतन को कहत | तीनो गुन जामे नहिं रहत । जड़ 
स्वरूप सब माया जानो ।....जब लगि है जिन मै अज्ञान । चेतन कौ सो सकै न जान ।.... 
चेतन घट घट है या भाई ।... घट उपजै, बहुरौ नसि जाइ। रबि नित रहे एकही भाई । जड़ 
तन कौ है जनम5र मरना । चेतन पुरुष श्रमर-प्रज बरना ।! 

सकाम भक्ति से भी धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है -भक्‍त सकामी हु जो होइ । 
क्रम क्रम करिके उधरे सोइ।” ( ३६४ )। सांख्य मे सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम तथा प्रकृति 
एवं जगत के मूल पर भी प्रकाश डाला गया है । 

पद्मावती के नखशिख वर्सान मे उसका रसना पांडित्य बताने के लिए जायसी ने कुछ 
सुने हुए उस समय के पाठ्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है। इनमे 'चतुरवेद”, 'भारथ', "गीता! 
तथा 'पुरान' के अतिरिक्त कुछ और भी नाम दिये है .जैसे 'अमर' ( अमरकोप ) 'पिगल' 
(छंद) तथा शतानन्द विरचित ज्योतिष ग्रन्थ 'भावसती! ( भास्वती )।! जायसी ने 'कबि' 
'कबिराज' तथा 'कबिता” शब्द भी प्रयुक्त किये है तथा नाटक' का भी निर्देश किया है।रै 

₹- वाद्य-चन्र 

र८३ श्री बललभाचार्य महाप्रभु ने ब्रज में श्रीनाथ जी की स्थापना कर वैष्णव धर्म के 
प्रचार के साथ-साथ सगीत कला की नोव भी डाली | गऊघाट पर सूरदास जी से भेंट होने 
तथा उनका शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद मंदिर का कीर्तन तथा गायन कार्य उनको ही सौप 
दिया गया | बल्‍लभाचार्य जी के पुत्र श्री गोस्वामी विदुलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना कर 
इस कार्य को और बढाया | ब्रज में प्रचलित भाँकी, उत्सवों तथा ऋतुओं में गाये जाने वाले 
पदों की रचना इन श्राठ कवियो ने की जो गेय शैली में थे तथा बाजों के साथ गाये जाते थे । 
इन कवियों में संगीत-कला-पाडित्य की दृष्टि से सूरदास, ऋष्णदास तथा गोविन्दस्वामी के नाम 
उल्लेखनीय है । 

अष्टछाप के अन्य कवियों के समान ही सूर-काव्य में श्रनेक वाद्य यन्त्रों तथा संगीत के 
पारिभाषिक शब्दो का निर्देश हुआ है । इनसे तत्कालीन संगीत-ज्ञान तथा प्रचलित बाजों पर 
यथेष्ट प्रकाश पड़ता हैं। इस नामावली से उस समय ब्रज में लोकप्रिय तथा वहाँ के मंदिरों के 
कीत॑न में प्रयुक्त होने वाले बाजी का अनुमान किया जा सकता है। किन्तु प्रायः बाजों के 
भ्राकार-प्रकार आदि का परिचय प्राप्त नही हो पाता है। प्राय. एक साथ अनेक बाजों, राग- 
रागिनियों श्रादि के ताम गिना दिये गये है। 





१--प० सं० दी०, १०८८-९६, भावसती ब्याक्रन सरसुती पिगल पाठ पुरान | बेद 
भेंद से बात कह तस जनु लागहि बान ।' 
२--प० सं० दी० ४४६।८,८, कबि सो पेम तंत कबिराजा,तथा कबिता संग 


वारिद सति भंगी ।” | 
३--प० सं० ठी० ३६।६, 'कतहूँ नाटक चेटक कला ।*, ५५७४, 'नठनाटक पतुरिति 


थ्रो बाजा । 


श्६८ वाद्य-यंत्र 

सूरसागर में इन प्रधान प्रसंगों मे बाजों से संबंधित शब्दावली मिलती हे--१. कृष्ण- 
जन्मोत्सव, २. रास-लील।, ३. बसन्‍्त श्रथवा फाग उत्सव, ४. विवाह-प्रसंग । इन पदों॥में बाजों 
के नाम एक साथ दिए गए हैं। कृष्ण की प्रिय मुरली” पर भी अनेक पदों की रचना हुई है 
जिसका उल्लेख झागे भी किया गया है । 

सूरसागर में बाजे ( ४८०५ ), बाजन (६२८ ) [ सं० वाद्य. | तथा साज 
( ३४२३ ) शब्द वाद्य यत्त्रों के साधारण अर्थ मे प्रयुक्त हुए है | संगीतकारो के अनुसार बाजे 
चार प्रकार के होते है-- १. ततु* ( त्तार या तंतु वाले ), २. सुषिर ( जो वायु के दबाव से 
बजाये जाते हैं, जेसे बॉसुरी ), ३ आनद्ध भ्रथवा अ्रवनद्ध ( चमड़े से मढे हुए ), ४. घन ( एक 
दूसरे पर चोट करके बजाये जाने वाले, जैसे झाँक ) । वाद्यो के यह दो भेद भी सरलता से 
किये जा सकते है--१. स्वर वाद्य, २. ताल वाद्य । सूरसागर में सुर ( ३४८४ ) तथा ताल 
( ३४८४ ) का कई स्थलों पर उल्लेख है। 

वादययन्त्रों से संबंधित नामावली की व्याख्या उपर्युक्त चार भागों में श्रलग-अलग करने 
से सरलता होगी । प्रमुख नाम नीचे दिये जा रहे है--- 

( क ) तार वाले बाजे-- 

२८४ बीन ( ३४८७ ) बीना (५१६, ३४०६ ) [ सं० वीणा ] इस श्रेणी मे 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्राचीन वाद्य है -- बाजी तांति राग हम बूझौ ।' 
( ४२६८ )। तन्तु-युक्त बाजे के तारो को ताखन, मिज्जराब, जवा श्रथवा घोड़े के बालों वाली 
कमान से भंकृत करके स्वर-माधुर्य उत्पन्न किया जाता है । वीणा का वर्णन वैदिक काल से ही 
मिलता है। प्राचीन समय में वीणा के कई रूप प्रचलित थे । 'संगीत र॒त्नाकर' मे वीणा के दस 
भेद दिये गये है तथा 'संगीत पारिजात' मे आठ भेद। हेमचन्द् के श्रनुसार प्रत्येक देवता की वीणा 
के नाम पृथक्‌-पथक्‌ थे। यह वीणा के भेद संभवत. तारो की संख्या तथा तंबूरे के श्राकार एवं 
संख्या पर आधारित थे। झआाईने-प्कबरी के ( पृ० २६८ ) अनुसार वीणा तीन डोरी वाली 
तथा किन्नरी दो तारों की होती थी। 

इन भेदो में से कुछ नाम सूरसागर में भी मिल जाते है, जैसे किन्नरी* (३४८५,३४८८ ) 
तथा सुरमंडल्न ( ३५१३, २५३४ ) [ सं० स्वस्मंडल [--सुरमंडल भनकार! ( ३४३५ )। 
किन्नरी वीणा का अत्यधिक सरल रूप था। यह वंश दंड तथा तीन तुंबों से युक्त एक ताँत 
वाली होती थी। कलकत्ता के संग्रहालय में इन दोनों वीणाओ्ं को देखा जा सकता है। यो 
किन्नरी वीणा के भी कई भेद हो गये थे | इस वाद्य का स्वर कोमल होता है | होली के उल्लास* 
मय वातावरण में सूर ने भ्रन्य बाजों के साथ किन्नरी का उल्लेख किया है--'बाजत बीन 
बाँसुरी महुवरि, किन्नरि श्रौ मुंहचंग । श्रमृतकुंडली श्रौ सुरमंडल, झाउक सरस उपंग ॥ ताल 
मृदंग फाॉफ डफ बाज, सुर को उठति तरंग ।” ( ३४३४ ) अथवा 'ाँफ भालरी किन्नरी, 
रंगभीजी ग्वालिनि ।!” ( ३४८५ ) तथा बाजत ताल मृदंग और किन्नरि की जोरी।? 
( ३४८८ )। 

यहाँ किन्नरी का श्रर्थ किगरी” अथवा 'कर्करी' नामक वाद्य भी हो सकता है जो ब्रज 
में बहुत प्रचलित है। यह त्रिकोशात्मक लोहे की छड़ का एक बाजा है जिसे लोहे की छड़ से 


१--प५० सं० टी०, ५१५७७ 'तंत बितत सुभर घनतारा 


२--अ्रष्यछाप वाद्य ० पृ० ७, बाइबिल सें 'किन्तोर' नामक एक बाजे का उल्लेख है 
किन्तु इसका रूप झ्रनिद्दिचत है। 


साहित्य, संगीत तथा नृत्य २६६ 


ही बजाते है । इसे प्राय कहरवा नाच के साथ बजाते है। अ्रन्तिम पद्माश में ताल-वाद्यों के 
साथ झाने तथा जोरी” के उल्लेख से इस नाम के अन्य ताल-वाद्य का भी सन्देह होता है। 
'संगीत रत्नाकर' तथा 'संगीत पारिजात” में किन्नरी का उल्लेख हैं। 

स्वरमंडल वीणा में इकक्रीस श्रथवा अट्ठाइस तार होते है ।* इसको ही 'कात्यायनी 
वीणा” अथवा शारंगदेव द्वारा वणित “मत्त कोकिला' कहा जा सकता है।* इसे मिजराब 
अथवा लकड़ी के टुकड़े से बजाते थे। 'संगीत पारिजात' में वीणा के भेदो मे 'स्वर्मंडल' नाम 
भो है। यतिमान पाद खंड' से भी 'शरमडल' नाम है ।४ 

भ्रष्टछाप कवियों द्वारा उल्लिखित बीन' श्रथवा बीना” प्राचीन रुद्रवीणा की द्योतक 
है। इसमे सात तार त्था बाइस पर्दे होते थे। दो तूंबी वाली इस वीणा में किनारे की ओर 
मोरनी की भ्राकृति होती थी। 'बीणा” नामक वाद्य श्राज भी इसी वीणा की ओर सकेत करता 
है । सूरदास जी ने बीन के स्वर-माधुर्य का प्रभाव प्रकृति पर भी पडने वाला बतःया हैं-- 
दूर न करहि बोन कौ धरिबौ। रथ थाक्‍्यो मानौ मग मोहे नाहिन होत चन्द्र कौ 
ढरिबो ।! ( ३६७५ ) 

'बीन' शब्द के भ्रन्य भ्र्थ भी श्राज चल गए है जैसे सेपेरे की 'महुवरि' तथा भैरव के 
ताम पर भीख मागने वाले 'मोपा' का 'मसक' वाद्य । 

२८४ तुंबुर ( ३५०६ ) [ सं० तुबुर ] का उल्लेख भी होलो के बाजो मे हो है-- 
'इक बीना इक किस्तरि इक मुरली इक उपग इक तुंबुर इक रबाब भाँति सौ बजाव” (३५०६) । 
तोम्बुरी वीणा अथवा वर्तमान तानपुरा सूर के समय में भी था। स्व्रामी हरिदास का एक चित्र 
इसको बजाते हुए प्राप्त हुआ है ४ तानपूरे से गायक को केवल स्वर का बोध होता है, अतः 
यह पूर्ण बीणा नही है। 

रबाब ( ३५०६ ) अ्रहोवाल द्वारा उल्लिखित* होने के कारण इस बाजें की गिनती 
भी प्राचीन बाजों मे की जा सकती है । पद्मावत में भी इसका उल्लेख है श्रतः यह भश्रकबर के 
कुछ पहले चल चुका था ।१ आईने-अ्रकबरी ( पृ० २६६ ) में भी इसका वर्णन है | श्राज भी 
कुछ रबाबकार रामपुर जिले मे है । रबाब सारगी से मिलता जुलता बाजा है । पश्चिमी पंजाब 
से श्रफगानिस्तान तक यह बाजा अपने विविध रूपों में प्रचलित है । 

अमत कु डल्ी ( २५३४,२५४०६ )-- अमृत कुंडली औ सुरमडल, श्राउक सरस 
उपंग ।” अ्रष्टछाप कवियों ने इस वाद्ययस्त्र का उल्लेख अ्रधिक किया हैं। प्राचीन संगीत 


१---श्रष्ट्छाप वाद्य, पैं० १४ । 

२--प्रष्टछाप वाद्य, भूमिका, ४० ७, उस्मान कृत चित्रावली द्वारा सुरमंडल में 
बत्तीस तार होने के सबंध में पता चलता है--'सुरमंडल तह अ्रपुरव दीसा । 
एक सरासन पइंच बतीसा । (७२।५) | 

३--अश्रष्टछाप वाद्य, ए० १५। 

४--पश्रष्टछाप वाद्य , पृ० ८ । 

५---श्रष्टछाप वाद्य , ए० १०। 

६---अश्रष्ठछाप वाद्य , ए० १७ 'रव वहति यचस्मात्ततों रवावह' स्मृत:ः २,१२५-१२८। 

७--प० स ० दी० ५२७॥३ । 


२७० बाधयत्र 


ग्रन्थों मे इसका निर्देश नहीं है और न ग्राजकल ब्रज में प्रचलित बाजी में यह मिलता है । 
पोपले ने 'रावशहस्त वीणा” से मिलते हुए एक प्राचीन बाजे अमृत का उल्लेख श्रवश्य किया 
है । ब्रज के कुछ लोगो के श्रनुसार यह सत्र के फन के श्राकार का स्वर-वाद्य है ।* 
न्त्री (४०६२) जन्त्र (१५१३) [सं० यंत्र] साधारण वाद्ययन्त्र) के श्र्थ मे ही नही 
प्रयुक्त हुआ है, वरन्‌ वह एक वाद्य विशेष भी हैं। झ्राईने-अकबरी मे इसका वरान हैं | 
इसके दंड में दो श्राथे तूबे तथा सोलह स्वर चिह्न बताए गए है। “ंत्र' में पाँच तार 
होते थे | सूरसागर मे जनन्री (यंत्र- वादक) तथा तोमरी शब्दों का उल्लेख है--'हम पर 
काहे कौ भुकति ब्रजनारी ।.... .. फलन मॉम ज्यों कईई तोमरी रहत घुरे पर डारी । श्रब 
तो हाथ परी जन्त्री के बाजत राग दुलारी ।! (४०६२) | 


(ख) वायु के दबाव अथवा फूँक से बजने वाले वाद्य 


२८६. कृष्ण का प्रिय वाद्य-यंत्र होने के कारण सूरसागर में मुरली शीर्षक अनेक पद 
हैं तथा इसके बहुत से पर्यायवाची नाम मिलते हैं । मुरली का रूपक रूप में भी चित्रण हैँ जो 
दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। कष्ण की प्रिय वस्तुओ्रों मे मुरली 
के सम्बन्ध मे विस्तार से बताया गया है। पर्यायवाची शब्दों मे बंसी ( १२६६,६०२ ) 
[ सं० बंशी ] बॉसुरी (१२६७,१२६६) [ सं० वंशिका ), भुरली, ( १३३०,६०२ ) 
[सं० मुरली], मुरलिका (१२७४) तथा बेनु (६०२) [सं० वेशु | उल्लेखनीय है। बसी' 
तथा बासुरी” नामों से स्पष्ट है कि यह बाँस से बनती है। सूरसागर के कुछ मुरली पदो में 
(१८६४, १८७४) गोपियों द्वारा उसके नीच वंश में जन्म लेने पर बार-बार व्यंग्य है तथा 
मुरली-उत्तर शोर्षक पदों मे (१६९४८-१६५६) बंशी बनाने का वर्णन भी है। कही-कहीं 
इष्टदेव की मुरली को सुवर्ण की और रत्नखचित बताने का प्रलोभन कवि नहीं रोक पाया 
है (?८४४) । 

बंशी पके हुए पीले बाँस से बनाते है जो दस अंगुल से एक हाथ तक लम्बी और छ. 
से नौ छेद वाली होती है। उपयु कत भिन्‍न-भिन्‍न पर्यायवाची नाम सम्भवत, लम्बाई के आधार 
प्र रबखे गए होंगे ।* 

सहनाई (६४०, ४७३) [ फ़ा० शहनाई | शब्द के उद्गम से ही स्पष्ट है कि यह 
बाद्य विशेष मुसलमानी संस्कृति की देन है। शहनाई एक हाथ लम्बी लाल चंदन की बनाई 
जाती है तथा इसमे श्राठ छेद होते है। इसका बड़ा रूप 'नफ़ीरी' नाम से प्रसिद्ध है। शहनाई 
शुभ अ्रवसरों पर बजाया जाने वाला बाजा है जैसा कि सूरसागर से भी पता चलता है। राम 
का विवाह के बाद भ्रवधपुरी लौटने पर शहनाई से ही स्वागत होता है भ्ौर क्ृष्ण-जन्म के 
बाजों में भी उल्लेख हुआ है--धघुरत निसान मृदंग संख धुनि, भेरि कराफ सहनाई ।” (४७३) 





१--अष्य्छाप वाद्य , पृ० १८ । 

२--प० स'० टी० ५२७३ (३) वस्तुत: सर्वयम्त्रषु रागाणां बादत समम्र,' संगीत 
रत्ताकर ६।३६६ । 

३--अष्टछाप बा, 'सगीत रत्नाकर' सें चार स्वर वाली बांसुरी को ही 'पघुरली” 
नास दिया गया है-- चतुःस्व॒र छिंद्र मुक्ता सुरली चारुवादिनी' (९, ७८४) | 


साहित्य, संगीत तथा नृत्य २७१ 


अथवा 'बाजत पनव निसान पंचबिध* रुंज मुरण सहनाई ।” (६४०) । इन पदचाशों से यह 
और पता चलता है कि श्राज के समान ही शहनाई नगाडे के साथ बजाई जाती थी । ग्राज 
भी दष्ठोन! तथा विवाह श्रादि मंगल अवसरों पर शहनाई की ध्वनि सुनाई देती है । 

संख अथवा कंबु (१४८४, ६४६, ४८०४) [ सं० शंख: |, (११६०) [ सं० कंबु | 
का निर्देश फाग के श्रतिरिकत जन्मोत्सव तथा विवाह-प्रसंगो मे है--संख भेरि निसान बाज़ें 
बजे विविध सुहावने ।” (४८०८) । भौमासुर वव में भी उल्लेख है--करी हरि संख धुनि जग्यो 
तब असुर सुनि! (४८५१२) । इस प्रकार के शुभ अवसरों तथा पूजा के समय शंख बजाने की प्रथा 
प्राज तक चल रही है, विशेष रूप से बंगाल में । शंख विष्णु के एक हाथ में शोभित माना 
गया ढै--संख चक्र धर, गद्य पद्म धरा (११६०), भ्रयवा 'सख-चक्र गदा-पच्च, चतुरभुज 
भावन रे ।” (६४६) । साहित्य में गरदत के उपमान रूप में भी शंख का बराबर प्रयोग होता 
रहा है--कंबु-कंठ धर! (११६०) । 

गीता में युद्ध आरंभ होने के पहले 'पणव', गोमुख” 'भेरी' श्रादि के साथ शंश्ष का 
उल्लेंख है । साथ ही विशिष्ट व्यक्तियों के अ्रपने शंखों के बजाने का वर्णन है ।* शंख समुद्र से 
निकलता है। यो तो शंत् से एक ही स्वर निकलता है किन्तु अहोवाल ने इंसकी गणना सुपिर! 
वाद्यों मे की है जिससे अनुमान होता है कि इससे *राग रागनियाँ भी बजाई जाती होगी । किन्तु 
यह शंख बडा होता होगा । नाथ पच्यो योगियों के पास पाँच मूँह्‌ वाला विशेष शंव मिलता हैं। 

२८७ सिंगी (१८४४) [ सं० श्यृंगिन्‌-सिंग-सीग | यह वाद्य पशुओं के सीग से 
बनाते है । युद्ध मे बजाया जाने वाला रणसिंगा” कहलाता हैं ।* इसको शैव तथा गोरखपंथी 
साधु प्राय. प्रयोग में लाते है, इसीलिए उनको 'सीगिया बाबा'भी कह दिया जाता है । नेपाल तथा 
दक्षिण मे यह धातु का बनता है जो कोयिकी' श्रथवा 'कलहाय' तथा 'कोस्ब कहलाता है ।' 
आईने-अकबरी मे” नकक्‍्कारखाने के बाजों मे 'सीग' का नाम है जो गाय की सींग वी शक्ल का 





१--अष्यछाप बाह्य, प्रावक्ृथन अ्रष्यसखाम्रो ते 'पंचशव्द अथवा पाँच बाजों का 
उल्लेख किया है। यह मथुरा की एक बोद्ध कला-कृति ( ई० दूसरी छाती ) में 
अंकित है । 
प्‌० स'० दो० ५२७।७ बार्जाह सबद होइ भनकारा' 
चित्रावली ७३।९६ 'पांचौ सबद जो जगत महू होइ रहा रनकार । (७) पाँच 
शब्दों या वाद्यों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है | पाली महावंस की वंसत्य पा- 
सिनी टीका में सी पंचागिक तूर्य के निर्धोष शब्द का उल्लेख हैं--प चागिक 
तुरीय निःधघोस सदृद।” तथा वाश ने हर्ष सेना-प्रयाण से पहले पाँच बाजों 
(पटह, नांदी गुजा, काहुल और शंख ) का परिचय दिया है। यह अधिकार 
राजा अथवा राज्य का था । 
अबुल फ़डल द्वारा वरित नव॒क़ारखाने में दमामा, नगाड़ा, दुंहुल, करना, 
नफ़ीर, सींग तथा सेंजीरे वामक बाजों के नाम हैं। सम्भवत: प्राचीन पंचदाव्द 
का यह सध्यकालीन रूप था। 
२--गीता, श्रध्या० १, इलो० ११-१८ । इलो ० १३, तत: दाखाइच भेयेंद्रत परावा- 
नकगोसुखा: । सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोइभवत््‌ ।। 
३--अ्रष्ठछाप वाद्य, ४० २६। 
४--आईने श्र०, ए० १०३ । 


२७२ वाययंत्र 


ताँबे का बनाया जाता था और जो एक साथ दो बजाए जाते,थे । 

ब्रज में प्रायः हिरन के सींग का बाजा विंगी तथा भेव के सोंग का बिषान [स०बिषाण] 
कहलाता है ।* सूरसागर में कृष्ण के खिलौनों में भो इन दोनो बाजों का उल्लेख है--नोई, बेंत 
बियान बंसुरों दूवार अब्रेर सबेरै। ले जनि जाइ चुराइ राधिका कछुव खिलौना मेरे ॥' 
प्रथवा 'बेनु-बिषान- मुरलि-धुनि कोजौ संत्र सब्द सइताई ।” (४०३४७) । होली के बाजों में भी 
इनका उल्लेख है। 

तूर (६४८) [ सं० तूर | यह प्रायः धातु का बनता है। विवाह के स्वागत के समय 
विशेष रूप से बजाने की प्रथा है। यह कई आकार के बनाये जाते हैं । इसका ही दूसरा नाम 
'तुरही' है। संस्कृत में 'कहलो” नाम मिलता हैं किस्तु साँप की अनुकृति वाली वक्री” नाम से 
जानी जाती थी । सूरसागर में कृष्ण-जन्म पर तूर/ बजने का वर्णन मिलता है--दसएँ मास 

हन भए (हो) आश्रांगन बाज तुर ।” (६४८५) । 

जायसी ने वसन्‍्तोत्सव के सिलसिले में अनेक वाद्यों के साथ त्र' का उल्लेख भी 
किया है ।* 

महुवरि, महुअरि' (३४७८, ३४८४) [ सं० मधुकरी ] इस बाजे का उल्‍्त्रेख 
होली-वर्सत में ही है--हरि-संग खेलति है सब फाग ।....डफ बाँसुरी रूँज अर महुग्नरि, 
बाजत ताल मृदंग ।! (३४७८), श्रथवा 'महुवरि बाँसुरि चंग, लाल रंग होरी ।! (३४८४) । 
दधिदान प्रसंग में कृष्ण के संबंध में गोपियाँ कहती है--सूर स्थाम जानी चतुराई, जिहि 
अ्रभ्यास महुअरि कौ ।' (२१०५) | प्रायः सँपरे इसको काम मे लाते है। संस्कृत मे इसको 
'न्ागसर' कहते थे तथा इसके अन्य प्रचलित नाम पूंजी”, जिजीवा' तथा ुंबी' है ।रे यह 
एक तु बे से बनाया जाता है जिसके तले में छेद करके बाँसुरी के समान-दो बाँस के टुकड़े 
लगे होते है । रे 

मुहचंग (३४८४) 'आाउभ बर मुहचंग, नेन सलोने री रंग राँची व्वालिन ।” (३४८४) 
--यह मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य है। ब्रज में इसको “म्हौचंग' भी कहते हैं तथा फाग के 
नृत्य में मुदंग तथा राँफ के साथ बजाया जाता हैं |? यह कृष्ण -सखा मनुसखा का प्रिय बाजा 
माना गया है। यह धातु का बनाया जाता है तथा इसका रूप त्रिशल से मिलता है। श्रत्यन्त 
छोटा होते हुए भी यह अपने स्वर माधुये द्वारा सबका ध्यान श्राकर्षित कर लेता है । 

गोमुख ( ३४०६ ) [ सं० ] होली के बाजो मे ही इसका उल्लेख है । 
(ग) चमड़े से मढ़ें हुए वाद्य 

२८८. यह बाजे ताल-वाच्य के अन्तर्गत भी आते है । हाथ अ्रथवा डंडी आदि की चोट से 


१---अधष्टछाप चाद्य, ए० २६। 


२--प० सं० टी० १८९।२,३,४ बाजे ढोल डंड औ्रौ भेरी | मंदिर तूर भाँक चहेुँ फेरो । 
संग सींग डफ संगम बाजे । बंसकारि महुवरि सुर साजे । औरु कहा जेत बाजव 


भले । भाति-भाँति सब बाजत चले ।। 

२३--कृष्णदास, 'सुरसंडल, पिनाक्र, महुवरि जलतरंग मन सोहे ।' 

४--प्रष्टछाप वाह्य,ए० २२; पं० सं० ५२७५ | 'संगीत-रत्ताकर' के अनुसार सधुकरो 
सींग श्रथवा लकड़ी से बनाते थे जिसकों लम्बाई अ्रदठाईस पअ्रंगुल होती थी । 
वर्ण रत्नाकर' सें भी 'महु्ररि! नाम उल्लिखित है। कृष्ण को “सहुप्नरि” बजाने 
का अभ्यास होने के उल्लेख से अनुमान है कि इसका सूल भुरली होगा । 

४.--%० जी०. प्र० १५, श्रध्या० २ । 


साहित्य, संगीत तथा नृत्य २७३ 


ध्वनि पैदा करते है । निम्नलिखित नामावली मे कुछ तो प्राचीन नाम है तथा कुछ उस सयम 
के ब्रज में प्रचलित-- 

सदंग, मिरद्ग ( ३४८८, ३५०८, ६४२ ) [ सं० ] यह ढोलक से मिलता जुलता 
प्राचीन वाद्य है । बीच में चौड़ा तथा मुखो पर पतला होता है । दोनो मुख चमड़े से मढ़े होते 
है तथा बीच का भाग मिट्टी का होता है। प्राचीन काल मे वर्तमान तबले के समान इसका 
प्रचार था तथा कीतततन, उत्सव आदि में भी बजाते थे । 

पखावज (२५१३ ) | पक्षातोद्य--प्रा० पक्खाउज्ज--पखावज |* यह मृदंग से 
मिलता-जुलता किन्तु कुछ बड़ा होता है। तहसील माँठ मे इसको 'इकनरिया” कहते है ।* कुछ 
लोगो के मतानुसार पखावज का खोल लकड़ी का होता है तथा कुछ के अनुसार दोनों 
एक है । 

ढोल, ढोलना ( ३५२४, ६१८ ) [ फ़ा० दुहुल | कृष्ण-जन्मोत्सव पर सूर ने सुनार 
द्वारा सोने का ढोलना' लाने का वर्णन किया है--अनगढ़ सोना ढोलना ( गढि ) ल्याए चतुर 
सुनार। बीच-बीच हीरा लगे ( नंद ) लाल गरे कौ हार! ( ६४८ ) । होली मे वरशित ताल- 
वाद्यो में भी इसका नाम मिलता है--डिमडिम, पठह, ढाल, डफ, बीना, म॒दंग, चंग अर तार।' 
( ३४२४ ) । इसको झ्राज 'ढोलक' भो कहते हैं तथा स्त्रियाँ लोक गीतों के साय ढोलक बजाती 
है। धरेलू मागलिक कार्यो में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह हाथ से बजाई जाती है। 
इसका नाम प्राचीन संगीत-पन्थों मे नही हैं। आ्रईने-अ्कबरी में दुहुल' सम्भवतः ढोल के लिए 
आ्राया है तथा नवक़ारखाने मे एक साथ चार दुहुल बजने का वर्रान है।रै 

मुरज” ( ६४०, २५१३ ) [ सं० मुरज | कृष्ण-जन्मोत्सव पर कवि ने मरज बजने 
का वर्णन किया है। यह भी मृदंग की आकृति वाला बाजा है। इसका एक मुख दूसरे से 
छोटा होता है तथा इसे प्रायः गले में डाल कर बजाते है । 

मुझूज ( २५३२५ ) का उल्लेख भी है। 

रूज ( ६४०, २५१३ ) मुरज के साथ ही रूज का नाम भी दिया गया है। होली 
के वाद्यो में भी इसका नाम आया है--खरूँज मुरलि डफ दुंदुभि, बाजे बहु बिधि साज ।॥' 
( २४२३ ) | यह ढोलक से मिलता-जुलता किन्तु छोटा बाजा है। दाहिने हाथ के बाँस के 
टुकड़े से घिस कर तथा बाईं ओर लकड़ी से पीट कर बजाते है । 

आउफक* ( ३४८५ ) आवमक, ( २४११ )--दुंदभि ढोल परावज आवक, बाजत 





१--प० सं० दी० ५२७ । ३, सं०पक्षवाह--पसखावज । संस्कृत के किसी भी कोश में 
यह शब्द नहीं मिलता । चित्रावली तथा पद्सावत में 'पखाउज शब्द है। 
सम्भवत: फन्‍द्रहुवीं शती में यह दाब्द प्रयुक्त होने लगा था| 
प्रष्टछाप बाह्य, एृ० ६. 'पथिवीचंद्र चरित' ( १४२१ ) की सूचो में 
'वखावज? का सम्भवत: प्रथम उल्लेख है। 


२--#० जी०, प्र० १४ । 

३--आाईने श्र० , ए० १०३। 

४--कालिदास, उत्तरमेघ, इलों० १, 'संगीताय प्रहतधुरजा: स्निग्धगस्भीर घोषम !' 

५--प० सं ० टी०, [सं० आतोदह्य --प्रा० श्राश्नोज्ज--आउज्ज--आउज]। श्रसरकोश 
में “बाद्य!, 'बादिन्न' तथा आतोहय पर्यायवा्री शब्द सामे गए हैं। संगीत-रत्ता- 


९७४ वाद्ययंत्र 
डफ मुरली रुचिकारी !! ( ३२५११ ) यह भी ढोलक के समान ही चमडे से मढा बाजा हैं । 
आईने-प्रकबरी के अनुसार यह पोली लकड़ो का बनता था। संभवत. सूरकालोन आवर! का 
रूप डमरू से मिलता हुम्रा था ।! तुलसी तथा जायसी ने पखाउज” श्र झ्राउज' का साथ- 
साथ उल्लेख किया हैं ।* 

२८६. दुंदरभि ( ३४८४ ) [ सं० | वेदिक-काल के ताल-वाद्यों मे इसका उल्लेख हुआा 
है । यह तबले के समान जोड़ो वाला वाद्य है । छोटा नगाडा धातु का बना होता हैँ। इसको 
ही ब्रज में कील--मभील रॉक, निर्कर निमान डफ भेरि भ्रमर गुजार ।” अथवा “अधौटी' 
कहते है । दूसरा नगाड़ा बडा होता है तथा दो लकड़ियो से ब्रजाते है। इसके 'दमामा” या 
नवकारा' [ अ० नक्‍क़ारा ] नाम भी प्रचलित थे ।* दुदुभि मांगलिक वाद्य है, श्रतएवं जन्मो- 
त्सव, विवाह तथा पूजा झ्रादि के समय मंदिरों में बजाने की प्रथा हैँ। कृष्ण॒ु-जन्म पर देवताओं 
के दुंदुभी बजाने का निर्देश कवि ने किया है--दिवनि दिवि दुढुंभी बजाई, सुनि मथुरा प्रगटे 
जादवपति ।' ( ६२४ ) ! काग के उत्सव में भी उल्लेख है--दुदुंभि बाजे गहगही, रंगभीजी 
खालिनि । ( ३४८४ ) | दुद्ंभि धौसा” से भिन्न होना चाहिए ।९ 

दुंदुभी के साथ ही नफीरी श्रथवा शहनाई बजने पर नोबत (२१६४ ) नाम से 
प्रसिद्ध है । दानलीला शीर्षक पदों में एक दरबार के रूपक पद से नौबत का भी बोध होता 
है--बेनु, विषान, संख क्यों पूरत, वाजे नौबन बाजा । इस उल्लेख में राज-दरबारों मे नौबत 
बजने को प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है। झ्राजकल जम्मोत्सव भ्रथवा विवाह-कार्य श्रादि के 
समय नौबत बजने का रिवाज है। जनपदी बोली मे नौबत घुराना' अथवा भड़ना' भी 
कहते हैं । 

भेरी ( ३५२३ ) पुर घर-घर भेरि-मृदंग-पटह-निसान बजे! ( ६४२ ) भेरि ( ६२४, 
५४७३, ६४८ ) [ सं० भेरः:, भेरी |--इस बाजे का उल्लेख कृष्ण-जन्मोत्सतव तथा फाग में 
विशेष रूप से है। भेरी म॒दंग से मिलता-जुलता बाजा है, ढोल या नगाड़े से नही । ब्रज में एक 
लम्बी तुरही के समान वाद्य यंत्र को भी “भेरि/ कहते है । विवाह के पहले इसको बजाने की 
प्रथा है। सूरसागर के 'कील फाँक निर्कर तिसान डफ भेरि भमर गुंजार' पर्दांश से उपर्युक्त 

कर के अनुसार कुछ लोग आवज को हृडुग्का' का पर्याथवाची सानते थे। 
गढ़दाली में औजी” तथा हुहुक्का' दोनों के अर्थ भिन्न है। पद्तावत तथा 
चित्रावली सें मो आउभक' तथा हुडुक' अलग अलग दिये गए हैं । 

आझाईने० ( पृु० २७१ ) से पता चलता है कि आवज तथा हुदडुक एक 
ही थे किन्तु श्रष्ठछाप काव्य में हुड्डुकं का नाम नहीं मिलता है। 

१---भ्रष्टछाप वाद्य, ए० २५ । 

२--तुलसी, गीता० १२, “घंठा धंटि पखाउज श्राउज भाँस बेनु डफ तार । नपुर 

धुनि संजीर मनोहर कर कंकन भतकार | 

३--आईने अ्र० ए० १०३, अ्रबुलफ़ज्ञल ने राजकीय नवक़ारखाने में श्रदारह जोड़े 

“कुबर्गा अथवा 'दसासा! तथा बीस जोड़े ननव्कफ़ारा (नगाड़ा) होने का वर्शन किया 
हैं । पदमावत में 'तबल' दाब्द नक़क्तारे का श्र सूचक है । 

प० सं० टी० २३।४ तथा ४२७१ दिवांवो' | फा० दसासा | का भी 
निदश है। 

४--परणानंददास, .इतह बाजे लागे बाज्त दंदभि धौंसा गाजे ।? 


साहित्य, संगीत तथा न॒ः २७५ 


प्र्थ मे भेरि! शब्द प्रयुक्त होने का संरेह होता है क्योकि इसकी ध्वनि भौरे से मिलती बताई 
गई है । ताल-वाद्य भेरो का उल्लेख यहाँ ज्ञात होता है--रूँज मुरलि डफ दुढूंभि, बाजै बहु 
बिधि साज । बिच-बिच भेरी मिम्राक्षिती सब्र सुधोष समाज | ( ३४२३ ) श्रथवा पुर 
घर-घर भेरि-मृदंग-पटह-निसान बजे ।' ( ६४२ )। 

मदन सेरि श्राकृति मे डमरू से मिलती है किन्तु बीच का पेरा पोले बाँसका 
होता है । 

निसान, निशान ( ६४०, ३६१६ ) कवि ने प्राय. जन्मोत्सव तथा वर्षा ऋतु में 
बादलों की गजंना की तुलना 'निसान” के नाद से की है--निर्भग, श्रभय-निसान बजावत, 
देत महरि कौ गारी ।” ( ६२२ ) अयवा घर-घर बजे निसात, सू नगर सुह्ावन रे ।” ( ६४६ ) 
तथा धुरवा धृध उठी दसहेँ दिसि, गरज निसान बजायौ।' ( ३९१२ )। यह काँसे, ताँबे 
अ्रथवा लोहे का बनता है तथा मुख चमड़े से मढा होता है । निशान युद्ध में वीरों को प्रोत्साहन 
देने वाला वाद्य है। अन्य कवियों ने प्रायः रखक्षेत्र के वर्शन मे निशान का विशेष रूप से उल्लेख 
किया है ।* सूर ने भी 'पावस दल' के चित्र मे निशान बजने का वर्णन किया है (१६९२२) । 

पटह ( ६४२, ३४३२ ) [ सं० पटहः ] 'संगीत पारिजात' के मतानुसार पटह का 
अर्थ ढोलक है ।* वाण ने सेना के कूच के समय जिन पाँच बाजों का उल्लेख किया है उनमे 
पटह भी है! 

प्तत ( ६४० ) [ सं० परणात्र | यह प्राचीन वाद्य है। बात्मीकि रामायण में इसका 

उल्लेख है । 

डिमडिस (३५२४ ) डिसडिमी (३४३२ ) [ सं० डिडिम | यह डमरू की 
आकृति वाला किन्तु छोटा बाजा है । मिट्टी के घेरे के मुखों को पतली किल्‍ली से मद देते हैं । 
ब्रज में श्राज भी बच्चों को यह बाजा अ्रत्यधिक प्रिय है । 

डॉडी ( ४२७० ) कुब्जा के प्रति गोपियों के व्यंग्य-वाण में इसका उल्लेख आपा है--- 
'लोडी की डोडो जा बाजी, बढयौ स्याम अनुराग ।! ( ४२७० ) | यह चमडे का छोटा नगाड़ा 
सा होता है । पहले शासन की श्ोर से डुग्गी पिटवा कर घोषणा करने की प्रथा थी । 

डमरू, डमरू ( विनय ) | सं० डमरु: ] यह शिव का प्रिय बाजा है। प्रसिद्धि के 
श्रनुसार तांडव नृत्य के समय वह इसको बजाते हैं । सूर ने भी शिव का बाजा बताया है -- 
खुनखुना कर हँसत है हरि नचत डमरू बजाय ( ७८८ ) तथा हाथ त्रिसूल दूजे कर डमरू 
सिंगी नाद बजावे ॥” कापालिक शेव भी डमरू रखते हैं । 

चंग ( ३५१९, ३४८५ ) [ फा० ] लकडी के घेरे पर चमड़े से मढ़ा बाजा है । ब्रज 
में ख़्याल' नामक लोकगीत चंग को बजा कर गाने की प्रथा है | यह दाहिने हाथ से बजाते हैं । 
अहोवाल ने चार अंगुल गहरे और दस अंगुल वाले 'करचक्र' का नाम दिया है जो 'डफली' 
या ढपली”' भी कहलाती है ।* डफली के घेरे में झाँक लगी होने पर वह 'खंजरी' नाम से 
जानी जाती है। 

डफ ( ६४२, ३४८१,३५२२ ) | अ० दफ़ | यह होली के वाद्यों में प्रमुख स्थान 


१--कष्णदास, सदनभेरि और राय गिड़गिड़ी सुर मोहै । 
२--भूषरण, बाजत निसाने सिवराज जू नरेस के ।' 
३--श्रष्ट्छाप बाह्य, एू० ४० । 

४--अष्ठछाप वाद्य, पृ० ४२। 


२७६ वाद्ययंत्र 


रखता है। यह चंग से मिलता-जुलता है तथा उसी तरह बजाया जाता हैं। स्रसागर में होली के 
बाजों मे इसका अनेक बार निर्देश हुआ है--डफ को धुनि सुनि विकल भई सब, कोड न 
रहति घर घूँधटवारो' श्रयवा डक बाजप लागे हेली । चवहु-चलहु जैते तह री, जहँ खेलत स्याम 
सहेली ।” (१४८९, २४२२) । साथ हो क्ृष्ण-जन्मात्तव पर भी उल्लेख है--डफ-भाँस-मुदंग 
बजाइ, सब नंद भवन गए ।! ( ६४२ )। 

दक्षिण का 'महा नगाड़ा' भी ब्रज में 'डफ' कहलाता है जो होली में चौपाइयों के साथ 
निकलता है ।* 

उपंग ( ३४८५ ) [ सं० उपाग]--बोन मुरज उपंग मुरली राँक भालरि ताल ।! 
(३४६९४ ) | यह वाद्य भी ब्रज के प्रिय वाद्यों में से हूं। होली के भ्रवसर पर आज 
भी डफ के समान उपंग दिखाई दे जाता है। यह डमरू अथवा ढोलक के समान होता है 
जिसका मिट्टी, लकड़ी अथवा धातु का बना घेरा एक ओर मढा होता है। इसी शोर 
एक ताँत की डोरी लगी होती है जिसके सिरे पर चमड़े का टुकड़ा लगा होता है। 
इससे चोट करने से ध्वनि तिकलती है। बंगाल में उपंगर का.एक रूप खभंग' अथवा आनंद- 
लहरी' कहलाता है ।* आ्राईने-प्रकबरी में इसे नरसल से बना बताया है। खुजराहो की शिल्प- 
कला में इस प्रकार के बाजे के चित्रण से इसका अस्तित्व दसवी शती में होना निश्चित 
सा है।* 

कृष्ण-जन्मोत्सव पर ढाढ और ढाढिनि संबंधी पदो का उल्लेख किया जा चुका है। 
इन पदों मे इनके हुरका ( ६४६ ) [ सं० हुडुकका | तथा ढाढ़ ( ६४४ ) बजाने की चर्चा 
है--ढाढिनि मेरी नाच गावे, हौ हूं ढाढ़ बजाऊँ ।' ( ६४४ ) तथा 'ढाढो और ढाढिनि गाव, 
ठाढ़े हुके बज।वे, हरषि अभ्रसीस देत मस्तक नवाइ के । ( ६४९ )। 
(घ) घनवाद्य 


२६१ यह बाजे ताल-वाद्य है तथा प्रायः सभी श्रन्य वाद्यो के साथ बजाये जाते है । 
इनमे केवल जलतरंग” ही स्वर उत्पन्न करता है। जलतरग का उल्लेख अष्टछाप कवि कृष्ण॒- 
दास ने किया हैं | यह बाजे कासे के बने हुए और श्रुति-मधुर होते है । यो पीतल या लकड़ी 
के भी बनते है। सूरसागर में उल्लिखित इस श्रेणी के वाद्य नीचे दिये जा रहे है-- 

माँकई ( ६४२ ) [ प्रा० फंफा ] यह जोड़ी का बाजा है। इसके गोलाकार दो टुकड़े 
काँसे के बने होते है । कीर्तन, पूजा आदि में श्राज भाँफ बजाने की प्रथा अभ्रधिक है । श्रकबर 
बादशाह के नव्क़ारखाने मे तीन जोड 'संज' ( राँक ) बजाये जाते थे ।९ 





१---अष्टछाप वाद्य पृ० ४२ । 

२--अंष्यछाप वाद्य पृ० ४४ । 

३--अ्रष्टछाप वाद्य, भूमिका पृ० ६। 

४--प० से० ठी, ५२७६, हुरुक बाज डफ बाज 'गंभीरा! : ६: यह दोनों ओर 
चमड़े से सढ़ा हुआ बाजा है। शाह देव के अनुसार हुडुक्का' की लस्पाई एक 
हाथ होती थी । इसे कंधे से लटका कर दाहिने हाथ से बजाते थे । 

५---कुष्णदास, 'सुरसंडल पिनाक, सहुबरि जलतरंग सन सो है ।! 

६--प० सं० ठो०, ५२७] : ६: शाह देव वर्रित “कांत्यताल' हो फांस है। पृथ्वी 
चन्द्र चरित सूची में फांक को जगहु 'कसाल' का उल्लेख है । 

७--झआाईने भ्र०, एृ० १०३ | 


साहित्य, संगीत तथा नृत्य २७७ 
ताल ( ३५ ५ ) यह भी रॉक से मिलता-जुलता वाद्य है। इसके दोनों टुकडे डोरी 
से बंधे रहते है। ब्रज मे इसको 'तार' भो कहते है ,* अतः सूर द्वारा तार शब्द प्रयुक्त होना 
स्वाभाविक है--डिसडिस, पठह, ढोल, डऊ,बीना, मुरंग, चंग भ्ररू तार / ( ३५२४ ) । 
करताल"* ( ३४८२ ) यह लकडी का वाहद्य-पंत्र है जिसमे पीतल को ऊँ बीच के 
कटाव में लगी होती है। दोनों हाथों में एक-एक जोड़ो लेकर बजाते है। इसकी लम्बाई एक फुट 
तक की होती है । कीर्तन में श्रधिकतर इसे बजाते हैं । 

गिरगिरी, राइगिरगिरी (३५१३) ब्रज के करताल अथवा खडनाल के नाम पर ही 
दक्षिण मे भो एक करताल नामक वाद्य प्रचलित है। दक्षिण का करताल नाम में समान 
होते हुए भी रूपाकृति में भिन्न है। उसमे काठ के दो गोल टुकड़े से होते है जो अ्रद्दधर की 
ओर कुछ दबे होते है। * यही बाजा ब्रज में आज 'गरिड़गिडो” अथवा “रायगिडगिडी' कहलाता 
है । सूरदास जी ने सभवतः इसी को “'राइगिरगिरी” कहा है--हंज मुरण डफ रॉक भालरी, 
जंत्र पावज तार । सद्नभेरि, भरु राइगिरगिरी, सुरमंडल ऋतकार ।' श्रथवा “(फूले) बजावे 
गिर गिरी गार, भेरी घहर श्रपार, संतन हिंत फूलडोल ।” ( ३५३५ ) । 

मालरी (३०१३, ३५०६) [सं० भललरिका, भल्लरी ] यह भी मोम की श्रनुक्ृति 
वाला श्रन्‍्य वाद्य है जो काँसे से बनता है| ब्रज में इसे लकड़ी से बजाते है तथा इसका दूसरा 
नाम 'घडियावल' या घड़ियाल' है ॥१ झाज्ञरि, मिल्लरी (परि० १२६) शब्द भी सूरसागर 
में उल्लिखित है । 

मंजीरा (परि० १२६) [सं० मंजीर] 'बाजत ताल म॒दंग भांफ डफ मजीरा सहनाई ।! 
मंजीरे में छोटे श्राकार की गहरी पीतल की दो कटोरियाँ सी होती हैँ जिनके बीच में छेंद 
करके एक डोरी में बाँध लेते है। इसे लोकगीतों मे ढोलक के साथ बजाते है । 
घुंघरू, घंट (१४८०) भी फाग की उमंग में बजाने का चित्रण है--'घुँघरू घट 
घुमाइ ग्वालि मदमाती हो ।' 

२६९१-- अ्र।जकल इन प्राचीन वाद्यों मे से बहुत से चल रहे हैं तथा साथ ही कुछ नये 
भी सम्मिलित हो गये है, जैसे स्वर वाद्यों में सितार, गिटार, वायलन, इसराज, हॉरमोनियम, 
पियानो आदि । तालवाद्यों में तबले ने महत्त्वपूर्ण स्थान ले लिया है। यह प्रायः सभी वाद्य 
यनन्‍्त्रो तथा गेय संगीत का श्रावश्यक झंग सा हो गया है। लोकगीतों के साथ ढोलक श्ौर 
मंजीरा विशेष रूप से बजाते है। 

तानपूरे के साथ शास्त्रीय संगीत चलता है । प्राचीन काल की प्रमुख तत्‌” वाद्य वीणा 
शअ्रब कम दिखाई देती है । उत्सव, त्यौहार आदि पर प्रचलित प्राचीन वाद्यों का ऊपर उल्लेख किया 
गया है। आज के कुछ प्रमुख स्वरवाद्य पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हमारे जीवन में श्राकर 
घुल मिल गये है जैसे वायलन, पियानो, गिटार, बैजो श्रादि । 


१--अश्रष्टछाप वाद्य, प० ४६९ | 

२--प० सं० दी०, ५२७।७ 'घनतारा' शब्द जायसी ने 'करताल' के अथ में प्रयुक्त 
किया है। श्ञांड देव के 'कप्ता' का वर्णन इससे मिलता है | 

३--श्रष्टछाप वाद्य , पृष्ठ वही । 

४>--श्रष्टछाप बाह्य, पृ० ४७। 


श्ष्ष् संगीत संबंधी पारिभाषिक शब्दावली 


3--संगीत संबंधी पारिभाषिक शब्दावली 

२६ ३--रास-लीला के अन्तर्गत, प्रधानतया मुरली पदों में कुछ प्रारंभिक संगीत ज्ञान 
की सूचक नामावली का परिचय मिलता है। सूर ने भी संगीत को कला * माना है--कला 
चौसटि, संगीत ““(३०७१) | संगीत में गायन, वाद तथा नृत्य तीनों की गिनती होती है । भारत 
में प्रमुख दो पद्धतियाँ चल रही हैं--एक उत्तरभारत की, दूसरी दक्षिण की कर्नाटक । मुसलमानी 
संगीत-कला का प्रभाव उत्तर में पडा था जिससे दोनो में कुछ भ्रन्तर आ गया, किन्तु दोनों का 
ग्राधार एक ही है । 

सर ने संगीत नाद * (४६३१चु, १६६) अ्रथवा शब्द (३०२ ७) से सम्मोहन का 
निर्देश किया “है--जैस मगत नादू-रस सारंग, बधत बधिक बिन बान । (१६६) अथवा 
'बंसी-नाद-स्‍्वादू-रस लंयट, मानत नहिं खुति एह !! (४६२६) तथा भवन रवन की सुधि 
न रही तनु, सुनत शब्द वह कान ।” (३०२७)। तिग्रमित तथा स्थिर आंदोलनों द्वारा उत्पन्न 
ध्वनि को नाद कहते हैं । यह मधुर संगीत ध्वनि है ।* मुरली-नाद के श्रन्तगंत ग्राम, तान तथा 
सूछेना (१९७१) [सं०] का उल्लेख भी हुम्ना है--मुरलिया बाजति है बहु बान । तीनि ग्राम 
इक ईस मूछेना, कोटि उनचास तान ॥' (१६७१) संगीत के सात मुख्य तथा शुद्ध स्वरों 
के समूह अथवा सप्तक (स, रे, ग, म, प, ध, नी) को ही ग्राम कहते हैं । यह संगीत का भ्राधार है । 
इन स्वरों के कलापूर्णा विस्तार को 'तान! कहते हैं तथा एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जाने में 
स्व॒रों का आरोह-अवरोह हो 'मूरछता' है। 'तान! शब्द 'तन्‌” [तानना ] धातु' से भ्राया है 
अतएव श्र स्पष्ट ही है। इसका मुख्य ध्येय गायन-वैचित्य बढ़ाना है। ख्याल नामक 
गोत में तानो का प्रयोग अ्धिक्र होता है। ताव का उल्लेख होली पदों में भी अनेक बार हुआ है 
--ताल तान* बंधान, अ्रहों हरि होरी है ।” (२५३२) भ्रथवा “इक उधटति इक नृत्यति एक तान 
लेति उपज' (३४०६)तथा 'गावति सबे मधुर सुर गौरी । तान लेति दे दे फककभौरी (३५२८) । 

सरगमस (१७६६) श्रथवा सप्त सुरनि का निर्देश भी है--सप्त सुरनि मुरली 
बाजति धुनि सुनि मोहे सुर-तर-वंप्रत-गन “नृत्य करत उचघटत संगीत पद निरखि सूर रीभत 
मन ही मत । (१७४४५), अथवा 'नंद-नंदन सुधराई, बासुरी बजाई। सरगम सुनो के साधि, 
सप्त सुरति गाई ॥ अतीत अनागत संगीत बिच तान मिलाई। सुर ताल नृत्य ध्याइ, 
पुनि मदंग बजाई।॥ सकल कला गशुन प्रबीन, नवल बाल भाई ।! (१७६९) तथा 'सप्त 
सुरनि में भेद बतावति, नागरि झूप-अ्रनूप” (१७६२) | प्रत्येक राग मे लगने वाली स्वरो की 
तालबद्ध रचना को ही सरगम कहते है । यह अलग तालों में हो सकती है। इसके द्वारा 
स्वर तथा राग का ज्ञान होता है। एक दो स्थलों में आत्ाप (३०७१) की चर्चा भी है। 





१--भध्यकाल में प्र बपद गाने वाले 'कथावन्त' कहलाते थे । 

२--प० सं० दठी०, ४७९।९, नाद बिनोद राग रस बिदक खबत श्रोहि बिधि दीन्ह 
प० सं० दी०, २६।६, कतहूँ नाद सबद होइ भला । कतहूँ नाटक चेठक कला । 

३--संगीत शास्त्र, पू० ४ । 

४--तुलसी, गीता १० २, 'उचधर्टह छंद प्रत्ंध गीत पद राग तान बंधान ।' 

५१--शांड देव ते श्रालप्तिगान को अ्रनिबद्ध गान की श्रेणी में रकखा है जिसको अब 
ग्रालाप कहते हैं। पहले इन दोनों में थोड़ा सा भेद मानते थे | रत्वाकर के 
अनुसार रागों के सम्बन्ध सें ग्रह, श्रश, मरद्र, तार, न्यास, अ्रपन्यास, अ्रल्पत्व, 
बहुत्व; पाइवत्व, औडवबत्व भ्रादि दस बातों का ध्यात रखने पर गायन रागा- 


साहित्य, संगीत तथा नृत्य २७६ 
'तान अलापत' पद भी उल्लेखनीय है--पिक, सुक, बिहंग पवन थकि थिर रहे, तान 
अलापत जब गिरिधारी ।! (१८०५) । श्रालाप एक प्रकार की तान है। स्वरो का द्रततय का 
विस्तार तान' तथा विलंबित लय का झालाप' कहलाता हैं । इन दोनो से ही संगीत भें विस्तार 
पर्य सौदर्य की उत्पत्ति होती है । 

ताल ( ६४६, १५०६ ) [ सं० तालः ] का उल्लेख उपर्युक्त पद्माशों के श्रतिरिक्‍्त 
प्रव्य थोड़े से स्थानों में भी हुआ है । ताल से संगीत तथा नृत्य में समय का परिमाण किया 
जाता है। ताल वाद्यों से भी यही प्रयोजन सिद्ध होता हे--- इक कर मिरदंग ताल' (२१०६) । 
नृत्य के समय भी हाथ से ताली बजा कर ताल देने का उल्लेख किया गया है--नाचे कर दें-दे 
ताल! ( ६४६ ), अथवा 'नाचत, महर मुदित मन कौन्हे, ग्वाल बजावत तारी ।' (६२२ )। 
रास न॒त्य में कपतार (१०६८) की चर्चा है--छंद ध्रुवनि के भेद अपार । नाच। कुँवर मिले 
ऋपतार ।” यह एक ताल विशेष है। 

बोल ( १५२५ ) का उल्लेख एक होली पद में हैं--'कूमक सेती गावही नैकु बिच- 
बिच मीठे बोल ।' गीत के शब्दों के साथ तानें लेने पर उनको बोल-तानें कहते है । इसी 
प्रकार बोल-प्रलाप भो होते है । ठुमरों में इसका बहुत महत्त्व है । 


४-रशग रागिनियाँ 


२६१४--सूर ने कृष्ण द्वारा मुरली में अनेक 'राग-रागिनी' बजाने का निर्देश किया है--- 
'राग-रागिनी* प्रगट दिखायौ, गायौ जो जिंहि रूप । सप्त सुरनि के भेद बतावति, नागरि रूप 
प्रनूप।” ( १७६२ ) भ्रथवा 'राग-रागिनि! मेलि गाव, सुधर गुंड मलार ।! ( ३४४६ ) तथा 
'बेनु-सब्द करि मन हरि लीन्ही नाना राग बजाइ।” ( ३४७६ ), हरि जू मुरली तुम्हे 
सुनाऊं....मधुरै सुर गति राग रागिनी, भली तान उपजाऊ । ( २७६० ) श्रथवा प्यारी कर 
बॉसरी लई ।....उठी राग रागिनी तरंगनि, छिनु छिनु उपज नई!। ( २७६१ )। 

संगीत-शास्त्रानुसार रागे छः मानी गई है। सूर ने इस गिनती की चर्चा की हैँ-- 
“छुठि छः राग रस रागिनी, हरि होरी है।” (३५३२) । रागिनियों की संख्या कुछ के मता- 
नसार तीस है भौर कुछ के भ्रनुसार बत्तीस । यह रागों की पत्नियाँ मानी गई हैँ । पद्मावत 
मे इन छः रागो के नाम तथा छत्तीस रागिनियो का उल्लेख है ।* सूर ने भी छत्तीस रागिनियाँ 





लाप' कहलाता है | 
प० स० दटी०, ५२८१ 'बीजानगर केर सब गुनी । कर्राह अ्लाप बुद्धि चोगुनो । 
'गुनी” पारिभाषिक दाब्द था और किसो शास्त्र भ्रथवा बला में पारंगत व्यक्ति 
के लिए प्रयुक्त होता था। 
१-प० सं० ठी० ११६।७ 'सानहुँ बीन गहे कामिनी । रागहि सबे राग राखितो ।' 
२--भैरवों कौद्दिकश्चंव हिन्दोलो दीपकस्तथा। 
श्री रागो मेघरागद्च राग षडिति कीतिता' ।॥। 
३--प० €० टौ० ५२८। २-५ प्रथम राग भैरो तेन्ह कीन्हां। दोसरें मालकौस 
पुत्ति लीन्‍्हां | पुनि हिन्डोल राग तिन्‍्ह गाए। चौथे मेघ सत्वार सोहाए । 
पुति उन्हे सिरी राग भल किया। दीपक कोन्ह उठा बरि दिया। छंवड राग 
गाएनि भल गनी | झौ गाएति छत्तीस रागिनी । 


इ८० लोक॑गीत 


बताई है'--'मुरली हरि कौ भाव री ।... छहों राग, छत्तोसों रागिनि, इक इक नीके 
गाव री ।' (१८५४६) । 

राग स्वर तथा वर्ण से युक्त वह रचना है जो मन का रंजन करती है। राग में 
सात स्वरों का होना आवश्यक नही होता है, किन्तु अन्य कुछ निश्चित नियम हैँ। भारतीय 
पद्धति मे प्रत्येक राग के गाने की ऋतु, समय भी निश्चित है। इन का संबंध रसो से 
भी है। प्रधान रस शूंगार, शान्त तथा वीर है । 

कुछ स्फुट प्रसंगो के श्रतिरिक्‍त वसन्‍्तोत्सव शीर्षक पदों में बाजो के नामों की सूची 
के साथ ही कुछ राग रागितियो के नामों की गिनती कराने की प्रवृत्ति मिलती है। यह नाम 
इस प्रकार है-- 

अहीरी (३८३५), अप्तावरी (१४४९६), करनाटी (२७४८), केदारो, केदार 
(८५६०, ३४४६), काफी (३४०५) गोडी (१०३५), गोरी (१८२५) गुड मत्लार 
(३४४९) टोडी (२४४९), हुलारी (४०६२), देवगिरि (परि० १०८) नटनारायण 
(१८१८), नट (२०५६) पूरबी (२७५६), बंगाली (परि०, १२१), भैरव (३४४६), 
मलार (४००४,२०४९), मालवई (१४४६), मारू (१६२४ २६४६), सुह्ी (३४४६), 
सोरठी (३४४६), सारंग (१८३८) 

कई रागो को मिला कर गाने का उल्लेख भी है--तिहारी लाल मुरली नेकु बजाऊँ, . 
सारंग नट पूरबी मिले के, राग अनूपम गाऊ ।' (२७५४६) । 


५--लोकगीत 

२६५ गीत* (२४८७) अथवा गान (१७६०) का उल्लेख भी हैँ--सुर-ललना सुर 
सहित बिमोही, रच्यो मधुर सुर गान । (१७६०) अथवा काहूँ सुधि, काहूँ सुधि नाही, 
सहज मुरलिका गान ।' (३०२७) तथा ताल मृदंग बीन डफ बासुरि, बाजत गावत गीत ।” 
(३४८७) । इन पद्मांशों मे गान तो वादन-ध्वनि के अर्थ मे भी लिया जा सकता है, किन्तु 

गीत गायन के श्रर्थ में ही श्राया हैं । 
प्राय, सभी लोकगीतो का उल्लेख त्यौहार तथा संस्कार आ्ादि के साथ किया जा चुका 
हैं। इनमे से बधाई अथवा बधायों (६६५०,६५१, ६४६), सोहिलो (६५८) तथा चहरका 
(६४८) कृष्णु-जन्म वर्णन में उल्लिखित हैं। गारि अथवा गारी (६२२, ६४४, ७०९६, 
४८०४५, ३४२६) गीतों का निर्देश जन्मोत्सव, श्रन्नप्राशन, विवाहोत्सव तथा फाग श्रादि प्रमुख 
संस्कार व त्यौहारों के श्रन्तर्गत हुआ है । इससे इन गीतों की तत्कालीन लोकप्रियता पर भी 
प्रकाश पड़ता हैं। हिडोला प्रसंग में भूले के साथ-साथ गाने की चर्चा हैं (१४४२,३४४३)। 
झाज इन गीतों को सावन के गीत' कहते हैँ । इन पदों मे राग रागिनियाँ गाने का उल्लेख है 

( २४४०, रे४४९ )। 


१--छः राम तथा छत्तीस रामिनियों का स्थान पन्‍द्रहवों शती से काफ़ी पहले निश्चित 
हो चुका था। 
२--रत्नाकरे, रंजक:ः स्व॒रसंदर्सो गीतसित्यभिघीयते । 
गांधव गानसित्यस्य भेदद्वयमुदीरितस्‌ ॥। 
३--रत्नाक रे, यत्त वस्गेयकारेश रचित लक्षणान्वितस्‌ । 
देशो रागादिष्‌ प्रोक्‍्त तद्गानं जनरंजनम्‌ ।। 


साहित्य, संगीत तथा नृत्य श्धा 


वसन्तोत्सव तथा फाग वर्णन के सिलसिले में कवि ने कुछ प्रसिद्ध प्रचलित गीतों का 
उल्लेख किया है, जैसे चांचर' (२१०६) [सं० चर्चरो]), कुपका* (३४७२) अथवा क्रुमक, 
तथा दोरी (३५२०) | चाचर होली के दिनो मे गाया जाने वाला गीत विशेष है। 'चाचर 
खेलने” से लकुट रास करने का अनुमान होता है--सू रदास सब चांचर खेले , अपने अपने 
टोल ।” (३४७४) । दि दान प्रसंग में यशोदा-गोपी-संबाद में भी उल्लेख है--“धीगरि धिग 
चांचरि करें, मोहि बुलावतिं साखि॥” (२१०६)। कुमाय प्रदेश में स्त्री-पुरष मिल कर 
भ्रौर घेरा बना कर एक नृत्य-विशेष करते है, वह भी 'चांचर' नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी 
गीत ढोलक या ढप के साथ गाए जाते है । बसन्‍्त ऋतु में गाए जाने वाले गीत आज भी 
'बसन्‍्ता” कहलाते है । जायसी ने इनका उल्लेख किया है ।* 'क्ुमका” गीत-विशेष होलो के 
भ्रवसर पर स्त्रियाँ मंडली बना बना कर गाती है व नाचती है। होली पदों मे पद ३५२१ तो 
'मिलि भूमक हो” टेक का लम्बा पद है जिसमें फाग का दृश्य खींचा गया है। अन्यत्र 'कुमक! 
गाने की चर्चा हैं -भूमक सेती गावही नेंकु बिच-बिच मीठे बोल' (१३२३) । 

पद्मावत में 'घमारी” शब्द होली के हुल्लड़ का द्योतक है,? किन्तु सूर ने “धमारि' 
गाने का उल्लेख किया है--'इक़ गावत है धमारि, इक एकनि देत गारि! (३४०६) श्रथवा 
जमुना-कूल, मूल बंसीबट, गावत गोप धमारि / (३५१३) | होली-गीतों में प्रयुक्त होने 
वाली ताल-विशेष भी धमार है। श्रतएवं इसमे गाने के कारण आज भी होली-गीत* “धमार! 
नाम से जाने जाते है । 

होरी गीत (३४२२) गाने का भी कुछ स्थलों मे स्पष्ट निर्देश हुआ है-- 'पढ़त होरी 
बोलि गारी, निरखि के ब्र॒ज-बाल ।” (३४६४), 'उत होरी पढ़त ग्वार इत गारी गावत ये' 
(३५०७) अ्रथवा गारी होरी देत दिवावत । ब्रज में फिरत गोप-गन गावत ।” (३५२०) 
तथा 'सूरज-प्रभु आनंद सों गावत होरी गीत ।” (३५२२)। श्रुपद गाने वाले संगीतज्ञ होली 
अ्रथवा धमार गाने में निपुरा होते है, यों झयाल गाने वाले भी गाते है। घम्ार में तानें 
नहीं ली जाती हैं किन्तु ठाय, दुगुन, चौगुन, बोलतान, गमक श्रादि भेद होते है। इनका विषय 
होली खेलना, रंग, गुलाल, बाजों के नाम आदि पर ही आधारित होता हूँ। अ्रधिकांश गीतों 
में कृष्ण-राधा एवं गोप-गोपियों के फाग खेलने का चित्रण होता है। 

शास्त्रीय संगीत के अन्तर्गत ध्रुपद (१६६) गायन विशेष का उल्लेख किया जा 
सकता है। यह लगभग पॉच सौ वर्षो से प्रचलित है। इधर ख्याल-गायन के प्रचार से इसकी 
लोकप्रियता कुछ कम हो गई है । अकबर के समय में तानसेन की कला में इसका चरमोत्कर्ष 
माना जा सकता है । उस समय ख्याल का प्रचार नहीं हुम्रा था। ख्याल में विचार एवं 
कल्पना का ज्ञेत्र विस्तृत है, किन्तु श्रुपद का रूप,स्थिर हैं ।आज खयाल का प्रचार अधिक 
होते हुए भी प्रुपद का ही स्थान भ्रधिक महत्त्वपूर्णा है। ताने ख्याल की ही विशेषता है । 


१---प० सं० दी०, १८९।७, 'खिनहि चलहि खिन चाचरि होई! | चांचरि5( १ ) 
लकुट रास, (२) बसन्‍्त ऋतु का राग-विशेष जिप्तमें होलो व फाग सस्सि- 
लित है । 

२--प० सं० दी०, १८६।३, वही सनौरा स्ूमक होई। 

३--प० सं० टी०, *८६।१, 'भुड बांधि के पंचमि गाई ।' 

४--प० सं० दौ०, १८६।६, सिंदुर बुक्का होड धमारी 

३६ 


श्दर्‌ नत्य 


२६६--नृत्य का उल्लेख प्रमुख रूप से कृष्णाजन्म, रासलीला तथा वसन्तोत्सव शीर्षक 
पदों में हुआ है । नृत्य (६४४) नृत्यति (३५०६) तथा नाचति (३५१३) [सं० नृत्‌] 
शब्द प्रायः नाचने के साधारण भ्रर्थ में प्रयुक्त हुए है। कष्ण-जन्मोत्सव पर गोकुल बासियों 
का आनंदित होकर नृत्य करने का उल्लेख मात्र कर दिया गया है--भानंद अतिसे भयौ घर 
घर, नृत्य ठावरि ठावें ।” (६४३) । साथ ही ताली बजाने का वर्णन भी है--ताचे कर द॑ 
दे ताल ।” (६४६) । शिशु कृष्ण के बाल-नृत्य का कवि ने कई पदो में सुन्दर चित्रण दिया है-- 
हरि अपने आँगन कछ गावत' अ्रथवा श्रॉगन स्थाम नचावही जसुमति न दरानी ।! कालिय-ताग 
प्रसंग मे तरुण कृष्ण द्वारा किया गया ताडव नृत्य भी उल्लेखनीय है--'सबे ब्रज है जमुना 
वी तीर'''अंकम देव अहीर |” होली के हुल्लड़ मे सबका मत्त होकर, यौवन की उमंग में 
बह कर नाचने का चित्रण हुआ है, साथ ही 'भूमक', 'धमार', चाचर' भ्रादि लोक गीतों के 
गाते का निर्देश है--नाचति तरुनि बाल बध भोरी !! (३२४१२) अथवा इक गरावत एक नृत्यत 
एक रहत गोहन” (३४०८) । चांचर के संबंध में बताया जा चुका है कि यह गीत-विशेष होने 
के साथ ही लकुटननृत्य विशेष भी है। 

रास-लीला के अनेक पदो में नृत्य का विस्तृत वर्णान है। इससे हाव-भाव, अ्रंग- 
संचालन, परो का ताल पर पटकना तथा नुप्र, किकिणी श्रादि सुमधुर ध्वनि का चित्र उपस्थित 
किया गया है--भौह मोरनि, नेत फैरनि, तहाँ तै नहिं टरे । श्रंग निरखि श्रनंग लज्जित 
सके नहिं ठहराइ ।”' इते पर हस्तकनि गति-छंबि, नृत्य-्भेद भ्रपार।' (१७६३), भ्रथवा 
'नृत्यत स्थाम स्थामा-हेत। मुकुट-लटकमि, भुकुटि-मटकनि, नारि-मन सुख देत ॥ कबहुँ चलत 
सुचंग गति सौ, कबहुँ उघटत बैन । लोल कुंडल गंड-मंडल, चपल ननति सैन ॥ (३७६६), 
तथा राधा मोहन मंडल मांझ । मनहुँ बिराजत चंदा साक ।... पक पटकत लठकत लट बाहु । 
मटकत भोहनि हस्त उछाह । अंचल चंचल भूमका ।' ' मंडित गंड प्रस्वेद कन | बाजत भूषन 
मुदंग ।....नूपूर किकिनि कंकन चुरी। उपजत मिस््ित ध्वति माधुरी ।” (३७६०८) । एक स्थल 
पर संगीत द्वारा भाव-प्रदर्श तथा मपतार पर नृत्य करने का संकेत है--हंंद शझ्रुवनि के 
भेद अपार | नाचति कुंवरि प्रिले ऋपतार ।....कहयौ सबे संगीत में ।/ (१७६८) । 

नृत्य के बोल की सूचक शब्दावली यहाँ मिलती है--प्राननि सौ प्रात, नैन नेननि 
भ्रंटकि रहे, चटकीली छबि देखि लपठात स्याम घन । होड़ा-होडी नृत्य करें, रीभि-रीफि अंक 
भरें, ता ता थेई थेई उधघटत है हरषि मन ।” अ्रथवा बेनु मधुर धुनि बोलत थेइ थेइ संगहि 
नाच नचाए ” (४२७१) नृत्य प्रायः स्वर तथा ताल का अनु गत बताया गया है ओर मृदंग 
वाद्य पर किये जाने का कहीं कहीं निर्देश है--सुर ताल$% नृत्य ध्याइ, पुनि मु्दंग बजाई।' 
(१७६६) । यह मंडली-नृत्य आज भी विशेष रूप से ब्रज में प्रचलित है और वृन्दावन 
मथुरा की रासलीला का विशिष्ट स्थान है। जन्माष्ठमी के श्रवसर पर ब्रज के भकत-गण 
विशेष रूप से कृष्ण-कथा से संबंधित प्रमुख घटनाएँ स्वाँग रूप मे झथवा गीत, वादन तथा नृत्य 
के साथ उपस्थित करते है । 

वाण ने रास का उल्लेख किया है। शंकर के श्रनुसार भ्राठ, सोलह अ्रथवा बत्तीस व्यक्तियां 
का मंडलीनृत्य ही रासनत्य” कहलाता है।* वाण-वर्णित 'रेचद,”- रभसारब्ध! तथा मड़ली” 


१--शंकर, अष्ठो घोडश दवात्रिशद्‌ यत्र नृत्यन्ति नायका। । 
पिडीबन्धानुसारेश तत्नत्त रासक स्मृतम ।। 


साहित्य, संगीत तथा नृत्य र्८३ 
श्रादि विशेषताएँ उपर्युक्त नृत्य संबंधी पद्माशों में स्पष्ट रूप से चित्रित है। नादय-शास्त्र के 
अनुसार भारती ( कुरुच् त्र श्रथवा भरत जनपद,), सात्वती ( गुजरात व कठियावाड़ ), 
कशिकी (विदर्भ देश या बरार) तथा आरभटी चार शैलियो के नृत्य होते है । बाण ने नटो 
के आारभटी नृत्य की विशेषताग्रों में इसका उल्लेख किया है ।* 

एक विनय पद में कीर्तत के साथ नृत्य करने से जीवन के मिथ्याकर्षणों के पीछे 
ताचने का रूपक बाँधा गया है। इसके द्वारा मंदिरों मे कीर्तन और नृत्य करने का परिचय 
भी मिलता हैं। वृदावन के मंदिरों मे कीर्तन के लिए पद लिख कर गाने का प्रमुख कार्य 
वल्लभाचार्य जी ने सूर को सौप दिया था । श्रत:*इनको मंदिरों मे प्रचलित पूजा, भोग, कीर्तन 
श्रादि तत्कालीन पद्धतियों का ज्ञान होना स्वाभाविक है--श्रब मै नाच्यों बहुत गुपाल। 
काम क्रोध कौ पहिरि चोलना कंठ विषय की माल। महा मोह के नूपुर बाजत, निन्‍दा 
सब्द रसाल । भ्रम-मोयो मन भयौ पख्ावज, चलत श्रसंगत चाल। तष्ना नाद करति 
धट भीतर, नाना बिधि दे ताल । माया को कटि फेटा बाँध्यो, लोभ-तिलक दियो भाल। 
कोटिक कला काछि दिखराई, जल थल सुधि नहिं काल ।' (१४३) । नृत्य पर जीवन यापन 
करने वाली नटनियों (४३४५७) का अनेक बार जिक्र आया है। इसके सम्बन्ध में पहले 
भी बताया जा चुका है। जायसी ने “नट', 'पतुरिनि” तथा वाद्य -वादन के समाज को 'अखार' 
कहा है (४४७॥४,५२७॥२) । 

२६७ वर्तमान समय में संगीत पर पाश्चात्य प्रभाव भी पड़ा है। शास्त्रीय पद्धति 
मे राग रागिनियों के श्रन्तर्गत गाने को शैली चल रही है किन्तु साधारण गीतों तथा वाद्य- 
बादन में पश्चिमी देशो में प्रचलित संगीत शैली भी मिल गई है। इस प्रकार का मिश्रण 
प्राजकल चित्रपट के सगीत में बहुत है जिसकी लोकप्रियता असंदिश्ध है । इसी प्रकार का 
प्रभाव नृत्य पर भी दिखाई पड़ता है । 





हर 


१--हुएं० सां० प्र०, ए० ३३, नठ प्रारभटी शेली सें नृत्य कर रहे थे । इस नुंत्य 
की पांच विशेषताओं पर यहाँ प्रकाश पड़ता है: १. मंडलीनुत्त--शद्धूर ने इसकों 
हलीसक कहा है जिसमें एक पुरुष स्त्रियों के घेरे के बीच में नाचता है। भोज 
के 'सरस्वतोकंठाभरण' में इसको ही 'हल्लीसक' नृत्य बताया गया है। इस 
शब्द का उद्गम यूनानी शब्द 'इलोशियन न॒ृत्यों से ईस्वी सन्‌ के आस पास 
हुआ होगा । 


२६८--सू रसागर में सृष्टि' का विभाजन करने वाले यह शब्द प्रयुक्त हुए है--थावर 
(रेट्श्८) | सं० स्थावर ] और जंगम (१६८४) | सं० ] तथा अचल (१६८६) भ्रोर 
चल | सं० ]। 

पसु-पच्छी (६२२) [ सं० पशु-पत्षी ] तथा खग-मृग (३८४३) शब्द जानवर 
तथा चिडिया के साधारण भत्र्थ मे प्रयुक्त हुए है । रस्ती में बँधें पशुओं की विवशता का सुन्दर 
चित्रण है--- परबस भयो पसू ज्यों रजु-बस” (४७) । कुछ प्रारंमिक पदों में श्रात्मा का रूपक 
पत्नी से बाँधा गया है--जा दिन मन पंछी उडि जेहै' (८५६)। कवि ने पस्ु बात (१०६) निदनीय 
बताया है, किये बहुत पस्ु-त्रत' (१०६) अ्रयव।--अयतौ पिई पोषिब कारन, कोटि सहस जिय 
मारे ।! (३३४) | 

पशु-पक्षियो से संबंधित शब्दावली निम्नलिखित प्रसंगो में प्रमुख रूप से मिलती है-- 
१-...विनय पदो में प्रलंकार ग्रथवा अन्‍्तर्कथाप्रों के रूप में, २--छूप-वरशन के उपमानों में, 
जिनसे मध्यकालीन प्रचलित उपमानों पर भी यथेष्ट प्रकाश पड़ता है; ३--राम-कथा में 
बंदरों तथा कृष्ण-कथा में गायो का विशेष स्थान है, कृष्ण-कथा से पशु रूप धारण करने वाले 
प्रनेक असुरो तथा मुरली व गोचारण शीर्षक पदो मे गायों का बार-बार उल्लेख है ; कृष्ण- 
वियोग से ब्रज के पशु-पत्षी भी प्रभावित हुए थे; ४--रास लीला मे कष्ण के अन्तर्धान होने पर 
गोपियो का पशु-पक्षियो तथा लता-वबुन्नो से उनका पता पूछता ; ४--वर्षा वर्यात तथा युद्ध- 
प्रसंगो मे--सेनाग में हाथी तथा घोड़े भी थे । 

सुविधा के लिए निम्तलिखित विभाजन किया गया है-- 


१- जंगली पशु 

२६६--सिंह (४२५, १७) [ सं० सिहः ) | श्रथवा केहरि (१०४, ६ ) 
[ सं० केशिन्‌ ] शब्दों (४९६ ) का निर्देश सर्वप्रथम नसिह अथवा नरकेहरि श्रवतार में हुआ 
है--निकसे हरि नरहरि बपु धारि, (४२१) अथवा महाराज, नरासह मुरारी । (४२१)। 
विष्णु के इस अवतार में सिह के समात मुख माना गया है। कृष्ण-जन्म के बाद वसुदेव 
बच्चे को स्वयं यमुना पार करके नन्द ग्राम ले जाते है तब कई अलौकिक घटनाएँ घटित होती 
है--'बंदि बेरी सबै छूटी, खुले बत् कपाट | सीस धरि श्रीकष्ण लीने, चले गोकुल-बाट । 
सिह आगें, सेष पाछे, नदी भई भरिपूरि ।' (६२३)। 

विनय पदों के कुछ स्थलों में सिह के भ्रमित बल का वर्णन है--अति प्रचंड पौरुष 
बल पाएँ, केहरि भूख मरे ।” (१०५) तथा 'सिह-सावक ज्यौ तजें गृह । (१०६) । वस्त्र-हरण 


१-..इंडिया एज्ज नोत टु पाणिनि, ४० २१८, पाशिनि ने प्राशित'! अथवा प्राशभृत' 
तथा अप्रारिषिन! विभाजन किया है। इनको ही “वित्ततत' श्रयवा गचित' भो 
कहा गया है। प्राश्िन' सृष्टि के पुनः दो भाग मनुष्य तथा पथ, किए गए 
हैं। पदए भी स्व(भावानुकूल ग्रास्य-पक्षु तथा प्रशव(जंगली) होते हैं । श्राकार को 
देखते हुए श्लुद्रजन्तु श्रथवा उनके खाने के श्रनुसार क्रव्याद! ( मांस भक्षी) भाग 
भी किए गए है। पारिणनि से पहले बैदिक साहित्य में 'उमयतोदन्त,' “अन्यतो- 
हस्त, दिंपद!, चतुष्पद' झ्ादि विभाजव किए गए है। 


के समय द्रौपदी की अवस्था ऐसी थी मानों मुगी सिह बन घेरी' (२५१) । रुविमणी-कथा में 
भी उल्लेख हुआ है--'सकत सृगाल सिंह को भोजन दुरबल देखि छीन ले खाई।' (४७८८) 
प्रथवा गृह कंदरा समान सेज भद सिहहु चाहि बली” (३१८१५) । कृष्ण और राधा के रूप- 
वर्णन में प्रायः कमर का उपमान सिघ' (३४५१) हो है--कटि सिंह बिरोधी” (२८५१) 
अथवा 'उपमा हरि तनु देखि लजानी ।....कटि निरखत केहरि डर मान्यों, बन-बन रहे दुराई) ।! 
(२२७५) अ्रथवा जुगल कमल पर गजबर क्रीडत तापर सिह करत अ्रनुराग । (२७२८५)। 
मुख की शोभा का इस प्रकार वर्णन है--'मनु मयंकहि अंक चीन्‍्हौ सिंहेफ़ा के सून ।' 
(८०२) । खरगोश तथा सिंह की प्रसिद्ध कूया की ओर भी संकेत है--- ज्यों केहरि प्रतिबिब देखि 
के, आपुन कूप पर॒यौ | (३६६) । 

सगाल (४८०६), स्थार, घिथार (५७) [ सं० श्यगाल) ] अथवा जम्बुक 
(४७८७) | सं० जम्बुक, जम्बूक ] के व्यर्थ जीवन का श्रधिकतर विनय पदो में उदाहरण 
दिया गया है श्रथतवा मनुष्य-जीवन को निस्सारता बताने के लिए चर्चा है--सुरदास प्रभु 
तुम्हरे भजन बिनु जैस सुकर-स्वान-सियार ।” अथवा या देही को गरब न करिए स्थार-काग 
गिध खैहै । (२७) । शिशुपाल तथा कष्ण की तुलना सिंह तथा शगाल से की गई है--करनि 
सिह तुम्हरी घरी, कैसे चपे सुगाल ।” (४८०६) भ्रथवा हरि मुख जम्बुक पानिहिं (४७८७)। 

बराहरे (१६१, ३६२)[ सं० वाराह | विष्णु के वाराह्वतार का वन तृतीय 
स्कन्ध में है--तब हरि बपु-बराह धरि आयौ” (३६१) । 

सूकर (४१) [ सं० शूक्र) ] कुछ विनय पदों में शूऋर के तुच्छ जीवन का जिक्र 
है -- उद्दर भर॒यौ कूकर सूकर लौ |” (६५), भजन बिनु कूकर सूकर जैसौ।' (३५७), तथा 'सो 
तन सूकर-स्वान-मीन ज्यौ, इहिं सुख कहाँ जियो । (३५९) । सुश्रर बहुत ही गंदा पशु 
माना जाता है। 

रीछु (५८१) [ सं० ऋच्ष) | राम की सेना में थे--'रीछ लंगूर किलकारि लागे 
करन” (६८२) । सिंह तथा रीछ मनुष्यभक्षी पशु” है । 


२--पालतू पशु 
३००--यों तो प्रायः सभी जानवर जंगली ही होते है किन्तु कुछ घर मे पाले भी जा 


सकते हैं । इनमे से कुछ उपयोगी होते है तथा कुछ केवल शौक़ के लिए पाले जाते है। बन्दर 
को गिनती जंगली जानवर के साथ पाले जाने वाले पशुग्नों मे की जा सकती है। कुछ लोग 





१--प० सं० दो०, १५॥५ “गठव सिध रेंगहिं एक बाटा | दूश्नउ पानि पिर्नाहि एक 
घादा ।' 

२--प० सं० ढी० ५५५, 'केहरि लंक गवन गज हरे ।' 

३--हषें ० सां० श्र०, ए० १६१, सात्वत लोग विष्णु की उपासना नारायण रूप में 
करते थे | महाविष्णु की मूर्तियों में वाराहु या नसिह रूप उनकी कल्पना ही थी । 
मथुरा-कला को गुप्तकालीन सूरतियों में ऐसी भूततियाँ भी मिलती हैं। 

४-६ डिया एज्न नोन दु पारिणनि, क्रव्याद! (सांस सक्षी ) पशुओं में पारिणनि ने 
सिंह, व्याप्त, वक, क्रोष्टु, विडाल तथा इवा पद्चाप्रों का उल्लेख किया है। 
राजसी घरानों में पाले जाने वाले कुत्ते 'कौलेयक' [ जात» २२९--कुक्कुर | 
नाम से जाने जाते थे । 


पशु-पन्ची ए८६ 


बन्दरों को नाव सिखा कर उससे श्रक्नी जीविका चलाते है । सूरसागर से भी इसका पता चलता 
है-- नंद घरनि बॉधि-बाँधि कपि ज्यों नचावैं।(१०१२) अथवा ज्यों कपि डोरि बाँधि बाजीगर, 
कन-कन कौ चोहदे नचायो ।” (३२६) । बन्दर के कई पर्यायवाची शब्दो का प्रयोग हुआ है-- 
बानर (६८) [ सं० वानर ; ], मरकट, मकेट (३३२, ३२६६) [ सं० मर्कट : ], कपि 
(२७, २६, १०२) [ सं० कपि: > बंदर, हाथी) ] तथा साखाम॒ग (५१३) [ सं० शाखा 
मृग;] | विनय पदों में अनेक स्थलों पर यह शब्द मिलते है--'किचित स्वाद स्वान बानर ज्यों 
घातक रीति ठटी ।” (६८) या 'मकट मूठि छाड़ि नहिं दीन्‍्ही, घर घर द्वार फिर्‌यौ ।' (३६६) 
श्रतवा ज्यों कपि सीत-हनन हित गुजा सिमिटि होत लौलीन” ( १०२ ) श्रयवा गज कौं कहाँ 
सरित अ्रन्हिवायें, मरकट भूषन अंग ।” (३३२) तथा 'तैं जड़ नारिकेल कपि-कर ज्यौ पायौ नाहि 
पयौ । (७८) । राम-कथा में तो वानर-सेना का महत्त्व है ही--'कपि-दल जोरि और सब सेना” 
(४५४७ ) हनुमान को भी कहीं कही वानर झथवा क्रपि कह कर संबोधित किया गया हैं--कहौ 
कपि रघुपति कौ संदेस |” ( ५६५ ) पअ्रथवा 'रे कपि, क्‍यों पितु-बैर बिसार॒यो ?” ( ५७८ ) 
तथा 'बानर बत बिघन कियो ।” ( ४४० )। लंगूर ( ५४० ) [ सं० लांगूलिन ] बंदरों की 
एक जाति विशेष है। इसका मुख काला तथा पेछ विशेष रूप से लम्बी होती है। नवम स्कन्ध 
में यह सभी शब्द मिलते हैं--पहुँती जब असुर-सेन साखामग जान्यो' तथा सेन सहित सबब 
हते भपटि के लंगूर' ( ५४० ) । राम की सेना में वानरों की उपस्थिति के कारण ही श्राज तक 
हिन्दू इनको मारने में हिचकते हैं तथा कुछ लोग तो पूजा भी करते है। कृपिराज ( ६१२ ) 
हनुमान को देवता रूप में पूजने वाले अनेक हिन्दू मिलेगे। झ्राज बंदर” शब्द ही श्रधिक बोला 
जाता है । 


बंदर के समान मग को भी कभी कभी लोग उसके सरल सौदय से श्राकषित होकर 
पाल लेते हैं, किन्तु यह जंगली पशु है तथा वन में चौकडी भरता हुआ अ्रधिक मनहर ज्ञात 
होता है । मृग के आखेट (३:४३)--जानि न बधिक किये सौं मृग ज्यों हनत बिसासी प्रान' 
--का पहले भी ज़िक्र किया जा चुका है। सूरसागर भे मृग के कई पर्याय दिये गये है--मृगा, 
मग, मिरग, ( ४६, ७०, रे८४३े ३८२०) [सिं० मृग:--पशु-मात्र श्रथवा पशु-विशेष हिरन | 
सारंग ( ३३, २७२९ ) कुरंग ( ३२४ ४०७ ) [ सं० कुरंगः --लाल हिरन ] तथा सावक 
(मृग) ( २४४३ ) [सं० शावकः] । मृग की नाभि में रहने बाली कस्त्रि (७०) [सं० _] को 
जैसे वह स्वयं नहीं जानता उसी प्रकार श्रात्मा स्वयं में स्थित ब्रह्म से श्रनभिज्ञ इधर उधर भट- 
कती. रहती है---ज्यों मृग-ताभि-कमल निज अ्रनुदिन निकट रहत नहिं जानत ।/ ( ४६ ) अथवा 
रे मन, श्रापु कौ पहिचानि ।--ज्यों मुगा कस्तूरी भूले सु तो ताक पास! ( ७० ) तथा “ज्यों 
कुरंग नाभी कस्तुरी, ढंढत फिरत भुलायो (४०७ )। ु 

साहित्य मे यह तुलना जिस प्रकार बराबर मिलती है उसी प्रकार मृग के नेत्रों का 
उपमान रूप में प्रयुकत होना भी नया नहीं कहा जा सकता-- खंजन मीन मुगज लज्जित भए, 


१--प० सं० टी०, ५५४, नेन कुरंगनि भूल जनु हैरी ।! 


३४ 


२६ ० पालतु पशु 


नैननि गतिहि न पावत । (१२८३) भ्रथवा 'मृग नैनी तू अंजन दे । (३४२३) । मृग पशुमात्र 
के अर्थ मे भी भ्राया है--सकल खग मृग पेक पायक ( ३८४५ )* भ्रथवा 'सुनि खग मृग मौन 
धरे! ( १२४१ )। कृष्ण को अनुपस्थिति पशुप्रों को कम दुखदायी नहीं थी--ते न मृगा तृन 
चरत उदर भरि, भए रहत कृस गात' (३८२०) | प्रारंभिक पदों के भक्ति-माहात्म्य वर्णन में 
कुरंग की चर्चा है---ज्यौ कुरंग जल देखि श्रवनि कौ,प्यास न गईं चहूँ दिसि धायौ ।' (३२६)। 
सारंग शब्द के श्रनेक श्रर्थ है, जेसे चितकबरा हिरन, शेर, हाथी, कोकिल, सारस, 
भयूर आदि । मध्यकालीन काव्य मे 'सारंग” शब्द को ले करः्पूरे पूरे पद बनाने की प्रवृत्ति 
मिलती है। सूरसागर में भी कुछ पद इसी प्रकार के हैं, जेसे पद ३३, २७६१, २७२६ तथा 
३९८३---सारंग बिकल भयौ सारंग में, सारंग तुल्य सरीर ।” ( ३३ ), तथा “पश्चिनि सारंग 
एक मझारि |” (२७२९) । यही सारंग (हिरत) को संगोत से ग्राकषित कर बधिक के पकडने 
की सूचना भी मिलती है--जैसे मगन नाद-रस सारंग, बधत बघिक बिन बान” ( १६६ )। 
आजकल हिरन शब्द ही प्रायः सुनने में भ्राता है । 
३०१--बिल्लार, बिलाव ( ३११, २४७ ) [सं० विडाल:, विडालकः: ] शब्द विनय 
यदों मे उल्लिखित है--“मन सुवा, तन पींजरा तिहि माँक राखे चेत। ,काल फिरत बिलार तनु 
धरि जब घरी तिहिं लेत ।” ( ३११) तथा “जैसे घर बिलाव के सूसा रहत विषय-बस बंसौ ।' 
( ३५७ )। इन पंक्तियों से दोनों प्रकार की बिल्ली का बोध हो जाता है--इधर-उधर घरों 
में घूमने वाली जो पिजड़े में पाले हुए पत्तियों की घात में रहती है तथा घरों में पालो जाने 
वाली जो चूहो को मार मार कर लोगो को परेशानी से मुक्त करतो है । भ्रक्सर लोग बिल्लियाँ 
झ्राज भी इसी उदहृश्य से पाल लेते है। कभी कभी शौक में भी सुन्दर बिल्लियाँ पाली जाती 
हैं। आज बिल्ली” शब्द खडी बोली में तथा 'बिलार' प्रादेशिक बोलियों में श्रधिक चलता है । 
उपयुक्त पद्मयाश में मूसा [ सं० मूषक: | शब्द की ओर ध्यान जाता है । 'मूसा” शब्द 
बोलियो में चल रहा है, किन्तु यो चूहा! शब्द अधिक प्रचलित हूँ । बिल्ली तथा चूहे का बेर 
कुत्ते और बिल्ली के समान ही प्रसिद्ध हैं। चूहा बिल बना कर रहता हैं । 
कूकर ( ३५७ ) [ सं० कुक्कुर :?] तथा स्वान ( ३२८ ) [ सं० श्वान ] शब्द इन 
पदों में अनेक बार प्रयुक्त हुए है--'ह गज चल्यौ स्वात की नाई (७४)। कुत्ते का द्वार पर 
कान रगड़ना अ्रपशकुन समझा जाता था--'फटकत ख्रवन स्वान द्वार पर' (११५६ ) | उसकी 
टेढ़ी पूछ से संबंधित मुहावरा है--'प्रकृति जो जाकें भ्रंग परी । स्वान पूँछ कोउ कोडिक लागे 
सूधी कहुँन करी ।। (४१४४ )। 'मेरो सन मतिहीन गुसाई--स्नम करत स्वान की नाई 
( १०३), कौर कौर कारन कुबुद्धि जड़, किते सहत भ्रपमाना”, भजन बिनु कूकर सुकर जैसो' 
( ३२५७ ) तथा 'स्वान तुल्य है बुद्धि तुम्हारी । जूठनि काज सहत दुख भारी ।! ( रघ४ ) 
श्रादि उद्धरणों से श्वान का सारे दित भटकना तथा घर घर खाने के लिए भिड़की खाये की 
१--कालिदास, कुमारसस्मव, सर्ग ५, इलो० १३-- 
'लतासु तन्‍्वीष विलासचेष्टितं विलोलह॒ष्टं हरिणाइड्भनासु व ।! 
२--इंडिया एज्ञ नोन टु पाणिनि, एछ० २१८, २२१, भ्रष्ठाष्यायी में 'म॒ग! शब्द 
जंगली जानवरों के साधारण भश्र्थ में ही प्रायः प्रयुक्त हुआ है । एक सूत्र ( ११- 
४-१२) सें हिरन (6/४708) के श्रर्थ में श्राया है। पारिषनि ने दो प्रकार 
के हिरनों ऋष्य' ( ४760/09) झ्ौर “न्यरकु! ( 8920)]8 ) के ना भी 
ट्विये हैं । 





पंशु-पत्ची १६१ 


ओर संकेत है । मनुष्य जीवन का ध्येय साधारण पशु के जीवन से भिन्न है। केवल पेट भर 
लेना ही तो उद्देश्य नही है। कुत्ते की तरह काम में जुतना', अ्रथवा कुत्ते की सी जिंदगी 
बिताना' श्राज भी इन्ही भावों को व्यक्त करते है । 'कृत्ता भौंकता रहता है भौर हाथी देखता 
भी नहीं! कहावत उच्च व्यक्तियों की सहनशीलता तथा शान्‍्त स्वभाव की द्योतक हैं। “जैसे 
स्‍्वान कांच मंदिर मै, भ्रमि भ्रमि भूकि मर॒यौ ।! ( ३६६ )--अरात्म-विश्वम को बताने के लिए 
कवि कहता है। 

आज कुत्तों को पालने का काफी रिवाज है। इनकी कुछ जातियाँ तो केवल सुन्दरता 
के कारण शभ्राकंषित करती है, किन्तु कुछ रात मे चौकीदारी के लिए प्रसिद्ध है---स्वान सूते, 
पहरुवा सब, तोंद उपजी गेह ।” ( ६२३ )। अंचल लिखति स्वान की भूरति! ( ३८६१ )-- 
गोपियो की वियोगावस्था के प्रसंग में उल्लिखित हैं। बोलियो में 'कूकुर' शब्द सुनने मे मिल 
जाता हैँ जब कि खड़ी बोली मे 'कत्ता' बोला जाता है। 

खर' ( ११५८, ३३२, ४८०६ [ सं० खरः ] तथा गदभ ( ११४५८ ) [ सं० ]-- 
“हय गयंद उतरि कहा गर्दभ चढ़ि धाऊ! ( १६६ ) तथा तजों हरि-बिमुखन कौ संग--खर कौ 
कहा अरगजा लेपन' ( ३३२ ) श्रादि उदाहरण प्रारभिक पदो में वसित है। कालिय-दमन 
प्रसंग का पूर्वाभास कराने के लिए कुछ अपशकुनों की सूची दी गई है, उसमे गधे का बोलना 
भी है--बाऐ काग, दाहिने खर-स्वर, ब्यावुल घर फिरि आई । ( ११५८ ) दाहिने धाह 
सुनावत” ( ११५६ )। गधा” भ्राजकल धोबी के काम आता है। यह लोग गधे पर ही कपड़े 
की गठरी रख कर घाट ले जाते है । 

बैल (३३११, र८५) [सं० बलितू ] या चृष (३५७) [सं० ब्षः ] 
किसान के जीवन का आधार-स्वरूप होता है। विनय-पदो में तेली के बैल का जिक्र हें+- 
'तेली के वृष लो नित भरमत भजत न सारंगपानि । (१०२) । बैल की अवस्था का इस प्रकार 
चित्रण है, भक्ति बिनु बैल बिराने; हंहौ पार चारि,सिर रू ग, रग मुख, ठब कैसे गुन गैहो । 
चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अश्रघेहौ । टूटे कंधघहरु फुटी नाकनि, कौ लौं धौ 
भुस खैहौ। लादत, ज़ोतत लकुट बाजिहै, तब कह मूड़ दुरहौ | सीत घाम, घन बिपति बहुत 
बिधि भार तरे मरि जहो /! (३११ )। हल मे जोते गए दो बेलो का भी वर्रान है--बंजर 
भूमि, गाउँ हर जोते, अ्ररु जेती की तेती ।... काम-क्रोध दोड बेल बली मिलि, रज-तामस सब 
कीन्हो । ( १८५५ )। 

उपयुक्त पद्मांशों द्वारा बलों को हल में जोतना, सामान लादना तथा तेल पेरमा आदि 
उनके अतेक उपयोगों पर प्रकोश पड़ता है।* ब्रज-लीलाग्रों मे वृषभासुर-वध प्रसंग 


“इंडिया एज नोन हु पाणिन, पएृ० २२०, खर-शाक' का उल्लेख भश्रष्टाध्यायी 
में है। 
२--इंडिया एज् नोन टु पाणिनि, एृ० १५३, जोते जाने वाले जानवर 'युग्स' नाम से 
जाने जाते थे | वाहनों के अ्रनुसार भी उनके नाम होते थे जेसे-रथ्य' (रथ के 
बेल) 'शाकट!(शकट के),'हालिक तथा सेरिक (हल के बल) । 'सब्धुरोण' तथा 
एक धुरोशंग' बेल क्रमश दोनों ओर श्रथंवा एक ही ओर जोते जाते थे । हिन्दी 
में उपराल” तथा तरवाल' क्रमश: दाहिने तथा बाएं वाले कहलाते हैं । पाणिनि 
ने गो-साद' तथा 'उद्द-साद' शब्दों का बेल तथा ऊँट पर चढ़ने वालों के अर्थ 
में प्रयोग किया है। उन्होने 'सारव' देश के ; सिर सत्दक बेलो वा भी उच्रेस्ध 


२६२ दूध देने वाले जानवर 


भी है--'वृषभ श्रृंग सौं धरनि उकांसत बल-मोहन-तन हरै--पाँउ पकरि भुज सो गहि फेर्यौ 
भूतल माँहि पछार्यौ' ( २००५ ), 'सुनी करतूति बृषासुर की-- ( २०१० )। 

मैंढनि ( ४४६ ) [ सं० मैढः मैढकः ] का नवम-स्कन्ध की पुरुरवा-कथा मे 
निर्देश हुआ है | यह भेड़ की तरह का चौपाया होता है ।* 


३- दूध देने वाले जानवर 

१०२--इस सूची में अ्रबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण स्थान घेनु ( ६२२ ) [ सं० धेनुः |, 
सुरभी, सुरभि (६, ३२२११, ३८३१५ ) [सं० सुरभि. ] भोधन ( ५१) तथा गाई 
(४६,५४१) या गेया* (४) [सं ०गो--गाबी--गाई--गाइ-- गाय] का है । विनय-पदो मे प्रभु की 
बत्सलता का उदाहरण गाय तथा उसके बच्चे से कई जगह दिया गया है--जैसे गया बच्छ 
कैं सुभिरत उठि धावे ।” (४) । अविद्या तथा तृष्णा रूपिणी गायो का भी वर्रसान है । इन पदो 
में गाय चराना, उसका हरहाईरे (५१ ) होना आादि भी वर्णित है--माधौ जू, यह मेरी 
इक गाइ । भ्रब श्राज ले आउय-आगें दई, ते झाइये चराइ। यह अ्रति हरहाई हरकत हूँ बहुत 
ग्रमारग जाति । फिरति बेद-बन ऊख उखारति, सब दिन अ्रु सब राति ।! (५१ ) पश्रथवा 
माधौ नेंकु हटकौ गाइ । --ब्योम, घर, नद,सैल, कानन, इते चरि न श्रघाइ । नील खुर 
प्ररु अरुत लोचन, सेत सीग सुहाइ ।.... (४५६ )। गाय के पैरो के नीचे के भाग 
को ख़ुर [ सं० - चुरः ] कहते हैं । बच्चे के जन्म श्रादि मंगल अवसरो पर 
ब्राह्मणों को गायें दान की जाती थी *१---तहूं गयाँ गनो न जाहि, तरुनी बच्छ 
बढ़ीं | जे चराह जमुन के तीर, दूने दूध चढ़ी। खुर तॉबे, रूप पीठि, सोनैं सीग मढ़ी | ते 
दीन्‍्हीं द्विजनि अनेक, हरषि अ्रसीस पढ़ों ।” ( ६४२ )। हिन्दू धर्म मे 'गोदान' का दानो 
में ऊँचा स्थान है--'एकनि कौ गो-दान समर्पत' ( ६४३ )। गाय को भारत मे “माता! या 
'मैया” का स्थान दिया गया है। * पूजा के 'पंचगव्य” में लाल गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही 
तथा घी सम्मिलित है । गाय के बच्चे को बच्छ | सं० वत्स: ] बछुरू ( ६४४,१०५४६ ), 
बछरनि १( ३०,६२५ ) या गो-सुत ( १०५६ ) [ सं० वत्सक: सं० वत्सरूप--बच्छुरूश्न-- 


किया है । पतंजलि ने 'बाहोक' जाति का नाम और जोड़ दिया है। 

१*--अ्रथवं ० में भेड़ के लिए अ्रवि” शब्द मिलता है श्रौर 'श्राविक' का श्रर्थ ऊन है। 
ऋग्वेद में 'उर्णावतो” शब्द प्रयुक्त हुआ है । 

२--क्र० जी०, प्र० ६, श्रध्या० २, हेमचनद्र ते प्राकृत व्याकरण सें गावदी' शब्द गाय 
के श्र्थ मे प्रयुकत किया है। उपयोगिता के कारण गाय वेदिक काल से हूं, पूज्य 
भानी गई है। अ्रथ८ वेद तथा निधंटु मे उसे 'श्रधन्या” कहा गया है। 

र--क#० जी०, प्र० ६, भ्रध्याय २, हरि्रा! गाय हरी पत्तियों के प्रलोभन में दौड़- 
दोड़ कर खेतों में घुस जाती है। 

४-- मानस, बाल० १६४, 'हाटक धेनु बसत सनि, नुप बिप्रन्ह कहें दीन्‍्ह ।' 

४--मन्‌ची, भाग ३, पृ० ४२, गाय को पूजा करने का उल्लेख सनखो ने किया है | 
गोबर से भूमि लोपने व गो सूत्र को पविन्न समझ कर पीने कौ चर्चा भो है। 

285» जी०, प्र० ६; भ्रध्याय १२, गाय का तुरंत पेदा हुआ सादा बच्चा 
जंगरी' कहलाता है। उससे बुछ बड़ी 'बहिया' होती है तथा जवान होने पर 


पशु-पक्षी २६३ 


बछरू, गो-सुत सं० ] कहा गया है --गाइ-बच्छ संवारि ल्याए! ( ६४४ ) श्रथवा 'ज्ञान-रहूप 
हिरदे में बोले । सो बछुरनि के पाछे डोले ।” ( ६२१ ) तथा 'बछुरा चारन चले गोपाल! 
( १०२८ ) । ब्रह्मा-वत्स-हरण प्रसंग ( १०४४-१०४५६, ११०१-१११० ) भी उल्लेखनीय 
है-- ब्रह्मा बाल बछुरवा हरि गया” ( ३० ) अथवा बालक -बच्छ हरे चतुरानन, ब्रह्मणलोक 
पहुँचाए।' ( १०४४ )। ' जैसे गैया बच्छु के सुमिरत उठि घाव” ( ४ )--गांय का बच्चे 
के प्रति प्रेम प्रसिद्ध है । 

गो-दोहन ( १०१२-१०१६ ) तथा गोचारण ( १०२६-११११ ) का चित्रण 
श्रनेक पदो में विस्तार से हुआ है--तात दुहुन सीखन कह यो मोंहि धोरी गैया। श्रठपट 
आसन बैठि के गोधन कर लीन्‍्हौ। ....सूर स्थाम सुरभी दुही, संतनि हितकारी /! ( १०२७ ), 
तथा “धेनु दुहत हरि देखत ग्वालनि ---काल्हि तुम्हे गोदुहन सिखावे दुही सबे अब गाइ--।' 
( १०१८ ) । ब्यानहार गाय को वैदिक संस्कृत में 'प्रव्यया' कहा गया है।* वालों 
के मुखिया नंद के घर मे पाले गये कृष्ण का प्रन्य बालकों के साथ यमुना तट पर गाय चराने 
जाता, वहाँ खेलना, छाक खाता आदि से अनेक संबंधित चित्र है। वह माता से गाय 
चराने जाने की जिद करते है--- 

मैया हो गाइ चरावन जैहौ । 

तु कहि नंद बाबा सौ, बडो भयौ न डरेहो ।' 

चले सब गाइ चरावन ग्वाल--' ( १०३५ )। 

संध्या समय गायों के झुंड मे गोपाल को लौटने का अनेक पदो में सुन्दर वर्णन है. 
( १०६४, १०६८, ११२४-१२२६ ) “बन लै ग्रावत प्रेनु चराये । संध्या समय साँवरे मुख 
पर, गो-पद-रज लपटाये ।” ( १०३५ ), भ्रथवा--ब्रजहि चलौ भाई अ्रब सॉझ--गैया 
हॉकि चलाई ब्रज कौ, और ग्वाल सब लए पुकारि ।! ( १०६० )। 

गाये घेर कर एकत्रित करने का सरल स्वाभाविक चित्र ण,है--“मोकों बन-फल 
तोरि देत है, श्रापुन गैयनि घेरत ।” (१०४२ ) भ्रथवा “गाइ लई सब घेरि घरनि तें, 
महर गोप के बालक” ( १०४४ ) या 'मैया हौ न चरैहो गाइ। सिगरे ग्वाल घिरावत समोसों, 
मेरे पाइ पिराइ ।” ( ११२० )। गाय घेरने में कृष्ण की मुरली भी सहायक थी--ुम चढ़ि 
काहे न टेरौ कान्हा गैयां दूरि गई--घेरे घिरति न तुम बिन माधौ--मुरली सुनि भ्राइ 
गई।( १२३० )। 

यमुना के तठ पर गाएँ चरने लगती थी और सब गोप-वाल वृक्ष की छाया में 
बैठ जाते थे-- 'हरषि भए नंदलाल बैठि तरु छाँह के |--सखा लिये तहें गये, घेनु बन 
चरति कहूँ है । ( १०५५ ) अथवा 'गोधन-बूंद लिए ब्रज बालक जमुना तट पहुँचाये। 


'कलोर? [ स'० काल्या | और ओसर' ओोसरिया' [ स० उपसर्या |। यास्क- 
कृत निधंदु कोश (२।११) में गाय को “उल्ना? झथवा 'उल्िया' कहा गया है । 

१--इंडिया एज़् नोन टु पारिनि, पृ० २२३, पाणिनि के सभय सें भो काल्‍्या तथा 
“उपसर्या' नाम ही प्रसिद्ध थे | वेंदिक * व्ययथा' के लिए दाद्यइवीना दाब्द भरा गया 
था । सहाभारत काल सें माहेयी' तथा तीन वर्ष की श्रायु वाली को त्रिहायणी 
कहते थे ।--महाभारत, बिराठ-पर्व, कीचक वध, श्रध्या० १७, इलोक ११) 
सर्बरवेत्वे बने जाता त्िहायसी | 


श्हड दूध दैने वाले जानवेरे 


( १२५२६ ) । वन से लौटते समय कुंष्ण के वंशी-वादल का बार-बार चित्रण मिलता है-- 
“बुन्दाबन ते घेनु-बुद मैं बेनु अधर धरे गावत। बिडरी ( १३११ ) शब्द से गायो के 
इधर-उधर भागने का श्र्थ व्यक्त होता है--भीर भई मुरली सब बिढरीं ।” मुरली से गाय 
तथा अन्य सभी पशु-पत्षी विमोहित हो जाते थे । मुरली के इस प्रभाव का कवि ने कई पदो 
मे वर्णन किया है--भेनु मृग तृन तजि रहे, बछरा न पीवत छीर । या ' सुनि धेनु धुनि 
थकित रहात | तून दंतह नहिं गत । बछरा न पीवत छीर। पंछी न मन में धीर।' 
(१२४१) अ्रथवा 'पसु मोह सुरभी बिथकित |” ( १२३८ ) । इष्ण के मथुरा-गमन पर उनकी 
प्रिय गायों की दशा भी दयनीय हो जाती है--ऊधौ इतनों कहियौ जाइ। अति कंस गात भईं 
ये तुम बिन परम दुखारी गाइ ।....जहाँ-जहाँ गोदोहन कीन्‍्हौ सूंधति सोई ठाउ । (४६८८) । 

गोचारण शीर्षक पदों में गायो के विभिन्न वर्णो पर आधारित उनके नामों का 
उल्लेख है -- कारी, गोरी, धोरी, धूमरि ले लै नाम बुलावत । ( १२३५ ), भ्रथवा 
'कूजरी धोरी सेदहुरी धूमरि मेरी गैया।' ( १२८४ )। इस दृष्टि से पद १०६३ बहुत 
महत्वपूर्ण है । इस पद में गायो के नामो की सूची सी है--'धोरी धूमरि राती रोंछी, बोल 
बुलाइ चिन्हौरी। पियरी मोरी गौरी गेजी खैरो कज़री जेती | दुलही फुलही भोरी 
भूरी हाँकि ठिकाई तेती ।' 

दूध के सिलसिले में कृष्ण को कजरी त्था धोरी का दूध प्रिय होने का जिक्र भी 
कई बार है-- धौरी दूध औटि है राख्यों (११६४ ) या 'मीठो दूध गाइ धुमरि कौ' 
( १३४६ ) 

दुः्ध-दोहन शीर्षक पदों मे धार" (१३५१ ) शब्द कई बार आया है। शाम 
के समय वन से लौट ती हुईदे ग।ये अपने बच्चे को देखकर या स्मरण कर जो ध्वनि करती है 
उसको सूर ने हूँकति ( ४६८८ ) भ्रथवा 'रांभति! (१०६८ ) कहा है--हूँकति लीन्‍्हे 
नाउँ या 'रांसति गाइ बच्छ हित सुध करि, श्रम उम्रगि थन दूध चुवावत । झ्राज 
भी हुँकना,' हुंकार” या 'रंभाता शब्द बोले जाते हैं । महाभारत में भी 'रेम्यमाणा. गाव' 
का उल्लेखरे है। 'कृष्ण-जन्म से गाएं तक हित हुई थी--झआानद मगन धेनु, स्॒वे थनु पय- 
फेनु, उंमग्यो जमुन-जल उचछलि लहर के । अंकुरित तरु-पात, उकठि रहे जे गात, बन बेली 
प्रफुलित कलिनि कहर के । ( ६४८ ) 

गाय के खाने में तून (१२४१) भ्रथवा झुस (३३१) [सं० ब्रष] का ही प्राय: 
उल्लेख है । आजकल गाय को हरी घस चराने के भ्रलावा नांद्‌ [सं० नंदा] मे भुस खल्ली 





१--कृ० जी०, प्र० ६ श्रध्या० २, धौरी ८ सफ़ेद, स्थामा 5 काली, कबरी - चिंत- 
कबरी, हरिश्रा -- हरी पत्तियों के लिए खेतों में घुसने वालो, भूरी, 5 भूरे रंग 
की, लललो ८ लाल रंग वी, कजरी ८ काली श्राँखों वाली, कंजी - सफ़ेद पुतलो 
बाली, कपिला ८ सौधी गाय । 

२-..कु० जो०, प्र० ६, भ्रध्या० ३, वेदिक स'स्कृत (त्े० स'० ७।५।३।१) में 'प्रात- 
देहि! तथा सांयंदेहि' शब्द प्रातः तथा सायंकाल बढ़ने वाली धारों (वर्तमान शब्द 
धौताई! व 'संजा') के लिए प्रयुक्त हुए हैं। [शत० ७॥५।९, साहस्न्रो वा एवं 
शतधार उत्सोयद्‌ योः | । 

३--० जी०, प्र० ६, भ्रध्या० २, महाभारत, विराठ पव , गोहररो पर्व 


पशु-पत्षी ५६५ 


[सं० खलि], चूर्ण तथा नमक दिया जाता है ।* चारा खाने के स्थान को ही सार [सं० 
शाल .] कहते हैं* । सार के दरवाज़े की किवाड को खिरका या खरिक कहते है। बकरियो 
के ग्रायतादार या वर्गाकार बाड़े को भी खरिक कहते हैं। सार में अंधेरे मे जाते समय किसान 
सन को लकूटी जला लेते है। सूरसागर में खरिक ( ३२६८, १२६७ ) शब्द प्रनेक पदो 
मे प्रयुक्त हुआ है 'खरिक माँहि अबही हूँ आई, अहिर दुहत सब गेया ।' ( १२६७ ) अथवा 
गोसुत मेलौ खरिक सम्हार' ( १०२१ ) तथा 'ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस-सुता की 
सुदर कगरी, भ्रर कुजनि की छाँही । वे सुरभो वे बच्छ दोहनों ख रिक्त दुद्गावन जाही ।' 
कृष्ण तथा राधा के स्नेह को नीव भी यही पड़ती है -प्रार्तह आइ खरिक 

दुह्यबन, कहति दोहनी लैकर' ( १३४४ ) भगवा 'खेलन कौ मिस, करिके तिऊसे खरकहिं 
गए कन्हाई--सुनि राधा मुसकाइ ।' ( १३४६ )। घोष ( १०४१ ) [सं०| का निर्देश भरी 
ग्रनेक पदों में है। यह ग्राम की सीमा अ्रयवा चरागाह के भ्रथ मे प्रयुक्त हुप्ना है-- खेलहु जाइ 
घोष भोतर, दूरि कहूँ जनि जेयहु बारे । या 'सूनौ घोष बेर तकि हमसों इन्द्र निसान बजाई ।' 
( ३६२४ ) । एक राक्षस घेतुक के रूप में भो कम द्वारा भेजा गया था ( १११७ )। श्राज 
सभी पर्यायवाची शब्दों मे गाय” शब्द अधिक प्रचलित है । 

३०३--दूध देने वाले अन्य पशुप्रों मे भस (३४७), महिष* ( १४६४ ) [सं० 
महिष.] छेरी (१६८) 'सं० छेलक] तया अजा,* अजञानायक (विनय, ३२१) भी उल्लेख 
नीय है। ब्रज आ्राकर इंद्र द्वारा क्षमा माँगने से संबंधित कई पद है ( १४६४-१६०१ ), 
इनमे कुछ पशुझ्रों के नाम मिलते है--'मेढ़ा महिष मगर गुदरारो, मोर आखुनन बाहन 
गावत ।” (१४६४) । विनय पदों में भी कहीं कहीं उपयुक्त जानवरों के नाम उल्लिखित हैं-- 
कामधेनु छांड़ि कहा श्रजा ले दुह्ाऊं।' (१६६) 'सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुह्वे।' 
(१ ६८), निकट आयुध बधिक घारे, करत तीच्छनत धार। अजानाथक संगत क्रीडत चरत 
बारंबार, (३२१), बुक-ग्रसित भ्रजा लौ' ( २०१ ) तथा माता-प्रछ्त छीर बिन सुत भरे, 
श्रजा-कंठ-कुच सई (२००) । 

पद्मावत के बादशाह-भोज खरड में अनेक पशु-पक्षियों को मार कर माँस पकाने का 


१--#० जी०,; प्र० ७, अ्रध्या० १ 

६-० जी०, प्र० ८, श्रध्या० ५, बेद सें गोष्ठ (अ्रथव ७।७५१२) शब्द श्राया है । 
पारिनि ने भी इसका प्रयोग किया है। ऋग्वेद में 'सर! दाब्द भी मिलता है। 

३---इंडिया एज़् नोन टु पारिषति, ४० २२२, चरायाहों को गोचर कहते थे 
लवर की इच्छा को 'लवशास्पति! कहा गया है। बज (चरागाह), गोशाला 
'पोष्ठ' ,* गोष्पद? ( गायों के घूसने का मेदान ), गोत्रा' ( गायों का एकत्रित 
होना ), गोपाल! ( गाय पालने वाला), तंथा प्रनुगाबीन ( गाय चरा ने 
की उम्र झाने पर गोपाल-बालक ) आदि शब्द महत्त्वपूर्ण हैं । 

४--मभानस, ५, ३२, कहेँ सहिष मानुष घेनु खर झ्रज खल निसाचर भच्छहों । 

५--इंडिया एज नोच टु पारिशनि, ४० २२०, 'झ्रज” ( बकरी ) आजक' ( बकरियों 
का फ़ुड ) का उल्लेख अध्दाध्यायी में है। 'भ्रजावि तथा “अजेड! शब्द भेड़- 


२६६ सवारी के लिए उपयोगी पशु 


वर्णान है। यहाँ पर अनेक नाम एक साथ दिये गये है। उस समय जिन जानवरों तथा पक्षियों 
का मांस खाते थे इसका भो परिचय मिल जाता है। इनमें छागर' (बकरा/ मेढा,' 'हरिन,' 
'लगुना,” (एक हिरण), रोक (नीलगाय), 'चीतर,” गौन' (एक बारहसिहा), 'ाँख 
(सांभर), 'तीतर, 'बढई” (बटेर), लवा,” 'सारस, कूंज! (क्रोच या कुलंग) पुछारि, 
पपरेवा, 'पंडुक', 'खेहा', (तोतर जातिका ), 'गुडरू' (बटेर जाति का), 'उस्रबगेरी' 'हारिल', 
वचरज', 'केंव', 'बनकुकरो', 'जल कुकरो”, चचकवा-चकई”, 'पिदारे” (पिहें) 'नकटा”, 'लेदी,' 
सोन,” 'सिलारे श्रादि । 


४- सवारी के लिए उपथोगी पशु 

३०४--इस शब्दावली में दो पशु विशेष रूप से उल्लेखनीय है--तुरंग (१६१) 
[उं०], हय (१६६) [सं०] अस्बरे (विनय) [सं० ग्रश्वः, बाजि,बौजी (२३,१६६२) 
[सं० वाजिन्‌), तुरी (४८०४) [सं० वुरंग] श्रथवा ताजी [फ्रा० ताजी--अरब देश का घोड़ा] 
तथा कुंजर (११३,२५३१) [सं० कुंजर:--श्रेष्ठ हाथी ], गजेन्द्र (४२६) गयंद (४,४२३) 
[सं० गजेन्द्र: श्रेष्ठ हाथी] गजराज (११६४), गज (१७,२७०, ३६६, १८५४१) [सं०] मतंग 
(२३६०) [सं०] मैगल (१०२)![सं 2 मदकल., मदक्ारित] अ्रथत्रा हे।थी (११२) [सं० 
हस्ति']--कबहुँक चढो तुरंग महागज । (१६१) | 

इन दोनों का उल्लेख सेना के चार श्रंगों तथा सवारी के साधनों के अंतर्गत किया 
गया है। हाथी तथा उसके पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख विनय-पदों मे गज-ग्राह कथा (४२६- 
४३३) के अन्तर्गत भ्रनेक बार हुआ है--दौरि छुडायौ हाथी” (११२) श्थवा --हा करुनामय 
कुंजर टैरूयौ रहयो नहीं बल थाकौ' (११३) अ्रथवा' दुखित गयंदहिं जानि के आपुन उठि 
धाव।” (४), या 'ग्राह ग्रसत गज कौं जल बूडत, नाम लेत वाकौ दुख टारयौ' (१४) तथा 'गज- 
मोचन ज्यौ भयौ अवतार ।' (४२६)। कही कही निरंकुश मतवाले हाथी श्र मन का रूपक 
लिया गया है--माधौ जू मत सबही बिधि पोच | श्रति उन्मत्त निरंकुप्त मेगल, 
चिता-रहित असोच 7 (१०२)। स्त्रियों की चाल का उपमान भी मतंग ही है--मंद मंद 


बकरी के झोतक थे । 'जाबाल' तथा 'महाजाबाल' बकरो भेड़ पालने वाले को 
कहते थे । 'अ्रवि' श्रथवा आ्राविक' भेड़ों के नाम थे । 

१---प० सं० दी०, ५४१), 'छागर मेंढा बड़ श्री छोदे---मोट बड़े सब टोइ टोइ धरे । 
उबरे दुबरे खुरुक न चरे | कंठ परी जब छूरी रकत ढरा होइ श्रांसु । के प्रापन 
तन पोखा भा सो परावा सांसु। 

२--मानस, बाल०, २६८, हुये गय स्थंदन साजहु जाई । 
३२६, “गज रथ तुरत दास झरु दासोी । घेनु अलंकृत कासदुहा सी । 
जानकी ०, १७५, 'दासी दास बाजि गज हेस बसन सनि ।' 

३---इंडिया एज नोत टु वाशिनि, पृ० १४५,२१६, एक दिन में धोड़े द्वारा पूरी को 
गयी यात्रा को 'आदवोन' कहा जाता था । 'अदव” तथा 'बाडव' शब्द भी मिलते 
हैं। कौटिल्य के अनुसार श्रेष्ठ अहव कस्बोज, सिन्धु तथा वाह लीक से झाते थे । 
पृ० २१८, हाथी को हुस्तिन', नाग”, अथवा कु जर' नामों से पुकारा जाता 
था। बड़ी सूंड वाला 'शुरडारा कहलाता था तथा 'हिहस्ति' एवं “त्रिहस्ति' 
ऊँचाई नोचाई के नाम थे । हृष्ति-दंत का उपयोग भो होता था। 


पंशु-पत्ती ३8३ 


गति मत मतंग ज्यों, अंग-अ्ंग सुख-पुंज-मरीची । (१३६०)। 'गांडे! मे हाथी की विशेष रुचि 
होने का निर्देश है---'कहु षटपद कैसे खैयतु है, हाथिनो के संग गाँड़ेः (४२२) । कृष्ण-हूप-वर्सान 
में भी उल्लेख है---स्थाम रूप मे री मन अर यौ ।-- सुरदास प्रभु रूप थक्यो मनु, कुंजर 
तंक परयो।” (२५३१) झ्रथवा 'बारक नैननि ही मिली जाहु |--गज गति मंद मराल 
बिरोधी हेम सुरुचि रिपु दाहु ।” (२८५४१) । वर्षा-वर्णन पदों मे बादलों को देख कर मतवाले 
हाथियों का भ्रम होने का चित्रण हँ--देखियत चहुँ दिसि तें घन घोरे। मानौ मत्त मदन 
के हथियनति, बल करि बंधन तोरे ।--स्याम सुभग तन चुवत गंडसद, बरषत थोरे थोरे। 
रुकत त पवन सद्दावत हू पै, मुरत न अंकुस* मोरे ।! (३२६९२१)। 

बादलो के गरजने पर दूसरे हाथो को श्रावाज समक वह भी चिघाड़ने लगते है--- 
गरजत गगन गयंद गुंजरत' (३९२३) । 

यहाँ हाथी से संबंधित कुछ और शब्दों का भी बोध होता है जेसे--गंडमसद [सं० 
गशड़: + मदः], सहावत [सं० महामात्र] तथा अंकुस [सं> अंकुश] । हाथी के माथे से बहने 
वाले एक द्रव पदार्थ को गंडमद कहते हैँ तथा हाथी को चलाने वाला व्यक्ति महावत होता 
है । महाबत मतवाले हाथी पर अ्रधिकार पाने के लिए जिस लोहे के टुकड़े से उसके मस्तक 
पर प्रहार करता है वही अंकुश” के नाम से प्रसिद्ध है ।निरंकुश” शब्द से साधारण तौर पर 
मनमानी करने का” भाव प्रकट किया जाता है । घोडे का निर्देशन बाग [सं० बल्गा] (२३) से 
होता है ।* 

वर्तमान समय में इन दोनों पशुझ्नों के सभी पर्यायों में हाथी' तथा “घोड़ा! शब्द 
श्रधिकतर बोले जाते है । गज-मौक्तिक' का उल्लेख भ्राभरणों मे किया जा चुका हैर। 

३१५--कंस द्वारा ब्रज भेजे गये असुरो मे एक घोड़े के रूप मे भी झ्राया था । इस 
अ्रसुर 'केशी' के बध का वर्यन है ( २०१४ )। कंस के दरबार मे मल्लों के भ्रतिरिक्‍्त कृष्ण 
को गजकुबलय का भी सामना करना पड़ा था--तुरत दंत लिये उपारि, कधनि पर धारि, निर 
खत नर नारि भुदित, चक्रित गज मारयो । (२६१२) । झात्मअ्नम सबंधी पदों में हाथी का उदा- 
हरण दिया है--जैसें गज लखि फटिक सिला मै, दसननि जाइ भ्ररयौ ।/ (३६६)। पद्मावत से 
राजद्वार पर बंधे विभिन्नि वर्णों के हाथियो तथा घोड़ो का वर्णन है ।१ चौग्रान के खेल के सिल- 
सिले में सूरदास जी ने कुछ घोड़ों की किस्मो का वर्णन भी किया है--- निकसे सबे कुंवर भ्रसवारी 


१---प० सं० टी०, २६॥६, गजपती क आंकुस गज नावा । ( ६ ) आंकुस गज 
- बह हाथी जो मतवाले हाथियों को वद्य में करता है। २४७।३, जए अगस्ति 
हस्ति घन गाजा । 

२--प० सं० दी०, ४६।५ मन तें अगुमन डोलहि बागा। ४६४ तरफप्पह तर्बाह 
तायन बिनु हांके ।! तायन ८ फ़ा० ताजियाना ८ चाबुक । 

३--हं० सां० अर०, ए० १७०, प्राम्ष्योतिषेश्वर कुमार के दूत हंसदेग को भेंठ- 
सामग्री में जलहस्तियों के मल्‍्तक से निकले मुक्ताफल से जड़े हाथीदांत के कु डल 
भी थे। 

४--प० सं० टी०, ४५। हस्ति सिंघलो बांधे बारा । जनु सजीव सब ठाढ़ पहारा। 
कवनौ सेत पीत रतनारे । कवनो हरे धूम भ्रौ कारे |--मात निमत सब गर- 
जहि बांधे । निसि दिन रहहि महाउत कंधे ।' ४३ पुत्ि बांधे रजबार तुरंगा 
_.लील समंद चाल जग जाने । हांसुल भंबर कि झाइ बलाते--। 

श्८ 





१६८ संवारी के लिए उपयोगी परशुं 


उचैस्रवा के पौर। नील सुरंग कुमेत स्याम तेहि, परदे सब मन रंग । बरन अनेक भाँति 
भाँतिन के चमकत चपला ढंग ।' ( ४७१४ )। 
मोन [फ़ा० जीन] जडाऊ वर्णित है-- मीन जराइ जु छगमगाइ रहि, देखत दृष्टि 
अमाइ ।' ( ४७१४ )। 
कुष्ण-रुक्मिणी विवाह मे भी कृष्णा का घोड़े पर जाने का वर्णन है--'तुरी ताजी 
बिना ताजन' चपल चपला श्रीहरी । जीन जरित जराब पाखरि लगी सब मुक्‍ता लरी' ।र 
जीन [ फ़ा० जीन ] घोड़े की पीठ पर पड़ी चमड़े की गद्दी को कहते है । 
पाखरि [ सं० प्रखर. ] घोड़े पर पड़ी भूल होती है। 
ताजन [ फ़ा० ताजियाना ] चाबुक [ फ़ा० ] या कोड़े [ सं० कवर | को कहते है। 
ताजी [ फ़ा० ताजी ] भ्ररब देश के प्रसिद्ध घोड़े थे । 
घोड़े की बाग ( २३ ) [ सं० वल्गा | का परिचय भी मिलता है--बाएँ कर बाजि 
बाग! ( २३ )। इसको आज रास [ सं० रश्मि ] भी कहते है । 
पद्मावत ( ४६ ) से ग्यारह-बारह किस्मो के घोड़ो के संबंध मे पता चलता है। उसमे 
'लील' नीले रंग का, आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। हाँसुल', 'कुमेत', 'हिनाई”, 'भंवर' 
(भौरे के रंग का मुश्की), श्रादि सूरसागर के घोड़ो से मिलते हैं। इसके श्रतिरिक्‍त 'समुंद' 
( बादामी ), 'कियाह' ( कलछोह लाल ), हरा” ( इस रंग का घोड़ा दुलभ है ), कुरंग' 
(लाख के रंग का या नीला कुर्मत), 'महुआ्र' (महुए के रंग का), गे (“रोएँ सफेद व लाल”) 
'कोकाह' ( सफ़ेद ), 'बोलाह” ( गर्दन व पूछ के बाल पीले ), तुखार' ( तुषार देश का, 
मध्यएशिया में शकों के एक क़बीले व मूलस्थान से भ्राने वाले घोड़े कुषाण तथा गुप्तकाल में 
० इस नाम से प्रसिद्ध थे। ) श्रादि नये नामो पर भी प्रकाश पड़ता हैं। श्राठवी शती के पूर्वाद्ध 
मे अरबी सौदागर था ताज़िक व्यापारी राष्ट्रकूट राजाभ्रो के लिए धोड़े लाने लगे थे और धीरे 
धीरे उनके विदेशी नाम भी प्रवलित हो गए। वाण ने भारतीय नामों का सातवीं शी के 
पूर्वार्द मे उल्लेख किया है जसे 'शोण', श्याम!, 'श्वेत', पिजर', हरित”, ततित्तिर', 
कल्माष' झ्ादि । 
एक॑ दो स्थानों पर झुँट ( ३५७ ) [सं० उष्ट्रश ] का नाम भी मिलता है--सूरदास 
भगवत-भजन बिनु मनौ ऊट-वृष-भैसौ ।' ( २५७ )। करभ ( ६६ ) [सं०]---करभ-कर- 
भ्राकृति'---ऊँट श्रथवा हाथी दोनों श्रथों मे आ्राता है। झ्राज ऊंट पर श्रधिकतर तरकारी फल 
ग्रादि सामान लादकर गाँवों से नगर मे ले जाते है ॥१ इसके अश्रतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे 


१--प० सं० ठीौ० ४प८घ।६ ताजन नाग सिंह असवारू । 

२---हर्ष० सां० भ्र०, ए० १४३, वाशकालीन घोड़ों के साज में 'लवरणकलापो', 
पृक्षकिणी! तथा 'नाली' से युक्त 'पर्याण' अ्रथवा ज्ञोन प्रचलित थी। वह 'तल- 
सारक ( ज्ञेरबन्द ) से बाँधी जाती थी। 'नाली' पूंछ में पहनाई जाने वाली 
सोने की नलकीं थी तथा लिवशकलापी' ज्ञीन से लठकने बाली पुतलियां 
होती थीं । 

३--प० सं० ठी०, ४६। ( ३२ ) । 

४--इंडिया एज् नोन दु पाशिनि, एृ० ३१६, उष्टू! तथा झौष्टूक' शब्द श्रष्ठाध्यायी 
में उल्लिखित हैं। करम ( ऊँट का बच्चा ) “श्र सलक' कहलाता था, क्‍योंकि 
झुझ्धीर से बाँध कर रक्‍सा जाता था। 


पशु-पन्षो २९६ 


ऊँटगाड़ी या 'सिकरम” भी दिखायी देती है । रेगिस्तान की सवारी तो ऊंट ही है । वहाँ एक 
साथ कई लोग ऊँटों पर सफर करते हैं जिसको 'काफ़िला' कहते है । 


५४-जल में रहने वाले जानवर 

३०६--मच्छु१ ( ६७,६६९, ३७९ ) [सं० मत्सः, मत्स्य/] मोन्हीं (२४७६] [ सं० 
मीनः ], सीन ( ६७, १०७, ३८१२ ) श्रथवा मैन ( ३०७ ) तथा मकर (२४३३, २४२३८) 
शब्दों का श्रनेक पदो में निर्देश है। सर्वप्रथम विनय-पदों में उद्धरण रूप में इनका प्रयोग हुआा 
है--मीन इन्द्री तने कार्टातः ( ६६ ) भ्रथवा 'मेल्यौ जाल काल जब खेच्यों भयो मीन जल- 
हायौ ।! ( ६७ ) तथा “जैसे मीन किलकिला दरसत, ऐसैं रहौ प्रभु डाटत ।” (१०७ )। 
ऊपर के पद्चांश से सूर के समय मे जाल [ सं० जाल॑ ] से मछली पकड़ने की सुचना भी मिल 
जाती हैं। विष्णु का मत्स्य-प्रवतार भी उल्लेखनीय है--खुतिनि हित हरि मच्छ रूप 
धारयो” ( ४४३ )। 

कृष्ण के कुंडल मकराकृत होने का उल्लेख किया जा चुका है--- स्रवन कुडल मकर मानों 
नन मीन बिसाल' ( २४३८ ) श्रथवा 'चलित कुडल गंड-मंडल, मनहुँ निर्तत मेन ।” (३०७ )। 
प्रेम की श्रेष्ठता श्रथवा उसमें अभिन्‍वता का भाव व्यक्त करने के लिए जल तथा मछली का 
उदाहरण अनेक बार दिया गया है--सूर स्याम के रंगहिं रांची, टरति नहीं जल तैं ज्यों 
मीन्हीं ।! ( २४७६ ) प्रथवा नाद क्रंग मीन जल त्रिछुरे होइ की जरि खेहा' ( १८४७ ) 
तथा “ज्यों जल-हीन मीन तरफत, त्यो ब्याकुल प्रान हमारो ।” ( ३८१२ ) अ्रथवा--जौ ले 
मीन दूध मै डारै, बिनु जल नहिं सचु पावे ( हो) ।! (३५३ )। रूप-वर्णान संबंधी पदों में 
नैनों को उपमा चंचल मीन से दी गयी है--'नैन मीन भुवंगिनी भ्रुत्र, नासिका थल बीच ।' 
( २४३३ )। 

आज “मछलो” शब्द ही बोलने में श्राता है। सामिष भोजन में मछली का विशिष्ट 
स्थान है। पद्मावत के बादशाह-भौज वर्खन में 'पटिन!, “रोहू, 'संध', सुगंध”, टेगनि, 
'नरिया', श्रादि अ्रवेक किस्मों की मछलियों के नाम एक साथ दिए गए हैं ।*९ बोहित-खरणड में 
भी चाल्ह' व “रोह' का वर्रान है ।* 

३०७--कूरम, कूस (४२०१, ३३४ ) श्रथवा कछप, कच्छ, कच्छप ( ३७६, 
३७१ ) [ सं० कच्छप: | का वर्तमान व्यवहृत रूप 'कछुग्मा' है। विष्णु के कूर्म-प्रवतार का 
सूरसागर भ्रष्टम-स्कन्ध मे वर्णन है--जैसें भयौ कूमं-अबतार'--( ४३४ ) या सुरनि हित 


१--मानस, बाल०, ३००, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाती। चले वस्तु भरि श्रगतिन 
भांती ।! (बेसर + खच्चर) । 
२--प० सं० दी०, २२, “कीम्हेसि मगर मंछ बहु बरता ।' 
३३।३, “चमकहिं मंछ बोजु की बानी ।' 
३३।७, २रहे अ्रपूरि सीन जल भेंदो ।! 
१४७।, 'अस श्रस मंछ सपुंद महू रहहीं ।' 
३--प० सं० टी०, १४२, धरे मंछ पढ़िना श्रौ रोह ।--घाले ।' 
४-- वही, १४७।४, तितख्नन चाल्हा एक दिखाबा। 
जनु घोलागिरि परबत आवा । 
१३८।२, काह काहौ जो देखहु रोहू ।' 


३०० जल में रहने वाले जानवर 


कूछुप-रूप धारयौ' ( ४३५ )। समुद्र-मंथन मे इस रूप में उन्होंने देवताग्रों की सहायता की 
थी--बासुकी नेति श्रर मंदराचल रई, कमठ मैं श्रापनी पीठि धारौ। ( ४२४ )। इसके श्रति- 
रिक्त श्रन्‍्य स्फुट प्रसंगो में भी चर्चा आई है--हरि जू की श्रारती बनी--कच्छप भ्रध आसन 
प्रनूप भ्रति, डॉंडी सहस फनी ।! (३७१ ) अथवा सुभट मनु मकर भ्ररु केस सेंवार ज्यों, 
धनुष मछ चर्म कूरम बनाई । ( ४८०१ )। 

गज-ग्राह कथा में ग्राह के कई समानार्थक शब्द प्रयुक्त हुए है --नक्र( ३३२ ) [ सं० 
नक्र:] सगर ( १५९४, २४२६ ) [ सं० मकर. | तथा ग्राह ( ७, ५, ६६ ) [सं० ग्राहः | 
'माधों जू , गज ग्राह तै छुडायौ' ( ४८० ) प्रथवा चक्र नक्र-सीस छीनौ' ( ४३२ ) । देवल 
ऋषि के शाप से एक गंधव के ग्राह होने तथा श्रगस्त्य ऋषि द्वारा दिये गये शाप से राजा 
इन्द्रयुम्न के गजेन्द्र होने की यह कथा ( ४२६ ) विष्णु की भक्तवत्सलता को सिद्ध करने के 
लिये बार बार बताई गई है कवि को कृष्ण की विशाल श्याम-वर्स बाहुओ को देखकर जल 
से बाहर निकले मगरो का संदेह होता है--स्थाम बाहु विसाल केसर-खोरि बिबिध बनाइ। 
सहज निकसे मगर मानौ कूल, खेलत आइ ॥” ( २४५६ ) | 

प्राजकजल 'मगर”, 'नाका” तथा 'घडियाल' शब्द प्रचलित है। मगर का शिकार भी 
किया जाता है । 

वर्षा-वर्णन में, विशेष रूप से, दाठुर, दादर ( २६२३, ६१०, ३२१६ ) [ सं० 
दर्दरः ] भ्रववा मेढा ( १५९४ ) [सं० मंड्कफः ] का उल्लेख हुआ है । वर्षा से प्रसन्न होने 
वाले गज, मोर, पपीहा ब्रादि के साथ श्राज भी दादुर का नाम सदैव लिया जाता है--- अब 
लागति पुकार दाढुर सप, बिनही कुंवर कन्हाई! ( ३२८१६ ) अथवा “दल दादुर दलकार' 
( ३६२३ ) तथा 'दादुर मोर चकोर मधुप पिक बोलत अमृत बानी' ।” ( ३६१६ )। विरहिणी 
गोपियो को इन सब्र का स्वर आराध्य के बिना शूल के समान कष्ट देता है--दादुर मोर 
पपीहा बालत, कोकिल शब्द सुनायों । 

सूरदास प्रभु सौं कहियौ नेननि है ऋर लायौ ४ ( ३६१७ )। साँप मेढको को अ्रक्सर 
खा लेता है-दादुर खाए सेषनि' ( ३६२८ ) । न्‍ 

पद्मावत में 'मेजा” शब्द मेढक के श्र्थ में लाया है। कुएं का मेढक या 'कृप मंडूक' 
शब्द संकीर्णाता का भाव व्यक्त करता है ।९ 


&-सप तथा अन्य रँंगने वाले जानवर 


३०५८--साँप के पर्यायवाची शब्दों की भरमार है। विनय-पदों में स्फुद उल्लेखों के 
अ्रदिरिक्त रूप-वर्णन पदों मे उपमान के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अजगर 
( १-५ )-न सं० भ्रजगरः ] अत्यधिक भयंकर तथा विशालकाय होता है। यह साँपों की 
दिन में सबसे अधिक बडा है । जंगलों में पेड, ऊँचो घास अ्रथवा भाड़ियों की आ्राड़ में छिपकर 
यद् सरलता से अपना शिकार पकड़ लेता है तथा साबित ही निगल लेता है। फिर इसका 
कई दिन तक हिलना डुलना कठिन हो जाता है। शिकार के चारों झ्लोर रस्सी की तरह लिपटकर 


१--प० सें० टी०, २४४।६, दादुर भोर कोकिला पीऊ | फर्राह बेभ घट रहै 
ते जीऊ । 
२--बही १४८।१, “समुंद' न जान कुआ कर सेंजा । # 


पश-पत्ती ३०१ 


तक 


प्राय: मार डालता है। इन दोनों बातो का प्रायः उदाहरणस्वरूप जिक्र श्राता है--भश्रनायास 
बिनु उद्यम कीन्हे, झजगर उदर भरे! ( १०५ )। व्याल ( ७४, ११७, ११७५ ) [सं० 
व्याल: | के मुख से छूटना असम्भव होता है-- 'ईह कलिकाल ब्यात्-मुख ग्रासित सुर 
सरन उबरे ।' ( ११७ ) श्रथवा “'नातरु काल-ब्याल ले जैहै? ( ७४ )। 

अधघासुर-वध तथा कालियदमन-प्रसंग संबंधी श्रनेक पद है। अघासुर ने भी श्रजगर का 
रूप धारण किया था--“गिरि समान तन श्रगम श्रति, पन्‍नग की अनुहारि ।! ( १०४६ ) । 
कृष्ण द्वारा काली-ताग नाथने की घटना उनके ब्रज के अलौकिक चरित में महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती हैं। इसका श्रनेक पदों में विस्तार पूर्ण वर्णन होने से यह स्पष्ट ही है। उसकी स्त्री 
का उनके भाग जाने का आग्रह, कृष्ण का सोते हुए ताग की पूंछ दबाकर जगाना, फिर फन 
पर नृत्य करना और स्त्री द्वारा कृपा का अनुग्रह, इन सभी बातों का विस्तृत वर्शान है-- 
'जरग-नारि देखि भ्रकुलाई” ( ११६० ), कहा डर करौ इहि फनिक कौ बावरी' (११६६ ) 
पूंछ राखी चाँपि, रिसन काली काँपि, देखि सब साँपि, श्रवसान भूले ।! ( ११७० ) अहि 
कौ ले जब ब्रर्जाह दिखाऊई ( ११७१), 'डरग लियो हरि को लपटाइ! ( ११७३ ) 'नाथत 
ब्यात्न बिलंब न कीन्हो! ( ११७४ ), 'फन-फन-प्रति निरतन नंद तंदव”! ( ११०३ ); तथा 
कर जोरे अभ्रहि-नारि बिनव करि, कहति धन्य श्रबितासी! ( ११०६ ) अथवा गरुड-त्रास ते 
जौ हाँ आयोौ ।--उरग-द्वीप पहुँचाए ” ( ११६१ )। 

३०६--इन पदों में अनेक पर्यायो उरग [ सं० उरग: ], फरनिंग [ सं० फरिन्‌ ], 
सॉपि[ सं० सर्प ] अहि [ सं० ]तथा ब्याल [ सं० ब्यालः ] के अ्रतिरिका उसके 
सहस्त्र फन [ सं> फण |, साँप का विष उतारने के मंत्र और उसके शत्रु गरुड़ की सूचना 
भी है--गोपाल राइ निरतत फन-प्रति । गिर पर आ्राये बादर देखत, मोर श्रनंदित जैसे ।” (११ 
८४) अथवा 'प्रहिराज बिष ज्वाल बरखें! (११७ ०) तथा विष ज्वाला जल जरत जमुन को 
“यह कुछ मंत्र-जनत्र जानत है--यह भ्रहिराज महा विष ज्वाला, कितने करत सहस फन 
घात ।” (११७२) । 

गोपियों की वियोग-दशा ऐसी थी--जंत्र न फुरत मंत्र नह लागत, प्रीति सिरानी 
जात । सूर स्थाम बिनु बिकल बिरहिनी मुरि-मुरि लहरें खात ।' अजगर साँप फुंकार से ही विष 
फेंकता है, इस तथ्य पर भी ऊपर के पद्मांशों से प्रकाश पडता है। जहर उतारने वाले गारुड़ी 
(कृष्ण-गारुड़ी-रूप) की चर्चा पहले की जाचुकी है। पुराणों के श्रनुतार शेषनाग के सहस्त्र 
फन है और पृभ्वी उन पर टिकी है । विष्णु की शबय्या भी शेष है । 

भुजंग, भुश्रंगस (१६२१) (२८४९,२३२) [सं० भुजग, भुजंगमः | द्वारा अपनी 
कंचुरी, काँचुरी [ सं० कंचुक) ] श्रथवा केंचुली उतारने का भी उल्लेख है--ज्यौं भुजंग 
काँचुरी बिसारत, फिर नहिं ताहि निहारत ।” (२८४९), “ज्यों केंचुरी भुश्नंगमम त्यागत मात-पिता 
धौं त्याये ।! (१६२१)। साँप झपने ऊपर की बहुत ही बारीक खाल थोड़े-थोड़े दिनो के बाद उत्तार 
कर छोड़ देता है, उसी को केचुलो कहते है । फनिग के सिर की मणि का भी परिचय मिलता 
है---निरखत रहौं फनिग की मनि ज्यो, सुंदर बाल-बिनोद तिहारे ।” (६१४) अथवा 'देखत 








नी जिनकी लीणनी ली ड डिल न 


१--प० सं० टी०, ४॥२, कीन्हेति नाग सुखहि विष बसा | 
कोन्हेसि मंत्र हरइ जेहि डंसा ।” 
२--घही ५५॥३, बेनी नाग सल्लेगिरि पोढी ।' 


३०२ सर्प तथा भ्रन्‍्य रेंगने वाले जानवर 


रही फनिग की मनि ज्यों! (४१५३) मानों मतिधर भमनि ज्यों छोड़ यौ फन तर रहत दुराए।! 
(१२६९२)। 

रूप-वर्णान शीर्षक पदों में राधा तथा गोपियों की वेशों पन्‍्नग [ सं० ] अथवा फनि 
[ सं० फरिन्‌ ] के समान वर्णित है*-- मनौ रहयौ पत्तग पीवन कौ, ससि-मुख सुधा निहारि' 
(२७३३) अ्रथवा 'कबरि ग्रथित अ्रहिपति ने सहस फन' (२७३४५) तथा एक फनि! (२७३०) । 
बाल-गोपाल की चोटी भी नागिनि (७६३) [ सं० ] जैसी ज्ञात होती थी--काढत गुहत 
न्हवावत जेहै नागिन सो भुंईं लोटी ।” (७६३) तथा तरुण कृष्ण की बाहे भ्रहिराज का भ्रम 
करती थीं--भुजा देखि श्रहिराज लजाने ।' (२३७५)। सुन्दर अ्ुव भो भुवंगिनि का भान 
कराती थी--नैत मीन भुत्ंगिती श्रुब' (२४३३) । काम सुत्रंगत [ सं० भुजंगमः)] से डसे 
जाने को अवस्था का वित्रष् कई स्थलों में है -- नह संभार झजहूँ जुबतिति बलि मदन-भुत्रंगम 
डंसी ।! (२७३३) । उन्हे विरहावस्था में लम्बी काली रातें भी नागिन के समान ज्ञात होती 
थी -- पिय बिनु नागिनि कारी रात | जौ कहूँ जामिनि उवति जुन्हैया डसि उलटी ह्ल॑ँ जात ।! 
(३८६०) । पूतना की अवस्था साँप डबने की सो हो गयी थी, गई मुरछाइ, परी धरती पर, 
मतो मुवंगम खाई! (६७०) | यहो भुजग [ सं० भुजगः ै] को दूब पिलाने की प्रथा का पता 
चलता है---कहा होत पयपान करायें, बिस नहिं तजत भुजंग ।/ (३३२) । 

३१०--डरग दीप (११६१) अथवा नागलोक (२६) [ सं० ] भी उल्लेखनीय 
हैं“ नागलोक कौ धाए! । नाग क॒द्रु से उत्पन्न तथा कश्यप के वंशज माने गए है। इनका 
तिवासस्थान पाताल है। नागो के प्रसिद्ध श्राठ कुल है--वासुकि, तज्षक, कुलक, कर्कोटक, 
पद्‌म, शंखचूड, महापद्म, श्रोर धनंजय । 

गुदरारों ( १४६४ ) जल-सर्प को कहते हैं। विद्याधर-शाप-मोचन पद में नंद 
को साँप काठ लेने को घटना है। ऋषि प्रंगिरा के शाप से विद्याधर सर्प हो गया था। उसने 
कृष्ण के चरण॒-स्पर्श से अपने पूर्व रूप को पा लिया । साँप के काटने को डंसी (२७३३) 
डसि (३८९०) तथा खाई (६७०) कहा गया है और साँप काटने पर मूच्छित होना तथा 
'लहरे खात' (३८६०) आदि का वर्खत है। सॉप बिल में रहता है* । साँप को ग्रामीण 
बोली में 'कीडा' कहते है । 

नृग-उद्धार-कथा में गिरगिट (४८५१७ ) [ गलगतिः ] का निर्देश है--तनक 
चुकत गिरगिट कीन्हौं! तथा छछु दूरि (४३५४७) [ सं छुछ दर ] का गोपियों की विरहावस्था 
के वर्णन मे--भई रीति हठि उरग छछुंदरि छाँड़ बने न खात” (४३५४७) | गिरगिट छिपकली 
से मिलता जुलता है जो शरीर का रंग बदलता रहता है ।र 


१--प० सं० ठी०, ३४६।२, 'सिज नाग भे थे घे डसा । 

२--प० सं० टी०, &७।३ “गिरगिट छंद घर दुख तेता । 
खिन खिन रात पीत खिन सेता।' 

३--प० सं० ठी०, ४६ 'कोन्हेसि बहुत रहहि खनि सादी ।! 


पशु-पक्षी हे 


७-कोठ पतंग 

३१२--कमि (८६, २१६) [सं०] तथा कीट (४४१) [सं०] साधारणतया कीड़ों 
के द्योतक शब्द है--या देही कौ गरब न करिये, स्थार-काग-गिध खैहे । तीननि मे तन क्रृमि, के 
बिष्टा, के ह्ले खाक उड़ेहै ।” (८६) अथवा जे-जे तुब सूर सुभट, कीट सम न लेखौ ।” (५४१) 
तथा 'कृमि-पावक तेरी तन भखिहे, समुक्ति देख मन माही ।” (३१६)। यहाँ दो कीड़ो के दो 
नाम उल्लेखनीय है--जुवों | सं० यूका, यूकः ] तथा पिपीलिका (१५१) [सं० पिपीलक 
पिपीलिक: |--सब सो बात कहत जमपुर की गज-पिपीलिका लौ' (१५१)। आज “चीटी* 
शब्द श्रधिक प्रचलित है। यह अपनी परिश्रम-शीलता के लिए प्रसिद्ध है। हाथी श्राकार में सब 
पशुप्रो मे बड़ा तथा चीटी नन्‍ही मानी गई हैँ । इसलिए प्रायः हाथी से चीटी तक सब सृष्टि! 
कह देते है ।* साथ ही नन्‍हीं चीटी हाथी की सूंड मे काट काट कर उसको परेशान करने में 
भी समर्थ है। चीटी के दबने का ध्यान रखना अत्यधिक करुणा एवं अ्रहिसा का सूचक है ।* 
३१२--उड़ने वाले कीड़ो में सबसे श्रधिक महत्त्वपर्ण ताम भ्रमर का है। इसके अनेक 
पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है-- भे ग-भ गी (१२४४ ३८५६” इ८४२ १३६) 
[ सं० ] मौंर-भोंरा, (१२५,३३८) [ सं० भ्रमर) ), अलि (३०७ ३८१६) [ सं० श्रलि, ] 
घटपद (२४१०) [सं०], चचरीक (८१३) | सं० ]), भभीरी (३८६) [ सं० भ्रमरक' | 

हुआरि (परि०११०) [ सं० मधुकर ] सघुकर, मधघुकरि[ ७३३६ २४१६, २४४१ 
२४५७) [ सं० मथुकरः ], मधुपति (२४११) [ सं० मधुपतिः--कृष्ण का नामान्तर 
भी ] मधुप (३८४५, २३७४, ४३२७) [ सं० ] तथा सिलीमुख ( १७४४ ) [ सं० 
शिलीमुखः ]। इतने तामभेदो से स्पष्ट ही हैं कि सूरसागर में भौरे से संबंधित अनेक पद है । 
दशम-संकन्ध का ही एक भाग 'भ्रमरगीत” के नाम से विख्यात है। कला तथा भावन-व्यंजना 
की दृष्टि से इसको सरलता से सूरसागर का उत्क्ृष्टतम भाग कहा जा सकता हैं। उद्धव के 
ब्रज में योग-संदेश लेकर आने पर गोपियाँ इन पदो में वहाँ उड़ने वाले एक भ्रमर के व्याज से 
उद्धव तथा क्षष्ण को संबंधित कर श्रपने हृदयोदुगार प्रकट करती हैं। इनमे उनके भावोदुवेग- 
पूर्ण अनेक व्यंग्य वचनो तथा कृष्ण के प्रति अ्बाध प्रेम का अतुल्य चित्रण है--'ईहि अंतर 
मधुकर एक आयो--हमे संदेसो लायौ' (४११ ५), (मधुप तुम) कहौ कहाँ ते श्राए हौ (४११८), 
रहु रे मधुकर मधु मतवारे--लोटत पीत पराग कीच में, नीच न अ्रंग सम्हारे ।! (४१२२), 
मधकर काके मीत भए । थौस चारि करि प्रीति सगाई, रस ले श्रनत गए ।' (४१२५), (लि 
हो) कस कहौ हरि के रूप रसहि-'क्यौ समभावें छुपद पसुहि” (४१५२) अथवा-- एक 
षदपद्‌ थे द्धिपद चतुर्भुज' (४३७८), 'मधुकर कहिए, काहि सुनाइ । हरि बिछुरत हम जिते 
सहे दुख जिते बिरह के घाइ ।” (४१५५) या “मधुप तुम्हारी बात श्रटपटी सुनि झ्ावति है 
हाँसी ।! (४१६४) अभ्रथवा, 'तुम अलि स्यामहि जनि पतियाहु ।” (४२१०) तथा 'मधुकर स्याम 


१--प० सं० टीं०, ४६, कीन्हेसि लोवा उंदुर चाँटी ।! 
लोवा [ सं० लोपाक ]> लोसड़ी, उंदुर - चूहा । 
२--प० सं० टौ०, ५२, 'ज्ञावत जगति हस्ति ओ चाँटा । 
६।४, 'चांडिहि करइ हस्ति कर जोगू” 
३--बही, १५।१, 'चांदहि चलत न दुखबइ कोई ।” 


३०७ कौट पतंग 


हमारे ईस' (४३२०) और “मधुकर कह कारे की न्याति” (४२७१) । 
३१३--नेत्र-पदो मे भी भूगी का उल्लेख भ्राया है--लोचन ब्याकुल दोऊ दीन । 
--ज्यौ रितुराज बिमुख भूगी की, छिन छिन बानी छीन ।( ३८४६ )। भ्रमर का फूल 
फूल पर भटकने का ढंग प्रेम मे भ्रस्थिरता का उदाहरण है'-'में मधु ज्यों राखे संचि मोहन, 
ते भूगी की रीति! ( ३८४२ ) अथवा 'मधुकर हम न होहिं वे बलि! जिन भजि भजि तुम 
फिरत और रंग, करत कुसुम-रस केलि ।' ( ४१२६ )। 
वर्षा-ऋतु में अन्य पशु-पत्तियों के साथ भौरे की गुजार का वर्णान है--मोर पुकार 

गुहार कोकिला, अलि गुजार सुहाई ।! (३०१६ ) अथवा सहुआर बेनु बिषान बजावत-- 
(परि०११० )। सध्या समय कमल के फूल में भोरे के बन्द हो जाने का कवि-विश्वास है-- 
'भौंरा भोगी बन भ्रमै--कमल बंधावे आप ।” ( ३२४ ) भ्रथवा तुब मुख कमल मधुप उनकौ 
मत, बिध्यो नेन की कोर ।” ( ३३८५ ) तथा “ज्यौं घटपद भ्रबुज के दल में, बसत निसा रति 
मानि!, ( ४३७४ ) | मुख-कमल पर बिखरी अलकावलि मण्नों भ्रमरों का समूह है--- ये 
रुचि-पंकज लोभी, ताही तै न छड़ाने ।” ( २४१६ ) अ्रथवा 'कुटिल कंस सुदेस राजत, मनहूँ 
मधुकर-जाल' ( २४४१ ) तथा “कुचित केस रुगंध-सुबसि मनु, उड़ि आए मधुपति के टोल' 
( ३४११ ) । कमल के प्रति मधुकर के प्रेम का कई स्थलों में वर्रान है--मन सधुकर पद- 
कमल लुभान्यों ।! ( २४५७ ) श्रथवा 'बिकसत कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक ।! ( ८२३ ) 
तथा ' जिंहि मधुकर अंबुज-रस चाख्यो, क्यों करील-फल भाव! ( १६८ )। 

छः पैर होने के कारण ही उसकी षदपद ( २४१० ) अथवा छुपद भी कहा जाता 
है-- कहा कहो बारिज मुख ऊपर बिथके षटपद जोल ।/ ( २४१० )। राधा के चरण पर 
कमलों के भ्रम से भौरो के लिपटने का चित्रण है--कवरी ग्रसत सिखडी श्रहिं भ्रम, चरन ' 
सिलीमुख लाग ।' ( १७४४ ) । 

तृतीय-स्कन्ध के विदुर-जन्म ( ३३६ ) शीर्षक पद मे माडव ऋषि के अ्रपराध के सिल- 
सिले में भंभीरी का नाम है--बाल-अवस्था में तुम धाइ। उड़ति भंभीरी पकरी जाइ। ताहि 
सूल पर सूली दयौ । ताकौ बदलो तुमसौ लयौ ।” श्रक्सर बच्चे इस प्रकार से अपना मनोरंजन 
करते हुए मिल जाते है । 

एक विनय पद मे भूगी रूपी चित्त को संबोधित किया गया हँ--भूगी री, भजि 
स्याम-कमले-पद, जहाँ न निसि को त्रास ।' ( ३३६ ) । एक बार हरि-प्रेम की ओर आ्राकर्षण 
हो जाये तो फिर कही मन नहीं जमता--जिहि मधुकर श्रंबुज रस चाख्यो क्‍यों करील फल 
खाबे ।” (१६८) अथवा ज्यों चकोर चंदा कौ कीटक भ्रूगी ध्यान लगावे। (१७३२) । कोट 
भंग गति! का उल्लेख कई बार आया है। यह प्रेम मे एकात्म-भाव को प्रकट करता है।* 

३१४--मसाखी श्रथवा मखियाँरे ( ३८४८ ) [ सं० मक्तिका ] का निर्देश थोड़े से 


१--१० सं० दी०, ३४३।२ 'भंवर कमल संग होइ न पठावा । 
संबवरि नेहु मालति पहँ आवबा ।' 
२--प० सं० टी०, १२५।७, भ्रब में फनिग भूगी के करा! (७ ) भूगो पतिंगों को 
मूछित करके उसके शरीर पर अंडे देती है। उसके बच्चे ही कौठक के शरीर को 
खाकर बड़े होने के बाद उड़ जाते हैं । इसी कारण से यह धारणा है कि कीठक 
ही भूगी रूप हो जाता है। : 
३--प० सं ० टी०, ४५, कीन्हेसि मधु लाबइ लइ माखी ।” 


पेशु-पत्ची ३०५ 
स्थलों में ही है---कर मीड़िति ज्यौं मखियाँ? ( शै८४८ )। यहाँ मधुसमाखी ( ५० ) द्वारा 
मधुसंचय का उल्लेख है--ज्यौ मधुमाखी संचति निरन्तर, बन की श्रोट लई | ( ४० )। 

पतरगा ( ५३, ५५ ) [ सं० ] का दीपक के प्रकाश से श्राकषित होकर जल जाना 
श्राज भी एकपन्नीय श्रन्धप्रेम का उद्धरण है--जैसे प्रेम पतंग दीप सौं पावक हँन डरत' 
( १४ ) अथवा 'माधों जू मन साया बस कीन्हौ । लाभ हानि कछ समुभत नाही ज्यों पतंग तन 
दीन्ही ।' तथा दीपक पीर न जानई (रे) पावक परत पतंग । तन तौ तिहि ज्वाला जरयौ (पे) 
चित न भयौ रस-भंग” ( ३२५ )। 


८--पक्षी 
३१५ सूरसागर में चिड़िया का श्रथ व्यक्त करने वाले ये शब्द प्रधान रूप से प्रयुक्त 
हुए है*--बिह ग ( ३६४६ ), खग ( १२७६ ) [ सं० ], तथा पच्छी, पंछीर ( ८६ ) 
[ सं० पत्ती ] तथा दुज॒ ( परि० १०६ )[ सं० द्विज. ]। श्रणडे से निकलने के कारण 
पक्षियों के दो जन्म माने गये है | ब्राह्मण को थी 'द्वज' कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत के बाद 
उसका दूसरा जन्म होने की धारणा है। वित्तय पदो के शलंकारों मे कुछ पक्षियों के नाम 
व्यवह्ृत होने के भ्रतिरिक्त वर्षा वर्णन, हिंडोला शीर्षक पदों में यमुना-तट-वर्णान में विशेष रूप 
से पक्षियों की सूचना है। चिरिया ( २३४+)--चिरिया कहा समुद्र उलीचै'--शब्द थोड़े से 
स्थलों मे मिल जाता हैं। पशु-पत्षियो तथा लता-पुष्प को मंबधित करने की शैली मध्यकाल के 
काव्य में बहुत मिलती है--फिरत प्रभु पूछत बन द्ुम-बेली । भ्रहो बन्घु, काहूँ ग्रवलोकी इहिं 
मग बधू अकेली । भ्रहौ बिहग, श्रहों पन्‍नग-तृप, या कंदर के रा३ !! (५०८ ) । रासलीला 
के बीच कृष्ण के श्रदृश्य होने पर गोपियों व राधा की व्याकुलता का कोई श्रन्त नहों था-- 
'सब भई ब्याकुल फिरैं, तन मदन-दुहेली। मृग-नारी सौ बूक्ें सुक-सारी! ( १७३६ ) तथा 
'मुग-मुगनि, दुम-बत, सारस पिक काहूँ नही बतायौ री ! ( १७१२ )। प्रमुख पक्षियों के नाम 
नीचे दिये गये हैं--मराल, मराल-छोना (७७६, ३०७, २४०९, ३८५१) [सं० मरालः + 
शावक: | अथवा हंस, ( ७६, ६०, २८४८, ३५४६ ) [ सं० ]और हँसी ( २६३३ ) [सं०] 
| 2-_पूं० सं० ठी० ४५, कीन्हेसि भंवर पतंग और पांखी ।” 
२--इंडिया एज़् नोन टु॒ पारिनि, एृ० २१८, चिड़ियों को पक्षी, 'तियेक्‌ अथवा 
'शकुनि? कहा गया है। पक्षी-विशेष के नामों में 'चठक' (5]09709७9), सयूर! 
अथवा कला पिन!, 'कुक्कुट! ( सुर्ग़ा ) ध्यांक्ष! ( कोना ), इ्येन! ( ॥&छ़-: ) 
हैं। शुक” नाम पतंजलि ने जोड़ दिया है। पतंजलि के श्रनुसार क्षृद्र जन्तुओं में 
'नकुल्ल', गोधा' ( हु ![शक0 ), श्रहि!, छ्ुद्रा, अमर, वर तथा 'बदि! 
( श्ौंटी ) थे। भ्रत्य कुछ नाम 'नक्र, वर्षाभू ( मेंढक ), मत्स्य! तथा 'वेसारिा' 
( खछली की एक जाति विशेष ) के भी लिए जा सकते हैं। | 
३--प० सं० दी०, २।, कीन्हेसि पंखि उड़हि जहें चहहीं।” 
१०।३२, 'प॑सि पांख/ 
३५८।॥३, अब तहं पठवों कौन परेवा ।' 
३६०१, 'झाधी रात बिहंगस बोला ।! 
ते फिरि फिरि दाणे सब पांखी |! 
454 ' 


३०६ पक्षी 
नूपुर और किकिनी की तुलना मराल प्रेथवा 'मराल-छोने! से अनेक स्थलों मे है--“मनो मधुर 
मराल छोना, किकिनी-बल-राव” (३०७ ) या' नूपुर परम रसाल। मानहूँ चरन कमल 
दल लोभी, बेठे बाल मराल ।” ( २४०९ ) । कृष्ण बलराम को देखकर नीलकंठीर और मराल 
का भ्रम उनके वर्णों के कारण होता है जननी म्षि....मतहुँ सरस्वति संग उभय दुज, कल 
मराल भ्ररु नीलकंठीर ।” ( ७७६ )। गज के समान मराल या हंस की भी चाल से उपमा 
दी गई है--गज गति मंद मराल बिरोधी” ( ३८५४१ ) अथवा 'भगन भई गति हंसी' 


( २७४३ ) ।* 
हँस के संबंध में काव्य-प्रसिद्धि है कि वह मोती चुगता है--“जल तजि हंस चुगे मुक्‍्ता- 


हल' ( ३८४८ ) तथा यह भी प्रसिद्ध है कि मानसरोबर छाँड़ि हंस तट काग सरोवर न्हावे ।' 
( ३४६ ) तथा “उड़े श्राए तजि हंस भात मनु, मानसरोबर तीर के! ( २६५१ )। भश्रात्मा 
का रूपक हंस से आ्राज भी बाँधा जाता है तथा मानसरोवर से परमात्मा का* --“जा छन हंस 
तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी । ( ७३ ) श्रथवा 'मुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाके बल उड़ि 
ऊरतच्र जात ।! ( ६० ) तथा 'चलि सखि, तिहि सरोवर जाहि ।....हंस उज्ज्वल पंख निर्मल 
ग्रंग मलि-मलि नहाहि। मुक्ति मुक्‍ता भ्रनगिने फल, तहाँ चुनि चुनि खाहि ।” (३३८ )। इस 
प्रकार हंस अपने उज्वल वर्ण, सुन्दर गति तथा कल ध्वनि के कारण प्रसिद्ध है । 

३१६. सारसरे ( १६६६, २३७९ ) [ सं० ] रूप-सरोवर के निकट रहने वाले 
पक्षियों का वर्णन इस प्रकार है--'देखों माई रूप सरोबर साज्यौ |........ सारस हंस मौर 
सुक-सैनी, बैजयंति समतूल ।” ( १६६७ )। हंस के समान ही सारस जल में रहता है। सारस 
का शरीर चितकबरा, और टाँगे व चोंच लम्बों सी होती है। सारस का जोड़ा हमेशा साथ 
रहता है। यदि एक की मृत्यु हो जाती है तो दुसरा फिर कभी जोड़ा नहीं बनाता ।* सारस 
का यह प्रेम प्रसिद्ध है । 

. बक, बकी ( २३९३ ) [ सं० वक ], बगुली ( ३५७ ) [ सं० बक + पोतलक--- 
बगौला--बगुला ), ब्लाक ( २४२५ ) [ सं० ] तथा बलाहक [ सं० बलाहक. | शब्द 
विशेष रूप से कृष्ण के कंठ में पड़ी मुक्तामाल के उपमान रूप में प्रयुक्त हुए है---स्थाम हृदय 
जलसुत की माला,....मनहुँ बलाक पंक्ति नबधन पर..... ( २४२५ ) तथा “जनु बगपाँति माल 
भोतिन की' ( ३६३३ )। उनकी रोमावली से भी बग पंगति का आभास होता है--“रोमा- 
बली सुभग बक-पंगति, जाति नाभिरुद भुंड /( २३६३ )। इस उद्धरण में वको के एक 
पंक्ति में उड़ने के स्वभाव पर प्रकाश पड़ता है । 

कवि के अनुसार भगवत्‌ भजन के बिना मनुष्य-जीवन और पशु-पत्तियों के जीवन में 
कोई भअ्रस्तर मही रह जाता है--बग बगुली अभ्रह्व गीध-गीधिनी, श्राइ जनम लियौ तेंसौ । 


१०-प० सं० टी०, रै२।३, लंक सिघनी सारंग नेती । हंसगासिनी कोकिल बेनी । 
२३--प० सं ० टी,० ३४२।, 'हंस जो रहा सरीर महूं पांख जरे तन थाक ।' 

३४७।६ 'सरवर संधरि हंस चलि श्राएं। सारस कुरुराह संजन देखाए ।* 
३०-सानस ७२०, मोर हंस सारस पारावत ।' यहां पारावत' का श्र कबूतर है। 
४०-प० सं० टी, ३३।४,५, 'परहि प'सि सो संगहि संगा । 

सेत पीत राते बहु रंगा ।--- 
«« कुरलहि सारस भरे हुलासा । 
जिश्नन हमार मुश्रहि एक पासा ।” 


पशु न्पत्नी 8०७ 
( ३५७ ) वर्षा-वर्णन में इनका नाम श्राया है--'बग जु उडत तरु डारै! ( ३६२३ )या 
'बग-पंगति धुजा भ्रकार* ( ३६२१ ) अथवा घन धावन बग पाँति परो सिर! ( ३६४२ )। 
बकासुर नामक श्रसुर बक-हूप धारण करके झ्राया था ( १०४१--१०४८ ) --'अमुर 
एक खग-रूप धरि रह्यौ, बैदयौ तीर, बाइ मुख घेरि।” ( १०४८ )। बनावट तथा 
घूतंता के लिए प्राजकल प्रक़्मर 'बगला भगत! का उद्दाहरण दिया जाता है । 

३१७--मोर के लिए भी कई, शब्द मिलते है--मोर* ( १५६४ ) [सं० मय्रः] 
सिखंडी ( १७४४ ) [सं० शिखडिन्‌], सिखनि सिखंडी ( ३७० ) [सं शिव्विन शिखंड ८ 
मयूर पुच्छ] केकी ( ३४७१ ) [सं० केकिनू, केकिक'] तथा बरह ( ३८८२ ) ( सं० बह - 
पूछ, से बहिणः > मोर || वर्षा के आगम पर मोर का प्रफुल्लतापूर्णा नृत्य अनेक पदों में वशित 
है--- तैसिय स्थाम घटा घन घोरनि, बिच बग पाति दिखार्वाह । तैसेइ मोर कुलाहल सुनि सुनि, 
हरषि हिंडोरनि गार्वाहू । ( ४००३ )। आराध्य-विहोना गोपियों को इन पत्षिप्रों के स्वर मानों 
प्रहार सा करते है-- हमारे माई मोरवा बेर परे। घत गरजत बरज्यौ नहिं मानत, ज्यों त्यौं 
रहत खरे....” ( २६४७ ) तथा 'कोऊ माई बरजे री इन मोरनि! ( ३६४८ ) और “( इहि- 
बन ) मोर नहीं ए काम-बान” ( ३६४४ )। मोर के ह्षित होकर बोलने से ही वर्षा का 
प्राभास हो जाता है--सिखिन सिखर चढ़ि टेर सुनायौ । बिरहिनि सावधान हुँ रहियौ, सजि 
पावस दल आयौ ।( ३९४६ )। 

कृष्ण के श्रलंकरणों में मोर मुकुट का उल्नेंख किया जा चुका है--नाहिन मोर 
चन्द्रिका माथे” ( २८१० ), सीस सिखनि-सिखंड” (३०७ ) तथा 'सुनि सखी वे बड भागी 
मोर । जिनि पोंखनि कौ मुकुट बनायौ, सिर घरि नंद-किसोर ।” मोर के पंख पर अंकित 
चद्राकार विन्‍्हों को ही मोरचन्द्र ( ३८५०३ ) श्रथवा चन्द्रिकाया चंदवा ( ३५४३८ 
कहते हैं । एक पद से मोरपंख के बनें व्यजन का बोध भी होता हँ--'मोर-पच्छ कौ ब्यजन 
बिलोकत, बहरावत कहि बात ।' ( ३८११ )। 

मोर के संबंध में साँप खाने की प्रसिद्धि प्रचलित है --'कबरी ग्रसत सिखंडी अरहि भ्रम'रै 
( १७४४ )। मोर के पंख चंदवेदार नीले व हरे से होते हैं। मोर मोरनी से इस दृष्टि से 
अधिक सुन्दर होता है। नाचते समय मोर के पर खुलकर गोल फैल जाते है । प्राय. एक मोर 
के साथ कई मोरनियाँ रहती है। तमजुर, वमचुर ( ७१२,१८२५ ) का उल्लेख भी है। 
सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही उसके उदय की सूचना देने का काम मुगग्गे का हो है प्रतएव 
उसका तमचुर” नाम सार्थक है--भ्राजु मोर तमचुर के रोल” ( ७१२ ) भ्रथवा भोर भयो 
जागौ हम ।....तमचुर खग रोल, अ्रलि करे बहु सोर, बेगि मोचन करहु सुरभि गलफद ।' 

( श्ब्ूर८ ) ।४ 


३४१॥, सारस जोरी किमि हरी, सारि गयवेउ क्लिनि खग्गि ।! 

१--प० सं० दी०, ३४४२, सित घुआ्ना बशु पांति देखाए । 

२--तुलसी, गीता० ७,१६९, 'बोलत जो चातक मोर, कोकिल कोर पारावत घने ।' 

३--प० सं० टी०, ६७४ ६, “जानि पुछारि जो भे बनवासी....पांखन्हु फिरि फिरि 

परा सो फाँदू . सुयो सुयो श्रहनिसि चिल्लाई, झोहि रोस नागन्ह धरि खाई ।' 

[पुछारि 5 सोर, फाँवू 5 पंख के चन्द्र-चिन्ह | 

३५८१ “भई पुछारि लीन्ह बनवासू । बेरनि सवतति दीन्ह चिल्ह॒वांसू ।” 
[चिल्ह॒वांसू + चिड़िया पकड़ने का फंदा] 

$--सानस, बाल०, २२६; “उठे लखनु निसि बिगत सुनि, अरुन सिखा घृति कान ।' 


श्ण्ष्ट पत्ती 


३१८-खंजन, ( २४२८, ३८६१ ) [सं०] श्रथवा खंजरीट ( १८२३ ) [सं०] 
शब्द प्राय: नेत्रों के उपमान रूप में प्रयुक्त हुए है--मानहुँ खंजन बिच सुक बठयो” (२४२८) 
या कमल बदन ऊपर दूँ खंजन, मानौ बूडत बारि' ( १८६१ ) तथा खंजरीट मृग मीन 
मधुप मिलि!।। खंजन जल के निकट रहने वाली सफ़ेद भूरी, पीली तथा श्याम वर्णों की छोटी 
सी चिड़िया है। यह अत्यधिक चंचल होतो है। एक ज्षण भी एक स्थान पर नहीं रह पाती है। 
श्रतः कवियों ने नेत्रों की चपलता का उपमान इससे ही लिया--खंजरीट श्रति. बुथा चपल भए!' 
( १८२३ ) श्रथवा 'देखि रो हरि के चंचल नेत । खंजत-मीन-मृगज चपलाई, नहिं पटतर 
इक सेन । ( २४११ )। 

पिक्र (३६२०,३८२० ) [सं० ], कोयज्ञ' ( ३६२२,२८ ) तथा कोकिला 
( ३८१६ ) [सं० कोकिलः] पज्षी वर्षा-वर्शन मे विशेष रूप से उल्लिखित है--'मोर पुकार 
गृहार कोकिला' ( ३८१६ ), करत झ्वाज कोयल! ( ३६१२ )। कोयल की स्वर-माधुरी 
वियोगिनी गोपियों को श्रव सुखकर नहीं--चातक पिक दादुर चकोर, ये सब मिले है चोर ।! 
( ३६४३ )। 

उनके आ्राराष्य को वर्षा ऋतु में भी आकुलता नहीं होती इसका क्या कारण हो सकता 
है--किधौ घन गरजत नह उन देसनि |... किधो उहि देस बगनि भग छाडे, धरनि न बूंद 
प्रबेसनि ... चातक मोर कोकिला उहि बन, बधकनि बधे बिसेषनि ।” ( ३६२८ )। आज भी 
प्रमराइयों मे कोयल का मधुर स्वर लोगों को वसन्‍्त की सूचना देता है । एक कोयल की 
झावाज़ सुनकर दूसरी भी बोलने लगती है। वर्षा शीर्षक कुछ पद कोकिल को संबोधित किये 
गये है--कोकिल हरि को बोल सुताउ । /( ३९५४८ ) अथवा सुनिरी सखी समुक्तरि सिख 
मेरी ।” ( ३६५९ ) । यह पश्षियों द्वारा प्रिय को संदेश भेजने का ढंग नया नहीं कहा जा सकता । 
कोकिला के स्वर-माधुर्य से ही कवि प्रायः नायिका की वाणी की तुलना करते रहे हैं 
बानी मधुर जानि पिक बोलति, कदम करारत काग” ( १७४४ ) अथवा-- 

'कटि केहरि, कोकिल कल बानी, ससि मुख प्रभा धरी । 

मृग मूसी नैननि की सोभा, जाति न गुप्त करी । 

चंपक-बरन, चरन-कर-कमलनि, दाडिम दसन लरी । 

गति मराल अ्ररु बिब श्रधर-छबि, श्रहि भ्रनूप कबरी / (५०७ ) 

सीता-वियोग में राम-विलाप शीर्षक इस पद्यांश से मध्यकालीन प्रचलित उपमानों का 
पनुमान हो सकता है । 

परेवा* [सं० पारापत:] तथा कपोत ( १२७७ ) [सं०] भी उल्लेखनीय नाम है। 
'रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, दुरि गये कौर, कपोत, मधुप, पिक, सारंग सुधि बिसरी ।! 
( २७२८ )--बवर्णन कूट-पदों में हैं। हिंडोला-शीषक पद ( परि० १०९ ) में कालिदी-तट के 
वर्णन में अनेक पत्तियों के नाम एक साथ दिये गये हैं--तहं लाल मुनिर्याँ कुंड बैठे मत्त श्रलि- 
कुल गुंज। हंस-चक्‍क-चकोर-चातक कीर कोकिल पुंज | कुंज कुंज तहं मोर निरतत करत 
कुलाहल नाद । हारिल परेवा भू ग पिक5र कपोत दुज-कुल-बु द । बोले गहगह मधुर बानी 

१--प० सं० ठी,० २६।५, 'कुह कुछ कोहल .करि राखा। और भिगराज बोल बहु 
भाखा ।' - 

२--प० पसं० ठी०, २६।३, “गिर्रह परेवा श्रो करबरहों ।” 
; ३५१, 'घिरिनि परेवा झ्ाव जस,,,,! 


पशुन्‍पक्षी ३०६ 


गगन गरज घूमि |” ( परि० १०६ )। परेवा के संबंध में प्रसिद्ध है कि परेंवी के मरते ही 
स्वयं भी प्राण त्याग देता है--'परनि परेवा प्रेम की, ( रे ) चित ले चढत श्रकास । तह चढ़ि 
तीय जो देखई, (रे ) भू पर पर परत निसास !” ( ३५२ )। मध्यकाल में कबूतरों को संदेश 


ले जाने का काम सिखाया जाता था । 
उपयुक्त उल्लेख के भश्रतिरिक्त लालमु निया की पंक्ति से लाल साडियो तथा रोरी से 


मंडित मुख वाली गोपियों की तुलना की गई है--मनु लाल मुनेयनि पांति, विजरा तोरि 
चली ।” ( ६४२ ) । यह पिंजरे [सं० पिजर]* में पाली जाने वाली पिद्दी के बराबर छोटी 
सी लाल चिड़िया है । इसके उड़ने व चाल में विशेष फुर्ती होती है। 
३१६९--हारित्न९ ( परि० १०६ ) [सं० हारीत] वर्षा के पक्षियों मे इसका नाम शआ्राने 
के भ्रतिरिक्त एक विनय-पद हमारे हरि हारिल की लकडी” भी।कहा गया है । यह प्रसिद्ध है 
कि हारिल धरती पर बठता है तो छोटो लकडी या तिनका प्रादि पज्ों से दबा लेता है तथा 
स्व व्यस्त सा दिखाई देता है । यह कबूतर के बराबर हरे रंग का पत्ती है। इसको 'हरियल' 
भी कहते है | गाँव के लोग इसे पूर्व जन्म का राजा-हरिश्चन्द्र बताते हैं ।* हारिल भूमि पर 
कम उतरता है इसीलिए यह कहा जाता है; क्योंकि हरिश्चंद्र ने सब पृथिवी दान कर दी थी । 
सूही, सुही ( परि० १०६,३६३४ ) का नाम भी मिलता है--दाढुर, मोर सोर 
चातक पिक, सूही, निसा सिरावन के ।! ( ३६३४ )। 
नीलकंठीर१ ( ७७६ ) [सं० नीलकंठ: > मयूर, नीलकंठ पत्ती तथा शिव] समुद्र-मंथन 
द्वारा प्राप्त गरल से नीली गरदन होने के कारण शिव का नाम नीलकंठ पडा है। मयूर तथा 
नीलकंठ पक्षी के पंख भी नीलवर्ण के होते हैं। इस पद मे यशोदा को दोनो ओर से खींचने 
वाले संकर्षन तथा कृष्ण की उत्प्रेज्ञा सरस्वती मराल तथा नीलकंठीर से दी गई है। भ्राज 
अ्रक्सर लोग नील पक्षी का दर्शन शुभ मानते है--संभवतः शिव से यही संबंध होने के कारण । 
हल ह कि ज्येष्ठ के दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन होने पर साल भर प्रियजनों के दर्शन 
तेहे। 
पाप कीर ( ३६४, ३८२०,६७ ) [सं०] सुका ( ४३१,१००,१०२,२२७३ ) [स०शुकः | 
१-- हर्ष ० सां० श्र०, ए० १७०, हँसवेग द्वारा लाई गई सामग्री में अनेक पश् पक्षियों 
जेसे किन्‍्तर, वतमानुष, जीवजीवक, जलमानुष, सुगंधि वाले कस्तुरी हिरन, 
चँवरी गायों के साथ ही बेंत के पिजड़ों में ( चामोकर रसचित्रवेत्र पंजर ) 
तथा मूगें के पिजड़ो में चकोर पक्षी भी थे। झूँगे के दाने चकोर के पिजड़े में 
श्राज भी लगाते हैं, क्योंकि वह लाल रंग पत्तन्द करता है । 
२---प० सं० टी०, २६।६ 'हारिल बितवे आपनि हारा ।' 
३५८५७, 'हारिल भई पंथ में सेवा ।' 
३--क० जी०, पृ० १२, अ्रध्याय रे । 
४--प० सं० दी०, ३५८७, “बिरहा बेठि हिएं कतनंसा । 
न्‍ [कतनंसा 5 कटनास या नीलकंठ] 
प्‌ --कुृ० जी०, पृ० १२, अध्याय ३॥ 
६--प० सं० टी०, ५४४ 'सुप्रा एक पद्मावति ठाऊं। महापं डित हीरामनि नाउं । 
...पढ़हिं सास्तर बेद | 
५६।७ सु्रा जो पढ़े पढ़ाये बना ।' 
५४७, कंचन बरव सुआ अ्रति लोभा ।' 


३१० पन्नी 


प्रथवा सुबटा या सुबा ( ६६,८९६, २४० ) [सं० शुकः| का उल्लेख विनय पदों में बहुत 
हुआ है। हरि-भक्‍तवत्सलता बताने के लिए श्रन्य कथाओ्रों के साथ गरिका-कोर कथा भी बार 
बार बताने से कवि नही थकता--'कौर पढ़ावत गनिका तारी, ब्याध परम पद पायौ” ( ६७ ) 
प्रथवा सुवा पढ़ावत गनिका तारी ।” (८, )। सांसारिक आ्राकर्षणो के मोह तथा भ्रम को 
समझाने का भो, तरह तरह से कवि ने यत्न किया है--बिबस भयो नलिनी के सुक ज्यौ 
बिन गुन मोहि गह्मयौ' ( ४९), सूरदास नलिनी कौ सुवटा कहि कौने जकर्‌यौ । ( ३६९ ) 
प्रथवा 'कतहूँसुवा होत सेमर कौ, अंत्रहि कपट न बचिबौ ।/ ( ४६ ) अगवा ज्यौ सुक सेमर- 
फूल बिलोकत, जात नहीं बिनु खाए |! ( १०० ) तथा सिमर फूल सुरंग श्रति निरखत, मुदित 
होत खग-भूप ।” ( १०२ ) | नलिनी पर बंठते हो नाल के भुकने से वह उल्टा लटकने लगता 
है और अपने उड़ने की शक्ति को भूल जाता है। माया से भ्रमित प्राणी को श्रवस्था भी ऐसी 
ही है। एक पद में 'सुवा' आत्मा का बोधक है--सुवा, चलि ता बन कौ रस पीज। जा बन 
राम-नाम अप्नित-रस, खवन-पात्र भरि लीजे ।! ( ३४० )। 

रूप-वर्गान में शुक नासिका का उपमान है---' नासिका पर कीर वारत”ः ( २४४३ ) 
या 'नासिकरा सुक, नैन खंजन, कहत कबि सरमाइ” ( २३७३ ) । श्राजकल 'तोता' शब्द श्रधिक 
बोला जाता है । ग्रामीण बोली में 'सुवा' या सुग्रा! भी कहते है । तोते की चोच सुन्दर होती 
है । वर्षा-वर्णन तथा वन के पशु-पक्षियों में कीर का बहुत बार उल्लेख है--ते खग बिपिन 
प्रधीर कौर पिक, डोलत है बिलखात ।' ( ३२८२० )। मनुष्य ब्रोली के शब्द सीखने में पत्तियों 
में सबमे अधिक कुशल तोता पढाने का उल्लेख सूरसागर में है । 

सारिका या सारी [सं० शारिका] ( ३६९६१ ) मैना को कहते है। पिजडे में पाली 
जाने वाली चिड़ियों में शुक्ष तथा शारिका* दोनो ही है--हंस, सुक, पिक सारिका*, 'बूकै 
सुक-सारी' ( १७२६ )। । 

३२१--चको रु, चकोरी ( २७३९,१६६,३८५६ [सं०] का चन्द्र के प्रति अनुराग 

१--मानस, बाल०, ३३८ 'सुफक सारिका जानकी ज्याएं।कनक पिजरन्हि राखि 

पढ़ाए ।” प० सं० दी०, २९।३ “पारी सुबा सो रहचह करहों।' शुक-सारिका 
तथा तोता-मेना का साथ-ताथ उल्लेख प्रायः होता है। यह एक दूसरे के साथ 


आनंद-मग्त रहते हैं । 
२--कालिदास, उत्तरमेघ, इलो० २२, 'पृच्छन्ती वा मधुररसनां सारिकां पंजरास्थां ।' 


३--हष० सां० श्र०, ए० १८६९, विन्ध्याठवी के पशु-पक्षियों के वर्णन में बारा ने 
झनेक नाम दिये है तथा प्रत्येक किस कार्य सें निमग्न थ" यह बताना उनके स्वभाव 
पर भी प्रकाश डालता है--जेसे चकोर भ्रपनी सचहरी को चोंच से त्षुग्गा दे रहा 
था, बनकुक्कुटी कोटर में बैठी थी, गोरंया बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, 
भुरंड पक्षी पीलु फल खा रहे थे, तोत्तों के बच्चे शरीफ़ा व कटहल कुतर रहे थे। 
इनके. अतिरिक्त खरगोदा, छिपकली, रंकु, नेवले, कोयल रुह तथा चमूरु हिरन, 
नीलांडज मग, नीलगाय, भेड़िये, हाथी, तंदुए, सुश्नर, घूहे, शालिजातक, ततेया, 
बन्दर तथा लंगूर आ्रादि पशुझ्रों का भी वर्णन है । 
हुषं० सां० भ्र०,ए० ९७ यशोवती सती-प्रसंग में कुछ गृह-पश्ष -पक्षियों का उल्लेख 
राजभवन तथा श्रन्तःपुर वर्णान सें झ्राया है। इनसें पंजर-शुक-शारिका, गृहमयूर, 
हँसमिथुन, चक्रताक-युगल, गृह सारसो तथा।भवन हुंसी उल्लेखनीय हैं | पश्ुओ्रों 
में गृहृहुरिणका, पंजर्रासहु तथा राजवल्‍लभ कोलेयक नाम दिये गये हैँ । 


पशु-पक्षी ३११ 
साहित्य मे बराबर उल्लिखित हुआ है--'चित चकोर गति करि' ( ६६ ) | श्रात्मा का 
परमात्मा के प्रति इसी प्रकार का श्राकर्षण माना गया है--तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान ।... 

ज्यों चितवत ससि मोर चकोरी ।” ( १६६ )। राधा की अवस्था भी चकोरी जैसी हो गईं थी 
देखि सखी राधा अकुलानों ।.. ज्यों चकोर इकटक निसि चितवत, याकी सरि सोउ नाहि।' 
( २७३६ ) अथवा, कैसे रहे दरस बिनु देखे, बिधु चकोर ज्यौं लीन ।” (३८५६) । चकोर के 
संबध में अंगारे खाने की प्रसिद्धि हैं। यह तीतर के समान सफेद चित्तीदार श्यामवर्स की 
चिड़िया होती हैं। चोच व आँखें लाल होती है। 


चकवाद-( १६६७,२७४६ ) तथा चकई ( ३३७,८४१, १८२८ ) [सं० चक्रवाक:] 
४ वा कोक ( ३४७१ ) [सं०] के संबंध में काव्य-प्रसिद्धि है कि यह दोनो सूर्य डूबते ही 
बछड़ जाते है श्रोर नदी के दोनों तटों पर रहते हुए भी मिल नही पाते । रात्रि मानो शाप- 
रूप होती है ।* प्रेम की निकटता में भी दूरी का उदाहरण इनकी श्रवस्था से दिया जाता रहा 
है---'तात निसि बिगत भई, चकई आतनंदमयी.. .” ( १८२८ ) अथवा 'चकई री, चलि चरन 
सरोबर, जहाँ न प्रेम-बियोग.. ।/ ( ३३७ ) तथा “चंद मलिन चकई रति राजी ।! (८५१) 
झौर स्याम भए राधा बस ऐसे । चातक-स्वाति, चकोर-चंद ज्यौ, चक्रत्राक रबि जैसे । नाद 
करंग, मीन जल की गति, ज्यो तनु के बस छाया” ( २७६ ) | बसंत-ऋतु आने पर पत्तियों 
की प्रसन्‍नता का सुन्दर चित्रण है--केकी, कोक, कपोत और खग, करत कुलाहल भारी।' 
( ३४७१ ) । 

३२२--एकान्त प्रेम का उदाहरण चातक ( ३४४,इ८३२० ) [सं०] भी हे। 
कवि-प्रसिद्धि के भ्रनुसार चातक केवल स्वाति नच्नत्र मे वर्षा की बूंद को ही पीता है, श्रन्यथा 
प्यासा ही मर जाता है--मन चातक जल तज्यो स्वाति-हित, एक रूप ब्रत धारयो' (२१०)। 
श्याम का राधा के प्रत्ति प्रेम भी एकनिष्ठ था--स्यथाम भए राधा बस ऐसें । चातक स्वाति, 
चकोर चंद ज्यौ, चक्रबाक रबि जैसे ।” ( २७४६ )। इसके श्रतिरिक्‍त वर्षा-ऋतु के झ्रगमन पर 
चातक भी भ्रन्य पत्तियों के साथ प्रसन्‍्त होता है--सखी री चातक मोहि जियावत ।' 
( ३६४२ ) । पदुमावत में चात्रिक' था 'चातिक' शब्द मिलता हैं और उसकी सिवाति' या 
'स्वाति' के प्रति अ्रनन्य प्रेम की चर्चा भी है ।' 

वर्षा-वर्गन में पपिहा ( १२४०, ३६५४४, ३९५४६ ) संबंधी कुछ पद है । पपीहै की 
बोली से पी कहाँ” श्रथवा पी पी? पुकारने का भ्राभास होता हैं। विरह में यह पुकार प्रिय के 
वियोग के कष्ट को प्राय. तीव्र करती है--( हौ तो मोहन के ) बिरह जरी रे तू कत जारत। 


१ --कालिदाप्त, उत्तरमेघ, इलो०, २१, दूरीभृते मथि सहचरे चक्रवाकीमिवेकास ।' 
प० सं० टी०, ३३।५, चकई चकवा केलि कराहीं। निसि बिछुरत प्रौ 
दिनहिं मिलाहोीं।' 
भानस, अयोध्या०, * ६, रहिहउं मुदित दिवस जिमि कोकी' 
२--प० सं० टी०, ३४२।७ 'को सिलाव चात्रिक के भाखा ।' 
३४३।३ पीउ सेवाति सौं जैस बिपरीती । 
टेकु पियास बाँधु जिय थीती ।” 
३४७५ 'स्वाति बुंद चातिक झुख परे ।' 


३१३ पी 
रे पापी तू पंखि पपीहा पिय पिया कर अधराति पुकारत ।” (३६५४६) किन्तु कभी कभी दुःख की 
समवेदना निकट भी लाती है -बहुत दिन जीवो पपिहा प्यारो। बासर रैन नाम ले बोलत, 
भयौ बिरह जुर कारो ॥” ( ३६५४ ) | पपीहे का रंग हल्का श्याम या भूरा होता है और 
चोच धानी सी होती है । पपीहा तथा चातक को एक ही बताया गया है--आपु दुखित पर 
दुखित जानि जिय, चातक नाम तुम्हारी ।! ( ३६५५ ) । काले पपीहे को ही चातक कहते है । 
इस पद मे इस बात का संकेत है। पद ३२७४ में एक साथ एक निष्ठ प्रेम सिखाने वाले इन 
सभी का ज़िक्र किया गया है जसे स्वाति-चातक*, कमल-रवि, भ्रमर-पअंबुज, दीपक-पतंक, मीन- 
जल, परेवा-परेवी, कुरंग-नाद तथा भारतीय पत्नी का पति के प्रति एकात प्रेम । 

वर्षा, बसंत तथा श्रन्य स्फुट प्रसंगो में प्रयुक्त कुछ भौर पत्षियो के थोड़े से नाम 
उल्लेखनीय है जैसे इतर पेदर (३६२२) गररी (११५६) मिल्ली (३९४६) [ सं० फ्िल्लीः ] 
तथा गहगह ( परि० १०६ )। भिल्‍ली के लिए श्राज श्रधिक प्रचलित शब्द 'भीगुर! है । 
इसकी आवाज़ को प्राय 'फनकरारना! कहते हैं । एक स्थल पर भरही का नाम भी श्राया 
हैं--- ज्यों भारत भरुही के अंडा, राखे गज के घंट तरी । सुरजदास ताहि डर काकौ, निसि 
बासर जो जपत हरी ।” ( ४७७७ )। यह सम्भवत. भारद्वाज' [ सं० |] नामक छोटी चिड़िया 
है । महाभारत के युद्ध में घंटे से ढक जाने के कारण इसके अंडे की रक्षा की कथा है जो भग- 
वान का भक्तों की सहायता करने का एक उदाहरण है। 

कुछ कुरूप तथा अ्रशुभ समझे जाने वाले पक्षी भी है जसे-- 

काग ( २८६, ११५४६, ४२०६ ) [ सं० काक. |] या बायस (४३७१ ) [ सं० 
वायस: | तथा गीध, गीधनी ( २७, ६६, ३५७ ) [ सं० गृधं, गृध: ] तथा उलूक ( १००, 
२४५४२ ) [ सं० उलूकः ]। मृतक शरीर पर मंडराने वाले पशु-पत्षतियो का उल्लेख विनय- 
पदो मे श्रनेक बार है--या देही कौ गरब न करिये स्यार काग गिध खेह ।” ( ८६ ) भ्रथवा 
यह तन-गति जनम भूठो, स्वान काग न खाइ ।? ( ३१६ ) । कुछप होने के साथ ही कौए 
की झ्रावाज भी कटु होती है ।* एक कौए के मरते ही थोड़ी देर में सेकड़ों कौए जमा हो जाते 
है, फिर कुछ देर बाद ही उड़ जाते है--घरी इक सजन कुटुम्ब मिलि बैठें, रुदन बिलाप 
कराहीं । जैसे काग काग के मूएऐ, काँ कॉ कर उड़ि जाही ।' ( ३१६ ) । अपना स्वभाव कौन 
छोड़ सकता है, भ्रतएव हरि-विमुखों से दर ही रहना श्रेयस्‍्कर होता है-- कार्गाहू कहा कपूर 
चुगाएं, स्वान नहवाएँ गंग ।' ( ३३२ )। अशुभ शकुनों मे काग का बोलना भी है -बाएँ 
काग, दाहिने खर स्वर, ब्याकुल घर फिरि आई ।” ( ११५४८ ) तथा माथे पर, हछ्वूं काग उड़ायौ, 
कुसुगुन बहुतक पाई ।” ( ११४६ )। कालियदमन के पहले इनका उल्लेख है । 


१--प० सं० दी०, २६।४ 'पिउ पिड लागे करे पपीहा ।/ 

३४२।१ पपिहा तस बोले पिउ पीऊ ।' 
२--तुलसी०, दोहा० ३०७ 'जाँचे बारह मास, पिश्ने पपीहा स्वाति जल ॥/ 

गीता० २,२ झुनि लोचन चकोर ससि राघव' 

मानस०, श्रयोध्या०, २१४ 'संपति चकई भरतु चक, मुनि श्रायस खेलवार । 

तेहि निसि श्राखम पिजरा, राखे सा भिनुसार ।' 
३--प० सं० ढठी०, २६।७, कुहुर्काह मोर सोहाबन लागा | होइ फोराहर बो्लाह 

कागा।” 


पशु-पक्ञी ३१३ 

कोयल के संबंध में प्रसिद्ध हैं कि यह अपने अंडे कौए के घोंसले मे रखकर उससे अपने 
बच्चे पलवाती है । रूप में समानता होने पर भी वाणी की भिन्नता श्रन्त मे भेद खोल ही देतीं 
है-- कोकिल कपट कुटिल बायस छलि फिर नहिं उहि बन जाति ४ ( ४३७१ ) या 'कोइल 
काक पालि कह कीन्ही' ( ४३६६ ) ्योँ कौइल-सुत काग जियाबे, भाव भवति भोजन जु 
खबाइ । कुहुकि कुहुकि आएँ बसन्‍्त रितु, अश्रंत मिले अपने कुल जाइ। ( ४२०६ )। कोए 
का कहने पर उड़ जाना किसी प्रिय व्यक्ति के आने का सूचक माना जाता है। उद्धव के भ्राने 
के यहले ब्रज में होने वले शुभ शकुनों की सूची मे इसकी गणना है --जहँ तहँ काग उड़ावन 
लागी .. ” ( ४०७१ ) अथवा “तौतू उड़ि न जाइ रे काग । जौ गुपाल गोकुल कौ आबें, तौ 
ह्वंहै बड़ भाग । दधि श्रोदन भरि दोनौ देहौ, अरु प्रंचल की पाग ॥! ( ४०७४ )। प्रातःकाल 
छज्जे पर कौए का बैठना किसी अ्रथिति के आने की सूचना देता है । 

हँस तथा काग का साथ बेमेल साथ का उदाहरण है जैसा कि क्ृष्णा-कुंब्जा तथा 
रुक्मिणी-शिशुपाल का था--'हस काग कौ संग भयौ” ( ४०३६ ) अथवा 'हेम काँच, हंँस- 
काग खरि कपूर जेसौ | कुबिजा श्रह कमल-नैन, संग बन्यौ ऐसो ।!/* ( ४२७१ ) तथा हंस 
कौ भाग काग ले जाइ' या हंस के अंस काग नियराइ । काले वर्ण वालो पर गोपियाँ व्यंग्य 
करती है--भँवर कुरंग काक अरु कोकिल, कपटिन को चटसार ।” कौग्मा पहाड़ी तथा सादा 
दो प्रकार का होता है। 

राम-कथा मे जठायू नामक गिद्ध का प्रसंग हैं 'नृग, कपि, बिप्र गीध, गनिका, 
गज, कंस, केसि-खल तारे ।! (२७ )। बाज़ के समान गिद्ध शिकारी चिड़िया है। 
( १०० ) | उल्लू को दिन में दिखाई नहों देता तथा रात में ही देख सकता हूँ | वह दिन 
भर पेड़ो प्रादि पर लटका रहता है-- ज्यौँ दिनकरहि उलूक न मानत ( १०० )। उल्लू 
गत्यन्त कुरूप होता है तथा इसको देखना तथा बोली दोनों अ्रशुभ घटना की सूचक मानी गई 
हैं। अलीगढ़ क्षेत्र मे उल्लू को घुम्घ” तथा “मरचरौया' भी कहते है ।* मूर्ख व्यक्ति को घुसघू 
बसंत' अथवा उल्लू” कह देते है। गाँव वाले उल्लू से बहुत डरते है । उनके विचार से उल्लू का 
घर की छत पर बैठना सर्वनाश की सूचना देता है ।* 


९--कल्पित पौराणिक पश्ु-पक्षी 


३५४, कामूघेनु, कामनाघेनु ( १४६, ४२३४५, ६५०, ४५०६ ) [ सं० | स्वर्ग की 
एक गौ-विशेष है। इसके द्वारा कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त की जा सकती है। सुदामा को 
का मधेनु दिये जाने का निर्देश है--“रंक सुदामा कियो श्रजाची, दियौ अभय पद ठाठं । काम- 
घेनु, चितामनि, दीन्हौ कल्पबुच्छ तर छाउं ।! ( १६४ )। कृष्ण-जन्म पर कामधेनु जेंसी गाय 
दान दी गई थी--'कामधेनु तै नेक न हीनी । हे लख घेनु द्विजनि कौ दीनी ।/ ( ६४० )। 
रुविमणी-शिशुपाल विवाह को अनुचित बताया गया है--कामधेनु ख़र लेइ' ( ४८०५ )। 


१--तुलसी ०, गीता० ६,१६ 'कब ऐहूँ मेरे लाल कुसल घर, कहहु काय फुरि बाता। 
दूध भात की दोनी देहों, सोने चोंच मढ़ेंहों' 
२--प० सं० टी, ३७०।, “भंवर पतंग जरे प्रो नागा। कोइल भुंजइल औ सब 
काया ।' 
इ--क्ृ० जी०, ४० हरे, अध्या० हे । 
४--कृ० जी०) मू० १२; श्रप्या० हे । 


| 


३११४ कल्पित पौराणिक पशु -पत्ी 


परशुराम व जमदग्नि कथा ( ४४२, ४४८ ) में सहस्त्रबाहु द्वारा कामधेनु चुरा ले जाने का 
प्रसंग है । 

ऐराबत' ( १४६४, ३९२१ ) [ सं० ] इन्द्र का हाथी ऐरावत माना गया है--सुर- 
गन सहित इन्द्र ब्रज आवत | धवल बरन ऐराबवत देख्यौ उतरि गगन ते घरनि धैसावत ।! 
( १४६४ ) अथवा तब तिहि समय आदि ऐरावति ब्रजपति सौं कर जोरे !! ( ३६९२१ )। 
श्वेत बर्ण का ऐराबत तथा कामनाधेनु दोनो समुद्र-मंथन से प्राप्त चौदह रत्नों मे थे--“कामना- 
धेनु पुनि सप्तरिषि कौ दई! ..भ्रप्सरा पारिजातक, धनुष, भ्रस्व, गजस्वेत ये पाँच सुरपरतिहि 
दीन्‍्हे ।' ( ४३५ )। 

गरुड़ ( ५, ७, १०, २५, ४२१ ) | सं० गरड: ] यह विष्णु की सवारी है अ्रतः 
पत्तियों का राजा माना जाता हैं। गज-ग्राह कथा में इसका उल्लेख सबसे अ्रधिक है--गरुड़ 
समेत सकल सेनापति, पाछै लागे आवत ।” ( ४३१ ) अ्रथवा अति करुता-कातर करु नामय, 
गरुडहु को छुटकायो ।/ ( ४३० ) | गरुड़ सर्पों का शत्रु भी माना गया है अ्रतएव कालियनाग 
का भय उसके प्रति स्वाभाविक था (११६१) । हिन्दू धर्म के श्रनुसार पृथिवी हाथियों की सूडो 
पर टिकी है जो श्राठ स्थानों पर है । 'ऐराबत' पूर्व में माना गया है । पृथ्वी के हाथी इन सबके 
द्वारा उत्पन्न माने गये है । 

सेस (६२२, ६२३ ) [ सं० शेषः, शेषनाग: ] विष्णु की शैया शेषनाग है--'सेमस- 
नाग के ऊपर पौढ़तः ( २१५ )। बसुदेव जब शिशु कृष्ण को गोकुल ले जा रहे थे उस समय 
विष्णु प्रवतार होने के कारण ही शेषनाग ने छाया कर वर्षा से उतकी रक्षा की--सेष सहस 
फन ऊपर छायो, ले गोकुल कौ भागे! (६२२ )। कच्छप, दिगाज, तथा शेषनाग के पृथिवी 
धारण करने की प्रसिद्धि है। 

फ्नपति ( २६३ ) [ सं० फरापतिः | भ्रथवा बासुकी ( ४३५ ) [ सं० बासुक्रिः ] 
की चर्चा भी है। समुद्र-मंथन में बासुकी की 'नेति” थी। हरि-कृपा पर ही प्री सुष्टि निर्भर 

“- बहुत पवन, भरमत सप्ति दितकर, फनपति सिर न डुलावे ।” ( १६३ )। यह कश्यप-पत्र 

माना गया हैं तथा नाग के श्राठ कुलों मे से एक एवं सर्प राज है । 

तच्छुक ( २६० ) [ सं० ठक्षकः |] पातालवासी एक विशेष नाग है। इसका परो- 
ज्षित कथा मे जिक्र ग्राया है--'दियौं साप तिहिं तच्छुक खाइ' ( २६० )। 

उचेस्नवा (४७८४ ) [ सं० उच्चै.श्रवा ] यह इन्द्र के घोड़े का नाम. है । द्वारकापरी 
में कृष्ण के चौग़ात खेलने में इसका उल्लेख आया है। 

सूरसागर मे उल्लिखित पक्षियों के नामो के अतिरिक्त भ्रन्य कुछ प्रमुख नाम बुलब॒ल 
बया, फ़ाख्ता या पड़की, कठफोड़वा, गौरेया, महोख, बत्तख तथा कुलंग है । पदमावत में इनमे 
से कुछ नाम मिल जाते है ।९ 


१--प० सं० टी०, २६।५, सात सहस हस्ती सिघली जिमि कबिलास एरापति बली ।! 
२--५० सं० टी०, २९१२, “बो्लाह पाँडुक एक तुदही ।....वही दही ले महरि 
पुकारा । 
६७।, तोतिर गिग्र जो फांद है निर्ताह पुकारे दोखु ।” 
३५८।, 'धोरी पडुक कहु पिय ठाऊं। जो चितरोख न दोसर 
नाऊ। जाहि बया गति पिय कंठलवा । करें भेराउ सोई 
गोरवा....पियरि तिलोरि भाव जलहंसा 


खण्ड १० 


एक्ष, छता तथा पुष्प 


१--वृक्षादि के सूचक साधारण शब्द 


३२५ --वुक्षों तथा फूलो के नाम सूरसागर के स्फुट प्रसंगो में प्राय, उपमान रूप में 
बिखरे हुए हैं। कुछ पदो में श्रवश्य एक साथ इनको सूचो सी मिलती है जैसे सीताहरण के 
बाद राम का वच्चों को संबोधित करता या रास-लीला पद्दो में कृष्ण के अन्तर्धान होने पर 
गोपियों का यमुना तठ के लता-वृक्षो से पता पूछना ( ६४,१७१३,१७१७ )-हुम बेली 
पूछै सब सुन्दरि' ( १७४३ ) । बसन्‍्त-शोभा वर्णन में प्रकृति के प्रफुल्ित रूप का चित्रण 
किया गया है ( २४२१,३२३५ )। इसी प्रकार हिडोला शीर्षक पदों में भी यमुना तेट की 
शोभा का वर्सन कवि ने किया है ( २८६३,२५४२१, ३१२३ )। 

वक्ष के पर्यागवाची अनेक नाम प्रयुक्त हुए है--तरुब॒र ( 5६,२६५ ) [ सं० | द्र,म 
( श८४४,५०८ ) [ स॑ |, बृच्छ ( २७३७ [ सं० वृक्ष ] तथा बिट॒प' ( परि० १६३,१८६८*) 
[ सं० विटपः।। वृक्ष की प्रकृति की भी कवि ने श्ूचना दी है--- तश्वर फूल, फले, पत मरे, 
अपने कालहि पाइ / ( २६५४ ) ।* लता के साधारण प्र्थ के सूचक भी अनेक शब्द मिलते हैं- 
लता ( ३८४५ ) [ सं० ), बेल, ' बेली, बल्‍ली, ( २७३४,३६३८५ ६०८, रे४७२ )[ सं० 
वेल्लि ) ]। वृच्चो से लियटी लताएँ क्रवश शक्ति तथा कोमलता की प्रतीक है-- द्,मनि बर 
बलल्‍ली बियोगिनि मिलत पति पहिचानि | ( दै८रे८ ) या 'कनक बेलि सी सुंदरी द्रुम के 
तर डारी ।! ( १७३८ ) । 

फूल के कुछ प्रमुख पर्यायवाची नामों का भी उल्लेख किया जा सकता है, जसे फूल* 
( ४०८, ३५३५ ), सुमन ( रे८ ३४ )[ स॑ ], पुहुप ( १४१६,२७७८ ) [ सं० पृष्प |, तथा 
कुसुम ,( २३३१४ ) | सं० ]। कल्षिका ( रे६३२ ) अथवा कली ( २४२२ ) [ स० | 
प्रस्कुट सोन्दर्य का प्रसिद्ध उपमान है। फूलों के श्राभरण, शैत्रा तथा हिंडोले का उल्लेख किया 
जा चुका है । साथ ही पूजन सामग्री में सी फूल का प्रमुख स्थान हैं। मतसिज के पुष्प-धनुष की 
चर्चा भी की जा चुकी है। भ्राज फूलो को गुलदस्ते [ फा० | के हूप में सजाया जाता है तथा 
वे फूलदानों की भी शोभा बढ़ाते हैं। पद्मावत में बकुचन शब्द प्रा है ।* वच्च की शोभा 
पलल्‍लव ( ३०७,१४४३,२८६३ ) [ सं० ] दल ( रे: | ) [ सं० ], पत्रावलि ( २४१४) , 
अ्रथवा पत्ता, पात ( ८5८,५६ ) ससं० पत्र | से ही होती है--पत्रावलि परिवेष' । किन्तु 
इनका गिरना कौन रोक सकता हैं। वह भी नियत चक्र से परवश है-- वीं दिन तेरे तन 
तरुवर के सब पात भारि जेह। ( पे ) या 'धरनि पत्ता गिरि परे तै फिरि न लागे डार। 
किया कप अल 


१--प० सें० दी० ; रे७६।३ बोरों लाइन सूख दोजे।' [ सं० विठप-विडव-बिरव- 
बीरौ ] लोकगीतों में प्रायः पबिरवा' शब्द अधिकतर प्रयुक्त होता है । 
२--प० से० दी०, ३१२।, तरिवर ऋरे भरे बन ढाका । 
१८३।७, पियरि पात दुछ झरे निपता । 
३--भानस, बाल० ७४) बेल पाति महि परम सुहाई। 
५- गीता०, ३५५) फल फूल अंकुर मूल धरे! । 
५--प० सं० दी ०; ३७७३; पुहुप करी श्रस हिरदे लागा। 
६०-प० सं० ढी०, २७७१; “बकुचन बिनवों अ्रवसि बिसोही । 


श्श्८ पुष्पों के नाम 


( ८८ ) । नये कोमल पत्ते को किसलय ( २७३४ ) [ सं० ] कहते हँ--किसलय कुसुम कुंत 
सम सायक” ( २७३४ ) अ्रथवा--कर पलल्‍लव किसलय कुसुमाकर, जानि ग्रसित भए कीर! 
( १७४४ ) । इसको 'कोंपल' भी कहते है ।* 
३२६--मुरली का प्रभाव अ्रचल प्रकृति पर समान रूप से पड़ता था--द्रुम बेली 
प्रनुराग पुलक तनु ।” ( १६०८ )। फिर उसे कृष्ण का वियोग” क्‍यों न खलता--बास गई, 
सोभा गई, भ्ररु कुम्हिलाने फूल । सूरदास प्रभु तुम बिना, उचटे सब जर मूल" ।” ( ४४६२ ) 
प्रथवा खग, मृग, तृन, बेली व्‌ दाबन, गया ग्वाल बिसारे ।” ( ४०२७ )। कृष्ण का साहचर्य 
प्राप्त करने वाले वुदावत के लता वृक्षों का सौभाग्य कौन न पाना चाहेगा--धनि बंसीबट, 
धनि जमुना तद धनि धनि लता तमाल | ( १६६२ ) भश्रथवा बुदावन द्रूम लता हुजिये ।! 
( १६६४ ) । 
कवि ने वृक्षों की शाखाओं ग्रौर पत्तों में छिपे पत्षिय्रों का नेत्र संबंधी एक पद में चित्र 
खीचा है--- “ज्यौ ब्याधऊंद तें छुटत खग॑ उड़ि चलत, तहाँ फिरि तकत नह त्रास माने । जाइ 
बन द्वमनि मैं दुरत, त्योहीं गए, स्थाम-तनु-रूप-बन में समाने ।” ( २८६७ )। लता तथा 
वृक्षों के मंडल सदृश्य छायादार स्थान कुदझज ( २७६६ ) [ सं० ] अथवा निर्कुंज ( २७९४) 
[ सं० ] का क्ृष्ण-राधा तथा गोपी प्रेम में महत्वपूर्ण स्थान है । यमुना-तट के वृक्त तथा निक॒ज 
उनकी भ्रमित प्रेम-पूर्ण लीलाभों के साक्षी स्वरूप थे--'ठाढे नव कुंजनि तर! ( ३४४७ ), 
'जैंकु निकुज कृपा करि झाइये ।” ( ३१८८ ) श्रथवा एक दौस कुजनि मैं भाई नाना कुसुम 
लेइ अपने कर दिए मोंहि सो सुरत न जाई।' (४००२ ) या ' नवल निकूंज नवल रस दोऊ, 
राजत हैं अतिसय रंग भोने ( २७६४ ) तथा बाहाँजोरो प्रात कुज तें निकसे रोकि रीक्ी 
कहे बात ।” ( २७९६ )। कुजों मे रमण करने के कारण ही कृष्ण को कुज-बिहार 
( ३४४६ ) कहा गया है । क्ृष्ण-वियुकत ब्रज की गोपिकाओ्रों को यही शीतल कुज अग्नि के 
समान जलता था “बिनु गोपाल बेरिनि भई क॒जे | तब वे लता लगति तन सीतल, झ्रब भई 
बिपम ज्वाल की पुजें ।” ( ४६८६ )। 
२--प्रष्पों के नाम 
३२७-- खपुष्पों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं--- 
१. करबीर ( १६३२ ) तथा कुटज (३६३२ ) ये वर्तमान समय के लोकप्रिय 
“फूलों में नहीं है । 
के कुसुम्भ, कुसुम ( ३४८५ ) [ सं० ] पृष्ष का उल्लेख रंगों मे किया जा चुका है । 
वस्‍्त्रीं में यह रंग उस समय लोगों को प्रिय था और होली में भी ठेसू व कुसुम का रंग बनाते 
थे--टेसू कुसुम निचोड के, रंगभीजी ग्वालिनि ।” केसर को भी कुसुम कहते है । 
(-$० जी० , प्र० ८, अ्रध्या० २, अलीगढ़ क्षेत्र की ग्रामीरण बोलो सें इसे 'गीदी? भो 
कहते हैं। 
२--इंडिया एज नोन,दु पारिनि, एृ० २११, “वुक्षः शब्द कहों कहीं वनस्पति का 
पर्यायबाची भी है पतंजलि ने वृक्ष के भागों 'मूल!, स्कन्ध', 'फल', 'पलाशवान' 
का उल्लेख किथा है। पारिनि ने 'पर्र', 'पुषपः, 'फल' तथा मूल” आदि भाग 
की विशेषताओं पर पौधों के नाम रवखे जाने का चर्शन किया है जेसे 'शंखपुष्पी' । 


उनके विचार में वृक्ष तथा फल का नाम प्राय: एक ही होता था जसे श्रामलकी 
वृक्ष का फल श्रामलकोी । 


वुच्दें, लता तथा पुष्प ३१६ 
कुद ( १६२२,१७०६ ) इसका भाड़ होता है। सफेद रंग का छोटा किन्तु सुगन्धि- 
युक्त फूल अश्रगहन पूस में आता है। श्वेत वर्ण के कारण यह दाँतो का प्रसिद्ध उपसान भी हैं। 
मेघदूत मे कालिदास ने कुद पुष्प से अलंकत केश पाश का वर्णन किया है ।* 
कनेल ( २४२५ ) कनीर ( २५२१ ) कनिआरी, करनि, करनिकार ( १७१३, 
३६३२ ) | से करणिकार--करशिश्रार--करोर--कनेर| का पौधा छः सात हाथ ऊँचा होता है 
जिसमे लाल, पीले या सफ़ेद रंगो के फूल श्राते है। कविप्रसिद्धि के अनुसार कनेर पद्मिनी 
स्त्रियों के नृत्य से पुष्पित होता हैँ ।* कालिदास ने पार्वती के केश में कशिकार प्रूथने का 
उल्लेख किया है ।* डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत का कशणिकार :हिन्दी का 
श्रमलतास है । यह कनेर से भिन्‍न फूल है।* कनेर का उल्लेख आईने प्रकबरी में भी है* 
ओर यह बताया गया हैं कि वह जहरीला होता है तथा जो इसको सर पर रख लेता है, लड़ने 
लगता है। 
करना ( ३४२१ )* का उल्लेख भी है । 
केतकि, केतकी ( ३४५२,३६३२ ) इसका पत्ता मोटा एवं नुकीला तलवार की 
श्राकृत का होता है और फूल सफेद रंग का आता हैं। कवार में ही प्रायः फूल आते है। शिव- 
मूति पर केतकी चढ़ाना निषिद्ध हैँ । प्रंलीगढ क्षेत्र मे इसको 'रामबान' भी कहते है।* श्राईने 
अकबरो ( १० १७७ ) में यह सनोबरी सूरत का तथा भीनी सुगन्धि वाला वर्खित है । भौरें 
का केतकी के काटे मे फेसना कवि-समय था ।५ 
बेला ( १६३२ ) [सं विचकिल--बिश्रइल्ल---बइल्‍ल--बेला] इसकी गोल पत्तियों की 
भाड़ी सी होती है । फूल सफ़ेद रंग का सुगन्धियुक्त तथा सुन्दर होता हैँ । यह गरमी में फूलता 
है । स्त्रियो के बालो में अत्यधिक श्राकर्षक लगता हैँ। बेला की मालाएँ भी लोगों को प्रिय 
है जो गरमी मे नेत्रो को शीटलता प्रदान करती है। बला कई क्िस्मों का होता है--मोतिया, 
मोगरा, रायवेल झ्लादि। मोतिया का ही साहित्यिक नाम माधवी है।'* सूरसागर मे मोगरो** 





१--कालिदास, उत्तरमेघ, इलो० २, 'हस्ते लौलाकमलमलके बाल ऋुन्दानुविद्ध ।' 

२--उत्तरमेघ, इलो० १५, सल्लिनाथ टीका, 'पुरोनतंनात्‌ कर्रिकार:' 

३--कुभारसम्भव, तृतीयसर्ग, श्लो० ५२, अज्योकनिर्मिष्सितपद्मरागभाकृष्य्हेमशुति- 
करशिकारम | इलो० ६२, 'उसाइपितोलाइलकप्रध्यशो भिविपंसयन्तो 
नवकरिकारस्‌ । 

४--हिन्दी साहित्य की भूमिका, ए० २३७, डा० हज़ारों प्रसाद द्विवेदी । 

४--आहइले झ्०, पृ० श१८३॥। 

६-- प० सं० टी०, ३७७७, श्रागे कंत करहु नो करना |” (७ ) [ से० कर्)ण | 
एक पौधा जिसके सफ़ेद फूल सुदर्शन तथा पत्त केचड़े को तरह लम्ब होते हैं 
(हिन्द दब्दसागर) । सोनियर विलियस्स संस्कृत कोश के अनुसार कर्ण दो पुष्पों 
का पर्यायवादी है - अ्रमलतास तथा श्राक या सदार का । 

७--क० जी०,-9०० १२, श्रध्या० १३। 

८५--प० सं० टौ०, ३७७७, केतनारि समुझाव भंवर न कांट बेध |! 

६--कालिदास, उत्तरमेघ, इलो० १५, प्रत्यासन्नों कुरबकबृतेमाधवीसंडपस्य' 

१०--आईने झ०, ए० १७७, अबुलफ़जल ने मोंगरा' का उल्लेख किया है । इससे सो 
से अ्रधिक पंखड़ियाँ होती हैं । 


३२० पुष्पों के नाम 


वथा साधवी ( ३१५३१ ) का उल्लेख है| 

बेली ( १७१३ ) बलिया एक लता होती है जिसका फूल लाल होता है। 

चमेली ( ३५२१ ) की भाडी होती है तथा सफेद रग का फूल श्राता है। इसको 
संस्कृत में 'जाती' भ्रथवा 'मालती”' भी कहते हैं । यह चमेली तथा रामचमेली दो किस्मो की 
होती है ।* आाईने अकबरी मे मालती का फूल चमेलो के समान बताया गया है ।* सूरसागर 
मे मालती ( १७१३ ) नाम भी मिलता है। बेला-चमेली अ्रथवा चम्पा-चमेली नाम' प्राय: साथ 
लिये जाते है । बेलि चमेली मालती बूभति द्वुम डारी । कुसुमों से शैया सजाने का वर्णन इस 
प्रकार है ।---केतकि, करना, बेल, चमेली फूलनि सेज बिछाऊ।/ ( २ २४ )। 

जूही ( १७१३), जाहो ( १७१३ ) [ सं० यूथिका, यूथी ] यह फूल भी श्वेत रंग 
का होता है । अबुलफ़जल ने इसके तिसाला फूलने तथा बेल के पेड से लिपट जाने का वर्खन 
किया है ।* 

३२८--केव रा ( ३४३५ ) इसका बड़ा-सा भाड़ गन्‍्ने की पत्तियों की तरह का होता 
है । इस भाड़ पर अत्यधिक मीठी सुगन्धि वाली बालें श्राती हैं। केवडे का श्रर्क श्राजकल जल 
तथा मिठाइयों में सुगन्धि लाने के लिए भो डाला जाता है। बसन्‍्त ऋतु के फूलों में इसका 
उललख है-- जहाँ कमल केवरा फूले, केतकी कनेल फूल ...फूनी मधु मालती बेलि ।” अबुल- 
फ़जल ने कपड़ो को सुगंधित करने के लिए सूखा केवडा रखने का उल्लेख किया है। यह दक्षिण 
गुजरात, मालवा व बिहार में भ्रधिक होता है ।* 

निवारी ( ३१५२१ ) का श्वेत्र फूल चेत के महीने मे लगता हैं। इसको आ्राजकल 
'निवाड़ौ” भी कहते है । श्रबुजफ़्जल ने इसका फूल एक पत्ते का बताया है जो रायबेल से 
मिलता-जुलता है। इसके एक प्ताथ इतने अधिक फल श्राते है कि पौधा ढक जाता है ।* 

सेवती ( ३५६१ ) [ सं० सेमती, भश्रथवा सं० शतपत्रिका-सयवत्तिया-सइउत्तिया- 
सेउतिया--सेवतो, सफेद गुलाब] 'जाही, जूही, सेवती, करना, कनिश्नारी। बेलि चमेली, मालती, 
बूकृति द्रुम डारी ।/ (१७१३ )। आाईने अ्रकबरी को फूलो की सूची में सेवती के संबंध मे 
बताया गया है । इसकी आ्राकृति गुलाब जैसी, रग सफ़ेद तथा चार से छः तक पंखड़ियां होती 
है और गुजराज तथा दक्षिण में अधिक होता है ।९ 

पॉंडल ( ३५२१ ) बहु पाडल बिपुल गंभीर, मिलि भूमक हो ।” अबुलफजल ने 
'पांडल' के संबध में भी बताया है । उन्होने इसे पाँच-छः लम्बी पंखड़ियों का बताया है तथा 
इनसे जल को सुगंधित करते की चर्चा भी की है। यह वर्ष भर फूलता है ।5 

खूफ़ो ( ७५२१ ) 'खूकौ मरुवौ मोगरौ, मिलि भूमक हो ।” यह फूल वर्तमान समय 

१--कालिदास, उत्तरमेष, इलो० २५ प्रत्यादवस्तां सममभिनवरर्जालई मॉलितीनाम! 

टीका, सुमनो मालती जाति:' इति। 

२--श्राईने श्र०, ए० १७७, । 

२३--आईने० श्र०, पृ० १८५ | 

४-आईने झ्र०, पू० १७६ । 

उ--आईने श्र०, पृ० १७८ । 

६--आाईने भ्र०, पृ०, १७० | 

७--श्राईने अ०, ए०, १७७ । 

८--आईने अ० पृ०, १७६ । 


वच्च, ल॑ता तथा पुष्प ३२३१ 


के लोकप्रिय फूलों में नहीं गिना जा सकता है | 

मरुआ, मरुधो ( ३१५२१ ) [ सं० मरुवक' ] इसके फूल सफ़ेद व लाल दो रंगों के 
होते है तथा फागुन चैत में पुष्पित होता है। यह मरुआ' नाम से आज भी जाना जाता है । 

गुलाब ( १७११ ) [ फ़ा० ] “चंपक, जाहि गुलाब बकुल प्रति, पूछति कहूँ देखे नंद- 
तंदन ।' ( १७११ ) | गुलाब का पौधा छोटा किन्तु कंटीला होता है । यह लाल, पीला, गुलाबी 
तथा सफेद भ्रादि कई रंगों का होता है । प्रायः जाड़े में खिलता है । सौन्दर्य तथा भीनी सु गर्धि 
के कारण गुलाब फूलों का राजा माना गया है। इसकी लता भी होती है। जंगली गुलाब का 
फूल छोटा होता है। गुलाब की कलम लगाते है। 

मल्लिका ( १६६६ ) [ सं० ] रास शीर्षक पदों में 'जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर, 
सरद सुहाई जामिनि ।” वर्सान किया गया है। 

कूजा ( १७१३ ) [ फ़ा० कूजा ] 'कूजा मरुआ, कुंद सौ कहें गोद पसारी |” 
( १७१३ ) आईने अ्रकबरी ( पृ० १७६ ) मे कूज़ा का वर्णन है। यह शभ्राकृति में गुलाब के 
समान होता है। सम्भवतः मोतिया या बले का ही नामान्तर है। इसका कुब्जक! नाम भी है । 

चसम्पक्‌ ( १७११ ) [ सं० चम्पकः ] चम्पा के सुनहले फूल से शरीर के वर्ण की 
तुलना की गई है--“चम्प कली तनु' ( २८०४ ) अथवा 'चंपक बरन! (४०७ )। चम्पा का 
पौधा क़रीब श्राठ हाथ ऊँचा होता है | चैत से यह फूलता हैं। कवि-प्रसिद्धि के श्रनुसार पद्मिनी 
स्त्रियों के हास से पुष्पित होता है । दूसरी कवि-प्रसिद्धि है कि चम्पा के फूल पर भोरा नहीं 
बेठता है*--जोग हमहि ऐसो लागत ज्यों, तुहि चंपे कौ फूल ।” ( ४३४६ )। चम्पा के फूल 
में बहुत तेज़ खुशबू होती हैं। भ्राइने भ्रकबरी में चम्पा का वर्णन है।* 

बधूक, बंधुक ( ७२२, १४१७, २४४० ) [ सं० बंधूक॑, बंधूक. ] बंधूक कुसुम का 
प्रधिकतर उपमान रूप मे ही प्रयोग हुआ्ना है। यह श्रधरों का प्रचलित उपमान था-- अधर बिब- 
फल पटतर नाहीं । बिद्रुम अर बंधूक लजाही ।! ( २४१७ ) अ्रथवा 'चिबुक पर चित वारि डारत, 
अधर अंबुज लाल । बंधूक, बिद्रुम, बिब वारत, ते भए बेहाल !” ( २४३३ )। बंघूक मसूड़ों 
का उपमान भी है--हँसत दसन इक सोभा उपजति, उपमा जद॒पि लजाइ ।....'किधों सुभग 
बंधक कुसुम तर, भलकत जल-कन-क ति ।! ( २४४० )। राधा के मस्तक के सिन्‍्दूर- 
विन्दु पर मुगमद इस प्रकार शोभित था--मनो बंघूक कुसुम ऊपर श्रलि बेठयो, पंख पसारि ।! 
( २७३६ )। प्रधर का उप्रमान होने से स्पष्ट ही है कि यह फूल लाल रंग का होता है। इसका 
पौधा बरसात में फूलता है। संस्कृत साहित्य में बंधूक के लिए “जपा! नाम भी प्रयुक्त हुआ 
है ।१ आज इसके अधिक प्रचलित नाम 'अड़॒हुल', 'गुड़हल' झथवा “गुलदुपहरिया' है ।* मालाश्ों 
में बंधूक पुष्प गूँथने की प्रथा नहीं है। विश्वास के अनुसार साही के काँट के समान ही यह 





१--कालिदास, उत्तरमेघ, इलोक १५, सल्लिनाथ टीका “रदु हसनात्‌ चम्पको? 
२--प० सं० टी०, २७२२, :चम्पा प्रीति न भौरहं दिन दिन श्रागरि बास । 
३-- आईले झ्र०, ए० १७७ । 

४--कालिदास, पूर्वभेघ, इलो० ३६, सान्ध्य तेज: प्रतिनवजपापुष्परक्त दधान: । 
५--प० सं० दी०, १०६।२, 'फूल दुपहरी मानहेुँ राता । फूल भर्राहु जब जब कहु 


बाता । 
४२ 


३२२ पृष्पों के नाम 


घर में लडाई करवाता है ।* श्रबुलफ़जल ने भी 'गुड़हल” का नाम दिया है ।* 

बकुल ( १७१७, २४२१ ) यमुना-तठ पर खिले फूलों मे बकुल को भी स्थान मिला 
है-- 'मुदु मंजुल, बकुल ठदमाल, मिलि भूमक हो ।” (१४२१) । इसका दूसरा नाम 'मौलिश्री” या 
'मौलसिरी' है। फूल पीले रंग का नन्‍हा सा किन्तु सुगन्धियुक्त होता है। कवि-प्रसिद्धि के झनु- 
सार स्त्रियों के कुल्ले से पृष्पित होता है ।* आईने अ्कबरी में 'मौलिश्री” नाम दिया गया है ।१ 
पद्मावत मे 'बोलसरि' [ सं० बकुलश्री ) नाम है ( ४७७॥६ )। कालिदास ने 'केसर'* शब्द 
प्रयृकत किया है । 


बहुलि ( १७१३ ) [ सं० बहुला--इलायची, नील का पौधा | बकुल बहुलि बट 
कदम पे, ठाढ़ी ब्रजनारी ।” 
पद्मावत में प्रायः यही सब नाम मिलते है । बसन्त-खंड तथा रत्नसेन-बिदाई-खंड मे 
भ्रभेक नाम एक साथ दिये गये है । इसके भ्रतिरिक्त 'नागकेसरि”, गुलाल', 'सुदरसन,” 'सोन- 
जरद', सदबरग', 'हरूपमाँजरि', 'सिंगारहार”, 'बरना?, गुलबकावली” आदि कुछ नये नामो की 
भोर भी ध्यान जाता है।* यह नाम झाईने अकबरी की फूलों की सूची मे भी दिये गये है । 
३३०--भारतीय फूलो में सर्वोच्च स्थान कमल का हैं | साहित्य, चित्रकला तथा 
वास्तुकला सभी में कमल का विशिष्ट स्थान रहा है। यह सरोवर मे खिलता है। पत्ते भी 
भ्रत्यन्त श्राकषक गोल आकार के होते है जो पानी की सतह पर तैरते रहते है तथा फूल सीधी 
डंडी पर पानी की सतह पर खिलता है । इसकी जड़ की तरकारी बनती है जिसे 'भसीड़ा” कहते 
है तथा 'कमलगट्टे” को भूनकर मखाना बनाते है। पत्ते को 'पुरैन' भी कहते है । लाल कमल 
भारत में प्रायः सब जगह होता है । श्वेत कमल या पुंडरीक काशी के श्रासपाम और नीमक्मल 
हिब्बत व चीन में श्रधिक होता है। अमेरिका तथा जर्मनी मे पीला कमल उगता है । 
सूरसागर में भी कमल को परम्परागत महत्व मिला है। काव्य की परम्परा के अनु- 
१--ह० जो०, प० १२, श्रध्या० १३ 
२--आईने श्र०, पृ० १८२ । 
रै-- विकसित वकुल: स्रीषुसंडूबसेकात” कवि-प्रसिद्धि: । 
कालिदास, उत्तरमेघ, इलो० १५, 'रक्ताशोकइचलकिसलयः केसरश्चात्र कान्त; 
प्रत्यासक्षों कुरवकवृतेमाधवीसंड्पस्य । 
एक: सख्यास्तव सह भया वामपादाणिलाषी 
कक्षित्यन्यों बदनमदिरिं दोहदच्छझना स्याः |? 
मल्लिनाथ टीका “झश्योकबबु लगो: सत्नीपादताडनगंडूपसदिरे दोहदमिति प्रसिद्धि:' 
४--श्राईने श्र ०, पृ० १७८। 
५-- भ्रथ केसरे बकुलो वब्जुलः इत्यमरः । 
६--प० सं० टी०, १८८।, पुनि बी्नाह सब फूल सहेली। जो जेहि श्रास पास 
रह बेलों | कोइ केवरा कोई चंप नेवारी । कोइ केतुकि मालति फुलबारी ।... 
तह कांट ।” २७७---बिनौ कर पदुभावत्ति भारी | हों पिय कंबल सो कुद 
नेदारो । मोहि भ्रसि कहाँ सो मात्नति बेली। कदम सेबती चांप चबेली ।.... 
७--स०, सं० टी०, २७७१ 'हौ पिय कंवल सो कु द तेबारी ।” 





वृक्ष, लता तथा पुष्प ३२३ 


सार ही कमल का श्रनेकर पदों में शरीर, नेत्र, मुख, कर तथा पद का उपमान रूप मे प्रयोग हुआ 
है । कमल के अनेक पर्याथवाची शब्दों का भो निर्देश हुम्ना है। रंगों के अनुसार तथा पानी में 
निकलने पर ( पानी के पर्यायों पर आधारित ) भी कई नाम है-- 

कमल ( ३८५५१, २३७५ ) [ सं० ] कृष्ण के बाल-रूप का वर्सान है चंचल दुग 
अंचल-पट-दुति-छवबि, भलक्रत चहुँ दिसि भालरी । मन सेवाल कमल पर प्रझफ्े, भवत भ्रमर 
अम चाल री। (७३८) | सेवाल* [सं० शैवलं | तालाब मे एक प्रकार को काई को बेल सी 
होती है । रूप-वर्णान पदों में उपमान रूप मे कमल का बार-बार वर्सन हैं---च रन-कमल ग्वल॑- 
बित' ( २४४२ ) अथत्रा 'मोन कमल कर, चरन नयन डर, जल मैं कियो बसेरि/ ( २३७३ ) 
अथवा कमल नेत घनस्याम' श्रथवा 'जानत हौ कर कमल बिरोधी ...' ( ३८५१ )। रास के 
बीच कृष्ण के अदृश्य होने पर गोपियाँ वज्षों, फूलो एवं लतादि से पूछती फिरती है....'कहि धौं 
कमल, कहाँ कमलापति, सुदर नैन बिसाल |” कमल तथा अमर का उल्लेख क्रिया जा चुका 
है. पिउ पद-कमल कौ मकरंद। मलिन-मति-मन-मधुप, परिहरि, विषम नीरस मंद ।! 
( ४५४४ )। मनु तुषार कमलनि परयो, ऐसे कुम्हलानी ।” ( १६३६ )--रास से पहले कृष्ण के 
बचन सुन स्त्रियों की अ्रवस्था ऐसी हो जाती है | रूपवर्णान में कुछ कूट पद कमल एवं सारंग से 
संबंधित हैं--दिखें चारि कमल एक साथ ।” ( १५१३ ) ग्रथत्रा देखि सखि साठि कमल इक 
जोर ।! ( १२२१ )। आाईने प्रकबरी में 'कंवल' दो प्रकार का बताया गया है--एक सूर्य तथा 
दूसरा चन्द्रमा के प्रकाश से खिलने वाला गुलाबी तथा सफेद रे 

अंभोज ( ७८७ ) [ सं० अंभसू-जल, सं० अ्ंभोजिनी-पौधा या फूल ] कृष्ण के भ्रलं- 
कररणों में अंभोज-माल” का अपना स्थान है--कंठ कठुका नोलमनि, अंभोज-माल संवारि' 
( ७८५७ )। 

सरसिज (४५४४) [सं० सरस्‌ सरोवर + जं, + जिनी > कमल] 'सुंदरि सरसिजनैनी' 
का उल्लेख गंगा-स्तुति शीर्षक पद में है । 

जलज ( १६६७ )[ सं० | रूप-सरोवर वर्णन मे कवि कहता है--'लोचन जलज, 
मधुप अलकावलि कुंडल मीन सलोल” ( १६६७ ) अथवा दुर दमकत सुभग ख़बननि, जलज 
जुग डहडहत' ( 5०२ ) तथा 'जलज-माल उर भ्राजत”! ( २३७२ )। कृष्ण का पीतपट कमल- 
केसर [ सं० केशर ] का स्मरण दिलाता था--'पीतपट काछनी मानहुँ, जलज-केसर भूल ।! 
( ७३६३ ) फूल के पराग को केशर कहते हैं--लीन्हे पुहुप-पराग पवन पर क्रीड़त चहुँ 
दिसि धाइ ।! ( ३४७१ ) ! 

जलजात ( २७३० ) [ सं० | राधा की मुख-शोभा नव कमल का स्मरण कराती 
थी--अपने कर करि धरे बिधाता, षघद्‌ खग, नव जलजात ।” ( २७३० )। 

जलरूुह (५ ६०१, २४१५ ) | सं० जलरुहः, जलरुहं | मक्खन चोरी करके छिपने 
पर बाल कृष्ण का रूप कवि के मन में यह कल्पना लाता है--चकित नेन चहुँ दिसि चितबत 
और सखनि कौ देत । सुन्दर कर झआनन समीप, श्रति राजत ईहि झाकार । जलरुह मनो बैर 
१-- कालिदास, कुसारसस्मव, पंचस सगे, इलोक ६ 'न घट्पदश्ने सििभिरेव पकंज 

सशेवला संगमपि प्रकाशते ।? 

२--प० सं० दी०, १६६। 'कंबल भंवर झही बत पाव |! 
३--प्राईने अ०, पएृ० १८२ | 





३२४ पुष्पों के नास 


बिधु सौं तजि, मिलत लए उपहार ।' (६०१ ) । इस पद्यांश में चन्द्रोदय होते ही कमल के फूल 
बन्द हो जाने की श्रोर भी संकेत है । 

३३१--पंकज ( १४ ) [ सं० पंकर्ज | झ्राराध्य के चरणश-कमल सब दुःख दूर करने 
में समर्थ है-- सूरदास तेई पद-पंकज त्रिबिध ताप-दुख-हरन हमारे। ( ६४ )। गोपियों का 
प्रेम दृढ़ देखकर कवि उनका जीवन धन्य समभता है--ते धनि पुरुष, नारि घनि तेई, पंकज 
चरन रहै दढ़ताई । ( १६४३ )। 

वारिज ( २७३१,२४३४ ) [ सं० ] रूप-वर्रन-पदों में कमल का महत्त्व स्पष्ट ही 
है-- कमल-नैन के कम॒ल-बदन पर बारिज बारिज वारि ।' श्रथवा आजु लखो इक बाम नई 
सी ।....हम-तनु चिते, सकुचि अंचल दियो, बारिज मुख पर बारि बई सी ।! ( २७२१ )। 
वारिज जल के बिना नही रह सकता प्रेम में अ्रभिन्नता बताने के लिए इसका उल्लेख किया 
जाता है--बारिज ज्यौं जल-हीन ।” ( ३८५६ )। 

पदुम'* [ सं० पद्म ] चरण-पद्म की वंदना में ही मनुष्य-जीवन की सार्थकता है-- 
'पदुम-बास सुगंध सीतल, लेत पाप नसाहि। सदा प्रफुलित रहे, जल बिनु, निमिष नहीं 
कुम्हिलाहि ।' ( ३१८ ) | विष्णु की चार भुजाशों में से एक में पदुम माना गया है 'संख- 
चक्र-गदा-पद्म, चतुर्भूज भावन रे /! ( ६४६ ) । अवसर प्राने पर उनके कोमल कर आयुध 
भी धारण करने में समर्थ हैं--पानि-पदुम श्रायुध राजें!। 

सरोज ( ३०७,६४,२३९४ ) [ सं० ] कऋष्ण का मुख मानो खिला हुप्रा कमल है-- 
'मुख विकास सरोज मानहु, जुबति-लोचन भूंग |” ( २४३३ )। कृष्ण की शोभा का वर्खन 
विनय-पदो में भी है--बाहु-पानि सरोज-पल्लब, धरे मृदु मुख बेनु ।” (३०७ ) अथवा 'सेव 
चरन-सरोज सीतल” ( ३०७ ) तथा “बंदौ चरन सरोज तिहारे। सुन्दर स्याम कमल-दल- 
लोचन ललित त्रिभंगी प्रान पियारे। जें पद पदुम सदा सिव के धन, सिधु-सुता उर तें नहिं 
टारे! ( ६४ )। 

अरबिंद ( २६०,३८८६ ) [ सं० भ्ररबिद ] लाल अ्रथवा नीले कमल को कहते है । 
कुछ पद विनती से प्रारंभ किये गये है--हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करौ॥ हरि चरनारबिंद 
उर धरौ !! ( २६०,२६१ ) चकवे चकई का मिलन तो दिन में होता है किन्तु रात्रि भ्रमर के 
लिए वरदान होकर श्राती है--'उदित सूर चकई मिलाप, निसि भ्रलि जु मिले अरबिंदहि । सूर 
हमें दिन-राति दुसह दुख, कहा कहें गोबिदहि ।” ( रे८८९ ) | 

कृज ( २४०३,२३७४ ) [सं० कंजम्‌] कृष्ण तथा राधा के प्रति सखियाँ यह विचार 
प्रकट करती हैं--'सुदर स्याम पिया की जोरी....बे मधुकर ये कंज कली, वें चतुर एउ नहीं 
भोरी / ( २५२२ ) | भ्रमर फूल फूल पर मंडराता है किन्तु कमल का फूल उसे सूर्य डूबते ही 
झपती पंलड़ियों मे बन्द कर लेता है। 'कर कंजनि! ( २४०३ ) का निर्देश भो है। सुकंज 
( ३६३२ ),की गराना पावस ऋतु के फूलों में है। 

अंबुज (२४४०,४१,३०२६ [सं० पअंबुज, अंबु ८ जल] भ्रधरों की लालिमा के उपमानों 
में विद्र म, लाल, बंधुक कुसुम झ्रादि के साथ श्रंबुज को भी रक्खा गया है--'देखि सखि अश्रधरनि 
की लाली । किधों अरुन अंबुज बिच बैठी सुन्दरताई जाइ।” ( २४५० ) श्रथंवा “भ्रधर 


नए १:३/ाा ४ रए्शएएएएएए 


१--इं डिया एज़् नोन दु पारिति, ए० २१६५, पुष्करादि गण सें पारिणनि ने 'पद्स, 
'उत्पल', विस”, मृणाल? श्रादि पर्यायों का उल्लेख किया है । श्रन्य उल्लेखनीय 
पुष्प 'कुमुद' तथा 'ब्फालिका' थे । 





वृक्ष, लता तथा पुष्प ३५५ 


अंबुज लाल, ( १४४३ ) | नेत्र-पदों मे कवि कहता है--प्रंबुज-हरि-मुख-चारु कौ, दोउ भौरी 
जोर । (३०२६ )। विनय पदों मे भी यह पर्याय उल्लिबिन है--'जो कोउ प्रीति करे पद- 
अंबुज, उर मंडत निरमोलक हार! (४१) । 

राजीब ( २४२९,३२१६,२४२१) [ सं० राजोव॑ ] तथा इंदीवर ( २४३६ 
[ सं० ] दोनो नोलकमल है तथा कृष्ण के नेत्रों के उपमान रूप में प्रायः प्रयुक्त हुए 
है-- राजीव नैन' ( १३० ), 'कोमल स्थाम कुटिल अलकावलि ललित कपोलनि तीर । मनें 
सुभग इन्दीवर ऊपर, मधुपति की अति भीर।” ( २४३६ ) में भी कृष्ण के नील वर्ण वाले 
सुन्दर मुख का उपमान इन्दीवर है। मनोहर है नैनति की भाँति । मानहुँ दृरि करत बल 
अपने, सरदू-कमल की काति । इंदीवर राजीव कुसेसय, जीते सब गुन जाति । श्रति श्रानंद 
सुप्रोढ़ा ताते, बिकसत दिन शरद राति !! ( २५२६ ) प्रथत्र। देखे रो हरि के चंचल नैन । ... 
राजिवदल इंदीवर सतदल, कमल कुसेसय जाति। निम्ति मुद्रित प्रार्ताह वे बिकसित, ये विकसित 
दिन राति ।! ( २४३१ ) भादि पद्मांश यहाँ उल्लेखनीय है। कमला (३३८) [ सं० ८ लक्ष्मी, 
कमलिनी ]---कबहूँ कमला चपल पाइक॑, टेढ़े ठेढे जात! ( ३६४ ), नारायन कमला सुनि 
दंपति' ( १६८२ ), नत्षिनी ( ३६६ ) [ सं० ] पद्मिनि ( २७२६ ) [सं० पद्मिनी] तथा 
कुमुदिनि ( ३३६ ) [ सं० कुमुदिनी ] भी उल्लेखनीय नाम है । ब्रह्मसरोवर के रूपक पद 
में 'कमला' शब्द लक्ष्मी एवं कमलिनी दोनों ग्रथों में श्राया है--'जिहि सरोबर कमल कमला 
रबि बिना त्रिकर्साहि ।! ( ३३८ ) | नलिनी के तोते का उदाहरण कई विनयपदों में मिलता हैं । 
तोते के बैठते ही नाल भुक जाती है भ्रौर वह पानो पर भ्रमित होकर लटकता रहता है । 
यही अ्रवस्था सांसारिक श्राकर्षणों में लीन मनुष्य की है। कुमुदिनों सफेद रंग की होती है और 
इसे चाँद की किरणें विकसित करती है। अ्रतएवं चन्द्र तथा कुमुदिनी का प्रेम भी उद्धृत 
किया जाता रहा हैं। कवि कहता है--सुनि मधुकर, भ्रम तजि कुमुदिनि को, राजिवबर की 
आस ।” ( ३१६ ) श्रथवा ज्यो ससि बिना मलीन कुमुदिती, रत्रि बिर्नाह जलजात । त्यौं हम 
कमलनैन बिनु देखे, तलफि-तलकि मुरक्ात ।! ( ४३४० ) | पद्मिनि उपमान-रूप में कूट पदों मे 
भी उल्लिखित है--पद्मिति सारंग एक मझारि ।! ( २७२६ )। 

नाज्ञ-ब्रह्मा की उत्पत्ति नाभि-कमल से हुई है--जब में नाभि-क्मल मैं रह्यौ। 
खोजत नाल कितौ जुग गयौ.... ( ३८० )। नत्लननाल ( २७८ ) [ सं० नल॑ «» कमल, 
नाल ८ कमल का डंठल ]-- ज्यों कंटक नलनाल' चित्रण उल्लेखनीय है । 

सुणाल, मनाल ( २७३० ) [सं० मृणाल > कमल-नाल, सं० मुणालित्‌ > कमल ] 
कमल नाल से प्रायः हाथों की उपमा दी जाती हैं। कोमल तथा सुडौल होने के कारण राधा- 
रूप-वर्णन मे सूर ने भी मृणाल ही बाहु का उपमान चुना है--ढें मृश्चाल! ( २७३० ), 
'भुज-मुनाल-भूषन-तोरन जुत, कंचन खंभ खरे |! ( १७४४ )। 

३- उष्प-वृक्ष 

३१३--पुष्प वृक्षों की नामावली निम्नलिखित है-- 

टेसू ( २४७२ ) [सं७ किशुक ] अथवा पत्नास ( १०८३ ) [ सं० पलाशः | का 
उल्लेख पहले किया जा चुका हैं। इसके पत्ते बड़े, गोलाकार होते हैं तथा इन्हीं से पत्तल या 
दोने बनाए जाते हैं। छाक शीर्षक पद में इसका निर्देश है--“कमल-पत्र दोना पलास के, सब 
प्रागे धर पद्सत जात ! ( १०८३ )। बसन्त के झागम पर ठेसू फूलने का चित्रण है-- 


३२६ पुष्प-वुच्च 


द्वादस बन रतनारे देखियत, चहुँ दिसि टेसू फूले / ( २४७२ )। पलाश वृक्ष का नाम 'ढाक' 
भी है। इसके फूल को टेसू' के भ्रतिरिक्त केस” भी कहते हैं ।* टेसू नारंगी रंग का अत्यन्त 
चित्ताकर्षक फूल है। फूल के नीचे की डंडी काली सी होती है । इसके फूलों से होली खेलने के 
लिए विशेष रूप से पीला रंग बनाया जाता है--देसू कुसुम निचोड़ के रंगभीजी ग्वालिनि ।! 
( ३४८५ )। 'कनागत' [ सं० कन्यागत ] के दिनों में 'कागौर”/ [ सं० काक -बलि | ढाक के 
पत्ते पर देने की प्रथा है। प्राईने भ्रकबरी में भो 'केसू! नाम मिलता है ।* 

तमाल ( ७३२,२७३७,२७३० ) [ सं० तमालः ] संयोग-प्रेम के कई पदों में कृष्ण 
को तमाल तथा उस पर ग्राश्चित कनक-बेल से राधा की उत्प्रेत्ञा दी गई है -- 

'मनौ ब॒च्छ तमाल बेलो-कनक, सुधा सिचाइ । 

हरष डहड॒ह मुसुकि फूले, प्रेम फलनि लगाइ । ( २७३७ ) 

प्रथवा 'मानहु तरुन तमाल स्यथाम तन, लता मालती ग्रंसी ।! ( २७३३ ) 

तथा 'कनक-बेलि, तमाल श्ररुकी! ( २७५० ) 

और 'बदावन वै सिसु तमाल ये कनक-लता सी गोरी ( २४५२२ )। 

वित्य पदों तथा बाल-वर्शान में भी कृष्ण के रूप की तमाल से ही तुलना की गई है-- 
'करि मन नंद-तंदन ध्यान ।....सुरसरी के तीर मानौ लता स्थाम तमाल ।/ ( ३०७ ) अ्रथवा 
लए लाइ अंगुरी नंदरानी, सुदर स्थाम तमाल। ( ३४२ )। 

अशोक ( ५१६ ) [ सं० अशोक: ] नवम-स्कन्ध में सीता का लंका की अशोक- 
वाटिका मे रहने का प्रसंग है-- पुनि आयो सीता जहूं बैठी, बन असोक के माहि । (५१६ )। 
अशोक की पत्तियाँ ग्राम के पत्तो से मिलतो-जुलती है किन्तु किनारे लहरदार सी होती है । 
आम के समान ही इसके पत्तों के भी बन्दनवार शुभ अवसरों पर बनाने की प्रथा है। प्रशोक 
वक्त पर वैशाख में सुनहले रंग का बौर आता है तथा फल निबौरी के आकृति से मिलता है। 
कवि-प्रसिद्धि के श्रनुसार किसी रूपवती स्त्री के पादाधात से भ्रशोक पुष्पित होता हैँ ।* पूजा 
के निमित्त 'पंचपललवो' में पीपल, बरगद, भ्रशोक, गूलर तथा आम्न वृक्षों के पत्ते रक्खे 
जाते है । 

कदम, कदंब ( १७०६९, १०८८,१४१७ ) [ सं० ] यमुना तठ की लीलाश्ों में 
कब्म्ब वक्ष का महत्त्वपूर्ण स्थान है--भझापु चढ़े कदम पर धाइ....कूदि परे दह में भहराह ॥' 
(११५४७ ) अथवा आपु देखत कदम पर चढि' ( १४०१ ) और “ले सब चीर कदम चढ़ि 
बठे, हम जल मांक उघारी ।” (१४०६ ) तथा आपुन बैठयों कदम-डारि चढ़ि, गारी दे द॑ 
सबनि बुलावै ।? ( २०५१ )। कालिय-दमन, चीरहरण तथा परघठ लीलाशों श्रादि महत्त्वपूर्ण 
प्रसंगों मे कृष्ण का प्रिय वृत्त कदम्ब ही ज्ञात होता है। कदम्ब के फूल का नाम नीप* 
[ सं० तीप: ] भी है---'अ्रति बिस्तार नीप तरू तामें, ले लै, जहाँ तहाँ लरकाएं (( १४०२ ) 
हिंडोला शीर्षक पदों मे भी इस शब्द का उल्लेंख है--नीप-छाँह जमुन तीर ( ३४४७ )। 
कदम्ब का फूल हल्के पीले रंग का बालदार सा होता है जो सावन भादों में भाता है। 


१--$#० जी०, घ० १२, श्रध्या० ११३। 
२--आईलने श्र ०, पूं० १५३ । 
३--कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो० १५ टीका सल्लिनाथ 'पादाधातादक्षोक:? । 
४--घही, इलो० २, 'चूडापाशे नवकुरबक॑ चारु कर्ण शिरीषे । 
सीमन्ते व त्ववुपणर्स यत्र नीपं वधूनास ।! 


व्त, लता तर्था पुष्प १२७ 
श्रबुल॒फ़जल ने इसे तुमागा' ( शाही टोपी ) की श्राकृति वाला बताया है । प्राचीन समय मे 
इसके फलों से 'कादम्बरी नामक मदिरा बनाते थे । 


8- फलों के वृक्ष 

३३४--इन वृक्षों के नाम विनय-पदों के पति खाद्य पदार्थों की सूचक शब्दावली 
में भी मिल जाते है जिनकी चर्चा की जा चुकी है। कुछ उल्लेखनीय नाम यह है-- 

आम, अब, अबुआ ( १४५४२, १७०९, विनय )* [ सं० श्राम्र: ] तथा रसाल 
( १४४२ ) [ सं० ] नीम लगाइ झ्राम को खा” ( १४५४२ ) । 

कद्तली ( १७०६, २७३०, १७४३ ) [ सं० ] यमुना-तट के वृक्षों मे तो कदली वृत्त 
का उल्लेख है ही 'कदली-शोट, निचोरत अ्रंचल, अ्रधर सुधा-रस भीनौ” ( १७४३ ), इसके 
झतिरिक्त रूप-वर्णन में पेरों का उपमान भी है*--द्वें कदलि खंभ बिनु पातः ( २७३० )। 
फलों के प्रसंग मे भी कदली के संबंध मे बताया गया हैं। र॒भा (२३७३ २४०६) [ सं० ] 
कदली का ही पर्याय है--“जानु जंघ सुघटनि करभा, नही रंभा-तूल ।! (२३७३ ) तथा 'जुगल 
जंघ मरकत-मनि-रंभा” ( २४०६ )। 'कदली कंटक, साधु असाधुहि, केहरि की संग धेनु 
बंधाने ।! ( २१७ )--यह असमानता कवि तथा आराध्य केशव में हैँ। कदली दल सी पीठि 
मनोहर” ( ४०२२ ) भी कहा गया है। 

बदरी ( १७०६ ) [सं० बदरं] कहि घो री बुमुदिति, क्दली क्छु, कहि बदरी कर 
बीर ।' गोपिकाएँ वृक्ष वक्त से अपने मोहन का पता पृष्ठती फिरती है। राम-कथा मे शबरी के 
जूठे बर खाने का प्रसंग है जौ भक्त के प्रति उनके अटूट स्नेह का उदाहरण है। बदरी को 
अब बेर [सं० बदर--बग्मर--बइर-- बेर] कहते है । इसके कंटीले वृक्ष पर मीठे या खठमिद्ठे 
छोटे-छोटे फल लगते है । जंगली बर की भाड़े भी दिखाई देती है । 'बेरिया साते” ( माघ 
शुक्ला सप्तमी ) कौ स्त्रियाँ बेर की पूजा करती है । अलीगढ़ क्षेत्र मे कहीं कही भैया५ज के 
दिन श्रोखली में पूरी के ऊपर बेर क पत्ते रखकर उल्टे धनकुट से स्त्रियाँ धान कूटती है तथा 
एक गाना गाती हैं ।* 

गूलर ( १११० ) [सं० उदुम्बरः | #ह्मा-वत्स-हरण प्रसंग मे ब्रह्मा-स्तुति के 
सिलसिले में उल्लेख है--'मै ब्रह्मा इक लौक कौ, ज्यों गूलर-फल-जीव ।! , १११० )। यह 
जंगली पेड़ है। पक्ने पर इसके फल में भुनगे पड़ जाते है-- ( धान को गाँव पयार तें जानौ, 
ज्ञान विषथ रस भौर । सुर सु बहुत वहे न रहै रस, गूलर कौ फल फोरे।” (४रश्८ )। 
इसके कच्चे फल की तरकारी बनती है। जबू (४५३६) [सं० जम्बू ] भ्रमरगीत में योग-संबंधी 
चर्चा करते हुए गोपियाँ कहती है-- 'उलटोइ ज्ञान सकल उपदेसत, सुनि-सुनि हुदे जरे। पंबू 
बृच्छ कहौ क्‍यों लंपट, फल बर अंब फरे । ( ४५३६ ) | जामुन के वृक्ष की उंचाई श्राम्र-वृष्त 
के समान होतौ है तथा गरमी बरसात में बंगनी रंग का फल श्राता है। जामुन का फल लाभ 

की दृष्टि से भी महत्त्व रखता है । इसको आज कल जामुन! या 'फलैंदा' कहते है । 
१--आईने झ्र०, एृ० १८३ । 
२--इं डिया एज्च नोन दु पारिनि, ० २१६, पारिमनि के समय में प्रसुख फल 
ग्रास्न, बिल्व, जस्बू, हरोतकी, द्राक्षा ( लता ) तथा प्लव थे । 

२--कालिदापत, उत्तरमेघ, इलो० २१ यास्‍्यत्यरु सरसकदली स्तम्भगौरइचलत्वम्‌ ।' 
४--ह० जो०, पृ० १२, अ्रध्या० १३ । 


१९८ भ्रन्य वृक्षों के नाम 


५. अ्रन्य वृक्षों के नाम॑_ 

३३४. कुछ श्रन्य उल्लेखनीय वृक्षों के नाम यह है -- 

सेमर ( १००, १०२ ) [ सं० शाल्मलि: ] का उल्लेख विनय-पदो में तोते के च्वरिणक 
भ्रम के सिलसिले में हुआ हैं | फल के लाल रंग वो देखकर वह अ्रकर्षित होता है किन्तु रुई 
निकलने पर निराशा ही हाथ श्राती है। सासारिक मिथ्या आकष्णो को बताने का कवि ने 
बार बार प्रयत्न किया है। प्रथम-स्कन्ध मे ही तूज्न (१०२)।| सं० तूलं > रुई, तुला 5 रुई का 
पौधा | का उल्लेख भी हुआ है---उड़ि गयौ तूल, तांवरो पायौ।” ( ३२६ )। इनके बारे 
में पहले भी ज़िक्र किया जा चुका है। 

अआगक-रुई--( २५७३ ) [ सं० श्रक:--आक ] आक का पौधा छोटा सा हौता है। 
फूल सफेद रंग का होता है तथा 4त्ता तोड़ने १र दूध सा निकलता है। इसके फल से ही रूई 
निकलती हैं। श्रकौश्ना-छठ ( सावनसुदी छठ ) के दिन स्त्रियाँ इसकी पूजा करती है ।* अपने 
कृष्ण प्रेम के संबंध में गोपियाँ कहती है- - 'हरि दरसन की साध मुई। उड़िये उड़ी नैननि 
संग, फर फूटे ज्यों श्राक-5॥ई । ( २५७३ )। इसका दूसरा नाम मदार है। 

घतूरा ( ४६५ ) [ सं० धुस्तुरः, धूस्तुर. ] एक विधेला पौधा है--'सुरदास प्रभु 
दरसन कारन, मानौ फिराहिं धतूरा खाये ।' इसके फूल का रंग काला तथा फल गोल होता है । 

नीम--( १५४२ ) [ स० निब ] नीम के पत्ते व फल निबौरी'* (४२८२ ) 
[ सं ० निम्बकर्पादवा | अत्यन्त कडवे होते हैं-- 'नीम लगाइ आराम को खावे | ( १५४२ )। 
अथवा 'दास छाड़ि के क॒टुक निबोौरी को अपने मुख खैहै ।! योँ नीम का औषधि रूप में प्रयोग 
होता है श्रौर विशेषतः खाल की कुछ बीमारियों में हुत ही लाभप्रद है। इसकी डंडी की 
'दातौन बनती है। नीम को कुछ लोग नीब' भो कहते है। मीठी पत्ती वाली नीम भी 
होती है । 

बट (१७०६,१०८५, १७६१) [सं० वटः| यमुना तट के वुक्षों मे वटवृक्ष का उल्लेख हैं । 
छाक खाने के लिए गोपाल सखाझ्ो के साथ वट वृच्च की छाया ही पसन्द करते है--ग्वाल 
मंडली में बेठे मोहन बट की छाई” ( १०८५ )। तट पर रास का वर्णन भी है--बंसी बट- 
तट रास रच्यो है, सब गोपिन सुखकारी ।” ( १७६१ ) । बट-वृत्त सबसे अधिक विशालकाय 
होता हैं। इसकी शाखाश्रो की लटें जमीन में घुस जाती है । गरमी की लू तथा धूप से बट की 
छाया पथिक्ों की रक्षा करती है। बट वृत्ष की श्रायु बहुत होती है। वर्तमान समय का 
भ्रधिक प्रचलित नाम 'बरगद' है। ज्येष्ठ की श्रमावस्या ( बरमावस ) को बट वृक्ष की पूजा 
होती है।'े 

२२६, बबुर ( ६१ ) [ सं० बबुरः | कृत्य के अनुकूल उसका फल बताने के लिए 
कवि ने कई बार कहा है--बोवत बबुर, दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे ।* (६१ )। 
इसका फ़ल पीला सा होता है । यह वृत्ष केटीला होता है । गाँवों में विश्वास हैं कि 'तिजारी” 

प्रथवा 'चोथइया” बुखार बबूल के गले अरटोक मिलने से उतर जाता है ।* बबूल तथा श्राम 


१--#० जी०, हा०, प्र० १२, अ्रध्या० १३। 

२--प० सें० टो०, १८७७ 'काहे हाथ परी निबकोरी।' 
र२--छ० जी, प्र० १२, अध्या० १३ | 

४--कु० जोी०, छू० १२, झ्रध्या० १३॥। 


व्त, लता तथा पुष्प 3२६ 


की भी तुलना भध्यकालीन कवियों को प्रिय थी--“उधौ धनि तुम्हरी ब्योहार ।....काटहु अ्रंय 
बबूर लगावहु, चंदन की करि बारि ! ( ४४२७ )। 

चंदन ( ४६४ ) [ सं० चंदनः ] महाराज दशरथ की चिता में चंदव की लकड़ी 
जलाने का निर्देश है। इसके श्रतिरिक्त चंदन के तिलक व लेपन भ्रादि का भी उल्लेख हुमा 
हैं। इस संबंध में पहले बताया जा चुका है। 

बाँस( १८६४, १६५१ ) [ सं० वंश ] मुरली-पदों में बाँस से बनी मुरली का वर्णन 
है। बाँस के पेड भुंड मे उगते हैं तथा यह जंगली वृक्ष है । बाँसों के भुड को 'बाँसी” कहा 
जाता है। किसी-किसी बाँस में एक सफेद डली सो निकलती है जो 'बंसलोचन” के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसके संबंध में विश्वास है कि स्वाति नज्ञश्र को बूँद से बनता है। सूखा बाँस 
अनेक रूप में उपयोग में आता है । न्‍ हे 

ताल ( १११७ ) [ सं० ताल: | यमुना-तट के वृत्षों में तालका नाम भी मिलता 
हैं। यह नारियल के वृक्ष से मिलता जुलता है। इसको ताड़” भी कहते है तथा इसके फल 
से 'ताड़ी! नामक शराब बनती है| झाईने अकबरी में इसे 'तरकुल' भी कहा गया हैं ।* 

मालूर (१३८४) शिव-पूजा के लिए ब्रज की स्त्रियाँ फूल ले जाती हैं--“कमल पुहुप 
माल्र-पत्र-फल नाना सुमन सुत्रास । ( स३े८४ )। पदमावत में'कुसुम', गुलाल', 'सुदरसन' 
'कूजा” तथा 'सदाफल' से शिव पूजन करने का निर्देश है ।*९ 


$- भाड़, लता आदि 

३२७ करील ( परि० १६२ ) [ सं० करीरः ] करील की भाड़ियाँ ब्रजभूमि की 
विशेषता हैं। गोपिकाएँ उद्धव से कहती हैं ---ते करील फल क्‍यों चाखत है, जिन चाखी रस 
दाखी ।” अ्रथवा विनय पदों में कवि स्वयं कहता है 'जिंहि मधुकर अंबुज-रस चासू्यौ, क्‍यों 
करील फल भाव ।” (१६८ )। इसमें पत्त नही आते है | श्रलोगढ़ क्षेत्र में तहसील माठ 
तथा हाथरस में करील अधिक है। यह ब्रज का हो चेत्र है। 'टेंटी' फल के सिलसिले में इसका 
उल्लेख पहले भी हो चुका है। 

कांस, कास ( परि० २०० ) [ सं० काश:, काशं ] यह भुंडदार घास है जो तीन 
चार हाथ उँची होती है। क्वार मे सफ द बाल से आते है जिसे 'कास फूलना' कहते हैं*, 'जब 
कुआँर फूलहिंगे कास । ( परि० २०० )। कास छत छाते के काम भो आती है । 

सर ( ६६१८ ) १ [ सं० शर ] सरकंडे [सं० शरकांड ] से लेखनी बनाने का 
निर्देश हैँ--कागद गरे मेघ भसि खूटी, सर दव लागि जरे।। इसके पत्तों से छप्पर भी छाये 


१--आईलने भ्र०, पृ० ?५० । 

२---प० सं० ठी, २७9।४, हों सो बसंत करों निति पूनत्रा। कुसुम गुलाल सुदरसन 
कृजा ।' 

३--मानस, किछ्किन्धाकांड, १६, फूले कास सकल महिं छाई । जनु बरषा कृत प्रकट 
बुढ़ाई ।' ह 

४--इडिया एज्ञ नोन टु पारिगनि, ए० २१४, २२५ पारिनि ने घासों में शर, काश 
कुश, मुंज, दाद, वेतस तथा कतृत नाम बताए हैं। गरणों में वीर॒ण, बल्वज, 
दर्म तथा सत्र नाम भो मिलते हैं । 

४२ 


“ह३० कल्पित पोौराखिक वृक्ष 


जाते हैं ।! 

कुस ( ११५१४ ) [ सं० कुश: । ] यह एक पवित्र तृण विशेष है । दावानल-पान-लीला 
सें घन जलने का वर्णात है--बरत बन-बांस, थरहरत कुस कांस, जरि, उड़त है मांस, भ्रति 
प्रबल धायो ।' ( १२१४ ) श्रथवा 'लटकि जात जरि णरि द्वुम बेली, पटकत बाँस, कांस, कुस 
ताल । ( १२१२ )। कुश के श्रासन के संबंध में पहले भी ज़िक्र किया जा चुका है ।* इसकी 


ही एक क़िस्म दभ से श्राद्ध में पितरों का तपण किया जाता हैं। 
जवास्यों ( परि० १६३ ) [ सं० यवासकः ] सर करभ कौ खीर परोस्यौ, फिरि 


फिरि चरत जवास्यौं ।! | जवासा छोटा सा कंटीला पौधा होता है जो गरमी में तो हरा-भरा 
रहता है किन्तु वर्षा मे मुरक्मा जाता है। इस पर सफ़ेद कलियाँ श्रोर लाल फूल आते है । 

गुजा ( स्क० १) [ सं०] या घुघुचनि ( विनय ) [ सं० गुजा, ] का उल्लेख 
कुष्ण के खिलौनों तथा बंदर का श्राग समझ कर फूकने के सिलसिले मे किया गया है। 

तुलसी ( १७०६,१७१ ) यह एक सुगंधियुक्त पत्ती वाला पवित्र पौधा है। इसके 
फूल को 'मंजरी” कहते है । यह पौधा पवित्र माना जाता है और श्रक्सर स्त्रियाँ जल चढाती 
है । घर की तथा 'बन तुलसी” दो प्रकार की तुलसी होती हैं। पंचामत मे तुलसी की पत्ती 
डाली जाती है। “भाल तिलक, स्रत्रननि तुलसीदल, मेट ््ंक बिये ।।-- ( १७१ ) में साधु 
का चित्रण है । 

संजीवन ( ५६३ ) [ सं० संजीवनः ] नवम-स्कन्ध में हनुमान लक्ष्मण के अ्रचेत 
होने पर इसको जड ले जाते हैं--दौनागिरि पर भ्राहि संजीवनि, बेद सुषन बताई ।” ( ५६३) 
अथवा 'दौनागिरि हनुमान सिधायौं। संजीवनि कौ भेद न पायौ तब सब सैल उठायौ ।' 
( ५६४ ) | यह कोई ओऔषधिक जडी बूटी ज्ञात होती है ।* 

लताओों* मे लवंग लता ( ३४१७० [ सं० लवंगं, लवंग' ] का उल्लेख किया गया 
है-'फूले चंपक चमेलि, फूलि लवंग लता बेलि, सरस रसही फूल डाल | फूली तिवारी एलि, 
मौगरौ सेवति सुबेल, संतनि हित फूल डाल।” ( ३१२५ ).। बिम्ब (१२७७ ) [ सं० ] 
को उपमा प्रायः अभ्रधरों से दी गई है*--“उड़्पति बिद्रुम, बिब खिसाने, .दामिनि श्रधिक डरी ॥* 
६ १३१७७ )। तरकारियीं में भी कुतरू' ( १८३१ ) या बिम्ब का उल्लेख किया जा चुका 
है । इसकी लता पर परवल की तरह का हरा फल लग्नता है जो पकने पर लाल हो जाता है । 


७- कल्पित पौराणिक वक्ष 


१२१८--इस शब्दावली मे दो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है--कल्पबच्छे 
( १६४ ) [सं० ] [अथवा कल्पतरोवर ( १६५४६ ) तथा पारिजातक (४३४, परि० 


१०--हुषे ० सां० पृ० १८२, वन-ग्राम के घरों की दीवारें देशुपोट (-फटे बांस ), 
नलदालि ( नरकुल ) तथा दरकांड से बनाई गई थों । 

२---सानस, श्रयोध्या०, १६९, कुस सांयरी निहारि सुहाई ।' 

३--इ डिया एज्ञ नोन टु पारिषनि, ए० २११५, शऔौषधिक फल सूल में 'अिफ़ला', तथा 
असमूला! प्रचलित थे | पतंजलि ने “ब्राह्मो” का उल्लेख किया है ॥ 

'४---प० सं० टो०, १०६।१ “विब सुरंग लोजि बन फरे ।” 
कालिदास, उत्तरमेघ, श्लो० १६, तन्त्री स्यामा दिखरिदशना पक्‍वबिम्बा- 

प्ररीष्ठी | 


वृक्ष, लैता तेथा पुष्प ३३१ 
१०९ )। कल्पवृक्ध स्वर्ग करा वृ्ष विशेष है। प्रत्येक इच्छित बस्तु इसके द्वारा प्राप्त को 
जा सकती हैं ।* सुदामा को कृष्णा ने काप्रधेनु के भ्रतिरिक्त कल्पवृत्त भी दिया था--काम- 
घेनु, चितामनि, दीन्ही कल्पबृच्छ तर छाँह' (१६४) । कृ ष्ण ने रासलीला कल्पवृक्ष की छाया 
में ही की थी--कल्पतरोवर तर बंसीबट, राधा रति गृह धाम । तहाँ रास-रस-रंग उपायो, 
संग सोभित ब्रज-बाम ॥” ( १६४६ ) तथा 'सरद निसि अति नवल उज्ज्वल, नवलता बन 
धाम परम निर्मल पुलिन जमुना, कल्पतरु बिस्लाम ।” दशम-स्कंध मे भोमासुर वध तथा कल्प- 
वक्ष-आनयन ( ४८१२ ) प्रसंग भी है। 

हिंडोला संबंधी पद ( परि० १०६ ) में भूले की इंडी पारिजातक की बताई गई है--- 
'डाडि बनई पारिजातक कनक-पटुली बानि।” तथा कल्पद्ुम के खंभ वर्णित है--कल्पद्रम के 
खंभ रोपे, मलयगिरि की पाटि।” पारिजात को हरसिगार भी कहते है । पद्सावत तथा आईले- 
अकबरी मे (सिंगारहार' नाम मिलता है।* समुद्र-मंथन से प्राप्त चौदह बहुमूल्य रत्नों में पारि- 
जातक भी था जो इन्द्र को मिला था--भंप्सरा, पारिजातक, धनुष, अस्व, गज स्वेत, ये पाँच 
सुरप्तिहि दीन्हें।! ( ४३५ ) । 


१--साधाराण पात्रों के नाम 


३३९. सूरसागर मे बर्तनों से संबंधित शब्दावली विशेष रूप से दशमस्कन्ध के भ्रन्तर्गत 
बाल-लीला भोजन, माखनचोरी, दधिदान, होली श्रादि शीर्षक पदों में मिलती है । इन नामों 
से सूरकालोन दिन प्रतिदिन के साधारण जीवन में उपयोगी प्रादेशिक पात्रों के सम्बन्ध में पता 
चलता है । साथ ही प्राय: सभी पात्र कनक तथा मण्िजिटित वर््षित होने के कारण राजसी 
वभव के सूचक भी है । 

बर्तन के साधारण अर्थ मे कई शब्द प्रयुक्‍त हुए है--बासन (७०७ ), पात्र 
(३६३ ) [ सं० पात्र ], भाजन ( ७६९ ) तथा भांड (&३६ ) [ सं० भाई ]--आजु 
कान्ह करिहै ग्रनप्रासन । मनि कंचन के थार भराए, भाँति भाँति के बासन! ( ७०७ ) अथवा 
“भरि भाजन मनि खंड निकट धरि, नेति लई कर जाइ | ( ७६६ ), तथा 'फोरि भांड दि 
माखन खायौ' ( ६३६ )। द्वितीय-स्कन्ध में भक्ति-पंथ के संबंध में बताते हुए कवि कहता 
है - पात्र-स्थान हाथ हरि दीन्हे । बसन-काज बल्कल प्रभु कीन्हे / ( ६६३ ) | अलीगढ क्षेत्र 
की बोली में सूप, चलनी, चकला प्रादि गृहस्थी में उपयोगी वस्तुओ्रों को सामूहिक रूप से सोंज 
( १३०, ६१३, १४२७ ) कहते है--याहु सौज संचि नहिं राखी, प्रपनी धरनि धरी' 
( १३० ) ।९ दीपमालिका प्रसंग में 'ऋलमल दीप समीप सौंज भरि लेकर कंचन थालिका' 
( १४२७ ) वर्शान है। प्रायः मिट्टी के हर प्रकार के बतंनो को ही बासन या भांडा कहते है ।* 
अलीगढ क्षेत्र मे बोलने में साधारणतया “बर्तन भाडे' भ्रथवा बासन कूसन' धातु तथा मिट्टी के 
बर्तनो को कहते हैं ।१ नगरों मे बर्तन शब्द अ्रधिक प्रचलित है । 

३४०. कुछ पात्र पानी, दूध, दही आदि रखने के काम में ही म्रधिकाश रूप से 
भाते है जसे-- 

मारी (१६०२, ८०१ ) छोटी गर्दन का सिट्टी का पात्र है। इसी को ऋभूकर कहते 
है ।* क्रोजन शीर्षक पदों से यमुना-जल पीने के लिए भारी मे रखने का उल्लेख है-- जमुना 
जल राख्यो भरि' ( १०१४) पअ्रथवा “भरि भारी जसुमति ल्याई (८०१ )। नंद तथा 
वरुण कथा में भी नंद का भारी में यमुना जल भरने का वर्णन मिलता है-- भारी भरि जमुना 
जल लीन्हौ” अथवा 'ले धोती मारी बिधि कर्मट (१६०२) | वास ने संभवत' भारी के लिए 

१-- इंडिया एज़् नोन दु पारितति' छ० २४६; पाणिनि ने असत्र' तथा कोलालक 

( ए/०॥शं)3 ७॥0 90॥679 ) शब्द प्रयुक्त किए हैं । 

२--कु ० जीं, ए० ६, अ्रध्या० ७ । 

३--क ० जी०, ए० १०, भ्रध्या० ? । 

४--प० सँ० टी०, ४२।४ का निशचित साँठी का भांडा। 

१--बनियर, २४३, लाल कपड़ा चढ़ा हुआ्ला टीन का पानी का पात्र सुराई! कहलाता 

था । कपड़ा भिगो देने से पानी ठंडा हो जाता था | बाहर तथा लड़ाई के संदानों 
आ्रादि में इसका प्रयोग होता था । किन्तु घरों में मिट्टी के पात्र काम में आते थे । 


बहू भी भोगे कपड़े से ढके रहते थे। 


३३६ साधारण पात्रों के नाम 


ही संस्क्ृत शब्द झाचामरुक' प्रयुक्त किया हैं ।६ कुछ स्थलों में कतक भारी का उल्लेख भी 
है--सोतल जल कपूर रस रचयौ, भारी कनक लिए अंचवावति' ( ११३२ )। 

गागरि, गगरी ( २०१७ ) [सं० गरगरी-गग्गरी-गगरी] विशेष रूप से पनघट-लीला में 
गगरी का अनेक पदों में उल्लेख है--काहू को गगरी ढरकाव । काहू की इंडुरी फटकाव । काहू 
को गागरि धरि फोरें । काह के चित चितवत चोरै। ( २०१७ ) श्रथवा जल हलोरि गागरि 
भरि नागरि, जबहीं सीस उठायौ। घर कों चली जाइ ता पाछें, सिर ते घट ढरकायों ।! (२०२३) 
होली मे खेलने के लिए गागर में रंग भरने का उल्लेख है--एक लिए सिर सोंघे गागरि ।! 
(२४१० )। यह भी मिट्टी अथवा धातु की होती है-- फोरी सब मटुकी अ्ररु गगरी । कृष्ण 
का माँ को समझाने का ढंग चित्ताकषक हैं -कदम-तीर तें मोहि बुलायौ, गढ़ि गढ़ि बातें 
बानति । मटकत गिरी गागरी सिर तैं, श्रब ऐसी बुधि ठानत। ( २०४६ )। घट ( ३४२, 
२०२४ ) गगरी का ही दूसरा नाम घट भी है जिसे प्राजकल श्रधिकतर 'घड़ा” कहा जाता है । 
पनघट-लीला में ही घट का उल्लेख हँ--धढ मेरौ जबहीं भरि दैहौ, लकुटी तबही दंहों' 
(२०२३ ), घट भरि दियौ स्थाम उठाइ।” ( २०२५ ) भ्रथवा 'सखियनि बीच भरयो घट 
सिर पर, तापर नैन चलावे। डुलत ग्रीव, लटकति नक-बेसरि मंद मंद गति आवे ( २०५४६ ) 
ग्रादि पद्मयांशों मे पानी भरने और सिर पर गागर रखकर चलने का भी स्वाभाविक चित्रण 
हुआ है । 'मंद मंद गति चलत अ्रधिक छबि अंचल रह्यौ कहरि के! ( २०४५ ), रारि घट 
भरि चली कमकाइ! भी ऐसे ही चित्र हैं। धड़ा कंचन का भी बताया गया हें--“चंदन अगर 
कुमकुमा केसरि, बहु कंचन घट फोरि' ( ३५२५ ) | प्रारंभिक विनय-पदों मे एक स्थल पर 
मनुष्य जीवन के संबंध में यह उक्ति प्रयुक्त हुई है --श्रायु भग्न-घट-जल ज्यौं छीजे' (३४२) । 
होलो में भी रंग से भरे घट थे---धूरि धातु रंग घट भरे, हरि होरी है ।! (३४३२ )। 

पनघट-लीला प्रसंग कृष्श-गोपी-राधा प्रेम के संयोग पदो में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 
है । कृष्ण को शैतानी से वह ऊपर ही ऊपर भुूमलाती है, उलाहना लेकर यशोदा के पास 
जाती है किन्तु उनका श्रन्तर्मन प्रफुल्लित हो उठता है-- यह लीला सब स्याम करत है, ब्रज- 
जुबतिनि के हेत । सूर भजें जिंहि भाव कृष्ण कौं, ताकौ सोइ फल देत ।' ( २०५० ) भ्रथवा 
राधा सखिनि लईं बुलाइ। चलो जमुना-जर्लाह जैये, चली सब सुख पाइ॥ सबनि इक इक 
कलस लोन्हौ, तुरत पहुँचो जाइ। तहाँ देख्यो स्थाम सुन्दर, कुँवरि मन हरषाइ।” ( २०५४ ) 
तथा 'मोहन बिन मन न रहे, कहा करो माई ( रो )' ( २०६२ )। 

पानों भरने का स्थान पनिघट ( २०७० ), पनघट ( २०५७ ) कहलाता है-- 
गागारि नागरि ले पनघट तैं, चली घराहं कौ आाव। ग्रोवा डोलति, लोचन लोलति, हरि के 
चिर्ताह चुराव । ठठकति चले, मठकि मुख मोर, बंकाहिं भौंह चलावे ।' ( २०४७ )। घाट 
( २८०६ ) शब्द भो प्रयुक्त हुमा है ।* खालितों का यमुना तट पर जल भरने जाने का ही 
वर्णन है--सुनहु सखी री वा जमुना तट | हौ जल भरति अ्रकेली पनिघट, गही स्थाम मेरी 


१ “हरष० सां० भ्र०, ए० ८ राज्यक्षी के विवाह के समय बासगृह में एक कोने में 
कचन “झ्राचामरुक' रक्खा हुआ्ना थ। । पलंग के घिर।हने पानी से सरा “निद्राकलश' 
था। उस समय “निद्वाकलद्” को प्रथा थो । 'कादस्बरी” में गंधर्वलोह में चन्द्रा- 
पोड़ के शयन-कक्ष में सो इसके रख जाने का उल्लेख है। 

२०-प० सं० ठी०, ५६०५, 'पनघद्र घाट ढंग जित हो हीं । 


गृहस्थी की उपयोगी वस्तुएँ ३२७ 


लट ॥' यमुना के जिस घाट से यह पानी भरती होंगी वही पनघट हुआ । राजस्थान मे पनघट 
से लौटती हुईं, सिर पर कई कई घड़े रक्खे और रंगबिरंगे लहँगो तथा दुपट्टों से सुसज्जित 
स्त्रियों का दृश्य आज भी देखने को मिलता है । 

कूलस ( ६१०, ६५०, २०४४ ) | सं० कलश', कलसी, कलसः ] पनघट-लीला के 
अतिरिक्त 'कलस का उल्लेख 'मंगल-कलस' के रूप मे है तथा होली-प्रसंग में रंग से भरे कलश 
का भी वर्णान है। राम के श्रयोष्या लौटने पर श्रयोध्यावासी उनका स्वागत करते हैं--'प्रति 
प्रति गृह तोरन ध्वजा धूप । सजे सजल॑-कलस अ्रर कदलि-यूप! ( ६१० ) | कृष्ण-जन्म पर 
भी भ्रन्य मंगल-सामग्रियों के साथ र॒त्नजटित स्वर्णा-कलशों का वर्णन है'---कंचन-कलस जगमगें 
नग के | भागे सकल श्रमंगल जग के। ( ६४० ) भ्रथवा श्राई मंगल-कलस साजि के! 
( ६४५ ) ।* सजल कलस' देखना आज भी शुभ माना जाता है। विवाह में द्वाराचार' के 
समय दो स्त्रियों के जल से पूर्ण कलस लेकर खड़े होने की प्रथा श्राज तक चल रही है । 
विवाहोपरान्त द्वारिका मे कृष्ण-रुक्सिणी का स्वागत भी इसी प्रकार होता है--बाँधहु बंदन- 
वार मनोहर, कनक कलस भरि नीर धरावहु। ( ४८०३ )। कलश प्रायः पीतल, कांसा 
श्रादि धातुश्रों के बनाये जाते हैं। ऊपर के पद्चांश में श्रीमन्‍्तों के योग्य सोने के रत्नजटित 
कलश का वर्णन है । 

फाग शीर्षक पदों में रंग से भरे कलसों का वर्णन है-- कनक कलस कुमकुम भरि लीन्हो 
कस्तूरी तामें घसि घोरी |! ( २५२६ ) | होली प्रसंग में बारुणी से भरे हुए कलस की चर्चा 
भी है--'कोटि कलस भरि बारुनि! ( ३५२७ )। आजकल भी कलसा या 'कलसी' शब्द 
बोले जाते है । पद्मावत में 'वारि' छोटे कलश का सूचक है।'* 

२४१. माट सटुकिया ( ६४६, २१४८, २३४२०, २१३० ) मटुकिया मिट्टी के घड़े 
से मिलता जुलता किन्तु छोटा पात्र है किन्तु माद खूब बड़ा होता है। इसके किनारे गोल 
क्रिस्तु मुडे हुए रहते हैं। माखन चोरी तथा दघिदान प्रसंग में श्रनेक बार इसका उल्लेख हुप्ना 
है जिससे पता चलता है, कि दूध दही तथा घी इसमें ही रखने की प्रथा थी--- मदटुकी के ढिग बैठि 
रहे हरि, करै आपनी घात ।” ( ५६६ ), 'हेरि मथानी धरी माट तें, माखन हो उतरात' 
( ८८८ ), भ्रथवा 'सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि दधि के माठ भूमि ढरकाए।( २१३० ) 
तथा यह सुनि स्याम सबनि कर ते द्रि मटुकी लई छड़ाइ ।' ( २१४२ )। पुराना माठ जौ 
दूध, दही या घी से चिकना हो जाता है उसको आज भी स्त्रियाँ संभाल कर रखती हैं--ड़ौ 
माट इक बहुत दितनि कौ आहि करयो दर्स दूक। (६३५ ) | अलीगढ क्षेत्र में दही बिलोने 
वाले पात्र को बिलोमनी, 'चलामनी' भ्रथवा 'दहेड़ी' कहते है ।* ु 
“77 एृ-हुइई सा० भ्र०, ७२, राज्यश्रो के विवाह के समय कुछ स्त्रियाँ सफ़ेदी किये हुए 

कलस तथा सरदयों पर चित्र बना रही थीं। इस प्रकार चित्रित कलश ग्राज भी 
बिवाह-वेदी के पास रक्‍खे, जाते हैं। पछांह में ऐसे घड़ों में छाक का सामान भेजते 
हैं तथा यह 'छाकमांड' कहलाते हैं । सात सरेया मंडप में लटकाने की भो कहाँ 
कहीं प्रथा है। ए० २६, ऐपन से पंचांगुल की थाप लगे तथा फूल भाला तथा 
प्रांख़ पललव से अ्रलंकत (पूर्शकलश' का वर्णन है । 

२--मालस, बाल०? ३४४ “बिबिध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे संवारि ।! 

व० सं० दो०, २८४५।४५ कंचन कलस नीर भरि धरा ब 
३-प० सं० टी०, *्६।१, धपुनि ले रोग वारि सुख घोई। 
४-- के ० जी०, ध्र०६, ्रध्या० ६ ॥ 

डरे 


श्श्८ साधारण पात्रों के नाम 


मटुकी श्र माट सामान्यतः मिट्टी के ही बनते है किन्तु कृष्ण-जन्मोत्सव प्रसंग में सोने 
के माट का उल्लेख भी है--कनक को माट लाइ, हरद दही मिलाइ, छिरकें परस्पर छल बल 
घाइ क॑! (६४६ )। होली प्रसंग में भी साधारण तथा सोने के माठ का परिचय मिलता है--- 
'उर्ताहि माठ कंचन रंग भरि-भरि, लै भ्राईं जिय जोरि' ( ३५१६ ) श्रथवा नव केसरि के 
माट उलैड़े' ( ३६२० ) तथा कंचन मांट भराइ क॑, रंग होरी । सौधें भरुयौ कमोर, लाल रंग 
होरी (३४८४ )। 
कूमोरी ( 5८रे, 5८८, ६०२ ) यह भी दूध दही रखने का मिट्टी का पात्र है तथा 
मटुकी का समानार्थकरैहै । अ्रतएवं माखन-चोरो शीर्षक अनेक पदों में इसका भी निर्देश हुआ 
है--'ठाढ़ी भई मथनियाँ के ढिग, रीती परी कमोरी । ( ६०३ ) “नित प्रति रीती देखि कमोरी 
मोहिं भ्रति लगत झुझायौ' ( ६०६ ) भ्रथवा आपुन गई कमोरी मांगन, हरि पाई ह्याँ घात । 
( ८८८ )। फाग-वर्सन मे भी केसर भरी कमोरी” का उल्लेख है । 
दोहनी ( १०१६, २०२७ ) [ सं० दोहनी ] जिस पात्र में दूध दुहते है उसे दोहनी 
कहा जाता है। श्रतएव गौ-दोहन शीर्षक पदों में दोहनी की चर्चा होता स्वाभाविक ही है-- 
कैसे गहत दोहनी घुटुवनि कंसें बछरा थन ले लावहु' ( १०१६ )। कृष्ण की दोहनी भी 
'कनक की बताने का प्रलोभन कवि रोक नहीं सका है--तनक कनक की दोहनी, दे दे री 
सैया । तात दृहन सीखन कह्मौ, मोहि धौरी गया” ( १०२७ )। ग्रलीगढ़ क्ोत्र को ग्रामीण 
बोली में धोनी” [ दोहनी | शब्द झ्राज भी चल रहा है।* 
३४२. चुरू ( 5८०१ ) [ सं० चुलुक: |] भोजन संबंधी पदो में मुख प्रत्चालन का जल 
चुरू में रखने का निर्देश है--हँसि जननी चुरू भराए | तब कछु कछु मुख पखराए' (५०१)। 
यह पानो रखने का एक छोटा बर्तन है । 
कुणडी (४६६) [सं० कुंडिका-कुंडिश्रा--कुंडी--कूंडी] यह एक कटोरे की तरह का 
पात्र हैं। नवम स्कन्ध में राम-सीता-विवाह के समय कंकरश-मोचन के अ्रवसर पर सोने क़ी 
कूडी जल से भर कर रखने का निर्देश है--'पूंगीफल-जुत जल निरमल धरि, झ्ानी भरि कुंडी 
जो कनक की ।' 
कुड ( ४०५ ) [ सं० कुड ] कूंडा या कुंड भी नाद की तरह का पात्र होता हैं। यज्ञ 
के निमित्त बनाया गया यज्ञ-कुंड इसी प्रकार का विशेष पात्र है। भृगु-अवतार मे यज्ञ-कुँड से 
पुरुष” के निकलने की कथा है। 
कमंडली, कमंडलरे ( ११०२ ) [ सं& कमंडलु: ] यह पानी पीने का एक विशेष 
प्रकार का गिलास होता है। यह लकड़ी, मिट्टी या धातु का बनता है। श्रब समान्यतः साधु 
सन्यासियों के पास इस प्रकार का जलपात्न रहता है । सूरसागर में ब्रह्मा-वत्स-हरण में कमंडली 
ब्रह्मा का उल्लेख है--'देखि गोप-मंडली कमंडली चिते रह्यौ' ( ११०२ )। सुदामा का 
कुमंडल काठ का बना हुआ बताया गया है--'हुतो कमंडल दृढ़ काठी को? ( ४८५७ )। 
१--क० जी०, पृ० १०, अध्याय ६ । 
२--हर्षे० सां० श्र०, ( चित्र ५) गोकरोइवर टीला मथुरा से प्राप्त बोधिसत्व की 
सूति के हाथ सें कमलमुकुल के सह॒दा कमंडलु है। देवगढ़ मंदिर के नरनार्यण 
शिलापटट पर प्रंकित नारायर मूरति के हाथ सें भी ऐसा कमंडलु है । 


हुषं० सां० झर०, ए० १६० दिवाकर सिन्र के आश्रम सें भिक्षापात्र तथा चोगर 
पस्त्रों के साथ कुमंडलु का उल्लेज़ भी है। 





गेंहस्थी की उपयोगी वस्तुएँ 8३६ 


खरिका ( १८३१ ) भोजन संबंधी इस पद में भर्‌यों चुरू खरिका ले प्राई' 
उल्लेख दै । 


२--भोजन करने कं पात्र 

२४३. थालिका, थार, थारी ( १४२७, ७०७, ६४० ) [ सं० स्थालिका-ऑ० 
भल्लिया-थरिया], थार [ सं० स्थाल ] भोजन प्रारंभ करने के पहले सोने की थाली में हाथ 
धोने का उल्लेख है--कनक थार में हाथ धुवाए' । खाने के थाल सोने, चाँदी के जड़ाऊ थे--- 
थार कठोरा जरित रतन के । भरि सब, सालन बिबिध जतन के।” (१८३१) तथा 'तनक तनक 
धरि कंचन थारी । थारी ( २५६ ) मे जूठन देने का वर्णान इन सभी पदों में है--'बोलि दई 
हंसि जूठनि थारी' ( १८३१ ) श्रथवा 'मांगत कछु जूठनि थारी' ( 5५०१ ) | भ्रन्नप्राशन शीर्ष क 
पद में भी मणि-कंचन के थार का वर्णान है--मनि कंचन के थार भराए, भाँति-भाँति के 
बासन' तथा 'कनक थार भरि खीर धरी ले, तापर मधु-घृत नाई ( ७०७ ) | पूजा भ्रादि की 
मांगलिक सामग्री भी कनक-थार मे रक्खी जाती थी--'कनक थार भरि, दधि-रोचन ले बेगि 
चलो मिलि गावत' ( ६४१ ) श्रथवा 'कंचन-थार-दुब-दधि रोचन, गावति चा€ बधाई” (६४० ) 
अथवा कर कंकन, कंचन-थार मंगल-साज लिए! ( ६४२ )। राम के अयोध्या-पुनरागमन पर 
स्त्रियों ने मंगल थाल लेकर स्वागत किया--दघधि-दूब-हरद, फल-फूल-पान। कर कनक-थार 
तिय करतिं गान । (६१० )। ऐसे थाल से झ्ाारती या तिलक भी किया जाता है--दक्षि 
प्रच्छत रोचन धरि धारनि, हरषि स्याम सिर तिलक बनावतिं । ( १५७६ )' तथा कंचन-थार 
दूब-दधि रोचन, सजि तमोर ले आई । ( १५४८५ ) ।* 

कोपर ( ६१३ ) बड़ी थाली या परात को कहते है--दधि-फल-दुब-कनक कोपर 
भरि, साजत सौज बिचित्र बनाई ( ६१३ )॥४ 

सराब ( ३७१ ) [ सं० शरावं, शरावः ] इसका भर्थ प्याला या ढकनी है। हरि के 
विराट रूप की भ्रारती संबंधी पद में पृथ्वी को सराव बताया गया है--'मही सराव सप्त सागर 
घृत, बाती सैल घनी' ( ३२७१ ) | 

बेला ( १०१४) [ फ़ा० बेला ] बेला मे कृष्ण कै दूध पीने का निर्देश है--बेला 
भरि हलघर कौ दीन्हो । पीवत पय भ्रस्तुति बल कीन्हों। (१०१४)। बड़े फैले हुए फूल या कांस 
के कटोरे को बेला कहते हैं। कुछ घरों मे भ्रभी तक बेला में दूध पीने की प्रथा चल रही है । 
इससे छोटा पात्र 'बिलिया' कहलाता है। 

१--आाईने क्र०, ५० ११८, सम्राट का भोजन सोने, चाँदी, पत्थर तथा मिद्दी के पात्रों 

में तेयार होता था। थालियों, प्यालों तथा कटोरियों में परोसने के बाद दस्तर- 
खान पर झाता था। 
१--मानस, बाल०, ३४६ 'कनक थार भरि मंगलन्हि 
३-- सानस, बाल०, ३२२४२ 'कनक कलस सनि कोपर ररे । सुधि सुंगध मंगल जल 


पूरे । हि 
प० सं० टी०, ५६४।५ 'पुनि लोठा कोंपर ले झाई 


क्‌० जी०, शभ्र० १२, श्रध्या० १४ श्राज कल पूजा की शंसी में जल डालने को 
गहरी ताँबें की कटोरी को भी 'कोपर' कहते हैं । 
प० स॒० ठी०, ५६२२, कोइ लोटा कोंपर ले झ्ाई ।' 

( २) बुन्देलखंड में परात के श्र्थ में ही यह दाब्द श्राभ भी चल रहा है । 


३४० अन्य पात्र 
कटोरी, कटोरा ( १०१४, १८३१, ४४२३ ) [ सं० करोटि, करोठ, कटोर ] यह 
पात्र दाल, तरकारी तथा घी श्रादि रखने के काम में श्राज भी आते हैं-- गायों घृत भरि घरी 
कटोरी” ( १०१४ ), 'भरि सब सालन बिबिध जतन से ( १८३१ )। एक स्थल पर बाल मे 
लगाने का तेल रखने का भी वर्सान है-- जे कच कनक कटोरा भरि-भरि मेलत तेल फुलेल ।' 
( ४४३२४ )। 

कचोंरा' ( १८३१ ) कटोरे का ही समानार्थक है, अतएव घी रखने का वर्शैन है-.. 
'घिरत सुबास कचोरा नायौ | 

ग्रलीगढ छोत्र की बोली में बेलें को छोला' भी कहते हैं। 'थरिया' शब्द भी गाँवों में 
चलता है। घड़े से छोटा बूरा रखने का पात्र वहाँ तोला' या खमड़ा' कहलाता है। सुराही 
का अन्य नाम कृजी' भी है। इसके प्रतिरिक्त मठुकी या कमोरी को 'कछरी', “चपटिया, 
हुंड़िया' [| सं० भाडिका ] या हडुकी' भी कहते हैं तथा दूध जमाने का पात्र 'जमावनी' कह- 
लाता है ।* 


३-णन्य पात्र 
३२४४--ढकनियाँ ( २२१८ ), [ ढाकना हि० ] दधि-दान श्रथवा माखनचोरी प्रसंग 
में दध दही को ढाकने का भी वर्रन है--सुभग ढकनियाँ ढाँकि बाँधि पट जतन राखि छीकें 


समुदायौ । ( २२१८ )। पात्रों को ढकने के काम आने वाली तश्तरी या रकाबी ही 'ढकनी' 
कहलाती हैं । 


तष्टीर ( १८०३१ ) ज्यौनार संबंधी पात्रों में यह भी है--धरि तष्दी भारी जल 
ल्याई! ( १८३१ )। इसको ही संभवतः श्राज तश्तरी' या २रक्काबी' कहते हैं । 

हठरी ( १४२८ ) यह मकान से मिलता जुलता मिट्टी का खिलोना होता है। दीपा- 
बली की लद्दमी-पूजा तथा गोधन-पूजा मे 'हठरी रखते है। बच्चे इनमें दिये जलाकर रखते है 
भ्रथवा इन्हें खीलों से भरेते है । सूरसागर मे भी दीपमालिका के वर्सन मे उल्लेख है -- सुरभी 
कान्ह जगाय खरिकहि बल मोहन बंठे है हठरी । ( १४२८ )। 

३४५४. तुलसी की शब्दावली में कुछ ऐसे शब्दों की श्रोर ध्यान जाता है जो सूर 
सागर में नहीं मिलते है जैसे 'करछुली, 'सिल” तथा लोढ़ा आदि ॥१ पद्मावत में र॒त्नसेन- 
ज्योनार तथा बादशाह-भोज वर्शन में खाने के पात्रों की चर्चा है। रत्नसेन श्रादि का भोजन 
सोने की पत्तलो के ऊपर रबखे हुए मारिक्य-जटित सुवर्ण थालों मे परोसा गया था। एक 
एक व्यक्ति के श्रागे सो सो जोड़ी कटोरियाँ रकखी थी जो रत्नों से जडी हुई थी । इससे व्यंजनों 
के आधिक्य का अनुमान भी कराया गया है। यहाँ जायसी ने कुछ भिन्न नाम जैसे 'खोरा', 
'खोरी' [ प्रा० खोर, खोरय ८ कचुल्ला ] तथा 'गड़ अन्ह' [ सं० गडूडुक > टोंटीदार लोटा ] 
का उल्लेख किया है। दोनों के पात्रों मे जो एक बड़ी समानता है वह है उनका सोने का तथा 

१--प० सं० ठी०, ५६४।१, श्रंत्रित बानी भरे फचोरा ।? 

२--कु० जी०, प्ृ० १०, अ्रध्या० ६। 

३--& ० जी०, ए० १२, ग्रध्या० १४, ठाकुर जी को नहलाने की छोटी बिलिया को 

आज भी तस्टा' या 'चरणोदकी' कहते हैं । 
१--तुलसी, दोहा०, ५२६, लकड़ी डौवा करछुली, सरय काज अनुहारि ।? 
२६०, फोर्राह सिलि लोढ़ा रुदन, लागे भ्रटुक पहार । 





गृहस्थी की उपयोगी वस्तुएँ ३४१ 
रत्नजटित होना है ॥$ इसके ग्रतिरिक्त'लोटा', 'कंवल' [ श्र० कुमग्नल, कुमूल, कुमुल ८ प्याला, 
पान-पात्र|, 'रसकौला [रसकंवला ७ रस से भरा पात्र], 'कठहंडी! (२८४४) ७ [इंडिया ] 
भ्रादि भी महत्त्वपूर्ण नाम है। रसोई में खाना पकने का विस्तृत चित्रण है और यहाँ ही 
पकाने वाले कुछ पात्रों का भी जायती ने उल्लेख किया है जेसे 'करिल | “बडे कडाह, 
रीवां की शोर प्रचलित शब्द है--देशी 'कडिल्ल' -लोहे का बडा पात्र, कराह |, आाड़ी' 
| ऋहांडी |, टाकहिटठाका' [ “बड़ा पात्र], हंडा,, 'कराहन्हि,, लोहड़ा श्रादि । पद्मावत से 
'सुराही तथा 'प्याला' का भी बोध होता है।* 

सूरसागर में सोज' शब्द से ही खाना पकाने में काम आने वाले पात्रों का सामूहिक 
भाव व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त रसोई में उपयोगी पात्रों-- जसे कड़ी, कठौती, कढ़ाई, 
पतीली, भगोना | स० भागद्रोशक |], तवा, चमचा, तसला, परात, करछी, संडसी, चिमटा 
ग्रादि नामो का अ्रभाव सा है। भोजन के पात्रों मे भी आज कुछ नये पात्र भ्रा गये है, जैसे 
गिलास, चम्मच, प्याला, थर्मस, टिफ़िन कैरियर, जग आदि | अ्रन्य कुछ पात्रों मे लोटा, बाल्टी, 
गंगाल, तौली, सुराही, चौकड़ा, शिलकची, आदि उल्लेखनीय है । गाँवों में श्राज भी एक 
थाली तथा लोटे से खाने तथा पानी पीने का काम निकाल लिया जाता है, किन्तु शहरों के 
एक वर्ग में उपर्युक्त पात्रों के अतिरिक्त चीनी तथा शीशे की प्लेठों, प्यालो, गिलास तथा खाना 
परोसने के पात्रों एवं काँटे छुरीव चम्मच का प्रचलन हो गया है। यह प्रभाव पाश्चात्य 
संस्कृति का ही है । चाय काफ़ी ने हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है, इससे 
चीनो के बर्तनों का बढ़ना भी स्वाभाविक है । मिट्टी के बर्तनों में कुल्हड़, [ सं० 
कुल्हारिका |, दिया, सकोरा, सुराही, भरकर तथा सरवा के नाम लिये जा सकते है । 


४-- अन्य छोटो वस्तुएँ 


३४६--सूरसागर की शब्दावली में गहस्थी में उपयोगी कुछ छोटी छोटी वस्तुश्रों के 
नामो की श्रोर ध्यान जाता है। प्रायः यह सभी वस्तुएँ आज भी घरो के आवश्यक श्रंग है । 
कुछ का उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण जीवन में श्रधिक होता है । 

गवालो तथा उनके महर नंद से कृष्ण-कथा का सबंध होने के कारण रई श्रथवा 
मथनी, * मसथानी, सथनियाँ, ( ७६०,७६३ ) [ सं० र्य>गति |], [सं० मथि: | से दही 
बिलोने का दृश्य अनेक पदों मे चित्रित होना स्वाभाविक हैँ। विशेष रूप से बाल-लीला तथा 
माखनचोरी मे इन शब्दों का भ्रधिक उल्लेख हुआ है । प्रात:काल ही माता यशोदा दही मथकर 


१--प ० सं० टी०, २८३॥१ कनक पत्र पसरे पनवारा। 

२८३॥२ सोन थार सन्त मानिक जरे।' 

२८४।४ रतन जराऊ खोरा खोरी । जन जन श्राग सो सो 

जोरी । गडुगश्नन्हु हीर पदारथ लागे ।' 
२--प० सं०, ५६३।४, २४॥६, १३५१, अ डरे।२, ४४६--५२०, २४भे४ 
३१६।१। 
३--प० सं० टी०, १५२।४, सांस वहेड़ि मन मथनी गाढ़ो | 
हिएँ चोठ बिनु फूद न साढ़ी ॥' 


३४२ भय छोटी वस्तुएं 


नवनीत निकालती है । मथने की ध्वनि के लिए घमरकी* शब्द प्रयुकतत किया है--ज्यौं ज्यौ 
मोहन नाचे ज्यौ ज्यों रई घमरको हो (री)।' 'तेसिये किकिन-धुनि पग-पूपुर, सहज मिले सुर 
दोइ (री) । ( ७६६ ) भ्रथवा ( एरी ) श्रानंद सौं दधि मथति जसोदा, घमकि मथनियाँ घूम । 
निरतत लाल ललित मोहन, पग परत अटपटे भू में (७६५ )। शिशु कृष्ण कभी तो नृत्य 
करते है और कभी मां की मथानी पकड़ लेते है और वह बहला फुसला कर उनको ऐसा करने 
से रोकना चाहती हैं--“नंद जू के बारे कान्‍्ह छाडि दे मधनियाँ ( ७६३ )। ब्रज के गोप-गहों 
का चित्र भी खींचा है-- घर घर गोपी ददह्मौ बिल्ोव कर-कंकन भंकार ।' ( १०२६ )। 
इन नित्य-प्रति के जीवन के चित्रों में कही कही कवि उनके अ्रलोकिक रूप को नहीं भूल पाया 
है-- जब दधि-मथनी टेकि अरे । आरि करत मटुकी गहि मोहन बासुकि संभु डरे । ( ७६० ) 
श्रथवा 'जब मोहन करि गही मथानी । परसत कर दधि, माट, नेति, चित उदधि, सैल 
बासुकि भय मानी ।! ( ७६२ )। 
माखन-चोरी में भी इस शब्द का निर्देश हुआ है--ठाढ़ी भई मथनियाँ क॑ ढिग, रीती 
परी कमोरी ।! (६०३ )। मथने की क्रिया को प्रायः मथति ( ७६४, ७६७ ) श्रथवा 
बिलोबे ( १०२६ ) कहा गया है । आजकल दही 'बिलोना' [ सं० विलोलन | शोर 'मथना 
दोनों प्रचलित है । मथानी लकडी का एक डंडा सा होता है जो दही के पात्र में पडा रहता 
है। इसके नीचे चक्र होता है । बडे पात्रों मे जब दही मथते हैं तो रई मे एक रस्सी भी बाँध 
ली जाती है। इसको ही सूरसागर में नेति ( ७६६ ) [ सं० नेत्र | कहा गया है--“भरि 
भाजन मनि खंभ निकट धरि, नेति लई कर जाइ' ( ७६६ )। श्राजकल इसे नेती” या 'नेता' 
कहते है । 
माखन-चोरी के पदों में छीके (६०५), सीके (६११) भथवा सिकहर (६४५) [सं० 
शिवथंक--प्रा ० सिक्‍्कग--सिक्‍्कश्रू---सिक्‍्का---सीका--सीका] का अनेक बार उल्लेख हुआ है । 
गोपियाँ दूध दही तथा माखन छीके पर ठाँग कर जाती थीं किन्तु कृष्ण अपने सखाश्रों के साथ 
नये नये उपायों द्वारा वहाँ तक भी पहुँच जाते थे---चोरि चोरि दधि माखन मेरो, नित प्रति 
गीधि रहे हो छीके' ( ६०५ ) भ्रथवा ग्वाल के काधे चढ़े तब, लिये छींके उतारि' (६०७ ) 
यथा कब सीकैं चढि माखन खाया (६११ ) तथा आपु खाइ सो हम माने, श्रौरनि देत 
सिकहरे तोरि । (६४५ ) तथा 'ऊखल चढि, सीके कौ लीन्हो' (६४६ )। सींका दीवाल पर 
टांगने का लोहे या रस्सी का जाल सा होता है । इसमें खाना भी रख कर टाँग दिया जाता है । 
खाद्य-पदाथों में हवा लगती रहती है। साथ ही बिल्ली, कुत्ते श्रादि जानवरों से रक्षा भी हो 
जाती है। भ्राजकल इसका उपयोग ग्राम्य-जीवन में श्रधिक होता है । 
प्नचट-लीला तथा दधि-दान-लीला में गोषियों का जल या दही की मठकी अ्रथवा 
कलस आदि पात्र सिर पर रखकर ले जाने से संबंधित श्रनेक पद है। इनमे ही इंडुरी, 
गिंडुरी या गेंडुरी ( २०१७,२०१४,२०३५ ) के अधिक उल्लेख हैं । यहाँ कृष्ण का उनकी 
गेंड्री छीन लेने का वर्णन है--'काहु की इंडुरी फटकाव ( २०२७ ) नीकें देहु न मेरी गिडुरी 
१--क ० जी०, ए्‌ृ० £, श्रध्या ६, भ्राज भी श्रलीगढ़ की कृषरु बोली में इस ध्वनि को 
खुरक” खुरकन' अभ्रथवा घमरा कहते हैं । 
प्र० १०, अध्या> १, अलीगढ़ के कृषक सथानी को 'बिलोसनी', 'मथनो' भ्रथवा 
चर्लांसनी”' कहते हैं। सादाबाद सें इसी को पसन्‍्तरा/ं | सं० प्रस्तवक ] 
कहते हैं। 


गृहस्थी की उपयोगी वस्तुएँ ३४९ 
( २०३४ ) अथवा 'आानि देहु गेंडुरी पराई! ( २०३५ )। यह कपड़े या घास प्रादि का बना 
गोल छोटा पहिया सा होता है। सिर पर गेंडुरी रखकर स्त्रियाँ आ्राज भी घडा रखती है ।* 
बडी इंड्री को 'इंडा' या 'इईंडुरा' कहते है। बहनियाँ (६५५) [ सं० वहन्‌ ]---'मेरे सिर 
को नई बहनियाँ ले गोरस में सानो' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। 

३४७- उलूखल (६६४ ) ऊखल (६५४१--६६७ ) [ सं० उलूखल ] ऊखल- 
बंधन का कृष्ण कथां में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस प्रसंग से ही यमलार्जुन-उद्धार का प्रसंग जुडा 
हुआ है। माखन-चोरी से तंग आकर माँ ने उन्हे ऊखल से बाँध दिया--बाँधौ श्राजु कौन 
तोहि छोरे। बहुत लंगरई कीन्हौ मोसौं, भुज गहि रजु ऊखल सौं जोर! ( ६६२ ) अ्रथवा 
देखो माइ कान्‍्ह हिलकियनि,रोवे.. माखनलागि उलूखल बाँध्यो' ( ६४२ )। तब उनका 
रोना देखकर उलाहने लाने वाली गोपियो का हृदय भी भर उठता है---(जसोदा) तेरौ मलौ हियौ 
है माई । कमल-नेन माखन के कारन बाँधे ऊखल ल्याई।' ( ६८५१ )। यहाँ तक कि बलराम 
भी व्याकुल हो जाते है श्रोर सब मिलकर यशोदा से क्रोध छोड़कर उनको खोलने की प्रार्थना 
करते है--यह सुनि के हलधर तहँ धाए। देखि स्थाम ऊखल सौ बाधे, तबही लोचन भरि 
झ्राए... स्थार्माह छोरि मोहि बाँधे बरु,.... ( €८८ ) ग्रथवा काहे कौ जसोदा मैया, त्रास्यौ 
तें बारौ कन्हैया, मोहन हमारौ भैया केतो दधि पियतौ । हौ तो न भयो री घर,साँटी दीनी सर 
सर, बांध्यौ कर जेंवरनि, कैसे देखि जियतौ । ( ६९१ )। साथ ही बलराम उनकी अलौकिक 
शक्तियो को भी जानते है--को बाँघे, को छोरे इनकौं, यह महिमा येई पै जाने ।....जमला- 
जुन तरु तोरि उधारन, कारन करन आपु मन माने” (६६८) । 'उलूखल' वैदिक शब्द है। इसी 
को आज श्रोखली कहते है । गाँवों मे नाज कूटने के लिये स्त्रियाँ इसका उपयोग॥करती है । 

३२४८--इसी सिलसिले मे जेंदरि ( ६६०,६६४ ) दाँवरी ( ६६१,६६७ ),रजु 
(६६२ ) [ स० रज्जु, | तथा दाम ( ६७९,६७५ ) आदि रस्सी के कई पर्यायवाची शब्दों का 
भी निर्देश हुआ है--लें श्राई जेवरी श्रब बाँधो । ( ६६० ) गृह गृह गोकुल दई दाँवरो' 
(६६१), 'भुज गहि रजु ऊखल सौ जोरै' (६६२), तथा, कमल-नाल तैं मदुल ललित भुज ऊखल 
बाँधे दाम कठोर ( ६७५ )। पटेर, काँस, कुश, दाव [ सं० दर्भ ), पलेल ग्रथवा मंज [ सं०- 
मुज ] आदि घासों की बनी रस्सी जेंवरी” हीती है । यह सभी घासे खेतों में अपने भाप उग 
श्राती है । सिर्फ सन के पोधे श्राषाढ़ सावन में बोये जाते है । भ्लीगढ़ क्षेत्र की कृषक बोली में 
यह शब्द आज भी प्रयुक्त होते है। बकरी, बछड़ा या पड़रा बाँधने का छोटा रस्सा 'पगहा' 
या जेबरा' कहलाता है । इससे पतली रस्सी जेबरी' होती हैं। दायें में चलने वाले बैलों के 
कपड़े से लिपटी हुई जो रस्सी बाँधते है वह गेना होती हैं। इनमें ही एक और रस्सी क्रेंची- 
नमा ढंग से डालते है, उसको भ्रलीगढ़ क्षेत्र के कृषक दामड़ी' श्रथवा दामरी” कहते हैं।*९ 
हु सुरसागर में इन विभिन्न,रस्सियो के नामों के भ्रतिरिक्‍त श्रन्‍्य स्फुट प्रसंग्रों में थोडे से 
नाम भ्रौर भी मिलते है जैसे नोई .( १०१६ ) [ देश० खोमी-देशी नाम माला ४३१ ] डोर 
( २४७१ ) सूतरी, बरूहा तथा बट ( ४०२२ )। गाय दुहते समय गाय उचछलती कूदती 
है तो उसके पीछे के पर जिस रस्सी से बाँध दिये जाते हैं उसको सूरदास जी ने 'नोई” कहा 


१--क० जी०, पृ० १३, अ्रध्या० ६, कोल तहसील में कुछ कंजड़ श्रथवा घियारा 
लोग बस गये हैं। यह घुमक्‍्कड़ जाति है। यह लोग रस्सी, इंडुरी, भुनभुना, 
छीके, तथा खस की ट्ट्टी प्रादि बनाकर ही श्रपनी जो बिका चलाते हैं । 

२--क० जी, एृ० ७, श्रध्या० २ | 


३४४ प्रन्य छोटी वस्तुएँ. 


है--कैसें ले नोई पग बाँधत, कैसें गैया अ्रटकावहु' ( १०१६ )। गो-दोहन के पदों में कही 
कहीं इसका उल्लेख हैं। श्रलोगठ को इगनास तहसील में इसको 'लेमना' या लौमना', अनूप 
शहर में 'चंगा' तथा सादाबाद में नोई' कहते है ।॥* 

डोर श्रथवा डोरी* तथा गुन [ सं० गुण ] ( ३४५०,२६७६,१३३० ) का उल्लेख 
“चकडीरी' तथा गुडीडोर ( २४७१ ) नामक खिलौनों के साथ किया गया है 'चकडोरी की रीत 
यह है, फिर गुन ही सौँ लपटाइ।' ( ४१६२ ) । गुडीडोर ज्यों (३१६७६) तोरी' । हिंडोले को 
डोरी रेशम तथा सोने के तारों से बनाई गई थी--पंचरंग पाठ कनक मिलि डोरी” (३४५० )। 
साधारणतः डोर” भ्रथवा 'डोरो' बारीक किन्तु मजबूत सूत को होती है । पतंग तथा चक की 
डोरी ऐसी ही बनाई जाती है। सिलाई करने के तागे [ फा० ताग | को भी ग्राजकल डोरा।' 
कहते हैं । ऋग्वेद में तागे के लिए “तन्तु' शब्द मिलता है। ग्लोगढ़ के ग्रामीण लोग जानवरों 
को पानी पिलाने की रस्सी को डोर' [ देश०दवर | कहते हैं। वहाँ डोर से मोटी रस्सी 
लेजू' [ सं० रज्जु:--प्र » लज्जू--लेजू | कहलातो है। लेजू' पानी भरने की रस्सी को ही 
प्रधिकतर कहते है । पानी भरते समय घड़े की गरदन में पड़ी रस्सी का फंदा 'साफाँ अ्रथवा 
'फाँसा' | सं० पाशक | नाम से जाना जाता है ।' 

बट*-.-'अलक जु हुती भुवंगम हु भी, बट लट मनहुँ मई (४०२२) -का उल्लेख भी 
किया जा सकता है। सूत ( ५४२ ) [ सं० सूत्र ] भ्रथवा सूतरी ( ४३०८ ) की चर्चा लंका 
दहन तथा भअ्रमरगीत में है--सन अ्ररू सूत, चीर-पाटंबर, ले लंगूर बंधाएं। ( ४४२ ) अथवा 
'सुरदास कहुँ सुनीन देखी, पोते सूतरी पोहत' ( ४३०८ )। सूतरो' को हो आजकल 'सुतली' 
भी कहते है । यह सन पअ्रथवा सूत से बनी पतली और बिकनी रस्सो होती है। बंदनवार, खाट 
के पायते आदि में इसका उपयोग होता है। [हिडोला-वर्णान मे रेसम बरूह्या का वर्खन है । 
हिडोले की डोरी श्रनेक रंगों के रेशम को थी--बहु रंग रेशम-बरूहा, होती राग भकोर 
( ३४४६ ) । 

३४ --उलूखल-बंधन-शीर्षक पदों में माँ का क्रोधावेग में क्ृष्य को सॉँटी/ ( ६४८ 
६६३) [ हि० 'सट' ], लकुट (सं० लगुडः ] ( ६७४ ) अ्रयव बेत (६६७ ) [ सं० वेतस्‌| 
या छरी ( ३४७२ ) से मारने का वर्णन भी है--'सॉटिनि मारि करो पहुनाई, चितवत कानह 
डरायौ' ( ६४० ) अथवा जब रजु सों कर गाढे बाँधे, छुर-छुर मारो साँटी ( ६९३ ) या 


१--कु० जी०, पएृ० ७, अ्रध्या० २। 
२--प० सँ० दी०, ५४७।६ सन की डोरि लागि तेहि ठांई जहाँ सो गहि गुन 
खांच | 

३--कू ० जी०, ४० ७, श्रध्या० २। 

४--कु० जी०, पृ० ६, श्रध्या० १, जेबरी के दो पूंजों को हथेली से ऐठने को बंटना' 
कहते हैँ। यह बटी हुई रस्सी दुहरी तिहरी करके 'भानने' अ्रथवा लपटने पर 
'रस्सता' कहलाती है | तोन लटों की बतं? के पुराने टुकड़े 'बतेड़ा' से उघेड़ कर 
निकाली लठ ही 'बढ' के नाम से जानो जाती है | यह ऐंठी सी होती है । 

प--प० सं० दी, १९८॥१ चहेुँ दिसि श्रान सोंटिग्रन्ह फेरी ।? सोंटिग्रा | सोंठा लिए 

हुए प्रतिहारी ] वेत्रगाही प्रतिहार राजा के प्रधान दौवारिक होते थे। प्राचीन 

काल से यह पद चला झाया था और मध्यकालीन महुलों तथा दरबारों सें भी 
इसकी प्रथा थी | 


गृहस्थी की उपयोगी वस्तुएँ हा 


तेरी कहा गयौ, गोरस कौ गोकुल अंत न पायौ । हा हा लकुट वास दिखराबति, प्राॉगल पास 
बंधायो । ( ६७४ ) तथा बालक बदन बिलोकि जसोदा, कत रिस करति पश्नचेत । छोरि उदर 
ते दुसह दाँवरी, डारि कठिन कर बेंत / ( ६६७ )। कृष्ण के मिट्टी खाने पर भी माता के 
क्रोध का ऐसा ही चित्रण है--'बार-बार अनुरुचि उपजावत महरि हाथ लिये साँटी' ( ८5७२) 
ग्रथवा साँटी लिये दौरि भुज पकरयौ' ( ८७१ )। माटी-भक्षण-प्रसंग के श्रन्तर्मत माता का 
उनके मुख मे ब्रह्माड देखकर चकित होने की कथा है--भ्रखिल ब्रह्मांड खंड की महिमा, दिख- 
राई मुख माँहि ।....कर ते साँटि गिरत नहिं जानी, भुजा छाँड़ि श्रकुलानी । ( ८७३ ) प्रथवा 
'साटी के मिस मुख दिखरायौ, तिहें लोक रजधानी । ( ८७४ )। सर-काव्य में नितप्रति के 
साधारण जीवन के विशद एवं भ्रत्यन्त स्वाभाविक चित्रों के साथ-साथ कृष्ण के ईश्वरीय रूप 
को न भुलाते हुए प्रायः हर साधारण प्रसंग की परिणति असाधारण घटना मे की गई है । 

साँटी मारने को ध्वनि तक का सुन्दर चित्रण है--छर छर मारी साँटी! (६६३ ) 
'साँटी दीनी सर-सर' ( ६६१ )। साँटी मारने की ध्वनि का भ्रनुमान 'सट सट' से भी होता 
है। अलीगढ़ क्षेत्र मे यह शब्द अभी भी चलता है। संटी, साँटी प्रथवा कमची पेड की हरी 
तथा पतली डंडी को कहते है। हरेपन के कारण इसमे लचक भी होती है। 'सोंदा' तथा 
सटकिया' भी इस शब्द के ही रूप है। पहला तो लकडी का मोटा डंडा होता है तथा दूसरा 
उससे पतला तथा हलका ॥* लकुट तथा बेंत की चर्चा कष्ण के खिलौनों के सिलसिले में भी 
है । बसन्‍्त शीर्षक पदों से ब्रज में प्रचलित छड़ी मारने के खेल का बोध होता है-- लै-ले 
छरी कुमारि राधिका कमल-नैन पर धाई। । 

३४०--घर मे काम मे शआ्राने वाली चीज़ों में खिरनि ( २२१८ ), कुठार ( ११७ ) 
[ सं० कुठारः ], कुल्दारों ( विनय ) तथा कुदोर ( ४६५६ ) [ सं० कुदाल ) ] भी 
गिनो जा सकती हैं। इनका निर्देश भिन्न-भिन्न प्रसंगों मे हुआ है।। कुल्हाड़ी! तथा 'कुदाल' 
क्रमश; लकड़ी काटने तथा क्यारी श्रादि बनाने में काम श्राते हे । दही जमाने की विधि बताते 
समय गोपियाँ दूध को 'खिरनि' पर गर्म करने के संबंध में बताती है--नई दोहनी पोष्ि 
पखारी, धरि निरधूम खिरनि पै तायौ ।/ ( २२१५ )। भ्रमरगीत शीर्षक प॒दो में एक स्थल पर 
खान से रत्न निकालने का रूपक बाँधा गया है । यहाँ ज़मीन खोदने के लिए कुदाल का उप- 
योग बताया गया है--गमन कान्ह छन-छन जु काम ससि-किर॒नि कुदार गहे ( ४६५६ )। 

पंख! ( २५८६ ) [ सं० पक्ष ] गरमी के दिनों में हर घर की श्रत्यावश्यक चीज़ों में 
स्थान रखता है। 'सूर स्याम तेरे बस ऐसें, ज्यों पंखा-बस पौन” का निर्देश संयोग-प्रेम के पदों मे 
है। राधा के प्रति कृष्ण के प्रेम के संबंध में सखियाँ तरह तरह से उनको विश्वास दिलाती 
है । पंखे त था हवा एवं देह भौर छाया, (ज्यों संगहि, संग छाँह देह-बस , २६८७) का उदा- 
हरण देकर उनके पारस्परिक प्रेम को स्पष्ट किया गया है। ताड़ के पत्ते, सीक तथा मयूरपंख 
के भ्राकर्षक पंखे हर घर मे भ्राज भी दिखाई देते है। छोटे शहरो तथा गाँवों मे जहाँ बिजली 
नही है तथा साधारण स्थिति के घरो में बिजली के पंखों का स्थान हाथ के पंखो ने ही ले 








१--कू ० जी, ए० ७, अध्या० १; श्रध्या० ३, जिस लाठी से ग्वाला पशुभ्रों को 
घेरता है उसको घिरनी' तथा दो ढाई हाथ की बांत को सोटी लाठी “बंसोदा' 
के नाम से पुकारी जाती है | बेलों को हांकने की डंडी पेता' [ सं० प्राजन ] 
तथा नाक में पड़ी रस्सी “नाथ' [ बेश० रात्या ] होती है जबकि घोड़े को दाक 
में पड़ी रास! [ सं० रश्ष्मि ] के नाम से प्रसिद्ध है| 


८ %४ 


३४६ प्रन्य छोटी बस्तुएँ 


रक्‍्खा है। ऐसे ही घरों में रात का अंधकार भी दीप, दीपक ( ३६८, ३६१ ) [ सं० ] प्ले 
दूर होता है । दितीय-स्कन्ध के आत्मज्ञान' तथा आरती संबंधी पदो में इसका उल्लेख हुआ 
है-- तेल-तुल-पावक-पुट भरि धरि, बने न बिना प्रकासत । कहत बनाइ दीप की बतियाँ कैसे 
धौ तम नासत !' ( २६८ ) भ्रथवा 'मही सराव, सप्त सागर घत, बाती सैल घनी । उडत 
फूल उड़गन नभ अंतर, भ्रंजन घटा घनी।....यह प्रताप दीपक सुनिरंतर, लोक सकल भजनी ।' 
( ३७१ )। इन उद्धरणों मे दीपक जलाने के लिए श्रावश्यक वस्तुश्रों मे सराब तथा तेल 
अ्रथवा घृत का उल्लेख भी है तथा तुल की बाती अथवा बतियाँ [ सं० वर्ति:, वर्ती ] का 
भी । बाती को श्राज बत्तो' भी कहते हैं तथा दीपक को दिया [ दीपक--दीवश्र--दी वा--- 
दीया-- दिया ] । कपास की रूई से बत्ती बनाते हैं तथा दीपक के तेल या घी में डालकर जलाते 
है । तूल का उल्लेख वस्त्रों की बनावट के सिलसिले में हो चुका है । 

दंतुबनि दतुबनि, दतोनी ( २५४८३, ११६५, १२१७ ) [ सं० दन्तधवनं, 
दन्तधावनं ] तथा सीसी ( ३६१४ ) भी उल्लेखनीय शब्द है। प्रात: 'दतौनी' के बाद माता 
यशोदा दोनो बालकों को कलेवा देती थी--'प्रातहि तें में दियो जगाइ । दतुबनि करि जु गए 
दोउ भाइ ४ ( ११६५ ) प्रथवा "माता दुहुनि दतौनी कर दे, जल ऋ्ारी भरि ल्याइ । उत्तम 
बिधि सो मुख पखरायो, झोदे बसन अंगोछि । ( १२२६ ) । श्राजकल नीम की हरी डंडी की 
दतोन' अधिक प्रचलित है। गाँवों में भ्रधिकततर यही उपयोग मे आ्राती है । दाठो के लिए 
लाभदायक होने के साथ ही सरलता से प्राप्त होती है । भ्रमरगीत में पारे की शीशी फूटने की 
चर्चा है---सीसी फूटि गई ( १६१४ )। एक विनय-पद में मन को तोता तथा शरीर को 
पिंजरा ( विनय, २८६० ) [ सं० पिजरं ] बताया गया है-- मन सूवा तन पीजरा ।' उर्द- 
काव्य में क़फ़स' [ 5 पिंजरा ] शब्द की बहुत महत्ता है। जायसी ने 'मंजूसा' [ सं० मंजूषा ] 
'पिजर' और 'काँडी' [ सं० कंडिका ] शब्द प्रयुक्त किये है ।* मंजूसा हाथी की अंबारी' तथा 
'कठघरे के श्रर्थ मे भी झ्ाया है ।* चाँदी सोने के पिजड़े तथा उसकी डंडी का वर्णन भी है ।९ 
साधारण पिजड़ा लोहे श्रथवा बाँस श्रादि का बनता है । 

३५१--घर की पअन्य श्रावश्यक वस्तुओ्रों मे 'संदूखनि, संदूक ( २५९२, २६३६ ) 
[ भ्र० सन्दूक़ ] है। राधा के मोतिसिरी प्रसंग में उनकी माँ कहती है---'संदुखनि भरि धरे, 
सो न खोले री । (२५४६२)। नेत्न-पदों मे भी इसका एक स्थान पर जिक्र है--कज्जल कुलुफ 
मेलि मंदिर मे, पल संदूक पट श्रठक (२६३६) यह प्रायः लकड़ी का बना हुआ होता है जिसमे 
दो बुन्दे व सांकरे लगी रहती है। अलीगढ़ चत्र के गाँवों के लोग जरा बड़े संदुक को 'सिन्दका' 
कहते है तथा उससे छोटे को 'सिदृक' भ्रथवा 'संदूक' । बिल्कुल ही छोटा 'सिदुकिया' या 'संदृक ची' 
१--प० सं० टी, १११।१, “बरनों गीव॑ कूंज के रीसी । 

कंज नार जनु लागेउ सीसी ।' 
२--प० सं० टी, ७७॥१ “जब पिजर हुँत छूट परेवा'” 
७७।२ घालि सजूंसा बेचे झाना ।' 
५३८२ 'सारदूर रूपे की कांड़ी । 
२---११४।८ ऊपर कनक संजूसा लाग चंवर झौ ढार ।? 
४५६।७ जैसे सिघ मंजूसा साजा ।! 
४--# ३८।१,२ हंस कनक पिंजर हुति झाना । झौ प्रन्नरित तग परस पखाना । 
भ्रो सोनहा सोने को डाँड़ी । सारदूर रुपे को कांडी. |? 


गहसुथी की उपयोगी वस्तुएँ ३४७ 


कहलाता है । लोहे की चादर से बना बक्स' | [ अर बॉक्स ] तथा इसका छोटा रूप 'बक- 
सिया' है । खूब बडा 'बक्स' 'टिरंक' [ अ्र॑ं० ट्रेंक | के नाम से जाना जाता है। 

५ 388 कमरा आ्रादि बंद करने के लिए तारों, ताला ( २४६० ३७०८५ ) 
[सं० तालक--तारश्र --तारा] तथा कुजी (३७०८, २४६०) [ सं० कुचिका ) की आवश्य- 
कता होती है | गोपी-ऋष्ण प्रेम के रूपक-पदों मे इनका उल्लेख हुआ हैं--लोक-बेद प्रतिहार, 
पहरुप्रा, तिनहूं पै राख्यो न परयो री । धर्म धीर कुल कानि कुजी करि, तिहि तारो दे, दरि 
धर्‌यौ री । ( २४६० )। कंस-वध के बाद बसुदेव देवको का कारागर से कृष्ण द्वारा घद्धार 
होता है--बज्र सिला द्वारैं दियो, परसत तें गइ छूटि । सहज कपाट उधरि गए, ताला कजी 
टूटि । ( ३७०८ ) | कूजो को भ्राजकल ताली तथा चाबी या 'चाभो भी कहते हैं । 

यहाँ पर सांकरी' ( ९४५ ) [ सं० श्वूं बला | तथा निगड़ (६२६) | सं० निगड ] 
शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है। कृष्ण तथा सखागरण ग्वालिनों के घरों से सांकरी खोलकर 
माखन चुरा चुराफएर खा लेते थे--लरिका सहस एक संग लीन्हे, नाचत फिरत साकरी खोरि' 
( ६४५ )। कृष्ण-जन्म पर बसुदेव तथा देवकी के कारागार अपने प्राप खुल जाने की ग्रसाधा- 
रण घटना घटित होती है -छोरे निगड़, सोप्राए पहरू, द्वारे कौ कपाट उधघरयौ, ( ६२६ ) 
प्रथवा छोरे निगड, कपाट उघारे, सूर सु मघवा बृष्टि निवारी' ( ६९२६ )। ३४२--पत्तों से 
बने उपयोगी पात्रों में भी कुछ उल्लेखनीय है जैसे पतोषी ( १०१० ) दोनियाँ ( ८५४६, 
६५२) [सं० द्रोणः] पातर [सं० पत्र _वत्त--पत्त र--पातर] तथा पनवारा। ढक के पत्तो 
को गोल मोडकर कटोरी के समान उपयोगी बनाने के लिए सीकों से जोड दिया जाता हैँ । 
इसको ही दोनियाँ' प्रथवा 'दोना' कहते है। मांट में ्राज भी दोने को पतोखा' तथा सादा- 
बाद में पतौप्रा” कहते हैं ।* कृष्ण को दि दोनियाँ' में ही खाना रुचिकर था--रुचि मानत 
दि दोनियाँ रे ( ८४६ ) भ्रथवा 'मूख दधि पोष्ि, बुद्धि इक कीन्ही, दोना पीठि दुरायो' 
( ६५२ ) तय्रा 'छीरसमुद्र सबन सतत जिंहिं, मागत दूध पतौषी दे भरिं. ( १०१० ) । पातर 
तथा पनवारे के संबंध में भोजन के सिलसिले में बताया जा चुका है। पातर भ्रथता पत्तत 
हाक के पत्तों को जोड़ जोड़ कर थाली की पेंदी के आकार का बनाते है। प्राजकल दावतों 
ग्रादि में इन्ही पर भोजन परोसा जाता है । बियारी पत्तों पर खाने का वर्णन है-- अपनी अपनी 

पत्रावलि सब देखत । | 
३५४३--दुर हो जाने पर पत्र-व्यवहार ही सम्पर्क का एक मात्र साधन है। सूरसागर 
मे भी पत्र ( ३४६३ ) [ सं० पत्र ] पत्री (४०३४ ), पाती, पतियाँ ( ४०६३ ) तथा 
सीटी [ परि० १३८, ४१०७ | के अनेक महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं । कृष्ण के मथुरा चले 
जाने पर वियोग विदग्धा गोपिकाएं पत्र लिख-लिख कर मन को शान्त करने का यत्न करती 
है--पतियाँ पठवति, ससि नहिं खूंटति, लिखि लिखि मानहुँ घोवति' ( ४०२१ )। मान-पद, 
भ्रमरगीत, कृष्ण तथा कुब्जा का उद्धव द्वारा पत्र पेजना तथा रुविमणी-कृष्ण-संदेश श्रादि अनेक 
पत्र-संबंधी प्रसंग हैं--ऐसो पत्र पठायौ बसंत । तजहु मान मानिनी तुरंत । ( रे४६३ ) | 
१---इंडिया एज्ञ नोन दु पाखिति, ४० २४६ वरिज की सामग्री में ख् खला, भयः 

शूल', 'दाठ! तथा खनित्र का उल्लेख भी है । 
२--क ० जी०, पृ० १०, खध्या० ४१ 
३--तुलसी, गीता०, रे; “कल फूल झेंकुर सूल धरे सुधारि भरि दोना नये ४ 


३८ श्रव्य छोटी वस्तुएं 


उद्धव तीन पत्र ( ४०५४४, ४०६०, ४०६१ ) लेकर व॒ुदावन शभाते है--कृष्ण, वसुदेव-देवकी 
तथा कुब्जा द्वारा लिखे गये। यह सूर को सुन्दर मौलिक कल्पना है । कृष्ण नंद बाबा तथा 
यशोदा को विनय पत्र, सखाग्रों को मैत्री भाव से तथा गोपषियों को योग का संदेश देते हुए 
प्रेमावेग से पूर्ण पत्र लिखकर भेजते है। भ्रमरगोत शीर्षक अंश पत्रों से ही प्रारंभ होता है। 
कृष्ण के भ्रतिरिक्त कुब्जा भी पत्र भेजती है--कुब्जा सुन्‍्यों जात ब्रज ऊधो, महर्लाह लियौ 
बुलाइ । अपने कर पाती लिखि राधेहि, गोपिन सहित बड़ाइ ।” (४०६१) । वह अ्रपनी स्थिति 
स्पष्ट करने का प्रयत्त करती है--हम पर काहै भुकति ब्रजनारी । साभे भाग नहीं काहू कौ, 
हरि की कृपा निनारी | कुबिजञा लिख्यो संदेस सबनि को अरु कीन्‍्ही मनुहारी ! हों तौ दासी 
कंसराइ की, देखौ मर्नाह बिचारी । ( ४०६२ ) अथवा “उधौ यह राधा सौ कहियौ....मो पर 
रिस पावरति बिनु कारन, में हौ तुम्हरी दासी ।” फिर कभी व्यंग्य-सदेश भी भेजती है--- नाहिन 
कान्ह तुम्हारे प्रीतम ना जसुदा के जाए। देखो बूकि आपने जिय में तुम धौं कौन सुख 
दीन्‍्हे । ये बालक तुम मत्त ग्वालिनी, सबे मेंड करि लीन्‍्हे । |... सूरदास प्रभु सुनि सुनि बातें, 
रहे भूमि सिर नाए। इत कुबिजा उत प्रेम गोपकनि, कहत न कछु बनि आए। (४०६५ ) । 


मथुरा को श्रोर निरंतर दृष्टि लगाए गोपियों की पत्र पाने की प्रसन्‍नता पर उसमे लिखे 
संदेश से मानो तुषारापात होता है--'पाती मधुबन ही तें श्राई। सुदर स्थाम श्रापु लिखि 
पठई, आ्राइ सुनो री माई । अपने अ्रपने गृह तें दौरी ले पाती उर लाई.... ( ४१०४ ) भ्रथवा 
“निरखति अंक स्याम सुन्दर के बार बार लार्वात लै छाती । लोचन जल कागद मसि मिलि के 
ह्व॑ गइ स्याम स्याम की पाती ।' (४१०५ ) या लिखि झाई ब्रजनाथ की छाप । उधो 
बाधें किरत सीस पर, बांधत आावे ताप । उलटी रीति नंद नंदन की, घर घर भयो संताप ।' 
( ४१०७ ) और ऊघो नीकी लांबी चीठी । गोपीनाथ लिखो कर अपने यामें जोग बसीठी ।' 
( ४११० ) तथा “ऊधो कहा करे ले पाती। जौ लौ मदन गुपाल न देखे, बिरह जरावत 
छाती ।....यह पाती ले जाहु मधुपुरी, जहं वे बसें सुजाती ।! ( ४११४ )। गाँव में पत्र मिलने 
पर बेपढी-लिखी स्त्रियों को दूसरों से पत्र पढ़वाना पड़ता है--ब्रज में पाती पढ़न न आरावै । 
सुदर स्थाम लाल लिखि पठई, कोड न बाँचि सुनावै ।, (४१०६ )। भावोद्रेक में पत्र 
पढ़ता कितना कठिन होता है--नैन सजल कागद अति कोमल, कर अंगुरी भ्रति ताती । परमसे 
जरै, बिलोके भीजे, दृहे भांति दुःख छाती । को बाचे ये अ'क्‌ सूर-प्रभु, कठिन मदन-सर- 
घाती ।! ( ४१०८ )। इन स्थलों मे लिखावट के लिए अंक भ्रथवा छाप शब्द प्रयुक्त हुए है 
तथा पढ़ने के लिए बांचि ( ३१६,४१०८ )। 


अ्रमरगीत की भूमिका-रूप में इन पत्रों के श्रतिरिक्त रुक्मिणी का कृष्ण को ब्राह्मण 
द्वारा पन्र भेजने का प्रसंग है--द्विज पाती दे कहियौ स्यामहिं ।' ( ४७०५६ ) या पाती दीजों 
स्थाम सुजानहि । ( ४७५८७ )। कुछ स्फुट प्रसंगों में लिखने के साधारण उल्लेख हैं---“कागद 
भरति, करे द्रुम लेखनि, जल-सागर मसि घोरै, ( १२५ ) प्रथवा 'कर्म-कागद बांचि देखो, जौ 
न मन पतियाइ। श्रखिल लोकनि भटकि झ्रायो, लिख्यौ मेटि न जाइ | ( ३१६ ) तथा 'े 
बतियाँ छतियाँ लिखि राखी जे नंदलाल कहीं ॥' ( ४०१३ )। ज्वाब ( ३१०५ ) की चर्चा 
हुक श्रयोग पढ् में है ज्वाब नहीं पिय श्रावई, क्यों कहाँ ठगाने ।! ( ३१७४ )। 


गृहस्थी की उपयोगी वस्तुएँ 328 


२४४--लिखने के उपकरणों का निर्देश अ्नेक्त स्थलों में है जैसे कागद, कागर' 
(्‌ ३६१८,४९११ ) | फ़रा> कागज ) ससि ( ४०२१,२६१८ ) | सं० ] मस्तानी ( विनय ) 
तथा लेखनि* ( १२५ ) [ स० लेखनी ]--है क्ौडी के कागद मसि कौ, लागत है बहु 
मोल' ( ३८७२ ) भ्रथवा 'सदेध्तनि” मधुब॒त कूप भरे। ..कांगद गरे मेत्र, मस्ति खूटो, सर दव 
लागि जरे। ( ३६१८ ) भ्रथवा काहे कौ लिखि पठवत कागर ।' ( ४१११ )। लेखनी सर 
( २६१८ ) [ सं० शर ] से बनने का अनुमान इस पंकित से होता है ।र सरकंडे [सं& शरकाड] 
की क़लम से बच्चों को लिखने का प्रारंभिक श्रभ्यास आज भी कराया जाता हैं। इसको वर्रुूं 
का कलम भी कहते है। इसके अतिरिक्त निब वाले साधारण कलम, 'फ़ाउन्टेन पेन तथा 
पेन्सिल' भी वर्तमाव समय की देन है । 'कलम' तथा 'पेन' शब्द ही झ्राजकल प्रचलित हैं । 
मसि ३ के लिए श्राज स्याही तथा 'मसानी' [ स्थाही रखने की शीशी |] के लिए दाबात' 
शब्द प्रायः बोलने में झ्राते हैं। वर्तमान डाक के ढंग की जगह सूरसागर-कालीन पत्र-वाहक 
भ्रथवा संदेश-वाहक भेजने की अ्रथा पर प्रकाश पड़ता है। पथिक* द्वारा भी संदेश भेजने क्रा 
ढंग प्रचलित था--जिते पथिक पठए मधुबन कौ, बहुरि न सोध करे। के वे स्थाम सिखाइ़ 
प्रमोधे, के कहुँ बीच मरे ॥/ ( ३६१८ ) अथवा 'सुरदास-प्रभु पथिक न चलही कासों कहाँ 
सदेसनि । ( ३६२८ )। प्राचीन भारत में वर्तमान काग्रज़ के स्थान पर ताड़पन्न (४७६: 
_[ स० तालपन्र, ताडपत्र | का उपयोग होता था ।* रुक्मिणी की विवाह-लग्न ताड़पत्र में लिखी 
जाने का वर्रान हुआ है--ताड़ुपत्र कर दियौ लगन लिखि, बिजय करहु जदुराइ।' 
( ४७६३ )। 


,<०>ब>लकन्‍_ननक्‍नकताण “पट न 


3--प० सं० दी० , रेश्ट।२ 'कागर पुतरी जूस सरोरा' ( २ ) 'काग्रज्ञ' मूल दात्द 
चीनी भाषा से लिया गया था। चौदहवीं शतो में भारत में हस्तलिखित ग्रन्थों 
के लिए काग्रज़ का ग्राम रिवाज हो गया था। 


प० सं० दी०, १०१२ 'सात सरग जौं कागर करई | धरतो सात समुद मसि 
भरई ।' े । 
२--प० सं० टी०, १०।४ 'सब लिखनी कई लिखि संसारू । 


३--५० सं० ठी, २१४२ जब हौरामनि भएउ संदेसी । 
३६६।२ 'नागसती कर कहे संदेसा' 
४--हष सां० श्र० पृ० ५२, ५३ बाण के ससय में तालपत्र पर कालो श्रौर लाल 
स्थाही से प्रन्थ लिखे जाने लगे थे । वार ने हरे पतों के रस में कोयला घोटकर 
साधारण क्रिस्म की स्याही बनाने का परिचय भी दिया है। 
प० सं० टी०, ५२६, “अब कसेहुँ ससि, जाइ न सेंटी, अंक ।' 
५--प० सं० टी०, २७६ 'पंथिक जौं पहुँचे सहि घाम्‌ |! 
४५८।७ 'पंथो परदेसी जत श्रार्यह। सब की बात दूत 
पहुँचार्वाह ।' 
६--हर्ष ० सां० भ्र०, घ० ४५२, उतरी भारत में लिखने के लिए भोजपत्र का प्रयोग 
होता था। कालिदासकृत कुमारसम्भव ( १७ ) से इस बात पर प्रकाश 
पड़ता है | विद्याधर सुन्दरियाँ भोजपत्र पर धातुरस से अनेग-लेख लिलकर भेजती 
हैं। वार के सुग सें “तालपन्न' पर लाल काली स्याही से पुस्तक लिखो जाने 
लगी थीं । भूजंपत्न पर अक्षर स्थाही से लिखे जाते थे । 


३५० अन्य छोटी वस्तुएं 


३५४--मुसल ( विनय ) का उल्लेख शस्त्रों में किया जा चुका है। रसोई में काम 
श्राने वाली कुछ आवश्यक चोजों मे चक्की [सं० चक्री, चक्रिका|, चलनी [ स० चालनी ] 
तथा 'सूप” [सं० शूर्प--सुप्प सूप ],सिलबट्टा* [ स० शिला +वट्टक ] तथा 'पटा-बेलन' 
[ सं०पट्टक + वेलन ], 'संडासी' [ स० संदशिका ] श्रादि की कमी की ओर ध्यान जाता 
है जो सूरसागर की शब्दावली में नही मिलते है। अ्रलीगढ क्षेत्र की बोली में इनक्ों सामूहिक 
रूप से 'सौँज” कहते है। सौज' शब्द अवश्य श्रनेक बार प्रयुक्त हुआ है। श्राज श्रन्य छोटी 
छोटी किन्तु श्रावश्यक घरेलू चोजों मे 'सुई! [ स० सुचिका ], कैंची [ तु० ] या 'कतरनी” 
[ सं० कर्तती |, 'सरौता', चाक्‌' झ्ादि को भी गिना जा सकता है। 


५--बैठने तथा सोने के उपकरण 

३५६--फ़निच र” को दृष्टि से सूरसागर से उद्धुत शब्शवली सीमित है। यहाँ थोड़े से 
शब्द ही उल्लेखनीय है। बैठने के लिए आसन (५६५४ ) [ सं> आसन | का उपयोग 
अधिक होता था*। अतिथि से सर्वप्रथम झ्ासन ग्रहण करने का श्राग्रह किया जाता था-- 
अ्रघासान करि हेत दएः ( ७०३ )। भोजन भी अधिकतर श्रामन पर बंठ कर करते थे - 
आसन दे चौकी श्राग धरि! ( १०१४ )। कुसासन ( २४१ ) [ सं० कुशः ८ पवित्र तृर 
विशेष ] अथवा कुस साथरी (५६५ ) पर बैठकर पूजा की जाती थी अ्रथवा ऋषि मुनि 
बैठते थे। इसे झ्राज भी पवित्र समभते है--कुस-आसन दे तिर्नाह बिठायौ” ( ३४१ )। समुद्र- 
तट पर सेतु-बंध के समय राम का इसी पर बैठने का निर्देश है--कुस-साथरी बेठि इक 
भ्रासत, बासर तीनि बिताए।” ( ४६५ )। इसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है ।* 

लकडी तथा धातुझ्ो से बनी हुई भी कुछ चीजे व्यवहार में श्राती थी। इनमें प्रमुख 
उल्लेखनीय नाम यह है-- 

चोकी* | १०१४ ) [ सं० चतुष्की प्रथवा चतुष्किका--चउकिक्कश्रा--च उक्‍्करी-- 
चौकी | इसका उल्लेख भोजन के सिलसिले में है। चौकी पर भोजन के पात्र रखने की प्रथा 
थी । यह चार पायों की छोटी सी मंचिका होती थी। इस प्रकार खाने का ढंग दक्षिण तथा 


गुजरात श्रादि में कही कहीं आज भी है । 
ठकी ( ७२८ ) [ हि० बैठता ] नंद शालिग्नराम की मूर्ति बैठकी पर रख कर पूजा 


करते है--'देव महल चंदनहि लिपायो। चौक देइ बेठकी बनायौ। सालिग्राम तहाँ बेठायौ। 
घूप-दीप-नेवेद्य चढ़ायौ ।” ( १६०२९ )। बाल-गोपाच नंद के मशिमय आगन मे घुटनों चलते 
तो प्रत्येक मणि से उनको छाया से कमल बंठकी का भास होता था-- 

'कनक-भूमि पर कर-पग छाया, यह उपमा इक राजति । 5 

करि-करि प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा, कमल बेठकी साजति ।! ( ७२८ )। 

२--तुलसी, दोहा०, ५६०, फोरहिं सिल लोढ़ा सदन, लागे श्रटुक पहार ।! 

२--इंडिया एज नोन टु पारणिनि, ए०, १४४,फ़निचर दो प्रकार का था--श्रासन 

( बेठने के लिए ), शयन ( लेट्ने के लिए )। शयनासान' शब्द पालि 'सेनासन' 


से मिलता है । हु 
३--मनूची, भाग ३, ए० ४२, साधारण घरों में लोग ज़मीन पर बेठते थे | वह 


प्राय: लकड़ी की बनी चौकी, कुरसी, मेज श्रादि का उपयोग नहीं करते थे । यह 
लोग प्रायः ज़मीन पर ही एक कपड़ा बिछाकर सो भी जाते थे । 
४--हुर्ष ० सां० श्र०, ए० ४५, चार ने हर्ष के चौकी पर बेठने का वर्रान किया है | 


गूंहस्थी की उपयोगी वस्तुएँ २५४१ 


पठुली ( ३८५०,३४५३ ) [ सं० पटलं, पटली ] बैठने वाला लकड़ी का लम्बा पट्टा 
ही पटुली कहलाता है । इसकी लम्बाई चौडाई से अ्रधिक होती है। हिडोले का पठा भी 'पटुली' 
कहलाता है । सूरसागर में हिंडोला-शीर्षक पदो में रत्व-जटित पढुली का आकर्षक वर्सान है-- 
'पठुली बिच बिच बिद्रुम लागे हीरा लाल खचावनौ । ( ३४३० ) 'पटुली लगे नग नाग बहुरंग' 
( २४४८ )। 'पटुली” स्फटिक अथवा स्वर्ण से निरमित भी बताई गई हे---'लाल डॉडी, फटिक 
पटुली' ( ३२४१३ ) या सुठि हम पटुली मध्य हीरा' ( ३४६० )। 

पीढ़ा ( ६६८ ) | सं० #पीठक--पीठभ्र--पीढ़ा । | पूतना का स्वागत यशोदा बैठने 
को पीढ़ा देकर करती है--भ्रावत पीढा बैठन दीनो, कुसल बूक्ति अ्रति निकट बुलाई (! यह भी 
लकडी का बना पट्टा होता हैं और पटुली से कुछ बडा होता है। पटुली तथा पीढ़ा भ्राज भी 
बैठने के काम श्राते है, विशेष रूप से रसोई में । प्राचीन समय में राजाओ्रो के सिहासन के निकृट 
पैर रखने के लिए 'पादपीठिका' रबखी जाती थी । एक छोटे से वर्गाकार खटोले को भी पीढ़ा 
कहते है जिसमे भ्रदवाइन नहीं होती" । इसका दूसरा नाम 'मचिया' [ सं० मंचिका ] है । 

३५७--पालनो, पालने (६५६,६६८ ) यह छोटे बच्चों की भूलने वाली छोटी खाट 
सी होती है । एक भ्रकार से हिडोले तथा खटोले का मिला हुआ्ना रूप है। दशम-स्कन्ध-पूर्वार्ध के 
प्रारंभिक कई पद शिशु-कृष्ण के पालने से संबंधित हैं। उनका पालना भी असाधारण रूप 
से कला एवं ऐश्वर्य का प्रदशन करता हैं। चदन की लकड़ी तथा सुवर्ण का यह पालना नाना 
रत्नो तथा मरणियो से अलंकृत था--पंचरग रेसम लगाउ, होरा मोतिनि मढाउ, बहु बिधि 
जरि करि जराउ, ल्याउ रे जरेया ।! ( ६४६ )। उसकी चोकरी अ्रथवा काष्ठ भाग चंदन को 
खराद कर तथा रंग कर बनाया गया था-- प्तीवल चंदन कठाउ, धरि खराद रंग ल्याउ, विविध 
चोकरी बनाउ, धाउ रे बनेया ।' ( ६६४६ )। इसी अ्रद्वितीय पालने पर साता शिशु को सुलाती 
थीं--' कनक रतन मनि पालनो, गढ़यो काम सुतहार--पौढ़ाए पट पालने ( हंंसि ) निरखि 
जननि-मन-मोद' ( ६६० ) “श्रथवा रतन जरित बर पालनौ रेसम लागी डोर, बलि हालरु रे । 
कबहुँक भूल पालना, कबहुँ नंद की गोद, बलि हालरु रे । ( ६६५ ) । पालने में ऊपर खिलौने 
बालक का ध्यान श्राकषित करने को लटकाये गये थे--- बिबिध खिलोना भाँति के ( बहु ) 
गजमुक्ता चहूँ धार ।” ( ६६० ) | अ्रतएव बढई ने इस अद्भुत पालने की बनवाई एक लाख 
माँगी 'इक लख मागे बाढ़ई, दुइ लख नंद जु देहि, बलि हालह रे ।' (६६५) । पालने मेकत- 
भुने आदि लटकाने का चलन आज भी है । उपयुक्त पद्माश मे खराद', 'कटाउ?, रंगल्याड' 
भ्रादि शब्द बढई के व्यवसाय के सूचक शब्द है । 

कुछ पदो में माँ का पालना हिलाकर बच्चे को सुलाने और साथ ही लोरी गाने आदि ” 
का भी सहज स्वाभाविक चित्रण हैं--पलना स्याम भुलावति जननी। अति अनुराग परस्पर 
गावति, प्रफुलित मगन होति नंद घरनी । ( ६६१ ) अ्रथवा-- 
'जसोदा हरि पालने भुलावे । 
हलराबवे, दुलराइ मल्हावे, जोइ सोइ कछु गाव । 
मेरे लाल कौ झ्राउ निदरिया, काहे न आ्रानि सुवावे ।.... 
कबहुँ पलक हरि मूँदि लेत है, कबहुँ श्रधर फरकाव । 
सोवत जानि मौन हू के रहि, करि करि सेन बतावे । ( ६६१ ) 


१--हुषें० सां० श्र०, ए० ४५। 
२--कु ० जी०, ए० ६, अध्याय २! 


१४ रै भ्रन्य छोटी वस्तुएँ 


यह चित्र श्राज भी हर घर में देखा जा सकता है । 

डोलना ( ६४८ ) [ सं० हिडोल:, डोलना > हिलना से | भूलने के कारण पालने 
को डोलना भी कहा गया है--ले झायो गढि डोलना ( हो ) बिसकर्मा सुतहार” ( ६४८ )। 
खटोज्ञा (४८१७) [सं० खट्वा +पोतलक | इवका उल्लेख सुदामा-चरित से संबंधित पद मे 
'है--घुनौं बांस जुत बुनौ खोला, काहु को पलंग कनक पाटो को ।” बच्चों की सोने 
की छोटी खाट को ही खटोला कहते हैं। यहाँ खठोले की पाटी बाँस की बताई गई है। 
साधारण खाटो की पाटी तथा पाये बाँस के ही होते है भ्रतएव सुदामा की निर्धनता की ओर 
संकेत है । खटोले से बड़ी खटिया और उससे बडी खाट होती है। खाट या खटोले की पायेते 
की रस्सी या अदवाइन ढीली होने पर आ्राज अलीगढ़ छोत्र मे मकांवर झलला', मांगी” या 
अटोला' कहते है ।* अदवाइन की ओर का भाग 'पायंता [ सं० पादान्‍्त | होता है। वहाँ की 
ग्रामोष बोली में खाट, खठोला, चौकी, तख्त, पट्ठा आदि को सामूहिक रूप से 'माजर' 
कहते है ।* 

पज॒क्‌ ( ४८४६, ५१६ ), पलंग? (४८६३, २२६ ) पत्नचिका ( २६४६ ) [ सं० 
पर्यक:, पल्यंक: | श्रादि शब्दों का उल्लेख भअनेक पदो में हुआ है। यशोदा बालक कृष्ण को 
पलग पर सुला देती है--भ्राप चली गृह-काज कौ, तहं नंद बुलाएं! ( ६८४ ) अ्रथवा “जसु- 
मति ले पलिका पौढ़ावति' ( 5१५ ) | क्ृष्ण-राधा तथा गोपी संयोग-प्रेम तथा भ्रमरगीत के 
पदों में भी निर्देश हैं--आर लाल उनीदे आ्रापुन, पलिका पौढ़ौं पलोटिहौ पाइ ।' श्रथवा स्थामा 
सदन बिसारि भजे पुर, चंचल नारि पलंग ।, ( ४५६५ ) तथा 'हुनाई ब्रज को दि माखन, 
बड़ो पलंग, अ्ररु ताती पानी ।' (४२५५४) । सुदामा जब पअ्रपने बाल-सखा कृष्ण का दशन करते 
है तो वह सुन्दर पलंग पर लेठे हुए थे और रुक्मिणी चँवर से हवा कर रही थीं--'पौढ़े है 
परजंक परम रुचि, रुकमिति चौर डुलावत चीर' ( ४८४६ ) । उनको भी श्रादरसहित सुवर्स 
के पलंग पर बैठाया गया--'आदर करि मंदिर मै ल्याए, कनक पलंग बैठाए'! ( ४५६३ ) । 
पलंग की सोने चाँदी की पाटी तथा पाए राजसी वेभव मे श्राते थे। कुछ स्फुट प्रसंगों से यह 
उद्धरण लिए गए है--पुहुप-प्रजंक' परी नवजोबनि' (५४१६ ) भ्रथवा टूटी छानि मेष जल 
बरसे, टूटो पलंग बिछइय” ( २६६ )। बडी खाट को पलंग कहते है । प्रायः इसकी बुनावट 
निवाड़ से होती है तथा पताने और सिरहाने टेक लगी होती है जो प्रायः कलात्मक कटाबों तथा 
श्राकृतियों से श्रलंकृत होते है । पलंग का संबंध धनवानों से है। यह उपर्युक्त पद्मांशों से भी 
स्पष्ट है ।* 





१--प० सं० दी ०, ८६६।५ 'मीचु लाइक पाटी बांधा।' 
२--कु ० जी ०, ५० ६, श्रध्या० १। 
३--क्‌ ० जी०, एृ० ६, श्रध्या० ४ । 
४--प० सं० टी०, २६१।४,५ ऊपर रात चंदोवा छावा । 
झ्रो भुंद सुरंग बिछाउ बिछावा | 
तेहि मंह पत्नंग सेज सो डासी । 
का कहूं ऐसि रची सुखवासी।' 
४--भ्रशरफ़, भाग १, पृ० २७२, शुग़लकालीन उच्चवर्ग सें निवाड़ के पलंग उपयोग 
में आते थे । अ्रन्य व्यवहार में आने वालो चोज़ों में पीढ़ी, मंढ़ा, लोहे के स्टूल 
( साधारण बर्ग में) तथा लकड़ी के दोबान ( शआीमन्तों के घरों में ) थे । 


गृंहस्थी की उपयोगी वस्तुएं ह५ ३ 


पलंग के बिछावन के लिए कई शब्द प्रयुक्त हुए है । यह पलंग पर बिछे हुए बस्त्रों 
तथा बिछाव न*सहित पलंग दोनो के अर्थ मे श्राते हैँ--- 

बस्तर ( ५२ ) | फ़ा० बिस्तर | एक विनय पद में मनुष्य-जीवंन के निर्थक 
कार्यो का वर्णन है-- तिल लगाइ कियौ रुचि-मर्दन, बस्तर मलि घोए! (५२ )॥ 

तलप ( ४७८ ) [ सं० तल्पः, तल्प॑ | सीता को वनवास के कष्ट बताते हुए राम 
कहते है--तजि वह जनक-राज-भोजन-सुख, कत तृन-तलप, बिपिन-फल, खाहु।” ( ५७८ )॥ 

सेज, सेज्जा, सेजरिया ( ६६१, ८६०, २६८१ )१ | सं० शब्या ] बालक कृष्ण 
की माता द्वारा लोरी गाकर या कहानी सुनाकर सुलाने से संबंधित पदों मे उल्लेख हुआ है-- 
'ऋचिर सेजर ले गइ मोहन कौं, भुजा उछंग सोवावति है ।” (६६१) भ्रथवा 'भ्रॉगन में हरि सोइ 
गए री । दोउ जनती मिलि कै, हुरुएं करि, सेज सहित तब भवन लए री ।! ( 5५६५ )। स्वच्छ 
तथा बिना सिलवटों की शैया श्रच्छी समझी जाती है--पौढिये में रचि सेज बिछाई। भ्रति 
उज्वल है सेज तुम्हारी, सोवत में सुखदाई ।”* ( ८५६० ) श्रथवा सोई रहौ सुथरी सेजरिया' 
( ८६४ ) । कृष्ण यशोदा या नंद के पास ही सोते थे--सेज्ज़ा पर संग ले पौढ़ावति' 
( ११३२ ) श्रथवा 'सेज मंगाइ लई तहं अ्रपनी, वहाँ स्थाम-बलराम । (११३४) । 

मुरली-शीर्षक पदो तथा भ्रमरगीत में भी शब्या का उल्लेख है--'भ्रापुन पौढ़ि अधर 
सञ्जा पर, कर-पल्‍लव पलुटावति ।' (१२७३) तथा “कुसुमित सेज कुसुम-सर सर वर, हरि के 
प्रान प्रानपति जीजे ।” ( १६८१ ) और 'सेज बैठारि भ्रक्र सौं जोरि कर ।” (३१७४) | फूलो 
की सेज की चर्चा संयोग-प्रेम के पदों में है--'केतकि, करना, बे लि चमेली, फूलनि सेज बिछाऊं ।' 
( २७२४ ) भ्रथवा 'सजि सुगंध सुमन सेज' ( १६१२ )। ग्राज लोकगीतों में पति-पत्नी की 
खाट के लिए 'सेज' या 'सिजिया# शब्द प्रयुक्त होते है। पदुमावत में 'गेंडुवा' तथा गलसुई/ 
तकियों का वर्णन भी है ॥* 


शीत लपादी भी प्रचलित थी। इसके श्रतिरिक्त मसहरी भी लगाने की प्रथा थी । 
बिछावन में चादरें तथा तकियों पर गिलाफ़ चढ़ाये जाते थे । 

१--प० सं० टी०, ४५६।१ सोने पुहुसि बिछावन राता । 

२---इंडिया एज्ञ नोन टु पारि नि, ए० १४४, घरों में उपयोग में झाने वाले शयनासन' 
में पाशिनि ने दय्या', लद॒वा', पर्यक' प्रथवा 'पल्यंक, झासंदी तथा ध्य्षें 
(रोगी के लिए पहिये वाली कुर्सो ) का उल्लेख किया है । 

३--प० सं० दी०, २९०१, 'जहँ नवरतन सेज सोवनारा । 

४--प० सं० दी०, ३२३८५, 'सेत बिछावन श्रो उजियारी ध 

१... प० सं० दी०, २४६२, 'मंदिल सून पिय झनते बसा, सेज नाग मै थे थे डसा। 

रहाँ प्रकेलि गहें एक पाटी, नैन पसारि सरों हिय काटों 
६--प० सं० दो०, २६१६, दृहें दिसि गेंडुवा भो गलतुई। कँचे पाद भरी धुनि 
ड्ई 
४५, 


१-मनोविनोद के साधन 


३४६--दशम-स्कन्ध पर्वार्ड के प्रारंभिक पदों में बाल-लीलाभों के सिलसिले में कृष्ण के 
कुँछ प्रिय खेलों तथा खिलौनों का कई जगह श्रत्यन्त स्वाभाविक वर्णन है। इन पदों से उत्त 
समय ब्रज में प्रचलित बच्चों के मनोविनोद के प्रिय साधनों पर यथेष्ट प्रकाश पडता है। 

पालने में बाँधे गये भ्रतेक खिलौनों ( ७०२ ) द्वारा शिशु का ध्याव ्राकषित होता 
हैं । कुछ और बड़े होने पर ख़ुनखुना ( ७८८ ) ही उनका मुख्य खिलौना है--खुनखुना कैर, 
हँसत हरि, हर नचत डमरू बजाइ” ( ७८८ ) | यह बजने वाला छोटा खिलौना ननहें बच्चो 
का भ्राज भी मन बहलाता है। इसको आराजकल 'भुनभुना भी कहते है । 

कुछ बड़े होकर बालक कृष्ण जब घर मे सलाओ्रों के साथ खेलते हैं तब कुछ नये 
खिलौने उनको प्रिय हो जाते है। इनमे भोंरा ( १२८७ ) [ सं० भ्रमरक ], चकडोरी भ्रथवा 
चकई डोरी ( १९८७, ८5१० ) [ सं० चक्र, चक्रिका ] के नाम है--'दे मैया भौंरा चक 
डोरी । जाइ लेहु भ्रारे पर राख्यौ, काल्हि मोल लै राखे कोरी--बोलि लिए सब सखा संग के, 
खेलत कानन्‍्ह नंद की पोरो। तैसे हरि, तेसे सब बालक, कर भौरा-चकरिनि की जोरी ।' 
( १२८७ )। भौरा को प्राजकल 'लट॒ट' कहते है। 'चकई' एक लट्टू की तरह का हीं काठ का 
खिलौना होता है जो डोरी मे बाँध कर हवा में बच्चे खींच-खींच कर खेलते हैं । इसकी डोरी 
ही चकडोरी” कहलाती है--'ऊधो हरि ग्रृुन हम चक्रडोर ।--चकडोरी को रोत यहै फिर गुन 
ही सौ लपटाइ ।” (४१६२ ) | यह काठ के खिलौने आजकल भी बच्चों को उतने ही प्रिय है । 
चन्द्र-प्रस्ताव शीर्षक पदों में एक जगह यशोदा “चकई डोरि' का प्रलोभन देकर दूसरी शोर 
उनका ध्यान बठाना चाहती है--“चकई डोरि पाठ के लटकन, लेहु मेरे लाल खिलोनों।' 
(5८१० )। रंग-बिरंगी डोरी बच्चों को श्रधिक पसन्द भ्राती है--ले आए, हँसि स्थाम तुरतहों 
देखि रहें रंग-रंग बहु डोरी' ( १९८७ )। 

३६०--घर के बाहर खेलने की चीज़ों में गोंद ( ११५१ )[ सं० गेंदुक:, कंदुक | 
श्रथवा कंदुक ( ४१६६ ) [ सं० कंदुक: |, तथा चोगान-बटा' ( १३३०, ८३१ ) [ फ़ा० 
चौग़ान + सं० वट:--गोली, गेंद ] उल्लेखनीय नाम हैं | सखाप्नों का यमुना तट पर गेंद 


१--प० सं० टी, ४८३।६, हेंगुरि एक खेल दुइ गीठा । 
(६ ) हेंगुरि कौ कल्पना चौग्राने के खेल से लो गई है। कई घुड़सवार मेदान 
में गेंद डाल कर छड़ी से खेलते हैं। झ्ाईने प्रकबरी के श्रनुतार भ्रकबर के समय 
में यह खेल बहुत प्रिय था। ऐसा लाता है हेंगुरि शब्द १६ बीं-१७ वो की 
झ्रत्धी में चौग़ान या उतके डंडे के लिए प्रयुक्त होतों था। 

प० सं० दौ० ६२६।६, 'दहुँ चोगान तुरुक कस खेला । हो॥ खेलार रन लुरों भ्रकेला | 
--जीति मेदान गोंई ले जाऊँ ।' 

(४) गोइ > गेंद [ क़ां० गूय | । 

प० सं० टी० ६२६६ लेलों सॉह साहि सौं हांल जगत महेँ हो 

( ६ ) हाल ८ चौग्ात के मंदात में बने दो लंध्मे जिनमें से गेंद निकालते हैं । 


३५८ मनोविनोद के साधन 


खेलने का वर्सन है---खेलन चले कुंवर कन्हाइ। कहत घोष-निकास जैये,तहाँ खेले धाइ। 
गेंद खेलत बहुत बनिहै, भरानौ कोड जाइ ।' ( ११५० ) ४ श्रीदामा की गेंद यमुना में गिरना 
कालिय-नाग-कथा की भूमिका कही जा सकती है। गेंद खेलने का सजीव चित्रण मिलता है-- 
“हक मारत इक रोकत गेंदह, इक भाजव करि नाता रंग ।--भजत जो जाहि ताहि सो मारत, 
लेत आपनौ दाड ( ११५१ ) अयवा स्यथाम सखा कौ गेंद चलाई । श्रीदामा मुरि अंग बचायौ, 
गेंद परी कालीदह जाई । धाइ गही तब फेंट स्थाम को, देहु न मेरी गेंद मंगाई ( ११५७३ ) 
तथा जानिन्बूक्ति तुम गेंद गिराई, श्रत् दीन्हें ही बने कन्हाई। (११४३ )। खेन में दाड 
प्रथवा दांव का अर्थ बारी' का होता है । 

चौगान तथा बटा आज के पोलो' से मिलता-जुलता खेल था। द्वारिका में भी 
रुक्मिणी का पत्र मिलने के पहले कृष्ण के चौगान खेलने का वर्णन एक पद में है--मन-मोहन 
खेलत चौगान । द्वारावती कोट कंचन से रच्यौं रुचिर मे दान ।*--निकसे सबे कवर असवारी,' 
उचैस्रवा के पोर | नील सरंग कुमैत स्थाम तेहि, पर के सब्र मनरंग ।--जबहों हरि ले गोह 
कुदावत, कंदुक कर सौं लाइ। तबही औचकही करि धावत, हलधर हरि के पाई । (४७८४)। 
हाल ( ४७८४ ) वर्तमान गोल' के लिए प्रयुक्त होने वाला पारिभाषिक शब्द था। पद्मावत 
में खेलार, 'जोरा' ( जोड़, बराबर करने वाला ) तथा क्री शब्द अधिक दिये? गये है । यहाँ 
चौग़ान के खेल का स्पष्ट वर्णन हैं। द्वारावती का चौगान घोड़े पर खेला जाने वाला राजसी 
खेल है किन्तु बचपन का चौग्रान बटा सम्भवतः गेंद बल्ले के अ्रथ में हो प्रयुक्त हुआ है--“लै 
चौगान-बटा अपने कर, प्रभु आए घर बाहर । ( १८३१ ) भ्रथवा 'सुबल श्रीदा मा सुदामा वे 
भए इक शो र । और सखा बंटाइ लीन्हे गोप-बालक-बृ'द--बटा धरनी डारि दीनौ, ले चले ढरकाइ। 
आपु श्रपती धात निरखत, खेल जुम्यों बनाइ | ( ८३२ )। 

३६ १--माता उनके सब खिलौने शाम को संभाल कर रख देती हैं। बच्चो के स्वभाव 
का कितना स्वाभाविक चित्रण है--- 

सेंतति महरि खिलोना हरि के । 

जानति देव आपने सुत की, रोवत है पुनि लरि के । 

धरि चौगान, बंत, मुरली धरि, भ्ररु भौरा चकडोरी । ( १३३० )। 

उनको यह भी भय है--जहूं तहेँ डारे रहत खिलौना राधा जनि ले जाइ चुराई' 
( १३३८ ) | । 

बेत | सं० वेतस्‌ ] भी कृष्ण के खिलौनों में था | श्राज भी छोटे बालकों को बेंत या 


१--तुलसी, गीता०, बाल०, १९६, अनुज सखा सिसु संग ले खेलन जेहें छोगएन 

२--प० सं० दी०, ६२८।१ होइ मैदान परी झ्रब गोद 4' 

' (१ ) प्रबुलफ़ज्ञल ने 'मेदान' शब्द का ग्रयोग' किया है। यह लुलो भूमि होती 
है जहाँ चोग्रान खेलना सम्भव होता है। 

३--प० से० दो०, ६२२।२ 'जोघ॑न तुरे चढ़ी सो रानी ।' 

४--वही ६२८४ हाल सो करे गोइ ले बाढ़ा । क्री दुहें बोच के काढ़ा । 

(१) गोइई' के लिए प्राचीन शब्द गोटा तथा 'कंदुक' थे | सूरसागर सें इन शब्दों 
का ही प्रयोग है | वर्तमान गोल' को 'हाल' कहले थे । इसमें से गेंद निकालते 
पर बाज़ी होती थी । श्रबुल॒फ़तलल ने इसका उल्लेख किया है। इसका भारतीय 
तसानार्थक शब्द 'कूरी' था। 


मनोविनोद तथा वाहने ३५४६ 


डंडा श्रनेक मूल्यवान खिलोनो से अ्रधिक प्रिय लगता है श्रौर वे इससे तरह-तरह के खेल खेलते 
है । लकुट का उल्लेख पहले किया जा चुका है। कृष्ण भी उद्धव द्वारा यशोदा से यह कह- 
लाते है--नोई बंत, बिषान बाँसुरी द्वार अबेर सबेरे। ले जनि जाइ चुराइ राधिका कछुव 
खिलौना मेरे ।! ( ४०४७ )। 
घुघु ची-माल ( ३७८५० ) | सं० गुजामाल ] श्रक्सर बच्चों को बहुत श्रच्छी लगती 
है । लाल रंग की घृचियाँ जमा कर के उससे खेलना उनका सरल मनोविनोद है--- 
“जद्यपि महाराज सुख संपति, कौन गने मनि लार्लाह । 
तदपि सूर वे छिन न तजत है, वा घृघ॒ुची की मालहि । । 
स्फुट प्रसंगों में गुडी डोर* ( २४७१ ) का उल्लेख है--बँधी दृष्टि ज्यो गुडी डोर 
बस पाछे लागी धावति | । कृष्ण तथा उनके सखाओ्े के उड़ाने का वर्खन नहीं है। पतंग 
उड़ाना आ्राज प्रायः छोटे लड़कों को बहुत प्रिय लगता है | शहरों में शाम के समय छत पर 
चढ़े हुए लड़को की रंगबिरंगी पतंगे ग्राकाश में दिखाई देती है। लडकियों की प्रिय गुड़िया 
(४२५३ ) या पुतत्नी (४६६२ ) [ सं० पुत्तली ] का बोध कुछ स्फुट प्रसंगो से होता है-- 
“हम दासी बिन मोल की ऊधोौ, ज्यों गुड़िया बिनु डोरी ।--इस पंक्ति में संभवतः “कठपुतली' 
के खेल की श्रोर संकेत है | * ज्यौ ऊजर खेरे की पुतरी, को पूर्ण को माने! ( ४६६३ )--नयहाँ 
'पुतरी' शब्द देव प्रतिमा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैं। बंदर के नाच का यहाँ परिचय मिलता 
है--नंद-घरनि बाँधि बाँधि, कपी ज्यो नचावे' ( १०१२ )। यह खेल बच्चों को आजकल 
भी आकर्षित करता है। कठपुतली वाला पुतलियो को डोरे से बाँधकर गाने के साथ तरह 
तरह के खेल दिखाता है । यह खेल प्राचीन समय से चला आना रहा है । 
इनके अतिरिक्त बच्चों के दौड़-दौड़ कर खेलने के ग्रन्य खेलों मे ते कुछ की चर्चा है, 
जैसे आँखि मुदाई ( ५५७ )--'हरषि स्थाम सब सखा बुलाए खेलन आँखि मुदाई ।” यशोदा 
उनसे अपने सामने आँगन भे खेलने का श्राग्रह करती हैं--मेरे आगे खेल करो कछु, सुख 
दीजे मैया को । मैं मूदौ हरि भ्राँखि तुम्हारी, बालक रहै लुकाई' ( ८६७ ) अथवा हरि तब 
अपनी आँख मुदाई । सा सहित बलराम छपाने, जह-तह गये भगाई। कान लागि कहयो 
जननि जसोदा वा घर में बलराम ! बलदाऊ कौ आवत देहौं, श्रीदामा सो काम । दौरि दौरि 
बालक सब आवत छुव॒त महरि कौ गात--हँसि-हँसि तारी देत सखा सब भए श्रीदामा चोर' 
( २४० )। यह खेल आज इसी प्रकार खेला जाता है। जिस निश्चित स्थान या वस्तु को 
छूना होता है उसको कही कहीं 'ढेया' कहते हैं जैसा कि इसमें माता यशोदा को छूने का वर्खन 
है । जो सब को पकड़ता है वही चोर! कहलाता है। चोर का किसी विशेष साथी को पक- 
इसे का निश्चय कवि के बाल-स्वभाव के ज्ञान का परिचायक हैं। 
इसके अतिरिकत ताली बजाकर भागने का भी एक खेल था---हाथ तारी देत भाजत, 
सेब करि करि होड़ ।'“'मेरी जोरी है श्रीदामा हाथ मारे जात । उठे बोलि तबे श्रीदामा, जाहु 
तारी मारि। आगे हरि पाछे श्रीदामा, धरुयौ स्थाम हँकाई। जानिके में रहयो ठाढ़ो, छुबत 
१--तुलसी, दोहा०, ५१३ चढ़े बगूरे चंग ज्यों स्‍! 
गीता० ६, १४ “--ज्यों गुड़ो बिन बाय । 
तुलसी की शब्दावली में 'पतंग,' चंग', तथा 'गुड़ो! तीन सस्राला्थक शब्द 
मिलते हैं । 
२३-१० सं० दौ०, ५४७६ 'जानहुं काठ नचावे कोई । 


३६० मनोविनोद के साधन 


कहा जु मोहि ।' ( ५१३१ )। इस प्रकार खेल में बच्चों के लडने व चिढ़ने का स्वाभाविक 
चित्रण है-- खेलत में को काको गुसया । सहृठि करे तासों को खेले, रहे बंठि जहें तहेँ सब 
ग्वैया' । ( ८६३ ) | 

३६२--तरुण कष्ण का प्रिय मनोविनोद बेनु ( १२१५ ) सुरल्ली ( ११३० ) बंसी 
( १२६६ ) बांसुरी ( श्रथवा १२६७ ) मुरलिका ( १२७४ ) वादन था। मुरली शीर्षक 
श्रनेक पदो की रचना हुई है| बल्‍लभ सम्प्रदाय के अनुसार मुरली ब्रह्मा की उस श्रानंददायिनी 
शक्ति की प्रतीक है जो संसार से विक्षित कर ब्रह्म तक पहुँचाती है । सूरसागर के श्रनेक पदों 
में मुरली का इसी प्रतीक रूप में वर्णन हैं--बाँसुरी बजाइ भाछे रंग सों मुरारी--जमुना जू 
थकित भई नही सुधि सँभारी । सूरदास मुरली है तीनि-लोक प्यारी।। (१२६७ ) अथवा 
बसी बनराज भ्राजु आईं रन जीति! ( १२६८ ) अ्रथवा' जब ते बंसी ख्रवत परी । तबही ते 
मन और भयौ सखि, मो तन-सुधि बिसरी' ( १२६६ ) | पशुपत्षी, गाये तथा जमुना तक पर 
मुरली ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। विशेष भ्रात्माओरों की प्रतीक राधा तथा गोपियाँ तो सासा- 
स्क बंधनों को भूल कर खिची चली झ्राती थी--मुरली-धुनि ख्वन सुनत भवन रहि न परे' 
( १२७० ) अथवा “जर्बाह बन मुरली ख़वन परी। चक्रित भई गोप-कन्या सब, काम धाम, 
बिसरी ।' प्रथवा 'कुल मर्जाद बेद को आज्ञा, नैकहुँ नही डरी।” (१६१८) तथा, 'चली बन बेनु 
सुनत जब धाइ। मातु-पिता बाँधव झति त्रासत, जाति कहाँ झकुलाइ । ( १६२१ )। मुरली- 
ध्वनि का जादू ऐसा था कि वह आभूषण तथा श्य गार सब उलठे करने लगती थीं और आरा- 
ध्य से मिलने की एक चाह ही बस रह जाती थी--अंग प्राभरन उलटि साजे, रही कछु न 
सम्हारि ।” ( १६२५ ),गोपिनि परस कंत हरि जान्यो, लख्यौ न ब्रह्म-प्रभाउ' ( १६२६ ) तथा 
'काक्े पिता, मातु हैं काकी, काह हम नहिं जाने! ( १३३६ )। 
.... रास-असंग में भी मुरली का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुरली के श्राकर्षण से दौड़ कर आई 
आकुल योपियों को यह परम-प्रानंद मिलता है--रास रस भुरली ही तें जानयो' ( १६८७ )। 
मुरली-म्राहात्म्य भ्रतेक पदों से वर्णित है--भुरली धुनि बैंकुठ गई। नारायन-कमला सुनि 
ढंधति, भ्रति रुचि हृदय भई । (१६८२) अथवा जब हरि मुरली नाद प्रकास्थों। जंयम जड़, 
यावर चर कीनहें, पाहन, जलज, बिकास्यो' ( १६८४ ) तथा 'जमुना उलटी धार चलों बहि, 
पवक थकित सुनि बेनु ( १६८५ ) । 

गोचारख-शीर्षक पदो में भी मुरली बजाने का वर्णन है--वन्दावन तैं धेनु-बृन्द मैं 
बेनु अधर धरे यावत । 

मुरली घर कृष्ख का विशेष प्रेम देख कर गोषियाँ कभी तो उसके सौभाग्य से प्रसन्न 
होती हैं तथा कभी सपत्नी-भाव से झुभलाती है--बुरली कौत सुकृत-फल पाए! ( १२७६ ) 
अथवा सखी से मुरली कीजे चोरि । जिति मोपाल कीन्‍्हें अपने कस, प्रीति सबनि की तोरि ।' 
€ १२७४) श्रथवा 'मुरली भई सौति बज़ाइ' ( १८३२ ) तथा 'मुरली हम पर रोष भरी ६ 
अंस हमारो आपुन ख्ेंत्रवत नैकहुँ नहीं डरी / ( १८६० ) तथा 'याके गुत में जान्ति हाँ' 
( १८७३ )। मुरली-उत्तर संबंधी कुछ पद ( १६४८, १६४६ ) हैं--मोपर व्वालिन कहा 
रिसात । --मैं बंसुरिया बांस की जो, तौ भई श्रकुलीन--।' .( १६५१ ) अथवा-- मेरे दुख 
को झ्रोर वहीं । षढ़रितु सीत उषा वरषा में ठाढ़े, पराइ परी--तुम्न जानति मोहि बांस बंसुरिया 
भगिनि छाप दे आई।' ( १६५५ ) तथा 'स्रम करिहौ जब मेरी प्री. तब तुम अधर-सुधा-रस 
बिलसहु में ह्व॑ रहिहों चेरी.सी ४ अगिनि सुल्लाक्‌ ( १९४५५, १६५८ ) का उल्लेख है-- 


मनोवबिनोद तथा बाहन ३६१ 


अगिनि सुलाक देत नहिं मुरकी, बेह बनावत जारि । ( १६४८ ) | मुरली बजाते समय क्ा 
कृष्ण का त्रिभगी ( १२८० ) रूप प्रसिद्ध है। राधा द्वारा मुरली-वादन का एक प्रसंग है-- 
कंचन मनिमय रचित, खचित भ्रति कर गिरधारन परी ।! ( *८६४४५ ) । कही कही बांस 
[ सं० वंश | से निर्मित मुरली वर्णित है--सुनहु रो मुरली की उत्पत्ति । बन मैं रहित, बास 
कुल याको यह तौ याकी जाति । ( १८७४ ) अ्रथवा मुरली तौ यह बांस की' ( श्यह४ )। 

२६३--कष्ण-गोपियाँ तथा राधा के मनोरंजन के साधनों में जलक्रोडा ( १७८१ ) 
श्रथवा जल-बिहार ( १७७६, १७७७ ) की गणना को जा सकझ्ृतो है। रास के बाइ जल - 
केलि संबंधी अनेक पद है । पानी में खेलना तथा भोगी लटो प्रादि का सुन्दर वर्रान हुमा है । 

हिंडोल', हिंडोरा, हिडोरना तथा डोल ( १४४६, ३४४८, १११६, ३५३७, 
३४३६ ) हिडोला शीर्षक पदों में कृष्ण तथा राधा शौर गोपियों के भूलने का विस्तृत वर्जन 
है । उनका हिडोला अ्रद्वितीय था । उसके खंभे सोने के, पटुली रत्नजटित भ्रौर डाँडी भी अत्यन्त 
सुन्दर थी--भूलत नंदनंदन डोल । कनक खंभ जराइ पदटुली, लगे “रतन श्रमोल । सुभग सरल 
सुदेस डॉडी रची बिधना गोल । मनौ सुरपति सुर-सभा ते पठे दियो हिडोल । ( २५३१६ ) 
और गोकुल नाथ बिराजत डोल | संग लिये वषभानु नंदिती, पहिरे नील निचोल । कंचन 
खचित लाल मनि मोती, हीरा जरित श्रमोल | भुलर्वाह जूथ मिल ब्रज-सुंदरि हरफपाते करति 
कलोल' ( २४३७ )। इस भूले की बरूहा रेशम की थी-«बहुरंग रेसम-बरूहा, पंचर॑ंग पाट 
पवित्रा, बिच बिच फोंदा गोहनौ' (३४४०) । सयारि, सरुव, सरुआ [सं० मरुव:] (२४५०, 
३४५६ ) का भी वर्णन है--मरुव मयारि पिरोजा लटकत, ( ३४५० ) भ्रथवा मरुभ्रा लगे 
नग ललित लीला' तथा 'खंभ जंबू तग सु बिदुम रची रुचिर मयारि' ( ३४५९ )।* भूले के 
बीच का डंडा 'मयारि' कहलाता है। इसमें भूले की र॒स्सियाँ बंधी रहती है । इसको “मरुव', 
या 'मरुआ' भी कहते हैं। डांडी ( ३४४६ ) | सं० दराड: | भी साधारण नहीं थी--डांडी 
खची पचि पचि मरकत मय सुपांति सुढार ( ३४४६ )॥ स्फटिक पटुली श्रथवा सिहासन के 
संबंध मे पहले बताया जा चुका है--स्फटिक पदुली संग! ( ३४५६ ) अथवा “स्फटिक सिंहा- 
सन मध्य बिराजत । यह हिंडोलना बर्षा ऋतु में यमुना-तट पर कदस्ब वृद्ध में बनाया गया 
था--जमुना पुलितहि रच्यौ रंग सुरंग हिडौलनों ( ३४५० ) प्रथवा 'जमुना पुलिन रच्यो 
हिडोर' ( ३४५४ ) । 

हिंडोला की बनावट के श्रतिरिक्त भूलने का भी सुंदर वर्णन है--'कबहुँक रहसत, 
मचकि ले ले, एक एक सहेलि (३२४४२ ) अथवा 'उड़त भंचल लठक बेनी, कमर 'भपदे 


१--प० सं० दी, २४४५, सखिन्हु रचा पिउ संग हिंडोला.... 
हिय हिंडोल जस डोले मोरा । बिरह छुलावै वेह ऋंकीरा ।' 
४७४।४, 'चपल बिलोल डोल रह लागी | 
२---नंददास, 'फूलन के खंभ दोउ डॉडी चारु फूलन की । 
फूल बनी मयार फूल रही ललना।' 

३--गीता० ७,१६९ 'गृह गृह रचे हिडोलना धहि गच काँच सुठार । 
सरल बिसाल बिराजही बिदुम खंभ सुनोर। चारु पादठि पटी 
पुरठ की ऋरकत मरकत मोर । मरकत भंवर डांडी कत्क सति- 
जटठित दुति जगसगि रही । पदुली मतहेूँ ब्रिधि निपुनता निज 
प्रकढ़ करि राखी सही । 

४६ 


१६२ मनोविनोद के साधन 


मोर' ( ३४४६ ) झथवा हँसति पिय संग लेति भूमक, लसति स्थामल गात । ( ३४४३ ), 
'ममकि भ्रूमक लेति दै दुमची मचे रुचि केन ( २१५६ )। मचकि' * तथा कूसक, मोटा 
( ३४४१ )--ललिता बिसाखा देहि भोंटा' ( ३४५३ ) लेने को श्राज पेंगें बढ़ाना भी कहते 
हैं । तेज़ भूलने का यह ढंग होता है। भूले के साथ गाने का भी उल्लेख है---नान्‍्ही नान्‍ही 
बूंदनि बरणै, मधुर मधुर धुनि घोरनौ' ( ३४५० ) अथवा राग रागिनी मेलि गाव ( ३४४६ ) 
झोर 'कोठ गावति, कोड हरषि भुलावति' ( ३४४२ ) । क्‍ 
३६४--कुछ विनय पदों मे नगरों तथा राजा-श्रीमन्तों के प्रिय सूरकालीन प्रचलित 
प्रसिद्ध खेल चोपरि, पाँसे* ( ६० ) [ सं० पाशकः ] का रूपक है। चौपड़ के हाथी दाँत के 
चौकोर लम्बे तीन टुकड़े को पाँसा' कहते हैं। इस दृष्टि से पद ६० महत्त्वपूर्ण है--“चौपरि 
जगत मड़े जुग बोते | गुन पांसे क्रम अंक, चारि गति सारि, न कबहूँ जीते। चारि 
पसार दिसानि, मनोरथ घर फिरि फिरि गिनि आने--मानौ बग बगदाइ प्रथम दिसि आठ- 
सात-द्स ताखे । षोड़ष-जुक्ति, जुवति चित षोडष बरस निहारे ।--पंद्रह पित्र काज चोद्ह 
दस चारि पठे सर सांघे । तेरह रतन कनक रुचि रुचि द्वादस भ्रटन जरा जग बांधे । नहिं रुचि 
पंथ पयादि डरनि छकि प्रच एकादसि. ठाने | नौ दस आराठ प्रकृति तष्णा सुख सदन सात 
संधाने । चौक चबाउ भरे दुबिधा छकि रस रचना रचि धारी |” ( ६० )। इसमे गिनती 
या संख्या का विशेष हूप से प्रयोग हुआ है तथा चौपड़ के कुछ पारिभाषिक शब्दों की ओर 
ध्यान जाता है। बाजी हारी ( ६० ) का श्रर्थ हारता है। युधिष्ठिर का चौपड़ मे द्रौपदी 
तक को हारने की कथा है। 
जुआरी, जूआ ( २६० )* [सं० घूर्त ] 'जूत्ना खेलत जहाँ जुश्ारी'--जुआ का 
१--तुलसी,गीता ० , ७, १६, 'श्रति सचत छुटत कुटिल कच छबि अधिक सुन्दर पावहीं । 
पट उड़त भूषन खतत, हँसि हँति भ्रपर सखी भुलावहीं । 
२--इंडिया एज्न नोन टु पारिनि, पृ० १६४, शतरंज के अ्रतिरिक्त श्राकर्षे पर खेला 
जाने वाला,.एक और खेल था जो भारतीय चोपड़ से मिलता था। इसमें खाने 
होते थे । इस प्रकार चौपड़ को प्राचोन खेलों में गिता जा सकता है। 
प० सं० दी, ३१२।१, 'खेलु सारि पांसा तो जानूँ ।' 
( १ ) सारि [ सं० शारि ८ गोठ ] ३१२७७ 'खेलों के हिया , कच्चे बारह 'रहै न 
झ्राठ. श्रठारह भाखा, सतएँ दर, दुवाँ, “'जुरापारि, 'नवनेह' सोतिया आ्रादि 
* शतरंज के पारिभाषिक शब्दों तथा दांदों का प्रयोग किया है। 
३े--इंडिया एज़् नोन टु पारि्शन, ए० १६१, १६२; ऋग्वेद से ही शतरंज का उल्लेख 
मिलने लगता: है। प्रष्टाध्यायी में चयूत' अश्रथवा “अक्षद्त' नाम मिलते हैं। 
जुआरी को झाक्षिक' केहुप गया हैं। पतंजलि: के श्रनुसार जुए की श्रादत वाला 
व्यक्ति 'भ्रक्ष-कितव या अ्रक्ष-धूर्त' था। कितव ( जुआरी ) प्राचीन वेदिक दाबद 
है। यह शब्द इसो पश्र्थ:में बौद्ध साहित्य तथा महाभारत ( सभापर्व ) ५८६ में 
मिलते हैं । भ्रष्दाध्यायों तथा प्र्थशास्त्र-के: झनुसारं यह खेल श्रक्ष तथा शलाका 
दो. प्रकार से खेला जाता था। भरहुत के शत चित्र में ्रक्ष चौकोर टुकड़ों के 
रूप में चित्रित हैं। संस्कत साहित्य में “्लहं' का प्र्थ दांव रहा है, चाल नहीं । 
वेदिक साहित्य में खाल का ही श्रर्थ था | शांकुनि के विचार से धलहु' के कारण 
ही दूत निंश खेलों में गिना जाने लगा | 


मनीविनोद तंथा वाहन $६ ३ 


स्थान स्व से निषिद्ध व्यसनों में रहा है । 
३६४--प्राचीन काल के समान मुग़लकाल में बाहरी मनोरंजनों में शिकार का 
महत्त्वपूर्ण स्थान था । सूरसागर मे यत्र तत्र सिक्रार ( ६४ ) [फा० शिकार] तथा आखेद* 
(४४०६ ) [सं० ] के उल्लेख होता स्वाभाविक है। इन दोनों पदों में मृगया प्रथवा मृग- 
आखेट का उल्लेख है--सदा सिकार करत मृग मन कौ, रहत मगन भुरयों। (६४ ) तथा 
“बचन फाँस बाँधे मृग माधौो, उन रथ लाइ लए। इनहीों हेरि मृगी गोपी सब, सायक ज्ञान हुए ।' 
( ४१०६ )। इस पद्मांश मे शिकार करने के ढंग पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है । व्यवसाय के 
सिलसिले मे चिड़ियों के पकड़ने का उल्लेख किया जा चुका है ( ४८३४, ६७ ) । उस समय 
राजदरबारों मे पहलवानों से भी लोग भ्रपना मनबहलाव करते थे ।* कंस के सल्लों (१६६२, 
३६६५ ) मुष्टिक तथा चारणूर के प्रसंग से इस प्रथा का पता चलता है । 
वर्तमान समय में कुछ नए खेल तथा मनोरंजन के साधन हमारे जीवन के अंग बन गए 
हैं| बाहरी लोकप्रिय खेलों में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉको, बास्कैट- बॉल, वॉली-बॉल, बैडमिटन 
तथा टेनिस को गणना हो सकती है। शिकार का शौक़ भो एक छोटे से वर्ग में भ्रवशिष्ट है । 
यह प्रायः मचान से या फिर हाथो ग्रथवा 'जोप' श्रादि से किया जाता है। हाँके द्वारा पशुओ 
को घेरते है । वनों के निकट या हिमालय को तराई में रहने वाले लोगों को भ्रधिक सुविधा 
होती है। कुछ लोगों की रुचि मछली पकड़ने में भी है । कभी कभी प्राकृतिक सौंदर्य नागरिकों 
को उनके व्यस्त जीवन से आकर्षित कर लेता है। फलस्वरूप नौका-बिहार, 'पिकनिक या 
भ्रमण करते हुए लोग दिखाई देते है । 
बड़े नगरों मे गोल्फ, पोलो तथा घुड़दौड़ धविक-बर्ग के ग्राकर्षण केन्द्र हैं । भर प्रायः 
लोग घोड़े या हाथी को सवारी,शौक़ के लिए करते है। पहाड़ों प्रदेशों में अवश्य घोड़ा उपयोगों 
भी है। भ्रन्दर के मनबहलावों मे ताश, शतरंज, बिलियर्ड, ठेबिल-टनिस, कैरम', स्केटिग , 
१--इंडिया एज नोन ठु पारिति, ए० १६०, श्रष्टाध्यायी में शिकार के लिए 
“लुब्धयोग'” तथा शिकारी के लिए 'सागिक' (झूग मारने वाला), वाक्षिक या 
'शाकुनिक' ( चिड़ियों का श्रहेरी ) शब्द प्रयुक्त हुए हैं। पाक्षिक या अहेरी 
विभिन्न चिड़ियों को पकड़ने के भ्रनुसार उनके ही नाम से जाने जाते थे । काशिका 
के अ्रनुस्तार 'झूग' के आखेठ में और भी जानवरों का शिकार सम्मिलित 
है । 'सपन्ना” बाणों से यह श्राखेट होता था । शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते 
भी रहते थे ( श्वगशेन चरंति ) | मछुए को 'मात्स्यिक' या सैनिक कहते थे | 
२--प० सं० दो०, ८३।१, “राजा कतहुँ अद्देरे गए ।' 
बही ५५।७ “जेसे सिंघ मंजूषा साजा ।--सिंघ जानु श्रौगोन ५ 
झौगौन--[ पशुझ्रों को फांसने का गड़ूढा ] 
सानस०, बाल० २०५, बन मृगया नित खेलहि जाहीं 
३---इंडिया एज़् नोन दु पाणिनि, ए० १४८, पतंजलि ने महल तथा “मुष्टिक' 
शब्द पहलवातों के लिए प्रयुक्त किए हैं तथा पाशिनि ने संग्राह शब्द ( हाथ 
पकड़ना 80778 ) दिया है। 'भावाहन' के बाद हुइतो शुरू होती थी । 
प्रहरण क्रीड़ा' का भी पाणिनि ने उल्लेख किया है । काशिका में मौष्टा, 
“दाएडा' ( लाठी के खेल ) उदाहरण बताए हैँ। जातक में धनुष वार के खेल 
भी बताए गए हैं । 


श्द्ड वाहन 


तथा अ्रन्य विभिन्‍न खेलों के अतिरिक्त उत्सव, त्यौहार तथा दांवतो आ्रादि को भी गिना जा 
सकता है । रंगमच पर खेले जाने वाले नाटक, नृत्य, गायन, चित्र-प्रदर्शी तथा काव्य- 
रसास्वादन कलाप्रियता के उदाहरण है। मनोर॑जन के नवीन साधनों में सबसे भ्रधिक महत्त्व- 
पर्णा स्थान रेडियो तथा चित्रपट का हूँ । 
गाँवों में आज भी विशेष अन्तर नहीं हुमा हैं। वहाँ लोग आज आल्हा, ढोला 

भागवत, महाभारत, रामायण-पाठ, नौढंकी, मेला, त्यौहारों तथा उत्सवों से ही प्रभुख रूप से 
प्रपना मनबहलाव करते है। वहाँ बच्चों के खेलो में कबड़डी, लुकाछिपी, गेंद, गोली श्रादि 
को गिना जा सकता है। सावन के महीने मे लड़कियों के भूले भी दिखाई देते है और गुडिया 
के खैल उनको विशेष प्रिय होना स्वभावगत है । 


२--वाहन 

३६६--सूरकालीन कुछ सवारियो का ज्ञान भी उनके काव्य से होता हैं । स्थल की 
सवारियों में उन्होंने थोडे से नामो का प्रयोग किया है--रथ अ्रथवा स्यंद्न ( २६,४००६, 
४०१०,२७० ) [सं० ] सेना के चार अंगो मे प्राचीच काल से ही रथ का स्थान रहा है। 
सेना संबंधी शब्दावली मे इसके बारे मे बताया जा चुका है । सूरसागर के सभी युद्ध प्रसंगों 
तथा रूपकों मे रथ का उल्लेख है ही, इसके प्रतिरिक्त प्राचीन समय से ही श्रीमंत नाग क्रो की 
प्रमुख सवारी रथ थी । राजा तथा साम्त हाथी व घोड़े की सवारी भी करते थे।। सुर-काव्य 
में मथुरा नगर से झ्ाने वाले कंस तथा कुंष्ण के संदेश-वाहकों श्रक्रूर तथा उद्धव के रथों का 
झनेक पदों में वर्णन है--'प्रायसु पाइ सुष्ठु रथ कर गहि, अनुपस तुरंग साज* धृत जोह्यौ । 
( ३५५६ ), यह गुनि रथ हांकि दियौ, नगर परयौ पाछे ।' ( ३४६२ ) भ्रथवा 'ठाढी चितवे 
छांह कदम की, उड़त न रथ की धूरि। ( ३४७६ )। भ्रक्रर रथ में बिठाकर कृष्णा, बलराम 
तथा नंद श्रादि को मथुरा ले जाते है--केतिक दूरि गयो रथ माई। नंद-नंदन के चलत सखी 
हां, हरि कौ मिलन न पाई ।! ( १६१५४ ) भ्रथवा सखी री वह देखो रथ जात | कमल-नयन 
कांधे पर पीत बसन फहरात । (३६१६ ) और “जब रथ भयौ अ्रदृश्य प्रगोचर, लोचन ग्रति 
भ्रकुलात । ( २६१६ ) तथा सब अ्जान भई तिहि औसर,काहू रथ न गह्यौ । (३६१८) । 

इस प्रकार अक्रूर का रथ अपने साथ ब्रज का सुख तथा आ्रानंद लेकर चला गया और 
वह इस अचानक़ पड़े दुख के श्राधिक्‍्य के कारण कुछ कह भी न सके---'वह चितवनि, वह 
रथ की बंठनि, जब अक्रर की बाँह गही । चितवति रही ठगी सी ठाढ़ी, कहि न सकति कछु 
काम दही ।' ( २६२२ )। दुबारा फिर मथुरा की ओर से रथ भ्राते देख कर श्याम के ग्राने को 


१--इंडिया एंज् नोत दु पाणिनि, ए० १४८, सवारियों को अष्ठाध्यायी में “वाहन 
या वाह्य कहा गया है । यह दो प्रकार को थी--भूमि तथा जल की | जल 
के वाहन को 'उंद-वाहन कहते थे । सामग्री के भ्रनुसार 'इक्षु-बाहन', 'शरवाहन', 
'दर्म-बाहन' श्रादि नाम होते थे । पारिणनि काल सें भी रथ धन्रिकों की सवारी 
थी। कई रथों को सामूहिक रूप से 'रथ्या” या 'रथकटया' कहा जाता था। 
'पतंजलि ने रथ में जुते जानवरों के अनुसार भी विभाजन किया है--आदइव रथ 
ओोष्टू-रथा तथा गारदभस-स्‍्थ | 

३-१७ सं० ठो०, ४६८, 'जनु सन के रथवाह+-रथ के घोड़े को “रथवाह' कहा 
है! मानस, ६, ८७, “गज रथ तुरण चिक्कार कठोराव' 





मनौविनोद तथा वाहने ३६५ 


संभावना से---अआाजु कोइ स्याम को अनुहारि' ( ४०८३ ) प्रसन्न होने के साथ ब्रज-वासी 
आरातंकित भी हो उठते है-- वैसौय रथ लागत मोकौ, उतही ते कोठउ आवत री | चढ़ि आयौ 
ग्रक्रर जाहि पर, स्यंदन ब्रज तन धावत री। वेसिये ध्वजा पताका वैसोइ घर घर सबद 
सुनावत री !! ( ४०७६ ) अथवा वैसोइ रथ बंसोइ कोउ प्रावत । उतरी ते भुरि भुरि सब 
मर्रास बिरह गोपी जित की तै।” ( ४०७८ ) रथ पर बैठ कर आखेट करने का एक स्थान 
पर रूपक है--मनौ दोउ एकहि मते भये। ऊधोौ अरु अक्रूर बधिक मति, ब्रज आखेट ठए। 
बचन फाँस बाँधे मृग माधौ, उन रथ लाइ लए । इनहों हेरि मृगी गोपी सब, सायक ज्ञान हुए ।! 
जोग अगिनि की दवा देखियत, चहुँ दिसि लाइ दए ।' ( ४२०६ )। 

भ्रक्रर का रथ एक स्थान पर कंचन-निर्मित* वर्णित है--मदन गुपाल बठि कंचन रथ, 
चित॑ दिये तन रीते! ( ४००६ ) | कृष्ण के मथुरा जाने के बाद से उनकी सवारी रथ हो गईं 
थी । महाभारत युद्ध में भी वह अर्जुत के साथ थे। इन सब का उल्लेख किया जा चुका है। 
रथ को ध्वजा या पताका से अलंकृत करने का ऊपर के पद्मांशों मे वर्णन है। इसकी अन्य 
सज्जा' या साज भी वर्गित है--वैसोइ रथ वेसोइ सब साज” ( ४०६६ )। जुवा-रथ"े 
( २४१३ ) [ सं० थुगं ] का निर्देश भी है। यह गाड़ी के श्रागे की वह लड़की है जो जानवर 
के कंधे पर रहती है। रथ चलाने वाले को सूर ने सारथी ( ५८८,२७८ ) [ सं० |] या 
रथ-हंकवैया ( ४७६ ) कहा है। 

३६७--सकट, सकटा ( १०२०,४६०० )|[ सं० शकट | यह ग्रामीणों में प्रचलित 
सवारी ज्ञात होती है क्योकि नंद श्रादि गोकुल से वृन्दावन सकटो पर सामान लाद कर जाते 
है---सब गोपनि मिलि सकटा साजे, सबहिनि के मन में यह माई! ( १०२० )। गोबद्धन की 
पूजा करने वृन्दावन से सब लोग पूजा-नंवेध की सामग्री अपने श्रपनें सकटों में रख कर ले 
जाते है--सकट जोरि लैं चले देव बलि । गोकुल-ब्रजवासी सब हिलि मिलि। ः ( श्थृश्८ ) 
कृष्ण का द्वारिकापुर से भेजा संदेश सुनते ही यह लोग सकटों में बेठ कर उनके दर्शन करने 





१---प० सं० दी०, २७७१२ “झौ राता रथ सोने क साजा। भए बरात गोहन सब 
राजा । 

२-इंडिया एज नोन दु पारिनि, ए० १५०, १५१ काशिका में 'कांबल', वास्‍्त्र' 
ग्रथवा चार्मण' से रथ में बैठने का स्थान सजाने का उल्लेख है । बाघ या दर की 
खाल भी बिछाई जाती थी जिसे हप' या वेयाप्र' कहते थे | सहाजनक जातक तथा 
रामायण सें भी इसका उल्लेख है। राम युवराज के तिलक के लिए ऐसे ही रथ 
पर बेठे थे। प्राच्य देश के राजा ने वियात्र' रथ युधिष्ठिर को भेंट किए । प्रत्येक 
रथ का मूल्य एक हज़ार कार्षापण था ( सभापर्व ५१,३३१ )। इन उल्लेखों से 
झनुमान होता है कि ऐसे रथ राजसी साने जाते थे। साधारण रथ जो हर मार्ग 
प्र चलता था 'सर्व थीन' नास से जाना जाता था। कौटिल्य के झनुसार 'रथ-्पथ 
चौड़ा सागे था। 

३--इंडिया एज नोत दु पारिति, प० १४६ पाणिति ने 'रथांग' का उल्लेख भी 
किया है। रथ्य' उसके भागों का सूचक शब्द था। 'इपाधि' पहिये का एक 
भाग था तथा धुरी को प्रक्ष कहते थे। ४० १६६, पाशिनति ने हल के युग 
का उल्लेख किया है। बेल य॒ग में योत्र या 'योकन्र' नामक रस्सों से बाँघे 
जाते थे । 


३६६ वौहैन॑ 


कुरुक्षेत्र तक जाते है। गाँव के लोग सकट में किस प्रकार गाते बजाते यात्रा पूरी करते है 
इसका स्वाभाविक चित्रण है-- अपने श्रपने सकट साजि के, मिलन चले अबिनासी | कोउ 
गावत कोउ बेनु बजावत, कोउ उत्तालत घावत' ( ४९०० )। 

इन प्रसंगो के अतिरिक्त शकटासुर-बध उनके अ्रलौकिक-चरित में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 
है--सकट रूप धरि असुर लीन्हौ, गिरयो भहरात सकटा संहार॒यो ( ६८० ) समझे 
सूर सकट पग ठेलत' ( ६८१ )। शकट को बल खीचते थे तथा रथ को अधिकतर घोड़े। 
शकट प्राचीन समय में सामान ले जाने के काम श्राता था। इसमें जो बेल जोते जाते थे 
उनको 'शाकट' कहते थे। श्रष्ठाध्यायी मे इसका उल्लेख है। पतंजलि ने इन गाड़ियों के 
काफ़िले को शाकटठ-पार्थ" कहा है। बौद्ध-साहित्य मे इस प्रकार के पाँच सौ गाड़ियों के सार्थ 
के भ्रनेक उल्लेख है । यह सार्थ पूरे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को 'बरिज' ले जाने के 
साधन थे ।॥* 

३६८--जल की सवारियों मे नोका, नाव" ( ६६,४८४,४८५ ) [ सं० नौका ] का 
उल्लेख राम-कथा में है--नौका ही ताही लें जाऊँ ( ४८५ ) तथा मेरी नौका जनि चढ़ौ 
त्रिभुवनपति राइ। (४२६) तथा “महाराज रघुपति इत ठाढ़े, ते कत नाव दुराई ( ४प४ ) । 
राम की चरण-रज से नौका की देवगति कहीं श्रहिल्या के समान न हो जाये, केवट के इस भय 
का यहाँ वर्णन है। विनय-पदो मे नाम-रूपी नौका का बार-बार उल्लेख हें-- नाहि चितवन 
देत सुत-तिय, लाम-तौका श्रोर' ( €£€ )। संसार सागर में मनुष्य की जीवन-रूपी नौका का 
खेवनहार प्रभु ही है। यह रूपक हमारे साहित्य में नया नहीं है । 

नाव के झलावा बेरोर (४२६ ) [ सं» बेड़ा ), पोत ( ७५५५ ) [ सं० पोतः ] 
तथा जहाज ( १६८,श्८१८ ) [ श्र० ] और बोहित? (४२२८) झ्रादि जल-वाहनों का भी 
उल्लेख हुआ है--सेमर ढार्काह काटि के, बाधों तुम बेरो! बार-बार श्रीपति कहै, धीवर नहीं 
माने । ( ४८४ )। 'पोत” तथा “जहाज़' प्रायः समानार्थक है। यह नाव से कहीं बड़े होते है 
तथा समुद्र यात्रा के लिए उपयोगी है। यहाँ जलधि-कूल न मिलने से यही बोध कराया गया 
है---जलधि थकित जनु काग पोत को, कूल न कबहूँ श्रायौ री । ( ७५४ ) विनय-पदों मे मन 
की तुलना जहाज के पक्षी से की गयी है--'मेरौ मन प्रनत कहाँ सुख पावे। जेंसे उड़ि जहाज 
कौ पच्छी फिरि जहाज पर भाव ।' ( १६८ )। 

३६६--वायु की सवारी में विमान* ( २८३० ) का नाम लिया जा सकता है। 
राम-कथा में इसका उल्लेख है। राम आदि रावण के विमान पर बैठ कर श्रयोध्या श्राते है-- 


१--इंडिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० २४८। 

२--प० सं० ठी०, २४४।७ मोर नाव खेवक बिनु थाकी । 

३--बेड़ा नावों या जहाज़ों के समूह को भी 'बेड़ा कहते हैं । 'बेड़ा पार होना और 
“बेड़ा गक होना प्रसिद्ध सुहावरे हैं । 

४--प० सें० टी ०, १४६।४ बोहित दीन्ह दीन्ह ने साजू ।' १४७॥१ (धार्बाह बोहित 
मन उपराहीं । सहस कोस एक पल महँ जाहीं । १४० (७) बीहित ८: जहाज 
[ सं० बोधिस्थ--बोहित्य | बोधि” नाव के नीचे के भाग को कहते हैं । तामिल 
भाषा सें भो बोदि' जहाज का एक भाग-विशेष है। 

३--प० सं० टो०, ६२२।२ 'साजा पदुमावतिक बेवानू ”, ६२२६ हीरा रतन 
पदारथ भूलहिं। देखि बेवान देवता भूल । 


मनोविनोद तथा वाहन ३२६७ 


'दूरहि तें दुतिया के ससि ज्यौ, ब्योम बिमान महा छबि छाजत ।” (६११) तथा 'पुहुप बिमान 
दूरिहि प्रभु छाँड़े, चपल चरन आवत प्रभु धाए।' (६१२ )। विशेष अवसरों पर देवगरा 
द्वारा विमान में चढकर पृष्पवर्षा करने की कल्पना नई नहीं है--रघुर्पाति-चरन-प्रताप प्रगट 
सुर, ब्योस बिमाननि गावत' ( ५६७ ) तथा “अमर बिमान चढ़े सुख देखत, जै- धुनि-सब्द 
सुनाई । ( ६४२ ) तथा 'अंबर बिमाननि सुमन बरसत, हरषि सुर संग नारि ।! ( रे४४८ )। 
यह वर्णन क्रमश. सेतु बंध, ऋृष्ण-जन्मोत्सव तथा हिडोला शीर्षक श्रादि अनेक पदों से लिए 


गए है । 
३-दरो के नाप 

२७०--लंकापुरी वर्णन में सूर ने जोजन (५१६ ) [ सं० योजनं ] का उल्लेख 
किया है--सौ जोजन बिस्तार कनकपुरि, चकरी जोजन बीस ।' ( ५१६ ) । योजन में वर्तमान 
ग्राठ मील के क़रीब दूरी होती है । गोबर्द्धन-पूजा मे भी गाँव वाले दरी का श्रनुमान लगाते 
है-- जोजन बीस एक अरु अ्रगरौ डेर। इहिं अनुमान । ( १४४२ ) । 

कारे कोसनि ( ४८७६ ) [ सं० क्रोश---कोस ] का निर्देश गोपियों के विरह-वर्रान 
में हैं। कारे कोस' बहुत भ्रधिक दूरी का भाव व्यक्त करता है। द्री का यह नाप 'कोस' या 
क्रोह! उस समय सबसे श्रधिक प्रचलित था। एक पक्के कोस में दो मील होते है। अलीगढ़ 
क्षेत्र की ग्रामीण बोली में बहुत दूरी का भाव काटे कोस' भ्रथवा 'हजनन' से व्यक्त करते 
है। कम दूरी को 'पेंड भर' कहते है ।* वियोग-पदों मे एक स्थल पर पैले तट (३८७२) का 
निर्देश हँ--हम इहि पार, स्याम पैले तट, बीच बिरह को जोर। ( ३८७२ ) द्वारिका को 
द्री उनके लिए निराशा का विषय बन जाती है--मथुरा हूँ ते गए सखी री, अब तरि कारे 
कोसनि । ( ४८७६ ) भ्रथवा सत जोजन मथुरा ते कहियत । ( ४८८० )। 


पद्मावत में बेवानं या विमान पालकी के समान चंडोल से भी श्रेष्ठ किसों सवार 
के श्र्थ में श्राया है। सलियाँ तो चंडोल” पर जाती हैं किन्तु पश्मावती 
विमान पर | 

१|ह ० जी ०, पृ० १४, भ्रध्याय १ । 


संस्करण, संवत्‌ २००४ वि० ] से किया गया है। 


तू 
भ्रंगिया 
अंगूठी 
प्रंदरसा 
अंबुओा 
गंवा 
झंकुस 


प्रंगाकरि 
अंचल 
ग्रंजन 
अंतरौटा 
भव 
भ्रंभावत 
अंबिका 
अ्रंचार 
अ्ंबुज 
झकास 
अ्रगरु 
भ्रगिनि सुलाक 
श्रर्धासन 
झचल 
भ्रच्चत 
भ्रच्युत 
श्रजगर 
अजबाइन, 
झजा 


शब्दानुक़मणिका 


सूचना--थीसिस में प्रयुक्त सूरसागर के समस्त सांस्कृतिक नामों की सूचो | प्रथम अंक भनुच्छेद 
» ४ हि 

[ पराग्राफ़ | का तथा दूसरा अंक सूरसागर को पूर्ण पदसंख्या का द्योतक हैं। 

शब्दों का संकलन नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सरसागर [ प्रथम 


हे रे। ३४४६ 


६४॥५४३ ० 
१५२८० १ 
३२१४।१५४४२ 
१६३११४३६६ 
१६५।४६५५, 
३०४ ३६२ १ 
१५४४।१८३ ९ 
३४।२ ०४५ 
८३॥७४६ 
३३।४४ 


३३४।१४४२, १७०६, 


१८२।४४६ 
१८२॥४४६ 
१४६। १८३१ 


३३१।२४४०,४१, २०२६ 


२६०४४ ३ १ 
२१३४६ १ 


३६२॥ १६४५५, १६१८ 


३०।४१६ 
रहृद८ा १६८६ 
२३०। 
२४१।४६ १४ 
३०८।१०५४ 
११५४।२१४६ 
2०8॥ ३२१ 


ग्रजानायक 
ग्रजोध्या 
ग्रथानों 
प्रदरख 
ग्रधारी 
अधिकारी 
श्रनगढ़सोना 
हद 
भ्रन्त:पुर 
भ्रन्नप्राशन 
अपसगुन 
अभरन 
भ्रबिर 
भ्रमरखीर 
प्रमरलोक 
झमल 
प्रमत 
भ्रमृतकुंडली 
अम्बर 
प्रयोध्या 
ग्ररगजा 
प्रर्षिद 
भ्रुदृहि 
भ्र्थ 
झलि 
प्रवधपुर 


३०३॥३२१ 
१७७।४८५, ४६४ 
१५६॥८५६ 
११७।१०१४, १८४६ 
२६२।४२२१,४२३१ ९ 
२००। १२४ 
११०।६४८ 
२६०।४७ १ हे 
२१५॥४५१६, १६०९ 
२१३४।७०६,७०७ 
२७१ र८६ 
४०११६२४ 
२१।३४७९२ 
१४८।८६९,७६२, १५३ 
१८३।१४६२ 
२००६४, २९९६।६४ 
१६ ३४ २४ 
२८५४।३५ ३४, २५०६ 
१।६४२ 
१७८८, ४६४ 
२११३४६ १ 
३३१॥२६०, रे८८६ 
१३ श ईयर १ 
रभ्शा४७७प्र 
३१२१०७, २८१६ 
8 93९ 9४ 


३७२ 


ग्रवधपुरी 
झवतंस 
भवारजा 
झवासईहि 
प्रविगत 
अविनापी 
भ्रष्टांगजोग 
गसल 
गसवार 
असावीर 
असि ' 
झसीस 
झ्सोक 
अस्वमेध जज्ञहु 
झ्रहदी 
प्हीर 


अ्रहीरि 


भ्रहीरी 
अहेरी 


ता 


आँखमुदाई 
आँचल 
भ्राँव 
श्राँवरे 
भाँवले 
आउभ 


प्राखेट 
प्राज 
झ्रातपत्र 
भ्राभरन 
आाभीर 
आभूसन 
आम 
झ्राकरुई 


१७७।४७७ 
४३३२३ ० 
२००।१४२ 
३१५४॥५१६९ 
२५१॥४९६ १५४ 
२४१।४६ १५ 

रभ्ट। २६४ 
१८७।१४२ 

२३०।२३५३२ 

२९६४।३४४६. 
२२३॥५१६ 
२३२॥६४५ 

२२३॥४१६ 

२६८। ३४६ 

र्‌ १६९६४ 
१८६|१३५८,४ १६८, 

४रे८६,४१ ५०८ 

१८६।१ ३१५८,४ ९६८, 

४ २े८६,४१६८ 

२६४ १८१५ 

२१६५४५॥४२२४ 


३६ १८४७ 
३४।३०१७ 

१२० ।९०१४,८२६ 
११७१०१४ 
११७१०१४ 
२८६।३४८५, 

३००। ३७४३ 
२३६४)४५०६ 
११५॥२१४३ 
२१८।३२८४५ 

धू्‌ ०] २८०९ 
१८६।१३४८,४३८६,४ १६८ 
४०।१२४६ 

३३१४ १४४२, १७०६ 


ह १०। ३४७३ 


३०२४७ ३ 


झारती 
झ्रालाप 
ग्राव 
भ्रासन 


इंडरी 
इतरबंदर 
इतिहास 
इंदीवर 
डा 


ड्न्द्र 
इन्द्रमीलमणि 
इन्द्रपुरी 

इन्द्र सभा 


इमली 


उचक्का 
उचेखवा 
उर्जरि 
उतराई 
उढ़नियाँ 
उबटन 
उपंग 
उपरना 
उपरेना 
उपनिसद 
उलूखल 
उरग 
उरग दीप 
उरिन 
उलुक 
ऊंट 
ऊख 
ऊख रस 
ऊखल 


सूरसागर की शब्दावली 


२६५४|८७६ 

२६६३।३०७१९ 

रट८। ३५११६ 
३४६।३६५,२६०|४४प्र४ 


३४६।२०१७,२०१३४,२० ३५ 
३२२|३६२२ 

२८१। १७६ ३ 
३३१॥२४६४३६ 
२४६|४६६७,४१८६ , 
डेजशुर , 

२६४।१४ ३८ 
२०६|८८२४ 

शदरे। ३४३ 
२१६|१२६७ 
१२७१८३ १ 


१६९७। १८६ 
३२४।४७८४ 
२१६१।१४१, १४४, ६४ 
१€ ०४८४ 
३१।१३१३ 
दा १६१८ 
२८६।३४८५ 
4०८९६, १६६८,३१० २ 
४०८२६, १६८६,३१०२ 
२७७।१२२,२२३ १ 
३४७।६ ६४ 
३०९॥ 
२३१०।११६१ 
रपट ४०४६ - 
३२२॥१००, २४५१ 


२३०४॥३५७ 
१२१॥एक० १, ८१६ 
5$२१।एक० १, प्य२६ 
२४७।६५४६, ६६७ 


शब्दानुक़़मरणिका 


ऋचा 
तहन 


एकादसि 


ऐरावत 


श्रोर्दान 
झोढ़नी 


काँच 
काँचुरी 
काँचौ 
काँजी 
काँवरि 
काँस 
कंकन 
कंगन 
कंचन 


कंचनपुर 
कचनहार 


कंचुकी 
कंबु 
कंज 
कंथा 


कंदुक 


किकिति 


कूजर 


क्‌जी 
कृत 


ध्छ 


कंव 


ध्द् 


क्रड 


कूंडल 


कूंडिनपुर 


तो 


२७७११७६ ३ 
श्य८। १६६ 


२६७॥१६० २ 
३२४।१५४६४, ३९६२१ 


१०६॥६०६ 
३११७३४, ४२, ७३४ 


२०८॥१६१८ 
३०६॥ 

१४०७६ ३ 
१५८४४७ ३ 
२७।४४ ३३ 
३१७परि०२०० 


कडी 


कंभक 
ककरी 


कचनार्‌यों 


कचरी 
कचोरा 
कचोरी 
क्‌च्छ 
कच्छप 
कछप 
कटक 


कटोरा 
कटोरी 
कठुग्रा 
कढ़ी 


६३।२८० , ६१७, ६४२ कदम 
६३।२८० १, ६१७, ६४२ कदंब 
२?००।६४२, ५४८, ६४५, कदली 


३६१४, २३४६० 
१७७॥३ २५ 
५७।६३४ 
२३३।११६२ 


र८्य४४२३,२६२, 
४२१२, रे८४४ 
३६०।४१६९६ 


६६।१६७२, ७११२४३ . कनील . 
३०४११३, २४३१ 
३५१३७०८, २४६० 


२६२४४९६ 


३२७॥३६३२, १७०६ 


३४२॥४०५४, 
७०।२४४९ 
७६॥७४२ 


क॒दुआा 
कनक 


कनकपुर 
२८६।३४८४,६४६,४८०४ कनकपुरी 
३३१।२४० ३२, २१७४ कनधार 


कनिआरी' 


कनीर 
कनेल 


कपि 


कृपिराज 


कपूर 


कपोत 
कबरी 
कमंडल 
कृमंडली 


३७३ 


३४२।४६६ 
२५६।४३ र८ 
१२५॥ १८३१ 
१३११८३१ 
१३३ १८३१, 
१३१ १८८३ १ 
३४१॥ १८३ १ 
१५५१ थे १ 
३०७।३७६, २३७१ 
३०७।३७६, २३७१ 
३०७॥३७६, २७१ 
६४॥।१६८९,२२०।४२८, 
४ंपरे६ 
३४३।१०१४, १८२१ ,४४ २४ 
३४३॥१०१४, १८३ १,४४४ रे 
७८३०२, ७६५ 
१३७। १८३१ 
३३३।१७०६, १०८८, १४१७ 
३३३॥१७०६, १०८८, ९४१७ 
३१४।१७०६,२७३०, १७४२ 
१३२।३६०४,१४१०,४२९० 
२१०।६४२, ६५४८, ६५९, 
३६१४, २४६० 
१७७॥४ १६ 
१७७२ १९६ 
१६०४ ३ ३ हे 
३२७।१७१ ३ 
२२७।३५.२१ 
३२७। ३१२४. 
१७६३४ १४ 
३००१२७२६, १०२ 
३००।६ १९ 
२११३४७५, १ ९ ८्ये 
३७७० 
३१८।१२७७ 
६३॥१६७२३, ४२७२ 
३४२।११०२ 
३४२३ १०९ 


३७४ 


कमल 


कमला 
कमरी 
कमान 
कमोरी 
करजोरा 
करताल 
करधनी 
करनफूल 
करनाटी 
करनि 
करवोर 
करम 
करीदति 
करबाल 


करील 
करेला 
करंबदा 
करवार 
करबवाल 
कलस 
कलि 
कलिका 
कलिकाल 
कली 
कली पाकर 
कलेऊ 
कलेवा 
कलींजी 
कल्पब॒च्छ 
कल्पतरोवर 
कसमीरी 
कस्त्रि 
कसीटी 
कहार 
"हारिन 


२६०।३३०। ३२८८२ १, 
२३७४ 

३२१।११८ 
२७॥।१०६८५ 
२२२६४ 
३४शैट८३, दणण, ६०२ 
११५७।२१४६ 

२६ १।३४क८र 
६६॥।१६७२ 
प५३।२८०७, रपू०८ 
र६४२७४८ 
३१७।१७१३ 
३२७।३६३२ 
३०४॥।६६ 
१५२७॥१८३ १ 
२२३।४८२६,३६२२, 
२७४७ 

३२७परि० १६२ 
१३१।१८३ १६ 

१२७। १८३ १ 
२२३।४८३६,३६२२,२७२२ 
११३॥२७७४७ 
२३४०१६१०, ६५४०,२ ०४४ 
८४३४५ 
३२५४॥३६३२ 

१८४। ३९४७ 
३२५॥२५२२ 

१३२। १८३ ! 
१०१॥८२६, ८३ ० 
१०१॥८२६, ८३० 
१ १छजापरि० १३३ 
है ३८१६४ 

रे दे८्या १६५४६ 

१८२ ४४३३ 
३००)७० 
२१०॥४२६ ३ 
१६२।४११ 
१६२।४ ६ ९ 


काकपच्छ 
काग 
कागद 
कागर 
काचरी 
काछनी 
काजर 
काजी 
करनिकार 


करनि, करना 


कापरा 
काफी 
कामना 
कामनाधेनु 


कामघैनु 
कामरि 


कायफर 
कारी 


कारे कोसनि 


कालिदी 
कालीदह 
कास 
कासी 


किकर 
किन्नरी 


किरीट मुकुट 


किसान 
किसमिस 
किसलय 
कीट 
कीर 
कुंज 
कुटज 
कुठार 


कुतवाल 


सूरसागर को शब्बावलो 


८:४।४६४ 
३२२।२८६,११५६९,४२०६ 
२१४) र२े६ १८, ४१११ 
३४४।१६ १८,-४११ १ 
१४४।१० १४ 
शे८) ३०७ 
६४॥६४२, २८६७ 
२१६।२१४८, शेप्य७४ 
३२७।१७१ ३ 
३२७। ३६ ३२, २५२ १ 
राध्प्द 
२६४।३४ ०२ 
२५३।४७७प्ए 
३२४।१६४, ४३५४, ६४०, 
४प्प०६ 
३२४।१६४, ४३५, ६४०, 
४८०६ 
२७।१०७१९ 
११४॥ ९२१४६ 
१४।२६०८: 
३७०४८ ६ 
१७ २८८०६ 
१७५४॥।११४१ 
३३७।परि० २०० 
२६ ०।४५४४६९, १ ७४। 
४०६४,४४८६ 
२१९७।१०६, ३४० 
र८४ी३४८२, रषपप 
७४।६५४८ 
२०२। 
१२८३० 
३२५॥।२७३१४ 
३११॥४४१ 
३१६। ३६४, २८२ ० ,७६ 
३२६। २७६६ 
३२७॥३६३२ 
३५७०१११७ 
२९६६४ 


शबंदानुमरिकी 


कुदार 
कुनरू 
कुमकुमा 
कुमुदिनि 
कुम्हाड़े 
कुरुखेत 
कुरुक्ेत्र 
कुलबधू 
कुलाल 
कुलह 
कुलही 
कुल्हारी 
कुस 


कुस साथरी 


कुसासन 


कुसुस्भ 
कुसुंभी 
कुसुम 


कुषमांड 


कूकर 
क्‌जा 
हे 
कुरंग 
कर्म 
क्रम 
क्रा 
क्र-बरी 
क़्मि 

. क्ककी 
केचुरी 
फतकी 
केतकी 
जेदार 


३५४०।४६५६ 
१११॥१८३१ 
२०।२३४१६ 

१३११३ ३६ 


केदार, केदारौ 


केरा 
केला 


१३२।३६०४,१४१०,४५३२० केबट 


१७३।४०११, ४८६३ 
१७३॥४० ११, ४२६३ 
१६६। ३४७१९ 

१६ ३४ ३६६ 
४र४ैपरि० ७ 
४६।७२६, ७७८८ 
३५७० ४६५७६ 
३०।१२२,३२२७। 
१२१४ 

३०७६४, २३ ५॥। 
५८६५ 

३०२४१, २५६) 
शे४१ 

३२७। २४८४५ 
११॥३१४४६ 
३२७॥।३४८४, २२५४॥ 
२७४४ 
१२१२॥३६०४,१११०, 
४४२० 

३०१ २५७ 
३२८॥१७१ ३ 
११५।६१४६ 
३००।३२२५, ४०७ 
३०७।४२०१, ४३२४ 
३०७॥४२०१, ४रे४ 
१३४६११० १४ 
१५७५७।१०१४ 
३११८६, २९६ 
३१७।३४७१ 

३०६॥ 

३२७।३५४२, २६२९ 
३२७। २५२, २६२२ 
१७६॥ २४६५ 


केवरा 
केस 
केसर 
केसरि 
केहरि 


केहरिनस 
कलास 
कोकिला 
कोट 
कोदंड 
कोपर 


कोमल पिंडी 


कोयल 
कोरा 
कोसलपुर 
कौड़ी 
कौर 
कोरी 


कौस्तुभ मरिण 


कौस्तुभ मनी 


खंजरीट 
खंजन 
खंगवारी 
खग 
खजूरी 
खटमिट्टं 
खटोला 
खटाई 
खट्टे 
खडग 
खप्पर 


ख 


२७५ 
२६४।२४४६ ,८६० 
१२१८२६, १०१४ 
5२२॥१८२१,१३१। 
श्ट३१ 
१६ ०४८२४ 
३२८।२४२५ 
5६॥१७७६ 
२०१३४६७ 
६७॥२३२० 
२६६।४२१,१७१,८२। 
७१५ 
२७१॥७ ३६, ७६६ 
१८ ३४८४५ 
२१८॥३८१६ 
२१५॥५६ ३, ४७८४ 
२२२३३०७ 
३४२॥६१ ३ 
१३१॥१० १४ 
३१८।२६२२, २८ 
२॥६ ५८ 
१७७।४१ ३ 
२१२२१६३ 
१०६।६८२१, ८४२ 
१७४। १८२१ १ 
७२।१२४२ 
२०६॥४ ३२५ 


श१श्८।शप्पररे 
३२१८। ९४२८, २३२६९ 
५६।परि० ८ 
३१५॥१२७६ 
१४२८० ६ 
४०२।परि० १५२ 
३५७।४८५७ 
११क्षश्व्ूरे१ 
१्ग्शाश्प्ारेर 
२२१३।१४४ 
२६२॥४३६२ 


३७६ 


खर 
खरच 
खरबूजा 
खरिक 


खरिका 
खरिहान 
खवास 
खांड 
खाई 
खाजा 
खादी 
खापरा 
खारिक 
खारे 
ख़िरति 
खिर लाडू 
खिलौनों 
खीचरी 
खीर 
खीरा 


खुटिला 

खुठिला 

खुठिलों 

खुनखुना 
खुंभि 


खुभी 
खुरमा 
खूंट 
ख्ञ्ा 
खूभो 
खेतिहार 
खेवनहार 
खेवट 
खोबा 

ग 
गाँठि कठा 


३०१११५८, है २२,४८०६ गिदौरी 


१८८६११४२ 
१२२।१०१४ 


३०२॥१२६८, १२६७ 
१६१॥१०१४, १८२३१ 


३४२। १८२३ ६ 
२०२। १४२ 


२१५७॥१९४१, ४२६१ 
१३६।१०१४, १८२१, रे 


२१५ ४८८२० 
१७०११० १४ 
१०२ १८३१ 
१२३॥०२६ 


१२८।८२६, 5२३० 


१०२१८२१ 
३४०।२२१८ 
१५ १८० १ 
३४६॥।७०२ 
१५६। १८रे ९ 


१५८टा८६६,७६२, ९८३२९ 
१२५॥१८३१,१३१९। 


श्व्३१ 


४१३॥२०६३, २२३१ 
४३१२०६३, २२३१९ 


५३।२०६३ 
इ५६।जटण 


५२॥।२०४७, १६७२३ 
५३।२०५७, १६७३ 


१४६॥८० १ 
३४॥ ३४६७ 


१४फ८्ा२६.८०१,१०१४ 


२२८ २४२१ 

२०२११०७ 
१६०।१८४ 
१६० १८४ 


१४४८२६, ८०१ 


१६७ १८६ 


गिडुरी 
गंडुरी 


गुंसाई 
गेंद 

गोंद पाक 
गंगा 
गधिनि 
गूजा 
गुजावनमाल 
गंडकि 
गांडीव 
गंडूष 
गगरी 


* शगज 


गजराज़ 
गजेन्द्र 
गप 

गदा 
गदभ 
गनिका 
गढ़ 
गढ़नहार 
गढ़ेया 
गढ़वे 
गभुआरे केस 
गयंद 
गया 
गररी 
ग्री 
गरूड 


गहगह 
गहन 


गाई 


सूरसागर की शब्दावली 


१४२॥।१० ९४ 
३४६।२०१७, २०२४, 
२०२५ 
२४६।२०१७, २०१३४, 
२०३५ 
२७५॥१० २ 
३६०।११४ १ 
१४८॥१०१४ 
१८८०।४५६ 
१६१॥१६६ हे 
३२३२७एक० १ 
७१।१०६७ 
श्टू०४९० 
२२४॥४६ २७ 
१४२।६५४० 
३४०॥२०१७ 
२१८।१४४, १४१, 
३०४।१७,२७, ३६६, ३८५१ 
३०४।११७४ 
३०४।४२६ 
१८६।२ १४७ 
२२३।४८८३६, '४पो४० 
३०१११ 
१६६।१८८२, ३४७ १ 
२१५|१४४,५२० 
१६ ०| ३४४२ 
१६०| ३४४२,६५४६ 
२९४५ १४४,४२० 
२३७।७४२ 
३०४|४,४४ 
१७ ६| ३४६ 
३२२॥११५४६ 
१२३॥१०१४ 
२२४।४,७, १०,२५, 
४३१ 
३२२।|परि० १०६ 
५१०]परि० ८ 
३०२।४६,५१ 


शब्दानुक्रम णिकी 


गागरि 
गान 
गाठरी 
गायत्री 
गारि 
गारी 
गारूडी 
गालमसूरी 
गाहक 
ग्राह 
गिरगिट 
गिरगिरी 
गीत 
गीता 
गीधच 
गोधनी 
गंडमलार 
गुजरात 
गुझा 
गुन 
गुनिनि 
गुडिया 
गुडीडोर 
गुर 
गुरबरा 
गुरु-असर 
गुलाब 
गुलाल 
गुडी-डोरि 
गूदरि 
गूझा 
गूलर 
गैया 
गोभा 
गोकुल 
गोदावरी 
गोघन 
गोन 

द्ष्य 


३४०|२०१७ 
२€५।१७६० 
श्ट्७।४ र८र 
२७७| ३७१७ 
२३१॥६२२ 
२२३१।६२२ 
१६४। १ २५ड़, १ रे८२ 
१५०| 
१८६। ३१०,४२२१ 
३०७|।७,५,६६ 
३१०|४८१७ 
२६१।३५१ ३ 
२६४।| २४८७,२७७ 
२८०। १६६, २८६ 
२२२|२७,६६, ३४७ 
३२२। २७, ६६, ३५७ 
१६४। ३४४६ 
२०६|१४२ 
१४०|१८२१,८०१, १०१४ 
२३४८| ३४५४०, १३३० 
१६४|१३७१ 
३६१।४६६२ 
३४८|२४७१ 
१३६। ३५३ 
१५३॥१०१४ 
१८:४|७२६ 
१२२८।१७११ 
२१। ३४१६ 
२३६१॥ २४७ १ 
२८।९६६ 
१३६०।१८३१,८०१,१०१४ ' 
२२३४।१११० 
२३०२।४ 
१४०|१८३१९,८०१,१०१४ 
१६६ ॥६४२ 
१८० |२२४ 
२०२॥४ १ 
८ २१४६ 


गोबर्घन-पूजा 


गोमती 


गोमुख 
गोरख सब्द 
गीरस 


गोरीचन-तिलक 


गोला 
गोवर्धन 
गो-सुत 
गौडी 

गौरि 
गौरि-मंदिर 
गौरी 
गौरीपति 
शारिनि 


घंट 
घट 
धघटवारो 
घनसार 
घांगरी 
घाघरी 
घाट 
घुधुची-माल 
घुंघर 
घुंघरू 
घूघट 
घ॒त 
घैवर 
घैया 
घोरनि 
संग 
चेंदक 


चंदन 


चंदेरी 


३७७ 

२६४। १४३८ 

१७५॥ 

श्च्य्गष्यरप 

र८७।३५०६ 

२९२॥४३१ १,३८४ 2 
१४२।६४४,८६ ७ 
६९२।७१७,७४६ 

श्र्३। 

१७६। १४ रे८८ 

३०२।१०४५६ 

१६४। १८रे८ 
२६४॥।४७६८,४७६६ 
२६४।४७६ ८८ 
रध्थाश्णरे८ 
२६४ १३८४ 
१८६ १ २४८,४ ९६८ « ८5 


२६ १। ३४८० 
२३४०।३४२,२० २४ 
१८७। २६४२ 


 शृश्टा४दृ८६ 


३२१। 
३२। 
३४०। ३८८० ६ 
३६१। ३७८० 
२६ ११३४८० 
६७। ३४८८० 
२६१७६८, १२७६ 
१४०।७६४७४ 
१५०।८८० १ 
१४४१ ०प्य१ 
२२०। ३६४९१ 


२८६।३२५४१६ , २४८५ 
५११।२०५७,७ १५, 
२१।३४१४, ६७।६४२, 
२६४॥८७६ ,३३६।४६४ 
१७४।४७थप्या, 


३७८: 


चंदवा 
चंवर 

चकई 
चकई-डोरी 
चकडोरी 
चकवाद 
क्र-सुदर्शन 
चकोर 


चकोरी 


चखौडा 
चंचरीक 
चहरका 
चतुरंगिनी 
चन 

चना 


चनक 
चन्द्रमनि 
चन्द्रिका 


चमेली 
चम्पक 
चाक 
सांचरि 
चातक 
चादर 
चानूर 
चाप 
चाबुक 


चारि-पदारथ 


चाबर 
चिउरा 
चिचिडी 
चिचोंडा 
चितामनि 


२१७३८१५ 
श्श्दाश्ट७९ 
३२६।३३७,८४१, (८र८ 
३इ४६॥८१० 
२५४६।१ २८७ 
३२१११६६७, २७४६६ 
२२४१४८ २७ 
३२११२७१६ ,१६९६, 
२८:५६ , 
३०१२७२६,१६६, - 
३८५४६ 
धट:३।७२२ 
३१ २८३२३ 
२३३॥६४८ 
२२०१३६४१९ 
१०८॥१०१४,१४१० 
१०८॥१०१४,१५४६०, 
१३४ १८३१६ 
१०८१०१४,१४१० 
७२॥१२४२ 
५२॥२०३४७,७१५, 
३१७। ३८३४ 
३२७१७१ ३ 
शर्धा१७११ 
१६३॥।२२१२ 
२४७) २४७४ 
'डैे२२३२३५, ग करे ० 
र्द्यापरि० ७ 
१६६।२६८८ 
२२२॥४७० , ३६ २७ 
०५) 
२५३।२४६, २५६, १४९८, 
४७छ७प 
४६०६॥१०१४ 
“१ १ रा्न२६ 
१३११६०१४, १८०३१ 
१३११०१४, रैप्परे १ 
२०६॥६ 


चिरइता 
चिरारी 
चिरिया 
चिरोंजी 
चीठी 
चीर 
चीर पुरातन 
चुटिया 
चुटकुर 
चुरी 
चुरू 


चुनरि 
चुनरी 
च्रा 
चुरी 
चोटी 
चौकी 


चोर 
चोलना 
चोलिनि 
चोली 
चोवा 
चौतनिया 
चौतनी 
चौपरि 
चौसर 
चौकी 
चौगान बटा 
चौंर 
चौराई 


छछुदरि 
छ्ठी 
छ्त्र 
छ्न्नो 
छ्री 


सूरसागर की शब्दावली 


११५७।२१४६५ 
१२८॥१०१४ 
३१५।२२४ 

१स्थाप्ार६ 

३५७ ३।परि ० १२८,४१०७ 
२३॥२४७ 

२६२॥।४२१ ९ 
८४६२।७८० ,७८ रे 

रा १४७० 

६३।१७६८ 
१६?९१।१०१४, १८३९, 
३४२८० ९ 

३ शपरि० ११२ 
२१४४ 

६३॥७०७, २५ १६, २४४४ 
६२३॥७०७, २५१६, २४४४ 
६ २७८० ,७परे 
६०१२१४५८,३२२६ , २३१४६ 
]१० १४ 

१६७। शरद 

४२।१५ रे 

१६१।१६६ रे 

२३२३।२१७२ 

२१२४६ १ 

४६।७२४ 
४६॥।७३४,७०७ 
३६४।६० 

५७॥२४६२ 

३४६॥।१० १४ 

२६ ०११३२०,८रे ९ 
२१८ १८७१ 
१३४।१०१४, रैपपरे २ 


३१०॥४२७५३ 
रश्शापचद 
२१८। ३५,१९४ ४ 
२२७॥४२७ 
४८) ३४७२ 


शब्दानुक़्भणिका 


छाता 
छीके 


छुद्रघंटिका 


छुद्गरावली 
छ्री 
छहारे 
छेरी 
छैल 
छोर 


जंगम 
जंत्रकार 
जंत्री 
जंबू 
जंबूद्वीप 
जनकपुर 
जमपुर 
जटा 
जमा 
जमानति 
जमीन 
जमुना 
जम्बुक 
ज्योनार 
जराऊ 
जराब 
जरेया 
जलक्रीडा 
जलन 
जलजात 
जलरुह 


जलबिहार 


जलेबी 
जवास्यो 
ज्वारि 
जज्ञ 
जसुस 
जहतिया 


२१८२३ 
३४६॥६ ०४ 
६६३२० ६८ 
७३।११३० 
२२३३ १८२३ 
९ रव्य८३० 
३०३॥१६८ 
७६।२२०१४ 
४०।परि० ७ 


रध्८ा१६८४ 
८7२।७४५१ 
२८:५।४०६२ 
३३४४५ ३६ 
श्थ्राश्प रे 


“१७७।४६८८,४७२ 


१८८२३। विनय 
२६२॥४१३२ 
१८२७॥ १४२, १४४३ 
श्व्य्णव १६६, १८५ 
२००।६४ 
१७४॥११४१ 
२६६।४७८०७ 
१०२। १८३१ 
३०१२०६ ३ 
३.०।३२३१ 
१६०॥६५४६ 
१६२३॥। १७८१ 
३२०।१६६७ 
३३०।२७३० 
३३०६ ०१७, २४१५ 
३६२३।१७७६,७७ 
१४०। १८३ ९१,८०९ 
३२७।परि० १६३ 
१५१५२॥४१४७ 
२६८।२३६११,*४ १८: 
२१६।४८८४ 
२६ ०१६३ 


जहाज 
जाचक 
जप 
जालंधर 
जाल 
जा[वक 
जाही 
भिम्मे 
जीन 
जीरन 
जुआरी 
जुवां 
जुवारथ 
जुद्ध 
जुआ 
जूठनि 
जूठो 
जूथ 
जूही 
जेंबत 
जेवन 
जैवरि 
जँहरि 
जोग 
जोगिनि 


जोगी 
जोजन 
जोधा 


भंडूले बार 


भंगुलि 
भंगुलिया 
भंगुली 
भंगूली 
भा 
भांफ 
आरि 


भा 


३७९ 


२६८। १६८, रण ए८८ 
१६७।४६०,६४८ 
२६०।४४८४ 

१७६।१०४ 

। 26 ४॥४२ ३४ 

६! ।१६७२ 

३२७।१७१ ३ 

२०१।१४९ 

३०४। 

२८। ३४ १९ 

8३६४।२६ ० 

३११५१ 

३६६। १४१ ३ 

२२ ०।४८८० १ 

२०२। विनय १६४॥२६० 
१०७, १६५६। १८:३२, १८३ १ 
१०७। १८८३२, १८८२३ १ 
२२०।५४६ 

३२२७।१७१ २ 
१०३।१८८२१,१४२६ 
१०३।१८३१,१४२६ 
३४८।६६०,६ ६४ 

६७।३ २१८८ 

र२४८।२६४ , रेप्य ४४ ,४० २ ३ 
२७५॥४५४४, ४०३०७, २५, 
र६३ 

२७५।४५५४,४०३७, ३५,२६३ 
२३७०४ १६ 

२२०।३६२१ 


२३७|७९६६ 
४७।६५.७ 
४७|७२५ 
४७[७०७ 
४७|७ २४ 
'४७|६५४७ 
२६१|६४२ 
१६४।१ ३७१ 


शिप० 


ऋारा 


फालरी 
भिल्ली 
भीनि 

भीन 
भुमका 
भूमक 
भूमक, भूमका 
भूमक 
भ्रूमक सारी 
भोलौ 
भोंटा 

मोटी 


ठाड़ 
टीकौ 
टेटो 
ठेसू 
टोडी 


ठ्ग 
ठगमोदक 


ठाकुर 
ठगिनी 
ढरकुराइति 
ठकुरानी 
ठोट 


डंडिया 
डांडी 
डिठोना 
डांड 
डुभकौरी 
डौंडी 
डॉंडी 
ड््फ 


१६१।१०१४, १८३१९, 
३४०।१६० २,८०९ 
२६ १।२५४१ ३१३, ३५४०६ 
३२२।३६४६ 

७|४४ ३ २ 
३०५४|४७८४ 
२६४।३४७२ 

२४७। ३५२ २ 
पड।धपु८,१७६८ 
३६ ३॥३४५४६ , ३४५ रे 
३४। २४१२ 
४॥११३६ 

३६३। ३२४५१ 
१४६।९०१४ 


६२॥४६७८ 
६७।२३२० 
११११८३१ 
१६। ३४६५९ 
१६४। ३४४६ 


१६ ७। १८६ 
१४१|४०१४,९२३१० 
१६७।४० १४ 
२२७।१२२,४२६ १९ 
१६७।२१६६,२२०१ 
२२७।४ २५४ 
२२७४६ ०६ 
१६०।१३२ 


३४। ३१४६ ० 
३६ ३े। २४५६ 
८२३॥७६ २ 
१६७॥२५४५५ 
१४४ १८३१ 
२१८।४७३ 
२६०[४२७० 


२८६।९४२, २४८६, २५४२२ 


डिसडिम 
डोर 
डोरी 
डोल 
डोलना 


ढकनियाँ 
ढेंढ्स 
ढाढ़ 
ढाढी 
ढाढ़िनि 
ढरहरी 
ढोल 
ढोलना 


तंदुल 
तंबोल 


तरिवन 
तगीरी 
तंच्छक 
तरिकौ 
तनसुख 
तनी 
तपसी 
तमचूर 
तमचुर 
तमाल 
तमोर 


तमोल 


तरकस 
तरकारी 
तरोना 
तरयोना 
तलप 
तष्टी 


सूरसागर की शब्दावली 


२८६।१५२४ 

२र२८। २४७१ 

३४८।| ३४५० , १३३० 
३६३।३५४३७ 
२३५७।६४८: 


३४४२६ १८ 

१३१ १८३१ 
र८६॥६४४ 
१६७|६४६,६५४६ 
१६७।६४६,६५४६ 
१४७| १८८३ १ 
रण८।३५४५२४,६५४८ 
रणू८।३५२४,६५४५८ 


१४६|४८४७ 
१६४४ १८, १५८८४, 
१५८३ 
४२|२८२३,२०२७,२४ 
२०१।१४१ 
३२४।२६ ० 
५२॥२१०४ 
६४४३५, २४।२१२६, ४४२४५ 
१२३। ३२४८८ 
२७५॥३ २६,५३८ 
२१७|७१२, श्नर८ 
२३१७।७१९, श्टरद८ 
२१३२३।७२२,२७३०, ९७४१० 
६६।३२३१, 
१६४।४१८, १४६८४, १५८६ 
१६४।४ १८, १४८४, 
१५८८६ 
२२२।६४ 
१३०|१४१० 
१२|२८२३,२० ९७,२४ 
१२|२८२३,२०२७,२४ 
३५७४ ७प्य 
रे४४। १८२१ 


शब्दानुक्रमरिका 


त्वचामग 
ताँब 
ताजन 
ताजी 
ताटंक 
ताडुपतन्र 
तारी 
तारो 
ताल 


ताल 
ताल 
ताला 
तिलक 
तीछन 
तीज 
तीर 
तुंबुर 
तुरंग 
तुरी 
तरुवर 
तुलसी 
तुलसी-माल 
तूर 
तुस 
तुन 
तेली 
तोरई 
तोरना 
तोमरी 
त्वचा-मुग 


त्रय-धार 
त्रिकूट 
त्रंता 
त्रेलोक 
त्रिकुटि 
त्रिकुटी 


२६॥४२०८ 
२११।६ . २, २७१० 
२०५॥ 
३०४।११३, २५ ३ १ 
3४२|१६१६,१७७८ 
३५४४।४७६ २ 
३६१|२४० 
२३४१।२४६ ०,३७०८ 
२६१,२६३॥६४६, ३४०६, 
सर 
र८३ | १३४८४ 
३३६॥१११७ 
२३५४५१|२४६ ०, २७०८ 
६€७।६४२ 
१०२|८४२ 
२७४७| ३१४६० 
७४| १०७८, १ २५६ 
२८३ |३५४०६ 
३०४|१६१९ 
३०४|४८०४ 
३२४|८६ , २६५ 
३३७|१७०६, १७१ 
७१|१०४४५ 
२८७।६५८ 
१०।३५८ 
३०२॥१२४१९ 
१६४|१०२ 
१३१।१८३१ 
२३०।५४८ 
२८५४।४०६ २ 
२६२॥४३०८, 
र२६।४३०८ 
१८०।२४७३ 
१७८॥४२६ 
श्ट्य४। ३४५ 
१८२।१६० २ 
२६०।४१४८ 
२६०।४ ४८४ 


त्रिदोष 
त्रिपुरारि 


त्रिभंगी 
त्रिलोचन 


थार 
थारी 
थालिका 
थाली 
थावर 


दंड 
दंडकवन 
दंदुभि 
दछिना 
दतुंवनि 
दतौनी 
दधि - 


दधिवाटी 
दधि-माखन 
दधि-वारी 
दमरी 
दरपन 
दरजिनि 
दरजी 
दरबाना 
दरबार 
दल. 


दल-बल 
दलाली 
दस्तक 
द्ह्यौ 
दहियौ 


श्र 


१६४४ १४७ 

२६४।१ ३१८५४, १ ३८२, 
१४१७ 

२३६५१ २८० 
२६४।१४१७ 


३२४३२।१४२,७०७,६४० 
२३४३।१४२७,७०७,६४० 
२४३|१४२७,७०७,६४० 
शपय८। १६६ 

र६€८[इणर८ 


२६२।४३०० 
१७८४० २ 
र८६। ३४८४ 
२४२|४० २६ 
२३४०| २०टा३,११६२३ 
२४५०। २५८२, ११६५,१२२७ 
१३१६।॥७६०, ७६५, १४३१) 
२१२६,१४०|८२७, 
१४५|८० १, ७६८ 
१४४॥८४५४ 
१४२।६०० 
१५४४[८४४ 
२१२॥१२६, १४६२ 
१००[ए८ण्८ 
१८११६६ ३ 
१९६१।३६६५ 
२१७।फुटरे 
२१६।३५२२ 
३२०५॥।३६१२,२६४|८७६ , 
२२०।२३,५६२,४२० १९, 
३६३४ 
२२०|४८१३६ 
१८८६।३१० 
२०१।१४२ 
१४५६६ ० ७,८०८ 
१४१९६ ०७,८०८ 


रे८२ 


दहिरोरो 
दही 


दाँवरी 
दाइज 
दाई 
दाउ 
दाख 
दाडिम 
दादर 
दादुर 
दान 
दाम 


दारि 
दारी 
दासी 
दारू 
दिगम्बर 
दिनमनि 
दिव्यबान 
दीठ 

दीप 
दोपक 
दीपमा लिका 


ड्र्कूल 
दुज 
दुन्दुभि 
दुपटि 
दुमची 
ढुग 
दम 
दुम-चर्म 
दुलरी 
दुलारी 
दुलहिनि 
द्ध 


१४७|८० १ 
१४५|६०७,८०८, 
१४०|७६४ 
३४८॥६६ १,६६७ 
२४२|४७ १,४८० १ 
१६२।६०८ 
२६०॥१ १ 
१२४|८६९६,८३ ० 
१२४४ ०७ 
२०७।३२३,६१ ०, ३८१६ 
३०७।३६३ २,६१०, ३२८१६ 
२६६|१६० १ 
२१२।२१४६, ० ३४८, 
[६७६,६ ७५ 
१०८॥१४१०,२० ९४ 
१०८|१४१०,१०१४ 
२१३७|।१४१ 
२२३॥ ४८८ 
२७४| ४११६ 
२६४| १३८५ 
२२४॥५४ ० 
२७१|१६ ०५४ 
३५४०|३७८, ३७१ 
३४०। २६८, ३७१ 


दधबरा 
दब 

इलह 
देवगिरि 
देव-गुरू 
दोनियाँ 
दोहनी 
दौनागिरि 
ह्वादस बन 
द्वापर 
द्वारपाल 
द्वारावति 
द्वारावती 
द्वारिका 
द्वारिकापुरी 
द्िजि 


बे 


हैं दु 


धतूरा 
धनियाँ 
मनु 
धनुधरि 
धनुष 
धमारि 


२४६।१४२०,१४३०, १५१३, धम्मिल 


६।३४५६ 
३१४॥१०६ 

२१८॥।४५६८ 

४०।७ 

३६३। ३२४४६ 
२१५४॥४१६ 
१२५।१८४५४,४०८, 
६४८१ 

७3१(११५३१० 
२६४|४०६२ 
२४१।१६६ ० ४८०६ 
१४०|८४८,८२७,७६४, 


धर्म 
ध्यान 


. ज्वज 


ध्वजा 
धातु 
धान 
धार 
धारना 
धीवर 
धुश्ारी 
धुजा 
घूत 


७६३, १४४।८४५,१३६। १५, ३ धेनु 


सुरसागर को शब्दावलो 


१४२।९० १४ 

२३०। १ 

२४१।१६६ २ 
२६४।परि० १०८ 
१८:०५।७२६ 

३४२ |८०५६,६०२२ 
३४१।१०१६,१०२७ 
१८८१॥४६ ३.३५६४ 
१७०।३४७२ 


5 १८:४| १४५४ 


२१७। १४ १ 
१७२|८३,८४ 
१७२|८३,८४, 
४७२|।४७८ 

१७२| २६८ 
२६६।६५२, २६८ 
८२०[७-८्ट 


३३५।४६ ४८: 
११८|।४२२२ 
२२२|३०७,४६७ 
२२२४६ २७ 
२२२॥३०७,४६ ७ 
२४७| ३१५१ ३ 
६२|३०६१३ 
२५३।४७७८८ 
२६०|४४८४ 
९२१।५४८,५४६ ३ 
२२१।५५४८,५६ ३ 
२१०| २१५१६ 
१०६|२४७२३,४२२२ 
१४३॥१०१६ 
२६ ०।४४८४ 
१६०|४८६ 
१३५४॥ १८२३१ 
२२१।५५४८,५६ रे 
१६७|।१२६ 
३०२|६६२ 


शब्दानुक्रमरणिका 


धोलागिरि 
घोती 

त्त्‌ 
नकबेसरि 
नकीब 
नक 
नग 
नगर 
नगरी 
नट 
तट, नठनारायन 
नटनी 
नटी 
नथ 


नथनी' 
नथुनी 
तफा 
नरक 
नलनाल 
नलिनी 
नवरंगी 
नवसत 
नफा 
नाइनि 
नाग-फाँस 
नागिनि 


नागबेलि 
नागलोक 


ताज 
नांदीमुख 
माद 


नाराबंद 
नारियर 
तारी 
नाव 


श्१२५१६ 
२६।१६०२ 


3२॥२०६ ३ 
२१५०।१४१ 
३०७|४३२ 
२०४।३१० 
१६६|६३६ 
श्८:७।४ २८१ 
१६६॥६८,४२४७ 
२६५४।२७४६ ,८रे८ 
१६६॥६८,४ २१७ 
१६६॥६८,४ २४७ 
५१५०॥|२६४४,२७४६, 
३०६३ 
८०।७२३ 
५५|२६४५,२७४६, 
२०६३ 
श्द् ७|४ २८१९ 
१८र३े।३२७२ 
२३१।२७८ 
३३१।३१६६ 
१३॥३ २६३ 
८:9।२४५४० 
१८७|४२८०१, २६७ 
१६२।६०८ 
२२४।५८४ 
३०६।७६ ३ 
१६४ २४८० 
३१०२६ 
१०६। १८३९ 
२७०।६४ २ 
२६३।४६३६, १६६, 
२७६॥४७१२ 
३४।१६ कं हु 
११५४॥२१४६ 
२५७६॥४७१२ 
३६८।६६ ,४८४,४८. 


निकुंज 
निगड 
निगम 
निचोल 
निमो ननि 
निमोना 
निबशा 
निबुआनि 
निबौरी 
नियमासन 
निरंजन 


निरगुन ज्ञान 
निवारी 
निसान 
निष्कामी 
निषंग 
नीप 

नीम 
नीमषार 
नीला 
नीलकंठीर 
नीलम 
नीलाम्बर 
तीलावती 
नीबिया 
नूपुर 

न्‌प 
नृपति 
नेग 

नेजा 
नेवज 
नोई 
नौसरिहार 
नौका 
नौबत 


पंकज 


रै८३ 


३२६।२७६४ 

३४१६ २६ 
२७७|२०४,२३५ 
४८७१२ 
१४७|।१०१४, १८३१ 
१५४७|१०१४, १८३ ९ 
१२७|८४६, परि० १५३ 
१२७| १८३१ 

३२५४५|४ ८२ 

रथ 
२६१।४७१२.४७१ ३, 
४६६७ 

२५ १|४५४४ 
३२८।३५४६२ १ 

रश्श्८ट। १४४ 

२४५। ३६४ 

रर२२।|३३२ 

३३३। ३४४७ 

३३५॥ १४४२ 

१७६। २ रद 

११ ३४८२ 
३१६|७७६ 
२०६|२८३२ 
१५४०७ 
१११,१७६॥६१० ९४ 
३२। 
६७।३०६७८१।७१५ 
२१३।२५४०,३ ४१, २४२ 
२१३॥२५० , २४, रै४ २ 
१६२।७१८ 
२९३।२७४७ 
१०६।१७१ ०,१५१ ९ 
२४८।१०१६ 
५७|२१०४ 
३६८॥६ ६ ४८४ 
२१०८॥| १४१९ 


३३१।६४ 


पंखा 
पंगति 
पंचतत्त्व 
पंचरंग 
पंचवटी 
पंछी 
पर्जक 
पडित 
पकवान 
पक्‍्कौरी 
पखावज 
पगा 


पगिया 
पच्छी 
पाक 
पट 
पटरानी 


पटकौरी 
पटवारी 
पटंबर 

पटह 

पदिक 

पटिया पारना 
पटुका 

पटुली 

पटोरी 

पटोले 

पांडे 

पतबरा 

पत्ता 

पत्र 

पताका 
पत्ताल,पतालहि 
पतियाँ 
प्रतिहारी 
पलीता 


३५० २६८६ पतौषी 
१६६।परि० १५२३ पत्रावलि 
२६१४५ १८ पत्नी 
१२|३४ २८ पदमासन 
“१७७|८१७ पदुमिनि 
१३४८६ पदुम 
२५७।४८४६,४१६ पन्ना 
२२६।३४३२ पन्नग 
१४७|६ १४,८०८,व्३ ० पनघट 
१४४|१०१४,८० १ पनव 
र्ू८।२५१ ३ पनवारा 
४२।६४६,५४५४८, १६८६, पनवारो 
३१०३ पनिघट 
४३ ।२६७८ पानिग्रहन 
३१५४॥८६ पनौ 
१४८|८६७ पविहा 
७] २४७४ 


२१४।४२४६ ,४२६६ ,४२७०,पय 
४१६ 


१३४|१०१४,८० १ पयौ 
१६६॥१२४ परकार 
७।६२६ परगना 
र८६॥६४२, ३४३२ परवर 
१६|३२२२८,७८।७ २४ प्रमहंस 
६३|४१६८ परमानंद 
४१|परि० ७ पार्राह 
२४६।२४० , ३४४ ३ परिधान 
८२३११ परेवा 
८॥२४६ पर्व 
२२६|८६६ पलंग 
२१४४।१०१४ पलल्‍लवू 
३२५|८८,८६ 

३४ ३। २४६ २ पलास 
२२१।६०२ पलिका 
१८२।३७०,१६०२ पवन 
२४३|४०६ हे पासनी 
२१७| १४४ पहिराबनि 
र२र्शष्टनार पहुँचिया 


सूरसागर की शब्दावली 


३४२|१०११० 
३२५०४। २४१४ 
३५३|४०५४४ 
रफ्ट।४ शरण 
३३१।२७२६ 
३३१) 
२०६|४८०४ 
३०६॥२७३३२ 
३४०।२०४७ 
२८९।६४० 
२५२। 
१६६|८२६ , १८३ १ 
३े४०|२०७० 
२४१॥१६६ ० 
१४४] 
३२२२।१२४०,३६५४9५, 
३६४६ 
१४४|८०८,६ ११,४६०, 
१४०|१०१४,७६ २,८० २ 
१४४ [८००८,६ ११,४६० 
१०२।२० १ 
१६६॥६४७ 
१३१|१८३ १६ 
२४१।४६१९५ 
२५१॥४६ १५ 
२१०।३६ १४ 
२॥६४२ 
३१८। १२७७ 
२६६।४८६ ३े ४६ १६ 
३५७।४८६ ३,२२६ 
३२५।२०७,१४४र, 
२८६३ 
३११।१०८२ 
३४७।२६४६ 
२६०।४१३१ 
२२३५|७०६,७०७ 
४१ ३४१७ 
६३।६४१,७३५,१६७ 


शब्दानुक्रमरिका 


पहुँची 


वृहरू 
पाखरि 
पाक, पाग 


पाग लटपटी 
पाग 


पागरी 

पागे 

पाट 
पाटपटम्बर 
पाटंबर श्रंबर 
पाटी 

पॉडल 

पात 

पातर 

पात्र 


पाती 
पान 
पापर 
पामरी 
पायक 


पारन 
पारषद 
पारधी 
पारिजातक 
पांवड़े 
पालक 
पालने 
पालनो 
पांसे 

पिक 
पिगला 


६३।६४१,७३५, १६७४, 
८०|७१४,७२५,७४१ 
३४१॥६२६ 

२३०५॥ 

१४८| १०१४, १८३०, 
१३७|१०१४ 
४३।१६८६ 
४३॥६४६,५४४८, १६८६ , 
३१०३,१३६।१४ १० 
४३।परि० ७ 
४३।६४५ 
२१४।३०३, १४६ 
७४२१ 

७|१६६ 

२३५४७] 

३२८।४५ २ 
२३२५७|८८,८५ 

१५२। 
२६२|४३०१.३३६। 
२६३ 

३४२|४०६ ३ 
१६४।६८८०, १८३ १ 
१४६।| १८३१ 
४०|२०७५ 
२२०|१४१, ३२८४५, 
१६३ १६ 

२६७|१६०२ 
२१६॥६६ ० 

१६५४॥६ ७ 

३ १८।परि ० ४२३४ 
२१८।१६० २ 
१३१४|९०१४ 
३५७।६५४६ ,६६८ 
४५४७।६४६ ,६६८ 
३६४।६० 
शे१८।३६२१, २८३० 
२५४६।४६६७,४ १८६, 
४७१२ 


पिछोरी 


पिड बदाम 
पिडाक 
पिडीक 
पिठौरी 
पिनाक 
पिपीलिका 
पियादा 
पियूष 
पिराक 
पिरोजा 
पिस्ता 
पीजरी 
पींजरा 
पीढ़ा 

पीत 

पीत बसन 
पीतपट 


पोताम्बर 


पीपरि 
पुर 
पुराण 
पुरान 
पुरातन 
पुरि 


पुरी 


पुतरी 
हा 
पूंगीफल 
पूरक 
पूरबी 


अवाल 


३८५ 


४०|२००३,४६४,४८। 
७६६ 
१८|[८३०,१०१४ 
१३१।१०१४ 
१३१|१०१४ 
१५४४|१०१४ 
२६ २| ३८५४ 
३१११५ १ 
२२०१४ १, ३८४५४, ३६ हे 
१६३१|२३६५ 
१४ १३|८२६ 
२०७) ३४५० 
२२८॥८३० 
१६४।४ २३४ 
३४० | २८६ ० 
३४६।६ ६८ 
२०८।४१, ३३ १८८ 
इंट।२००७ 
१८॥१२४६ ,१६६४,४८॥) 
७१५ 
१४॥ ३१ २४, २८। १२४३, 
२०६२० 
११५|२१४६ 
१८८७|४ २८१ 
२७७।६८, १५७, १४ 
२७७। ६८, १५७, १४ 
रे८।४ ३ ११ 
१४४॥८० १, १८८३ १,८५६ , 
प्र€ 
१४७४॥८० १, १८८३१,८८४ ६, 
८२६ 
३६१।४६६६३ 
२३२४|१४१९६,२७७८ 
११८॥४६६ 
२५४६।४१२८ 
२६४।२७२६ 
२१४।२४० 
२०६७८ 


रे८६ 


प्रयाग 
प्रानायाम 
पेंजनि 


पंजनियां 
पैठा 

पैठा पाक 
प्रमभवित 
प्रेम भगति 
पैलेंतट 
पेंसारिनि 
पैठ 

पोई 

पोत 
पोता 
पोरिया 
पोरी 
पौन 
प्योसर 


फगुआा 
फंसहारिनि 
फंदा 
फटिकसिला 
फनपति 
फरद 
फरिया 


फरी श्रगस्त 
फल 

फनिग 

फाँग फरी 
फाँगी 
फाँसी 

फाग 

फोशु 

फुलेल 
फुलौरी 


१२६।४१९६ 
२५८।२६४ 
६७।१६७६ 
८१।७५४०,७ २४ 
८१|७४०,७२४ 
१६१। १८२३ १ 
१४८| १०१४ 
२५५।४२१४ 
२४४ |४५४४६ 
३७० | ३८७२ 
१९५४॥२०६ १ 
१८६॥४ २८१ 
१३४|१०१४ 
३६८।७५५ 
२००| १४२ 
२१७|४० 
१५४५७४|१०१४ 
२६०|४२३२०८ 
१प८[८०१ 


२४| ३५४१ १ 
१६७।|२१६६,६२०१ 
१६७|२२००,२२० १ 
२०७।१६६ ,३४४०, २४४८: 
३२४|२६३ 
२००|१४६ 
२३२।१३१२२,१३२६, 
१२६ ० 
१३१॥१८२३९१ 
२५४५३|४७७८ 
३०६॥१ १६८ 
१११।१८३९१ 
११९।१०१४ 
२६७|४१६ ८ 
२४७| ३४७, २४७८ 
२४७।| २४६६ 
२०| ३४६ ० 
१५४|१०१४,८० १ 


फूल 

फूल करील 
फेट 

फेंटा 

फेनी 

फोज 
फौजपति 


बंगाची 
बंद 
बंजर 
बंदन 


बंदनवार 
बंदी 
बंदीजन 
बंसी 


बंधुक 


बधूक 
बक 
बकसनि 
बको 
बकुल 
बगा 
बगुली 
बघनहाँक 
बधना 
बधनिया' 
बन्छ 
बछरनति 
बछुरू 
बजारिनि 
बज 
बहा 

बट 


सुरसागश की शब्दाव 


२२५।५०८, रे५ २५ 
१३३|१८३१ 

२६ | २४६ ८ 
४१।१४ ३ 
१४०|१० १४ 
२२०| १४४ 
२१६।३६ २२ 


२६४|परि० १२१ 
२२।३०६८ 

२०२] विनय 
२१|३४८५,६७| 
१६७१ 

२३०। 

२१८| १४४ 
१६७।६५ ३ 
१४२।१२६६,२८६। 
१२६६ 

२२८।७२२, १४१७, 
२४४० 
र२ेर२८|७२२,१४१७,२४३० 
२१६।२३६ ३ 
२३१।६५७ 
२१६॥२३६ ३ 
२२८।१७१३, ३५४२१ 
४७।६४७,७१३ 
३१६। ३५४७ 

२७१।७ ३६ 
८२।७३१ 
८:२|७२१,७०१ 
२०२॥६४४,१ ०५६ 
२०२॥।३०,६२१ 
२०३॥६४४,१ ०५६ 
१९५।२०६? 

२०२। ३४५६, 

२०२| १४२ 
३२४८।४०२२ 


ब्रटपारी, बटपरिलि १४£७।१२६ २१६४५ 


शब्दानुक्रमरणिकी 


बढ़ेया 
बदरिका 


बदरिकाश्रम 


बदरी 


बदरी वन 


बदाम 
बथुआ 
बन 


बनजारिनि 


बनकोरा 
बनमाली 
बनिज 


बब॒र 
बर 
बरछा 
बरसाने 
बरषा 
बरा 


बरात 
बराती 
बरामद 
बराह 
बंतियाँ 
बरी 


बरुन लोक 


बरूहा 
ब्र्ज 


ब्रह्म-द्वार 


ब्रह्म 
ब्रह्म 


ब्रह्म-अ्स्त्र 
ब्रह्म-फास 
ब्रह्म-बान 


ब्रह्यलोक 
ब्रह्मानंद 
रस-गाँठ 


१६०।६६५,६४६,६६८ 
१७६ | रे८४,४६ ३० 
१७६। ३८४,४६ ३० 
३२४।१७०६ 
श्८२।| ३८३ 
१२८।८३०,१०१४ 
१३४|१०१४, १८३े १ 
३२६ | २८६७ 
१६४|२०६ १ 
१२३१॥१०१४ 
२६०|४४८४ 
१८६॥२१४२,२१४३, 
२१४६,२ १४७ 
२३६।६१ 
३४८॥४०२२ 
२२३|।४२८१,६ ० १,४२१३६ 
१७२| २५४९ ३ 
२०२। 
१४४|८४२,८०१ , 
८८०४,८५६ 
२४१ |४८०४ 
२४०|१६६ ७ 
२०१।१४३ 
२६६।३६ १, ३२६ २ 
३४५०| २६८ 
१४७|८४६,१०१४,१८३३ 
१८२३।१६०२ 
र४८।४०२२ 
१६६।१२९१२, ३२७२४ 
२६० [४४८४ 
२४६॥४७१२,२६०।४७१ ३ 
३६०। 
२२४। २८६ 
२२४॥१४८ 
२२४।५४ ९ 
श्८३।११६१० 
२४४।४७१९२ 
२३२६।७१२,७१४ 


बलाकी 
बलाहक 
बल्ली 


बसन 
बस्तर 
बहनियाँ 
बही 
बहुलि 
बहूँटनि 
बहुँटा 
बहेरा 
बाकी 
बाग 
बागे 
बाजन 
बाजि 


बाजा 
बाजी 
बाजूबंद 
बाजे 
बाट 
बाटा 
बाढई 
बानी 
बान 
बानक 
बानर 
बानेज 
बानेत 
बाबर 
बाम्हन 
बायस 
बार 
बारिनि 
बाँस 
बांसुरि 


३८७ 


३१६|२४२४ 

३१६। 

२३२४|२७२४, ३६ ३८, 
प४०८, ३४७२ 
१|१२६० 

३५४७।५२ 

२३४६॥६५४ 

२००| १८४ 
१२८।१७१३ 
६२।२१४८,२०६२, 
६२।२१५८,२०६ २ 
११५७।२१६ 
२०१|१४३ 

३०४॥२३ 

४२|१३५७२ ० 

२८३।६ २८, ३५४२ रे 
२०४|२३२,९६६ २, २१८, 
१४४, ९ ४७ 
२३०४|२३१,१७६ २ 


“है६४६९० 


६२॥२११६, २८र३े।६€८०५४ 
२८:३।४८०५ 
१८७।३१० 
१४५४|१० १४ 
१६०।६६५४,६५४६ ,६६५. 
३४०॥ ३७१ 
२२२।४६३, २७१ 
२२०| १४१, रे८४५ 
३००|६८८ 
१८६|२१४२ 
२२०। १४१, ३८४ 
१७५२|८०१ 
२२६॥८६७ ,३७७० 
२२२।४३७१ 
८६। ३२१५४ 
१६२॥६ ३७ 
३१६।१८६४, १६४१ 
२८८६| १६६७ 


८८ 


बांसुरी 
बासुकी 
बासन 
बाहबिडम 
बिछिये . 
बिटप 
बिदु 
बिम्ब 
बिद्र मं 
बिभूति 


बिलार 
बिलाव 
बिहंग 
बीज 


बैला 
बेला 
बेलि 
बेली 


बेल 

बेच 

बंद 

बैंठ्की 
बैजंतीमाल 
बैकुंठ 


३६२।१२६ ७ 

३२२४। ४२३४ 
३३६|७०७ 
११५४॥२१४६, १५४२८ 
६ृ८।१६७६, २७३७४ 
३२५।१६३, १८८६ 
६७।१६७१,१५६४ 
३२७|१२७७ 
२०६।|७५४८,७० २, १९४२७ 
२६२। रेष्प४४,४३१ १९१, 
४३०८८ 

३०१|३११, ३४७ 
३०१|३११,३५४७ 
३१५। ३६४६ 

२०२), 

र२८४ी। ३४८७ 
र८४)॥२१६,२५४०६ 
१६४। १८३१९ 
६६।३२४६ 
१२॥।२२२६ 

५२| २४४६ 

८:०।११ 


३२५।२७३४, ३६ ६८,५०८, 


३४७२ ,२४८,६६९७ 
२४०।१६४०,४१ , २४६५ 
र८६|६ ०२,२६२, १८६५ 
ध८८०|३४६४ व्घढ ७६६ 
३४६|५६०१४, 
३२७।३६ ३९२ 
३२७| १७१३ 

३२२७४॥।२७ २३४, २६ ३८, 
५१०८, ३४७२ 
३०१।३३११, १८४ 

१६४ |४४७ 

१६४।४१९४७ 

२३५४६ |७ २८ 

७२| ३४५३० 


श्य३।३४६ ४८६,१७६२ 


बैसरि 
बस्या 
बोल 
ब्याज 
ब्याध 
ब्यापार 
ब्यापारी 
ब्याल 
ब्याह 


भजनानंद 
भट 


भवन 
भसम 


भस्म, भसम 


भाड 
भागवत 
भाजन 
भात 
भाट 
' भारत 
भालि 
भिखारी 
भिच्छुक 
भिल्लिनि 
भुवाल 
भुवाला 
भुजंग 


सूरसागर की शब्दावली 


३४५४॥६६ ०,२०६ ३,३५४ १६ 
१६६|२४५३ ९ 

२६३।३५४२ १३ 

श्य्थया४ ०४६ 

१६४॥ १७६ 

१८८६|२१४६, १६५ 

१८२६॥ २१४६ 

३०८८।७४१, ११९७, १९७५४ 
२४१।१६६ १ ,४८००१, 
२४१२१ १४८८० ४ 


१३१। १८८३ ९ 
३१२। ३२८६ 
३१२।१२४४, २८०६ , 
शे८घ४३, २२६ 
३१२।१२४४, रे८८ ६, 
३८४३, ३१३६ 
२०४।४७१२ 
२२०|१४४, ३६ ७६, 
४७६६ ,४२३६ 
२१५४|६४६, १६० २ 
२६२|३८४४,४ २३९१, 
डरे०्प्स 
२६ २| ३८८४४ ४२३९ ९, 
धरे०प्य 
३३६।६३६ 
२७७।६५.,१४५५४., २२६ 
३३६।७६६ 
१०६|१५६, ९०१५४ 
१६७|६४६९ 
२८०|२६७ 
२२३|३६३ १ 
१६७।२१७ 
१६७।६घथ 
२२१७। २५ 
२१३॥६२९ 
२१३॥६२२ 
३०९।२८४६, २३ ९ 


शब्दानुक्रमरिकां 


भूषन 
भूतल 
भूपति 
भेरि 
भेरी 
भेली 
भेषज 
भेसो 
भैरव 
भोग 


भोजन 


भौम 
भौंर 
भौरा 


मंगनी 
मंजीरा 
मंहगे 
मांगपाटी 
मंडनि 
मांडनी 
मगछी 
म॒ुदरी 
मग पकौरा 
म्‌गा 

मंग 
संजन 
मंडप 
मंडल 
मंत्री 
मंदराचल 
मंदाकिनि 
मंदारहार 
मंदिर 
मकर 
मकूनी 


५०।१६७५ 

श्व्डे। 
२११३॥२४८ 
२८६।६४२,४७३,५६५४८ 
र८्६|२४२३ 
१३६|७६८ 

१६४।४ ९४७ 

३० २। २३५७ 
२६४।३४४६ 
१०६।१४१२, १५१८, 
र२६४०।८७६ 
१०२|८०१,८०४६ , १ ०१४, 
श्र ९ 

१८४५ ७२६,२७३२३६ 
३१२।३२५७४०,३ रेप 
३१२।३२५, रे रेट 


२३६॥४२६७ 

२६ १|परि० १२६ 
२१२।३१४१६ 
५१|१६६० 
२३।१७६८ 
३२३।१६७१ 

१५७। १८३ ९ 
६४॥५५७ 
१४४|१०१४ 
२०६॥३२३५ 

६ ०| ३४६७ 

८८॥ १६६४ 
२४०।१५६६ ० 

२४ ०|४८० ३ 
२१६।१४१, १४४,६४ 
१८ १॥४ २४५ 

१८८० ४४२ 
७१|२००२ 
२१५४।५१६,६५२ 
३०६|२४२३४२३,२४ रेप 
१५५७|१० १४ 


मकेस 
मदियां 
मगर 
मचकि 
मच 
मच्छ 
मजीठ 
मजीठी 
मठरी 
मटुकिया 


मठ 
मणि 
मतंग 
मथनियाँ 
मथनी 
मथानी 
मथुरा 
मदन धनुष 
मदपान 
मधु 
मधुकर 


मधुकरि 
मधुप 
मधुपति 


मधुपरक 
मधुपुर 


३८६ 
२१६८|४२६ 
३१९४। इ८ग८ 
३० ७| १४६४, २४५६ 
३६ २। २४५ ९ 
२६ ३। २४४६ 
२०६|६७,६६, २७६ 
११४॥२१४६ 
२०।४११० 
१४४।१४ २९८ 
२४१।६४६, २१४८, 
३४२०,२१३० 
१५४परि० १५४३ 
२०४।६४४ 
३०४॥|२१३६ ० 
२३४६।७६०,७६ ३ 
२४६।७६०,७६ 
२४८६।७६०,७६ ३ 
१७१।६२२,१७१६ 
२२४।२३६५, २३६४४ 
१६२॥५१६ 
१३८|८०१,७०७ 
३१२॥७३३६ ,२४१६९, 
२४४१,२४*७ 
२१२।७३३६,२४४१, 
२४४१,२४५७ 
३१२।३८४५, २२७४, 
४२३५७ 
३१२|२४११ 
२४१|१ ६८६ 
१७१|३७२४,४२०६, 
४०१६,२६६२ 
१७१।६२२, रे८१ ७, 
३७६५४ 
१७१|८२२, रे८१७, 
२७६९५ 
२३१४॥४० 
१०२। १८३१ 
२०४॥९५४४ 


३६० 


मनिमय जठटितहार ५७॥६ ३ रे 


मनिभू षन 
मयारि 


मयूर चन्द्रिका 


मरकट 
मरकंत 
सराल 


मराल छोना 


मर्आा 
मरुवा 
मरूवौ 
मख्सा 
मर्कट 
मलयभिरि 
मलाई 
मल।र 
मल्न 
मल्लाह 
मल्लिका 
मसानी 
मताहत 
मसि 

मसि बिदा 
महतो 
महराने 
महरि 
महल 
महलनि 
महादेव 
महा भट 


महाराज 
महावत 


महिष 
महीपति 


४०।२४४०, १६७३ 
३६३।| २३४४० 
७४।७७२ 
३००| ३३२, ३६६ 
२०६।१६५४७ 
२३१३४|७७६, ३०७, 
२४०६, ३८४१ 
२१४|७६६ ,३०७,२४०६, 
रे८०५ १ 
३२८। ३०४२ १ 
३६ २३| ३४४६ 
१२२८।२४३ १ 
१३४| १८८२२ 
२००।२३३२,३६६ 
११८|२३४६,५३ १ 
१४४| १८३१ 
१५६४।४० ०५, १ ०४६ 
१६६ १६८२, ३६४॥३६६ २ 
१६ ०।२६ १४ 
३२८।१६६६ 
२४४। 
२००। १४२ 
२४४।४० २१, २६ १८८ 
८२।७ १२४७ 
१६६। १४२ 
१७२॥८६६ 
१६६॥६३ १ 
२१४।६४६, ६६०२ 
२१४॥६४६, १६०२ 
२६४।१ २८४ 
२२०।१४४, २९ ७६. 
४७६६ ,४२ ३२६ 
२१३।४० 
१६५|।४६५५, 
३०४। ३६२१ 
३०३१५ ६४ 
२१३।२६ १३ 


महुअरि 


महुवरि 


महेरी 
माखन 


माखन रोटी 
माखी 
मागध 


माधववेनी 
माधवोी 
मनसरोवर 


मं।ट 


माया 
माया 
मार 
माल 
मालती 
मालबई 
माला 
मालिनी 
माली 
माल्र 
मिठाई 
मिथिला पुर 
सिथौरी 
मिरम 


मिरदंग 
मिर्च 


मिरिच 


सूर॑सागर की शब्दावली 


रट्७। २४७८, रे४डंपटए४० 
३१२|परि०११० 
र२८७। ३४७८, २४८४ 
१५८। ९८३ ९ 
१३६|७६२३,७७६ , 
ए८१,७६५, 
१४०|७६४,८२७, 
९४०|६४४ 
१३६|७८२ 

२१४ रेटभत 
१६७।४६ २९,६४२, 
२१८॥ १४४ 
१८०।४५४४ 

३२७| २३५२ १ 

१८८२| ३४6 

३४१।६४९,२१ ४८, 
२४२०,२१३० 

२५२।| ४५ 

१६१|४७८ ३ 

२€४| २९८४ 

४६।३००७ 

२२७।१७१ ३ 

२६४ ३४४६ 

उब्य|७२२ 

९१६ १॥१६६ ३ 

१६ १| ३६६६ , ३६६५४ 
३१६। १ ३८४ 
१४७| १४२६ 
१७७|४८८०६ 
११७|१०१४ 
२००|४६ ,७०, रे८४३, 
३८२० 

रणण। ३२ ४८८, २४०८, 
६४२ 
११५४|२१४६,२१४७, 
१०१४, १८३१,८०१ 
११४॥२१४६,२१४७, १०१४, 

१८रे १,८०१ 


शब्दानुक्रमरिका 


मिष्ठान 
मिश्री 
मिसरी 
मीठे 


मीठे चरपरे 


मीन 
मीन्ही 
पट 
मुजमिल 
मुक्ति 
मुखारी 
मुग्दर 
मुजमिल 
मुद्रा 
मुद्रिका 
मुरकी 
मुरज 
मुरलिका 


मुरली 


मुरुज 
मुसल 


मुस्तोौकी 
मुहचंग 
मुहासिब 
मूल 
मूली 
मूल्य 
है 


म॒गचर्म 


मृगछाला 
मृगमद 


मृगा 


१४७|७०७ मृनाल 
११३६|७० २,८०१ मुदंग 
१३६|७०२,८० १ 

१०२ १८३१ मेखला 
१०२॥१०१४ मेथी 
३०६|६७,१०७, ३८१ २ मेवा 
३०६॥२४७६ मेगल 
१००|२८०६,२८१० मेदा 
6 १८७।१४२ मेन 
२४३२| ४७७८: मेनाक 
१०१४८ ३ मंढनि 
२२३२॥५४८ मोगा रो 
२१६।१४३ मोतिनलर 
७०।४३२,२६२॥४३०८,४३११ मोती लाडू 
६४|१६७१ मोदी 
<०]|जह्प मोर 
र२८८।६४ ०, ३५१ ३ मोरचन्द्र 
२८६।१२७४, मोर पखोना 
२६२|१२७४ मोरमुकुट 
२८६।१३२०,६०२, मोल 
३२६२।१३३० मोदक 
ब्दूण। २५ २५ मोहरिल 
२२३|४८० १, 

२५५ मोर 
२१६।१४२ म्नरिचि 
२८७। २४८४ 

२००|१४२ 

१८७| १४९२ यम 
१३२।४२४७ 

१८६।४२८२ रई 
२३००|४६,७० , रे८२४ रे, रंगभूमि 
र८२० रगमहल 
२६।४१२३ रंगरेजनि 
२६।४१५६ रजक 
२४। ३४०५६ , 

८३|७०२, रजु 
६७।१६७३ रबाब 
३००|४६,७०, रे८४ २, रें८२०. रविग्नहरणा 


३२१।२७३० 

रण८। २४८८,३१०८, 
६४२ 
७३।१२४२३, १२५१ 
१२४।१० १४ 
१८८३० 
३०४|१०५ 
११३|८४६ १४ १ 
३०६।३०७ 
श्न१। 
३०१|४४६ 
३२७। २३४८ 
४६॥१६११ 
१५ १॥८० १६ 
१६५॥। १४१ 
२३१७।१५४६४ 
२३१७| ३२८० ३ 
७५| ३७७२ 
७४।११११ 
१८६।२९१४७, २१५२।३५ १६ 
१५४ * | २४८८० 
२००|१४३, 

२१६। १४१ 
२४१।१६८६ 
११४॥२१४६, २१४७, 
१०१४, ८२१,८० ६ 


२४० । 


२४६।७६०,७६ ३ 
२२१।७६४ 

२१५| ३४६० 
१६१।३१०३४ 

१६१| ३२७८६ , २६४५, 
३६६० 

रे४८ा६६ २ 

र८३| २५४०६ 

२६६ [४८६ 


१६२ 


रतन 

रतन जठित 
रताल 
रथपायक 
रथ हँकवैया 


रथ 


रनभूमि 
रनश्वेत 
रब 
रबितनया 
रसातल 
रसाल 
राज 
राजकुमारी 
राजपाट 
राज सभा 
राजसूय 
राजा 


राजीव 
राइ 
राइगिरगिरी 
राइता 
राउ 
राइ 
राव 
रास 
रिचा 
रीछ 
रीति 
रुंज 
रूप 
रेचक 
रोटी 
रोरी 
रेसम 


२० ४।६५६ 
५०।९१७७८८ 

१३१ १८३९ 

२२०। ३६४९ 
२२०|४०६, 
३६६|४७६ 
२६६॥।२६,४००६, 
४०९०,२७० 
२२१।२७०,२७१,४२३६ 
२२१।४८० १ 

३६४। १ ३८२४ 

१७५| स रे 

१८३। विनय 

३३४। १५४४२ 

२१४॥३० ३, १४६ 
२१४।४७६ २ 
२१४।३०३, १४? 
२१६॥३०१ ,२४० 
२६८॥। ११ 
२१३।१४४,४१६, 
४१६,४२४६ 
३३१।२४२६ 

२१ ३। २४८, १४५, २७ १४ 
२६ १। २५४१ २ 

श्ण्दा श्८यर३ ९ 

२१३| ३४८, १४१, २७१४ 
११६। १८३९१ 

२१३। ३४८, १४५, २७४ 
२४४।१६५७, १६४५४ 
२७७|१७६ ३ 
२६६॥५८१ 

२४१।१६६ ३ 
रप्८।६४० , २५१ रे 
२१०।१४२ 

२५६|४ २२८ 
१४४॥७७७, १०१४ 
६७।६४२ 

६|६४६ 


रिष्पयम्‌क पर्वत 


लंक 
लंकगढ़ 
लंक दुर्ग 
लंका 
लंगूर 
लठवांसी 
लंहगा 
लकुट 


लग्न 
लट 
लटकन 
लटूरियाँ 
लता 
लपसी 
लराई 
लवंग 
लसकर 
लाहा 
लाडू 
लापसी 
लावननि लाडू 
लाल 


लाल्हा 
लिखहार 
लुचुई 
लूटा 
लेखा 
लेखनि 
लेखो करत 
लौंग 
लोन 
लौनी 
लोहा 
लौंडो 


सूरसागर की शब्दावली 


१७८।५१२ 


१७७।५३ ०,५४६ 
१७७॥४६६ 
१७७|२६६ 
१७७।५२० ४४६ 
३००।४४० 
१६७|१८६ 

२२॥४४ 

४३|२०२४,२०५४८, 
३६११४०५७, ३ ४८।६ ७४ 
२४१॥१६८६ 
८६।२६६८ 
५४६,७६।७१७,७२२ 
८:४।१ २४,७२३ 
२०२,३२५।| १८४५ 
१४६ ८४२, १८२१ 
२२०| २८६ 
१४०|८००१ 
२२०।६४ 
श्टट3।३१० 
१५९१|८०१ 
१४६|८०४०, १८२१ 
१५१॥१०१४ 
१२।१३१२, 

२०५४ ३४४० 
१३४|१०१४ 
२००१४ २ 
१५४ ८४१, १० १४ 
१६ ७१८६ 
२०१॥१४३ 
२४४।१२५ 

श्वयदा १६६ 
११५॥२१४६९ 

११७| १८८२ १ 

१४१ ७८३ 
२११॥२२० 
२१७[४०७० 


शब्दानुक्रमरिका 


व्‌ 
वंसीवट 
बट 


वनसाला 
वरही मुकुट 
वरुण 
वलय 
वल्कल 
व्यंजन 
वस्त्र 
वाराणसी 
वारिज 


बारनी 
विमान 
चिप्र 


विवाह 
विषय 
विष मोदक 
विष लाडू्‌ 
बेद 
वृष 
वृष्छु 
वन्दावन 

शा 
शास्त्र 
शिखीचंद्रिका 
शिवलोक 
श्री 
श्रीफल 


षंटद्स 

षटपद 

घटरस परकार 
पू० 


१७६।|२५४१३, १०७८ 
३२३४|१७०६, १०८४५, 
१७६१ 
39१|१२४४ 
७५। ३४ २९२,१२५४६ 
रट४|२७०६८ 
६३।२४४६,२०६ े 
६१३६३ 
१४७।११४ १८, १८३ १ 
४२१६६ 
१७४|४८० १ 
३३१।२७३१ ,२४३४, 
२००|१४२ 
१६२|४८२४६ 
२३६६ ॥| २८३० 
२२६।८६६,६५४८, 
४६४, रेट 
२४१११६२६ 
रट३|४ ०४७ 
१६७।२२० ३ 
१६७।२२००,२२०६ 
१७६॥१६१४,२२३ १ 
३० १। ३४७ 
२३२५४।२७२७ 
१७०। २५४८८ 


२८०११ ७६ २ 

७४। २८३७ 
१्८८२।४६६४ 

५ १३४४६ 
१२४|८२६ 
२२३।४६६२ 
२७७।३७१ १, २४६ 


८७|३७११, २४६ 
३१२।२४१० 
१०२|८०१,१०१९४ 


संकेत वट 
संख 


संगम 
संग्राम 
संजीवन 
संदूक 
संदूखनि 
संहिता 
सकट 
सकटा 
सकरपारे 
सकरी 
सकामी 
सबक रपारे 
सक्ति 
सगाई 
सगुन 
सगुनोतो 
सतजुग 
सती 
सत्गुरू 
सत्संग 
सद,' सध 
सन 
सनाह 
सनि 
सनेह 
सप्त सुरनि 
सफरी 
सबिता 
सबद 
सब्द 
सभा 
समधी 
समर 


ख 


१६३ 


१७३| २४१३, १०७८ 
२८६।३४८५४,६४६, 
४८:0६ 
२६ ०|४४८४ 
२२०६० १ 
३३७५६ ३ 
२३५१।२५६२,२६ ३६ 
२५४१। २४६२, २६ २६ 
२७७|२३० 


.. २६७(१०२० 


३६७४६० ७० 
१४०|८०१ 
५१६॥१६७२ 

२४५४।| १३६४ 
१३६|८० १ 
२२१॥४१६२ 
२३६|४४१७ 
२७२॥४ २१ ,४८६ £ 
२७२६ ०८८ 

१८४ । ३२४५ 
श्श्षा २६३ 
२५७॥४ ०७,४ २९२७७ 
२५७।३६० 
१४४८०९,प८०्प 
१०।५४४२ 
२२१।२७८ 

श्प्स २७२६, 
१८४॥७२६ 
२५७६।१२६ ४१७७ 
२६३॥।१७१४ 
१२४८२: 
२६४।१४ १८ 
२६०४ १४८ 
र६३।३०२७ 
२१६॥९०१,२४० 
२४१|१२ १ 
२२०२३ 


३६४ 


समाधि 
सांग 
सर 


सरग 
सरगम 
सरजू 
सरसिज 
सरसों 
सरस्वति 
सराव 
सराध 
सरोज 
सहज 
सहनाई 
सहर 
सांकरी 
सांख्यति 
सांटी 
सांपि 
साक 
साख जवादि 
साग 
साढ़ी 
सातू 
सात्व 
साधु 
साज 


साखामग 
सांख 
सारथी 


सारंग 
सारद 
सारस 
पारिका 


२५८४ १४८ 
२२३|४८० १ 
२३३७।२६ १८, 
२२२॥४६४, २७६, 
२५४ २६१८८ 
श्८रे। विनय 
२६३।१७६६ 
१७०४८ 
२३३०॥४५५७ 
१३४।|१०१४, १८३१ 
१७५॥ १८०२ 
२४३। ३७१ 
२७०।२६ ० 
३३९१।३०७,६४,२२.६४ 
२६०|४७१२ 
२८६|६४ ०,४७२ 
१६६॥६४७ 
३५४१।६४५ 
२८२।| ३६४ 
३४८।६४८,६६ ३ 
३०६॥१ 
२०१।१४२ 
१४। २४८६ 
१३०|१८३१ 
१४४।८८० १ 
१४६ |४७€६ ८ 
१७४|४८०१ 
२७१।२५४३ २ 
२८३।३५२३, 
२६६। ३५५६ 
३००॥४१ ३ 
३००।३३,२७२६ 
२२०।घ८८,२७८, 
२६६॥४८८,२७८ 
२६४। १८३८ 
२६४॥६५६ ,१११० 
२१६।१६६७,२३७६ 
३१६९|१७३८ 


सारी 


सालन 
साल्व 
सालिग्राम 
सावक 

सिंगी 

सिगी 

सिगरी 

सिंघ 

सिधु 

सिंह, सिहिका 
सिहासन 
सिकहरे 
सिकहार 
सिक्रार 
सिखंडी 
सिघनि-सिखंडी 
सिखरन 
सिखी-सिखंड 
सिघारे 
सियार 
सिरोपाव 
सिलीमुख 
सिवगोरी 
सिव-संकर 
सोगरी 

सीके 

सीप 

सीरा 


सीसफल 


6 


सोसी 
सुकूज 
सुक 


सुक्र 


सूरसागर की शब्दावल 


२३१६।१७३१८, 
२३४।६४२,२११६, 
१६६१,३४१२ 
१३०।१०१४, रै८३ १ 
१७४|४८२० १ 
२६४।८८१ 
३००।२४+ ३ 
२६२।४३१२ 

र८्घ७। र८४४ 

र२८७| 3८४४ 

२६६। ३८४५१ 

१८००। विनय १७५४|४८६७ 
२६६।४२५, १७,८०२ 
२१६१।१४१ 
३४६॥६४५ 
१६६॥६४७ 
३६४।६४ 
३१७।१७४४ 
३१७|२७० 

१४८। १८३१ 
७४|१०८४,१ ०६६ 
१२५। १५३ 
२६६|४७व८८७ 

४५|१२०४,२५४५७ 
२३१२|१७४४ 
२६४।६६८ 

२३६४।१ ३८४ 

१३१ १८३९१ 
३४६|६ १ १ 
१३१।१०१४ 
१३७|८०१,१ ०१४, 
१८३१ 

५१।२११६ 

३४०|३६१४ 

३३१। ३६३२ 
२१६|४६,१००,१०२, 

२३७२ 

१८५) २७२६ 


शब्दानुक्रमणिका 


सुलपूरी 
खुति 
सुधा 
सुनारि 
सुन्न 
सुपारि 
सुपारी 
सुभट 
सुमन 
सुम्रिति 
सुमृति 
सुमेरू 
सुरंग 
सुर 
सुरगुरु 
सुरपुर 
सुरभि 
सुलतान 
सुबटा 
सुवा 
सुपुमन 


सुरसरी 
सुहारी 
सुही 
सूकर 
सजी 
सूत 


सूतरी 
सूथन 

सुद्र 

सुन 

सूरज ग्रहन 
सूरन 

सूली 

सूही 


सृगाल 


१४१।१०१४ 
२७७।३७११, ३४५६ 
१६ े। रेप्र४ 
१६ ०।६५४६ ,१६६ ३ 
२६०।४७१२ 
११५॥२१४६ 
१६४। ३१४६ 


२२०|१४४ ,३६७६,४७६६ 


३२५॥। ३६ ३० 

२८१। ३४८, २०४, २२५ 
२८१।३४८,२०४, ३२४ 
१८१।४२६ 

१४।६४२ 

रटरे| ३४८८४ 
१८४५|२७३६ 
१८३॥१६० १ 

३० २॥६, ३८१ १, ३८३२४ 
२१३।१४५ 
३२०|४६,८६ , २३४० 
३१६।४६ ,८६ , ३४० 
२४६॥ ४६६७,४ १८६ 9» 

४७९१२ 

१८०।३०७ 
१४६॥८२६ ,१८३१ 
२६४। २४६४, २१६। १६ ३४ 
२६६।४१ 

१४४।१५ ३ 

२९८।९५४८, 


२३४८।४४२,१६७।४६९२,६४२ 
३४८॥४ ३०८, रे४८) ४०२२ 


२३५४॥१६७२ 

२२|३७७० 
२६६|८०२ 
२६६॥४६ १६ 
३३१॥८५६ ,१८३४ 
१६७। रे८६ 
२३१६।१ ०६, ३६ ३४ 
२६६।|४८०६ 


सेंदुर 
सेंदुरो 
सेंघानौ 
सेधौ 
सेज 
सेजरियाँ 
सेज्जा 
सेतुबन्ध 
सेना 
सेनापति 
सेब 
सेम 
सेमर 
सेल्ह 
सेली 
सेल्ही 
सेव 
सेवती 
सेस 
सेहरा 
सेल 
सेना 
सोठ 
सोठि 
सोने 


सोरठी 
सोवा 
सोहिलों 
सौदा 


रे६५ 
४०।६४२ 
२०२| १८४ 
१५४९१|८२४ 
११७|१८२१ 
२४७।६६ १,८६०, रे६ ८ 
२४७।६६ १,८६० ,१६८१ 


२४७॥६६ १ ८६०, ३१६ १८ 
१७५६८ 

२२०।१४१ 

२१६॥६७६ 

१२४।८२० 

१३१।१८३१ 
रे३४|१००, १०२, १०१ 
२३३॥ १६४६ 
२६२॥४२१२ 

२६२४१ १० 
१५१॥१०१४ 

रे २८। २४२१ 
३२४।६२२,६ २३ 
२४११६६ १,४८०४ 
२२०।१४१ 

२२०।१४१ 
११४|२१४६,८० १ 
११४॥२१४६,८० १ 
२१०|६४२,६४८,६५४६, 

२६१४ 

२६४| ३४४६ 
१३४।१०१४, १८३१ 
२३१।६५८ 

१८६ ३१० 

१३५॥ १८२ १ 
१८६|३२१० 

३३६।१३ ०,६१ ३, १४२७ 
२०७|३४४०, ३ २५८ 
२६६(४७८७ 

रे २१ [४८८१० 

श्र 


२६२॥ रे८४४ 


२६६ 


स्वाद 

स्वाद प्रस्वाद 
स्वान 

स्वामी 

स्‌ंगी 


हँस 
हसी 
हठरी 


हथियार 
हमेल 

हय 

हुये गय 
हरे 

हरद 

हर्दी 
हरिपुर 
हल 
हलाहल 
हस्तिनापुर 
हृदय -कमल 


१०२॥१८३ १९ 
१०७ १८५ 
२३०१३ ९८८ 
२८:५॥३२ 
२६२।४ २०८ 


३१४।७६ ,६ ०, रे८४८५ २४६ 


३१५४।२७३३ 
३४४। १४ २८, 
२४६।१४ २८ 
२२२१३५२२ 
४६॥।२१५४८ 
३०४।१६६ 
३० २१६२२ 
१६५।२१४६ 
११६॥ १८८रे 
श्श्ष् श्व्य३ 
७२ १। २८८६ 
२०२। 

१६३। 
१७४।इटरेप 
२५४६।४७१२ 


हाथी 
हानि 
हाट 
हाटकपुरी 
हार 
हारिल 
हाल 
हिडोंरा 
हिडोरना 
हिंडोल 
हिवार 
हींग 
हीर 
हीरा 


हेम 


हेस॑मि 
होम 


होरी 


होरी-गीत 


सूरसागर की शब्दावली 


२३०४।११२ 

शप्य७। ३१० 

श्प्य१। ३९० 
१७७५३ २ 
३१६॥१०६ 
३१६।१०६ 
३२६०।४७८४ 

३७ ३। २४४८ 
३२६३॥५१ १९६ 
३६३) ३४४६ 
१८८१। २४६ 
११५॥२१४६ 
२०४।४६२,१६६ 

२०४।४६२, १६५ 
२१०५१६९४२,६५६, 
३६६ ०४, ३४६० 
१श६।प्य० १ 
२७६॥६२२ २६८॥६२२ 
१७६१६२२ 
२४७।३ ४६८४, 
ए१६४। २४६४, २८२० 
२६४॥३४२२ 


